


| पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध प्रबन्ध ] 


# 


दिखिका प्रावकथन 
डॉ. ज्ञानवती दरबार डॉ. संपूर्णानन्‍्द 





रंजन-प्रकाशन : नई दिल्‍ली _ 





प्रकाशक : संचालक, 
रज़न-प्रकाशन 
७, टॉलस्टॉय मार्ग, 
«नई दिल्‍ली 


: &* : सर्वाधिकार सुरक्षित 


संस्करण : प्रथम १९६१ 
मूल्य : पंद्रह रुपये 


_भुद्रक : नेशनल प्रिंटिंग वक्‍से, 
... १०, दरियागंज, 


जनभारती की आत्मा, भारत की एकता के प्रतीक 
राष्ट्पति पूज्य राजेन्द्रबाब्‌ 
कं 
जिनके चरणों में बेठ मेने 
गुरु का ज्ञान, पिता की 
सीख और मांकी 


ममता असाद 


रा 


सू्पम 











प्रकाशकीय 


प्रति वर्ष हिंदी में प्रकाशित होनेवाले शोध-प्रबंधों की संख्या राष्ट्रभाषा में 
उदभत स्वस्थ चेतना का लक्षण हूँ । पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध- 
प्रबंध-- भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा---हिंदी-जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत करते 
हुए हमें गौरव का अनभव हो रहा है--एक तो इसलिए कि अपनी संस्था के 
प्रारंभिक काल में ही हमने शोध-प्रबंध के प्रकाशन जैसे गुरुतर और महत्त्वपूर्ण कार्य 
का यथ्थष्ट सफलतापूर्वक सम्पादन किया हूँ; दूसरे, प्रस्तुतशोध-प्रबंध विषयवस्तु 
एवं दिशा-बोध की दष्टि से अपने ढंग का प्रथम और अनुपम प्रयास है । 

प्रायः शोध-प्रबंधों को दो श्रेणियों में विभकत किया जाता हे---त थ्य-शो धक 
तथा तत्व-शीधक । परंतु प्रस्तुत शोष-प्रबंध में दोनों का समन्वित रूप उपस्थित 
किया गया है। जननायकों के राष्ट्भाषा के लिए किये गए प्रयासों का आकलरून 
संकलन तथा निरूपण करके जहां छ्वेखिका ने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर 
किया है, वहां उन्होंने उन प्रयासों के अंतरंग में व्याप्त तथा गतिशील बौद्धिक चेतना 
का विवेचन भी किया है । भारतीय नेताओं के राजनेतिक व्यक्तित्व तथा कतंत्व 
पर प्रकाश डालनेंवाले थ तो हिंदी में पर्याप्त लिखे और प्रकाशित किये गए हैं, 
कछंक प्रमख साहित्यिक नेताओं के साहित्य की समालोचना भी यत्र-तत्न मिल 
जायगी। परन्तु संभवत: हिंदी में अबतक ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं था, जिसमें गत सो 
वर्षों के राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम की ऐतिहासिक पष्ठभमि के आधार पर रतीय 
नेताओं के उन प्रयासों तथा क्ृत्यों का मल्यांकन किया गया हो, जिनके द्वारा हिंदी 
राष्ट्रभापा के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिप्ठित हो सकी तथा जिन्होंने उसे प्र ॥वित 
किया । प्रस्तुत शोध-प्रबंध इसी अभाव की पूर्ति है 

कुछ दिनों के बाद ये बातें अतीत के गे में चछी जायंगी और लोग इन्हें 

भल जाय॑गे | श्रीमती दरबार ने बड़े परिश्रम से यह सामग्री एकत्र की है। उन्होंने 
दिखलाया है कि किस प्रकार के पर्यावरण में जन-जीवन की उदीयमान भावनाओं ने 
जननायकों और जनसेवकों को प्रोत्साहित और स्फर्ते किया और किस प्रकार हिंदी- 
साहित्य का विकास नेताओं से अनप्राणित 

डा. सम्पूर्णानन्‍्द हारा लिखे गए प्रावक्थन की उपयक्‍त पंक्तियां वस्तुत 
ग्रंथ के लिए सर्वथा सयोग्य प्रमाण-पत्र हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व में एक 

प्रावकथन-लेखन के लिए हम श्रद्धेय सम्पूर्णानन्‍्दजी के अत्यन्त आभारी हैं । 

आज्ञा है, जनता जनादन को यह ग्रंथ सराहवीय लगेगा और अध्ययनशील 
विद्याथियों को उपादेय । 


१९-१२-६१ -“ 7उचालक 


बज 


अध्याय : 


अध्याय : 








विषय-सूची 
प्रावककथन पृष्ठ १३-१६ 
विषय-प्रवेश पृष्ठ १७-२७ 

' साहित्य, जन-आन्दोलन और नेता 

भाषा और साहित्य का आधार जन-जोवन ३५ 
जन-आंदोलन का साहित्य पर प्रभाव ३४ 
जन-आंदोलन और हिंद 
उन्नीसवीं शती के आंदोलन और हिंदी 


कुड्क 


क्ड्जे 
कि 


अंग्रेजी राज्य के विस्तार का प्रभाव 9९ 


नेताओं का दायित्व और सादित्य पर प्रभाव 4० 

२ पृष्ठ ४३-४७ 
. जन-जागरण को पृष्ठभूमि और हिंदी 

सामाजिक चेतना और पुरातन विश्वास 4 
जब-जागरण की पृष्ठभूमि : संत-साहित्य ४४ 

अंग्रेजी साहित्य का बंगला पर प्रभाव प्‌ 

विदेशियों का संस्कृत-प्रम ४६ 


६ पष्ठ ४८-७९ 


धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता 
राजा राममोहन राय और ब्रह्मसमाज ४८ 
नवीन विचारों और परम्पराओं के समन्वयकर्ता ५० 
राजा राममोहन राय और हिन्दी ५२ 
तत्कालीन आंदोलनों पर राजा राममोहन राय का प्रभाव ५३ 
ईसाईमत का प्रचार और हिंदी .. ५४ 
नवीनचन्द्र राय और हिंदी ५५ 
प्राथना-समाज ५६ 
थियोसोफिकल सोसाइटी . (८ 
भारसमाज. ६२ 








कह 
्र जे 





रामकृष्ण-मिशन और स्वामी विवेकानंद ६३ 

राधास्वामी-सम्प्रदाय ६७ 

सनातनधर्म सभा और उसके नेता ७० 

देवसमाज ७५ 

उपर्युक्त धारमिक संस्थाओं के हिंदी-कार्य का सर्वेक्षण. ७७ 

अध्याय : ४ ग पृष्ठ ८०-९५ 
--“ स्वासी दयानन्द और आर्यसमाज 

ब्रह्मममाज से प्रभावित ८० 

स्वामीजी तथा उनके अनुयागियों के ग्रंथ ८२ 

आर्यसमाज की तत्कालीन प्रमुख पत्रिकाएं ८४ 

स्वामी दयानंद द्वारा लिखित ग्रंथों की भाषा ८५ 

स्वामीजी के पत्र-व्यवहार की भाषा ९० 

आयंसमाज के कार्यों पर एक दृष्टि ९२ 

अध्याय : प्‌ पृष्ठ ९६-१२६ 
आयंसमाज के अन्य प्रमुख नेता 

भीमसेन शर्मा ९८ 

भाई परमानन्द म ९९ 

महात्मा हंसराज १०० 

लाला लाजपतराय ह १०२ 

स्वामी श्रद्धानन्द १०७ 

स्वामी श्रद्धानन्द के साथी अन्य आर्यसमाजी कार्यकर्ता ११६ 

--पसिह शर्मा ११६ 

“इन्द्र विद्यावाचस्पति १२० 

““जयचन्द्र विद्यालंकार १२५ 

अध्याय : ६ पृष्ठ १२७-१३७ 
“कुछ समाज-सुधारफ साहित्यकार 

गद्ययुग के आविर्भाव के कारण १२७ 

कलाकार और विचारक भा रतेन्दु १२८ 

भारतेन्दु के समकालीन साहित्यकार १३० 

--बालक्ृष्ण भट्ट १३१ 











अध्याय : 












. हा 5० अरे अध्याय : 
ही के 25 

; . अध्याय : 

५ 0: +- अध्याय: 


. हिन्दी का प्रसार-प्रचार और गांधीजी 
. राष्ट्रभाषा-संबंधी विचार 


2677 
--प्रतापनारायण मिश्र १३१ 
--राधाचरण गोस्वामी १३३ 
““अम्बिकादत्त व्यास १३४ 
--बद्रीनारायण चौधरी श्हेढ 
“--अीनिवासदास आदि अन्य साहित्यकार श्श्५्‌ 


७. पृष्ठ १३८-१६०. 
“ राजनीतिक चेतना 
राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की कुछ प्रमुख संस्थाएं १३८ 
क्रान्तिकारी विचारधारा... १४० 
गांधीजी का राजनीति में प्रवेश और असहयोग-आन्दोलन,._ १४२ 
हिन्दी और स्वातन्त्य संग्राम . १४७ 
कांग्रेस और हिन्दी १४९ 
भाषा में व्यापक विषयवस्तु १५२ 
राष्ट्रीय नेताओं की अनूदित रचनाएं १५५ 
राजनैतिक नेता और हिन्दी श्ष्ट 
८ उृष्ठ १६१-१७२ 
' लोकमान्य बालगंगाधर तिलूक 
साहित्य-निर्माता १६१ 
पत्रकार १६३ 
शिक्षा-सम्बन्धी विचार १६७ 
हिन्दी-प्रेम द १६८ 
है + *««« आप्छ शर१2 
. सदनमोहन मालवीय 
लेखक और पत्रकार १७३ 
सार्वजनिक कार्यों द्वारा हिंदी-सेवा १७८ 
वक्‍ता के रूप में १८३ 
१० पृष्ठ १८६-२०२ 


* महात्मा गांधी 











व 
। 


++4 2 पथ. संस कद कच+55 


जाय 3.०0 > 








ई 7 आ _ अध्याय : 


अध्याय : 





















प्‌ 


साहित्यिक के रूप में 
११ 

. पुरुषोत्तमदास ठण्डन 
सांवर्जनिक व्यक्तित्व 


. साहित्यिक व्यक्तित्व 


१२ 

.. डॉ० राजन्द्रप्रसाद 
जींवनी और व्यक्तित्व. 
साहित्यिक के रूप में 


.. भाषा-शली 


प्रभाव और योगदान 


श के 
जवाहरलाल नेहरू. 


. भाषा-शैली 
कलाकार और प्रक्ृति-प्रेमी 


यथार्थ और कल्पना का संमन्‍्वय 
नेहरूजी और भारतीय समाज 
धर्म के प्रति दृष्टिकोण 
साहित्यकार के रूप में... 
नेहरूजी और राष्ट्रभाषा हिन्दी: 
१४ 

... आचार्य नरेन्द्देव 
समाजवाद की ओर प्रवृत्ति 
शिक्षा-शास्त्री 

भाषा-शैली 


डॉ० सम्पुर्णानन्‍्द 
प्रारम्भिक कविताएं 

“संस्कृत के विद्वान्‌ 

सार्वजनिक क्षेत्र में 


| 


पृष्ठ २१५-र३्८ 


१९४ 

पृष्ठ २०३-२ १४ 
द २० हथ 

२०७ 


२१८ 
२२० 
. शेर 
“तर 
0 ले पल 


२४१ 

२४२ 

२४५ 

हे २४६ 
२४७ 

२४९ 
00] 

पृष्ठ २०५९-२६७ 


२६० 

२६३ 

जी रद५ 
पृष्ठ २६८-२७९ 


२६८ 
२६९ 
२७० 









५ इल्थ के 











अध्याय : 


अध्याय : 


£ २6 ९ 


गहरे चितक और लेखक 
ग्रन्थ-परिचय 
समाजवाद 


१६ 

विनोबा भावे 
हिन्दी-प्रेमी 
पदयात्रा का महत्त्व 
बहुभाषाविद्‌ 
भाषा-सम्बन्धी विचार 
भाषा-दोली 


१७ 


शिवप्रसाद गुप्त 

डॉ० भगवानदास 
श्रीप्रकाश 

पं० गोविन्दवल्लूभ पन्‍्त 
पं०,क्ृष्णकान्त मालवीय 
कमलापति त्रिपाठी 

पं० सुन्दरलाल 

पं० रविशंकर शुक्ल 
सेठ गोविन्ददास 
घनश्यामसिंह गुप्त 


सा द्वारिकाप्रसाद मिश्र 


माखनलाल चतुर्वेदी 


। | ”-सुभद्राकुमारी सु ग्ारी चौहान 


ब्रिजछाल बियाणी 
जयप्रकाश नारायण 


.... भवानीदयार सन्यासी 
.. स्वामी सहजानंद और जमना कार्जी 
.. बद्रीनाथ वर्मा हम 0 ० 
.. दान्नोदेवी और अमरनाथ विद्यालंकार 


२७१ 

२७२ 

२७५ 
पृष्ठ २८०-२९१ 


२८१ 
२८२ 
२८४ 


२८५ 


२८८ 


ए०ठ २९२-३५६ 
कुछ अन्य नेता-साहित्मफार 


२९२ 
२९४ 
२९६ 
२९९ 
३०१ 
३०२ 
३०४ 
३०६ 
३०९ 
३१२ 
३१२ 
३१४ 
३१५ 
३१७ 
३१८ 
३२३ 
३२८ 
हु ३२९ 
३३० 








१ 








सन्‍्तराम जज ३३१ 
स्वामी सत्यदेव परित्राजक १ 5... अत 
स्वामी केशवानन्द द ३३६ 
जमनालाल बजाज | ३३८ 
हरिभाऊ उपाध्याय .. ३४१ 
घनश्यामदास बिड़ला ३४८ 
द वियोगी हरि द  हे५४ 
अध्याय : १८ ््््ि .. पृष्ठ ३५७-३८४ 
द द पत्रकार महारथी... - 
बालमुकुन्द गुप्त २५८ 
गोविन्द शास्त्री दुगवेकर ३६१ 
बाबूराव विष्णु पुराइकर है रे६२ 
लक्ष्मणनारायण गर्दे फ ३६४ 
माधवराव सतप्रे द ३६५ 
अम्बिकाप्रसाद वांजपेयी ३६६ 
वेंकटेशनारायण तिवारी २६७ हे 
रामनरेश त्रिपाठी ३६७ 
सत्यदेव विद्यालंकार हे .. ३६८ 
गणेशशंकर विद्यार्थी और उनके साथी ह ३६८ 
“गणेशशंकर विद्यार्थी... ३६९ 
-“जालकृष्ण शर्मा नवीन' रेछ७ 
| “-श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ३८० 
हे “-+बनारसीदास चतुर्वेदी . रे८१ 
4 अध्याय : १९ पृष्ठ ३८५-४२१ 
है! अहिन्दी-भाषी नेता क्‍ 
4 सामान्य परिचय क्‍ ३८५ 
पर ऐनी बेसेप्ट.. क्‍ ३८८ 
को सरदार वल्लभभाई पटेल .. ३८९ 
5 जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ३९१ 
ह विनायक दामोदर सावरकर ३९३ 
काका कालेलकर २९६ 
११ 9 ध 











पा 
+ कक अर ४ 


....  परिशिष्ट.. सहायक ग्रन्थों की सूची. पृष्ठ 


कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 
रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
मोटरू सत्यनारायण 
जस्टिस शारदाचरण मित्र 
सुभाषचन्द्र बोस. 
मोरारजी देसाई 
गोपीनाथ बारदोलाई 
हरेकृष्ण मेहताब 

_ सयाजीराव गायकवाड़ 
मन्मथनाथ गुप्त 


अध्याय : २० 
हिन्दीसेंबी संस्थाएं 

पृष्ठभूमि 

“ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 
अन्य संस्थाएं 


“महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना 
-महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पूना 


--[जरात विद्यापीठ 
>+अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ 
क्‍ रा --हिन्दुस्‍्तानी प्रचार सभा 
ह 2४ द » हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयाग 
.. #' बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 
 - --साहित्य अकादमी, नई दिल्ली 


5 अध्याय : २१६ उपसंहार 





पृष्ठ डंडड-४६०. 


हलक 


४०० 
४०५७ 
४०७५ 
४९१ 
४१२ 
४१३ 
४२१४ 
४१४ 
४१५१७ 
४१७ 


पृष्ठ ४ 8 


कि 


४६९ 











का . 
कं रह 
+ 


की 9. .. 
| 


अविकथन 


कोई भी भाषा हो उसकी उन्नति उन लोगों पर निर्भर करती है, जो उसको 
अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। राजाश्रय हो या न हो, परन्तु 
यदि विचारों में प्राण है तो वे अपने लिए स्वयं लोकाश्रय प्राप्त कर लेते हैं, जो 
राजाश्रय. की अपेक्षा सर्वथा उपादेय और बलवत्तर है । इसका पुष्ट उदाहरण 
हिन्दी और उर्दू के वाहुमय से मिलता है। उर्दू को छखनऊ के नवाबों का पूरा 
सहारा प्राप्त था, दिल्‍ली की ढलती बादशाहत ने भी उसका यथाशकक्‍य पृष्ट- 


पोषण किया, पर वह बहुत ही सीमित परिधि के भीतर बंधकर रह गई, जनता 


तक न पहुंच पाई। कुछ तो भाषा कृत्रिम थी और कुछ विचार दुर्बल थे। केवल 


शआंगार मनुष्य-जीवन का सर्वस्व नहीं है। इसके विपरीत भले ही शाही दरबारों में 


उसकी पहुंच न हुई हो, परन्तु हिन्दी की रचनाएं नगर और ग्राम में, स्त्री, पुरुष, 


: बुद्ध और बालक की जुबानों पर मौली हुई हैं, इसलिए कि भाषा की सरलता के 


साथ-साथ उन्होंने जीवन के उन पहलुओं को भी अपनाया, जिनकी उदूं में उपेक्षा की 
गई। उनके क्षेत्र में श्वृंगार के साथ-साथ वीर, करण और शान्त के छिए भी जगह थी। 
जैसा कि ग्रंथकर्नी ने लिखा है, वाहुमय का मुख्य स्रोत जन-जीवन है । जन- 
जीवन की प्रतिच्छाया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य पर पड़ती है और फिर 
साहित्य उसको प्रभावित करता हैं। इस बात के उदाहरण के लिए भी हमको 
दूर जाने की आवश्यकता नहीं, हिन्दी के इतिहास में ही प्रचुर सामग्री देख पड़ती 
हैँ । पिछले सौ वर्षों से पूर्व का जमाना हमारे लिए एक प्रकार से सुसुप्ति का युग 
था। उत्तर भारत, जहां हिन्दी-भाषी रहते हें, पर्णतया पठान और मुगल शासन के _ 
अधीन था । बड़े से बड़े राजपूत नरेश भी पठानों और मुगलों के करद थे। यदि 
देवालयों में घंटे बजते थे और दीपक जलते थे तो मुसलमान शासकों की कृपा से । 
हिन्दू आत्मसम्मान खो बैठा था। जहां जन-जीवन की यह अवस्था हो वहां उत्कृष्ट 
साहित्य की आशा निष्फल होती ही। और बातों से मन हटाकर विलासिता में ही 
आत्म-विस्मृति होती थी और गम गलरत किया जाता था। काव्य की रचना इन 
कारणों से की जाती है । द 

काव्यम यशसअ<्थेकृते, व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये 

सद्यः परनिव॒ृतये, . कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे 
यश, अर्थ आदि की छालसा तो कवि को थी परन्तु दासता के उस काल में 


 शिवेतरक्षिति' की बात कहां सोची जा सकती थी ? सबसे बड़ा अशिव तो राज- 


नीतिक गूलामी थी । जबतक खुलकर उसे दूर करने की बात न की जाय तब- 


कक ७ 
कक 





१४: 


तक सत्‌ साहित्य कैसे तैयार होता ? 

में जानता हूं कि उन दिनों प्रभूत भक्ति-साहित्य तैयार हुआ। राष्ट्र में 
भक्ति का इतना प्रचंड प्रवाह दासता युग की ही देन था। इस्लाम के ईइवर की 
परछाईं पड़ने से हिन्दुओं का ईश्वर भी इतना शक्तिशाली हो गया था, जितना 
वह पहले कभी नहीं था । भक्ति की रचनाओं में ईइवर के सामने नाक रगड़कर 
भिक्षा मांगने का जितना प्राचुर्य है, उसका शतांश भी वैदिक वाहूमय में नहीं मिल 
सकता। जो यह भूल गया हैं कि में अमृतस्यपुत्रा: में से हूं, उसीको पद-पद पर दुबेल 
के बल राम याद आते हें, और वही रोकर कहता है “में हरि पतित पावन सुने ।” 

संस्कृत-साहित्य में भी प्राय: यही बात देख पड़ती है। देश की प्रतिभा पर 
तुषारपात-सा हो गया था। इन सेकड़ों वर्षों में शायद ही कोई मौलिक ग्रंथ लिखा 

गया होगा । टीकाओं की भरमार थी । जहां साहित्य इस ओजहीन छोक-जीवन से 
प्रभावित हुआ था, वहां वह उसको अपनी ओर से प्रभावित भी कर रहा था। 
अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करनेवाला कृष्ण आंखों से ओझल हो गया था । 
जिस कृष्ण को लोगों के सामने रखा जाता था वह कभी स्नान करती हुई स्त्रियों 
के कपड़े चुराता था, कभी राधा के पीछे ब्रज की गलियों की धूल छानता फिरता 
था। महाभारत का पढ़ना अशुभ माना जाने छूगा था। योग और वेदान्त का फैशन 
उठ गया था। अब गीध और तोता पढ़ानेवाली गणिका का आदर्श सामने था । 
नायिकाएं कितने प्रकार की होती हैँ, इसको समझाना कवियों का कत्तंव्य हो गया _ 
था । बख्तियार खिंलजी के ३० सवारों के सामने राज छोड़कर खिड़की के रास्ते 
भाग जानेवाले गोड़ नरेश के दरबार के महाकवि जयदेव ने जिस बात को संस्कृत 
में कहा था : 
राधामाधवयोजेयन्ति यमुना कले रहः केलयः 

उसी बात को अपनी-अपनी प्रगल्भता दिखलाते हुए कहने में हिन्दी कवि भी 
अपनेको धन्य मानते थे । बिगड़े जन-जीवन को और बिगाड़ा जा रहा था। 

सदेव से ऐसा नहीं रहा है । हमारे देश में ऐसे कई व्यक्ति हो गये हें, जो 
जाग्रत जन-जीवन के नेता थे। उससे प्रभावित हुए थे और उसको प्रभावित करते 
थे। उन्होंने वाहुमय की सेवा की हैं और उनकी रचनाएं अपने-अपने क्षेत्र में अमर 
हें। रामायण और महाभारत को जाने दीजिये । कालिदास को लीजिये, रघुवंश में 
. दिग्विजय का और उसके बाद के अश्वमेध का कैसा जीता-जागता चित्र है। एक 
. पंक्ति में कैसे स्फूतिदायक शब्द भरे हैं। 
द .... क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रम, क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु उढ़ 


... मौयं-साम्राज्य के संस्थापक आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। 





रच 





डैँः ज 


है. 0.३ ४ 
५ भा 





१. (कर 


४ 


सम्राट्‌ हषेवर्धन नाटककार थे, विजयनगर साम्राज्य के सूत्रधार सायण ने वेदों 
का भाष्य किया । 


अस्तु, उस दासता के युग ने भी, जिसने भारत के राष्ट्रीय जीवन-में राष्ट्रीय 


'जीवन छाब्द का प्रयोग केवल राजनीतिक अथ॑ में नहीं कर रहा हं---और उसकी 


अभिव्यक्ति भारतीय वाहृमय को कलुषित कर रखा था, पलटा खाया । राष्ट्र 
की प्रसुप्त आत्मा ने अगड़ाइयां छी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन अच्छा था 
या बुरा, परन्तु उसने इस देश के निवासियों को गुलामी के एक सूत्र में बांधकर 
सम्भूय समुत्थान, मिलकर उठने की ओर प्रेरित किया और अस्पष्ट रूप से लोगों 
की चेतना में स्वतंत्रता के उस बीज का वपन किया, जो अन्त में १५ अगस्त १९४७ 
को स्वाधीन भारत के रूप में विश्व के सामने प्रकट हुआ। यह ऐतिहासिक सत्य है 


कि यह बीज भारत के हिन्दी-भाषी खंड में ही सबसे पहले अंकुरित हुआ। सन्‌ १८५७ 


के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम में सबसे पहले शहीद उत्तर प्रदेश में मंगल पांडे हुए 

लखनऊ, कानपुर, मेरठ, झांसी के नौम इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित 
रहेंगे । नानासाहब, तातिया टोपे, लक्ष्मीबाई, हजरतमहल, बाबू कुंवरसिह के 
नाम अमर हैं। भले ही वह युद्ध असफल रहा हो, परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि कभी-कभी पराजय विजय से भी अधिक गौरव प्रदान करती है । इसके बाद 
भी देश में जब-जब स्वाधीनता के लिए आन्दोलन हुआ, महात्माजी के नेतृत्व में 
२५ वर्ष तक जो संग्राम चलता रहा, उसमें सारे देश की जनता ने भात्मोत्सर्ग 
और वीरता का अपूर्व परिचय दिया और उसका प्रभाव उस प्रदेश के साहित्य 


पर स्पष्ट रूप से पड़ा, परन्तु यह संतोष की बात है कि इस प्रकार के आन्दोलनों में 


हिन्दी-भाषी प्रदेशों के निवासियों का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। धन और जन दोनों 


ही दृष्टियों से इन प्रदेशों ने देश की बलिवेदी पर जो समर्पण किया है, वह आगे 
 आनेवाली पीढ़ियों के लिए अविस्मरणीय रहेगा । इस जाग्रत जनजीवन का 


साहित्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जब किसी देश में जागृति-काल आता 
है, स्वप्नोत्यित राष्ट्र जब जगत में अपने अनुरूप स्थान प्राप्त करने के लिए 
यतमान होता है, तो उसकी प्रतिभा चतुदिक फैलती है, केवल राजनीति तक 
सीमित नहीं रहती । इस युग में हिन्दी ने बड़े उत्कृष्ठ कोटि के लेखकों को जन्म 
दिया। एक और बात हुई। हिन्दी को किसी ने राष्ट्रभाषा माना हो या न माना हो 
परन्तु देश में इसके बराबर किसी अन्य प्रादेशिक भाषा का प्रचुर नहीं हैं। इस बात 
की ओर लब्धप्रतिष्ठ लोकनायकों का ध्यान जाना स्वाभाविक था । आर्येसमाज 
के प्रवत्तक स्वामी दैयानन्द सरस्वती ने हिन्दी को आये भाषा के नाम से अपनाया 
ओर उसको अपने प्रचार का माध्यम बनाया । लोकमान्य तिरूक ने भी इसकी 


श् 
कण 


४7१8६: 


महत्ता को स्वीकार किया । महात्माजी ने हिन्दी को जो स्थान दिया और उनके 
प्रसाद से हिन्दी का जो अभ्युदय हुआ, वह हमारे सामने की बात है । इन बातों का 
स्वभावत: यह परिणाम हुआ कि हिन्दी बहुत व्यापक रूप में राष्ट्रीय भावनाओं 
की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई । थों तो पिछले सौ वर्षों में सभी भारतीय क्‍ 
भाषाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है और हमारे देश में कई ख्यातनामा लेखकों ने 
जन्म लिया है, परन्तु जैसा कि श्रीमती दरबार ने लिखा है, इस दृष्टिकोण से हिन्दी 
बहुत ही भाग्यशाली रही है । 

मेंने ऊपर इस बात की ओर संकेत किया है कि संस्कृत वाहुमय के विकास. 
में कई ऐसे व्यक्तियों का सक्रिय योगदान हुआ, जो शासक या सेनानी के रूप में 
राजकार्य में आचूड़ान्त डूबे हुए थे। हिन्दी को भी इस बात का गौरव है कि पिछले 
सो वर्षों में जिन लोगों को अपने अश्रान्त परिश्रम से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद 
पर आसीन कराने का श्रेय है, उनमें कुछ सावंजनिक कार्यकर्त्ताओं का मूद्ध॑न्य 
स्थान है। इसी प्रकार हिन्दी'के वाहुमय भंडार में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने- 
वालों ने ऐसी कृतियां अपित की हैं, जिनसे उसकी शरीवृद्धि हुई है । सच तो यह है 
कि आज से कुछ दिन पहले तक हिन्दी की सेवा करना भी एक प्रकार का 
राजनीतिक कार्य था। जो लोग इस काम में पड़ते थे, उनको तत्कालीन सरकार 
की अप्रसन्नता का भाजन बनने के लिए शस्तुत रहना पड़ता था। सरकार की कोप 
दृष्टि के कारण जिन सम्पादकों को कष्ट उठाने पड़े और जो समाचारपत्र काल- 
कवलित हो गये, उनमें हिन्दी के सेवकों की पर्याप्त संख्या थी। 

कुछ दिधों के बाद ये बातें अतीत के गत में चली जायंगी और लोग इन्हें भूल. 
जायंगे । श्रीमती दरबार ने बड़े परिश्रम से यह सामग्री एकत्र की है। उन्होंने 
दिखलाया है कि किस प्रकार के पर्यावरण में जन-जीवन की उदीयमान भावनाओं 
'ने जननायकों और जनसेवकों को प्रोत्साहित और स्फूते किया और किस प्रकार 
हिन्दी-साहित्य का विकास नेताओं से अनुप्नाणित हुआ । साहित्य के द्वारा अशिव 
की क्षति और शिव की स्थापना का सन्देश घर-घर पहुंचता हैँ । कान्तासम्मित 
उपदेश-विधि से साहित्य जन-जीवन में उदात्त गुणों का उद्रेक करता है और इस 
_अकार जनता को सद्धर्म के कठिन मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है । 
... मुझे श्रीमती ज्ञानवती दरबार की यह कृति सर्वथा उपादेय प्रतीत हुई । 
राष्ट्रीय आन्दोलन और ऐतत्कालीन हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थी को इससे बहुत 


के ३ . सहायता मिलेगी | बा 





८२, पार्क रोड, लखनऊ | हा है क्‍ ध (हम्क्र्ग्गरर - ० &. जद 


0 का 











विषय-प्रवेश 


इस शोध-प्रबन्ध में ली हुई सौ वर्ष की अवधि हिन्दी भाषा और साहित्य _ 
के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। सौ वर्ष किसी भी जीवित और प्रचलित 
भाषा को उन्नत करने के लिए पर्याप्त होते हैं और वास्तव में इस शताब्दी में 


हिन्दी-समेत भारतीय भाषाओं ने अप्रत्याशित प्रगति की हैं। यदि यह संभव हो 


. कि उच्चीसवीं शती के पूर्वाद्ध का कोई व्यक्ति हिंदी के आज के विकसित स्वरूप का 


अवलोकन कर सके, तो निस्संदेह वह चकित हुए बिना नहीं रह सकेगा। जो भाषा 
विगत शताब्दी के मध्य तक सब दिशाओं व सब विषयों में अभिव्यक्ति का मार्ग ढूंढ़ 
रही थी और जिसके गद्य को आगे बढ़ाने के लिए अधिकतर देश के गौरवमय अतीत 
की एक झलक और तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न भावना तथा महत्वाकांक्षा 
ही थी, जिसकी गद्य-शैली अभी शैशवकाल में प्रवेश किया ही चाहती थी, वह भाषा 
साहित्यिक दृष्टि से किसी भी अन्य समृद्ध मानी जानेवाली भाषा की भांति आज 
समुन्नत है और सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से उसने एक महान देश के दीर्घे- 
कालीन सफल स्वाधीनता-आन्दोलन का भार वहन किया हैं तथा आज वह इस 
बहुभाषी भूखंड को एक गणराज्य रूपी एकता के सूत्र में पिरोने की क्षमता रखती है । 
.... यह समझना गलत होगा कि इन वर्षों में यह प्रगति हिन्दी ने ही की है । 


. जनजागरण के अनुकूल वातावरण में सभी भाषाएं पछली और फली-फूली है । 


संभव हैं, उनमें से कतिपेय भाषाओं ने हिन्दी से भी अधिक पुष्टि पाई हो, परन्तु 
कम-से-कम व्यापकता की दृष्टि से हिन्दी ही सब जगह सबसे पहले पहुंच पाई हें । 


*  हिन्दी-साहित्य का कोई भी विद्यार्थी अथवा इस भाषा का कोई भी हितैषी यह 


दावा नहीं करेगा कि साहित्यिक सौष्ठव का एकाधिकार हिन्दी को ही मिला है 


अथवा और कोई भी भाषा इससे अधिक समृद्ध नहीं हो पाई है। किन्तु फिर भी 


हिन्दी का रूप सार्वदेशिक है और इसके भविष्य का हित-चिन्तन एक राष्ट्रीय 
प्रश्न माना जाता है, तो उसके कुछ कारण हैं । वे ही कारण हिन्दी की विशेषता 
हैं, जिन्हें हृदयंगम किये बिना हिन्दी के महत्व को अथवा उसके विकास-क्रम को 
समझना असंभव है । इसलिए उस विशेषता का सविस्तर विवेचन अनिवार्य है । 
आधुनिक युग की अनेक सुविधाओं, जैसे मुद्रण, विज्ञान की प्रगति, 
पारचात्य ज्ञान का संसर्ग और पारस्परिक प्रभाव, रेल तथा यातायात की अन्य 


सुविधाओं के कारण देश-विदेश के लोगों का सहज संपर्क, सामाजिक तथा राज- 
ज्ञीतिक विचारधारा में उथलू--पुथल व परिवतंन, सार्वजनिक शिक्षा की परि- 


४ हि 885 का 
6 





; १८ : 


कल्पना--ये सब कारण ऐसे हैं, जिनके प्रभाव से किसी भी भाषा के प्रवाह को 
गति मिलती स्वाभाविक हैं। इसलिए आयय॑-परिवार की बंगला, गुजराती, मराठी 
आदि और द्वविड़-परिवार की तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयारूम आदि भाषाएं 
इस काल में उन्नत ही नहीं हुईं वरन पूर्णरूप से प्रौढ़ बनीं । इस प्रगति की दृष्टि से 


हिन्दी और अन्य भाषाओं में समानता है । तो फिर हिन्दी की विशेषता क्‍या है ? 


१. जहां अन्य भाषाओं के विकास का आधार अधिकांशतः साहित्यिक 
गतिविधि ही है, वहां साधारणतः हिन्दी के विकास के कारण साहित्यिक और 
साहित्येतर दोनों ही तथ्य हैं । यद्यपि बंगला, मराठी आदि में भी आंदोलनों की 
चेतना का स्वर मुखरित हुआ है, किन्तु हिन्दी की तुलना में उनकी व्यापकता कम 
हैं । कोई भी गतिविधि, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, धार्मिक हो या 
सांस्कृतिक, ऐसी नहीं जिसने अनायास ही हिन्दी के विकास में हाथ न बंठाया हो । 

२. बंगला तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं क्षेत्र-विशेष के आंदोलनों से ही मुख्यतः 
प्रभावित तथा संबंधित हुई हैं, किन्तु हिन्दी की विशेषता यह है कि यह अहिन्दी- 
भाषी क्षेत्रों के आन्दोलनों में भी पनपती आई है । ब्रह्मसमाज का जन्म कलकत्ता 
में हुआ और आर्यसमाज की नींव बम्बई में रखी गई, किन्तु इन दोनों ही संस्थाओं 
ने हिन्दी को प्रोत्साहन ही नहीं दिया, अपितु एक स्वर से उसे अखिल भारतीय 
भाषा माना तथा क्रमशः अपने-अपने प्रचार का माध्यम बनाने का प्रयत्त किया । 

३. कोई भी आन्दोलन इस अवधि में ऐसा नहीं हुआ, जिसके प्रणेताओं ने 
उसे राष्ट्र-व्यापी रूप देना न चाहा हो और हिन्दी की व्यापकता से प्रभावित होकर. 
उसके प्रचारार्थ हिन्दी के उपयोग को अनिवार्य न समझा हो । धारमिक तथा सामाजिक 
आन्दोलनों के पश्चात जब विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन की बारी आई तो महात्मा 
गांधी से लेकर छोटे-बड़े सभी राष्ट्रीय नेताओं ने आन्दोलन के प्रसार और सफल 
संचालन के लिए हिन्दी को आवश्यक समझा। इसलिए सहज ही परिस्थितियों द्वारा 
और दूरदर्शी वेताओं के निदर्शन द्वारा हिन्दी पर अखिल भारतीयता की छाप रूग 
गई । 

. ४ ४, हिन्दी का वंशानुक्रम तथा उसकी परंपरा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
भी ऐसी है, जिससे नेताओं की यह धारणा पुष्ट होती है। बुद्धोत्तर काल की भाषाओं 
तथा उपभाषाओं के उदय और अस्त की पूरी कहानी यदि लिखी जाय तो उससे 
_निस्‍्संदेह यह निष्कर्ष निकलेगा कि यद्यपि आये-परिवार की सभी भाषाओं की 
उत्पत्ति प्राचीन प्राकृतों और अपभ्रंश से हुई है, तथापि हिन्दी ही वह भाषा है, 
. जो- समस्त देश में समय-समय पर प्रयुक्त होनेवाली बोलियों कीं एकमात्र उत्तरा- 
'घिकारिणी है । प्राचीन और मध्यकालीन उपलब्ध साहित्यिक सामग्री इस तथ्य 





डे | तरल 


(च 


१ हक. 











४१९ : 


का प्रमाण है और हिन्दी को राष्ट्रभाषा की पदवी दिलाने का सुदृढ़ आधार 
हैं । हिन्दी के विकास-क्रम में इस तथ्य को प्रायः सभी साहित्यिकों ने सबे- 
प्रथम माना है और हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने इसपर यथेष्ट बल दिया 


_है। इसकी पुष्टि के लिए मैं यहां दो विद्वानों के मतोद्धरण देती हूं । सबसे पहले 


हम सुप्रसिद्ध भाषाविद्‌ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भाषा-विज्ञान-विभाग के 
भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी के विचार को देखें । अपनी पुस्तकों, 


विशेषकर आये भाषा-परिवार और हिन्दी' तथा फुटकर साहित्यिक निबन्धों में 


उन्होंने इसी मत का प्रतिपादन किया हुँ । १९५० में जब स्वतंत्र भारत के संवि- 
घान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, उस समय उन्होंने हिन्दी-संबंधी 
अपनी समस्त खोजों तथा धारणाओं का निचोड़ विशाल भारत' में प्रकाशित 
“हिन्दी की महत्ता तथा उसका दायित्व शीर्षक अपने लेख में इस प्रकार 


दिया है : 


“पिछले काल में संस्कृत परिवातित होकर प्राकृत और अपक्चंश में रूपान्तरित हो 
गई, परन्तु मध्यदेश की प्राकृत, जो संस्कृत का ही परिवर्तित रूप थी, संस्कृत की ही 


राह पर चली । बुद्धदेव के समय में अर्थात्‌ ईसा के पूर्व सहस्नाब्दी के सध्य-भाग में 


संस्कृत जब कुछ पुरानी और अप्रचलित होनेवाली हो गई, तब छोक-भाषा--प्राक्तों 
के पक्ष में बौद्ध ओर जेन-धर्म नेताओं ने जनता में प्रवत्ति छा दी । इसका यह फल 
हुआ क्रि आम लोगों में चालू, मौखिक या घरेल बोलियों में थाहित्य-सर्जन का 
आरंभ हुआ |. - . बुद्धदेव ने तो साफ-साफ कह दिया था कि अपने उपदेश लोग 
अपनी-अपनी भाषाओं या बोलियों में सुनें। उनकी शिक्षा पहले-पहल॑ मगध की बोली 
में ही दी गई थी। शिक्षापदों का पहला संग्रह इसी प्राच्य या पुरव की मागधी भाषा 
में हुआ था । पर तुरन्त बुद्ध-बचनों के विभिन्न अनुवाद विभिन्न प्रांतिक भाषाओं 
में होने छगे । ऐसे ही जब प्राकृत परिवर्तित होकर अपभ्रंश को अवस्था में आ 
पहुंची, तब भी हम देखते हें कि और सब प्रांतिक अपभ्रंशों का शौरसेनी या सध्य- 
देशीय अपमस्रंश के सासने कोई भी मर्यादापूर्ण स्थान नहीं था। लगभग ईस्वी 
८०० से शुरू होकर १२००-१३०० तक शौरसेनी अपभ्रंश भाषा, जो नागर 
अपभ्रंश भी कहलाने लगी, उत्तर भारत के लिए एक विराट साहित्यिक भाषा 
के रूप में विराजती थी । संस्कृत के बाद इस शौरसेनी अपभ्रंश का ही स्थान उस 
समय था। . . .इसमें कोई भी संदेह नहीं हे कि लगभग १००० ई० हाती में 
किसी उत्तर भारतीय आयंभाषी को यदि देशाटन करना और साथ-साथ साधारण 
जनों से तथा शिंव्ठ जनों से मिलना होता तो संस्कृत के अतिरिक्त शोरसेनी 
अप भ्रंश् के सिवा उसका काम ही नहीं चलता । शोरसेनी अपभ्रंश उन दिलों 


दशक के 
की 





४ २०५ 


की अन्तः:प्रांतीय भाषा ही थी । और क्योंकि आजकरू की ब्रजभाषा, खड़ीबोली 
आदि विभिन्न प्रकार के हिन्दी-रूपों का उद्भव इस शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ 
है, हमें यह कहना होगा कि अब की तरह एक हजार बरस पहले हिन्दी ही अपने 
पूर्व रूप में अन्तःप्रादेशिक भाषा के रूप में अखिल उत्तर भारत भर में फंली थी 
और तमाम आर्यभाषी संसार में पढ़ी, पढ़ाई और लिखी जाती थी।” १ ड़ 

गियसेन के मतानुसार पश्चिमी प्राकृत का प्रधानरूप शौरसेनी से अभि- 
हित होता है, जो गंगा दोआब में प्रचलित थी। पूर्वी प्राकृत की प्रमुख भाषा मागधी 
थी। यह वर्तमान दक्षिणी बिहार के मगध प्रदेश की भाषा थी। इन दोनों के मध्य 
एक प्रकार का तटस्थ क्षेत्र था, जहां की भाषा को अधेमागधी कहते थे। इसमें दोनों 
ही भाषाओं के लक्षण विद्यमान थे। यह अधमागधी ही आधुनिक पूर्वी हिन्दी की 
जननी है, जबकि शौरसेनी से पश्चिमी हिन्दी का प्रादुर्भाव हुआ है । मागधी और 
शौरसेनी प्राकृत समस्त देश में समझी और बोली जाती थीं और इन्हींकी उत्तरा- 
धिकारिणी आधुनिक हिन्दी हैं* ह 

आगे चलकर डा० सुनीतिकुमार चेटर्जी ने कहा है कि शौरसेनी अपभश्रंश, 
जिसकी उत्तराधिकारिणी हिन्दी है, प्रायः समस्त देश में समझी जाती थी और 
उसीकी ही व्यापकता हिन्दी को मिली । आधुनिक काल के सम्बन्ध में हिन्दी की 
स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है-- 

“यों ईस्वी १८५७ में बंगाल सें केशवचन्द्र सेन ने अपने समाचारपत्र में 


3 “विशाल भारत'--मार्चे १६५०--प्रृष्ठ-१८२-३ 

2 “| 6 रक्यए टल्यॉपापढ ६९० (76 (फापंडपंब्ध ८०१, (७० 77947 478028८3, 07 
ए-बटला(8 प्रदा० 39067 7 (76 ६7779 व्यात "ब्रा83 एथ095... "फ्र९४९ एलट, 
5िएाइ९गां इ97०ए पा 06 एड, 78 7९2004प02-९०४४ एटंग8 (7९ प००2- 0047, 800 
०९०१३ 39067 70 ४७ 28४, छा वं5 0 ९204प70९०४ 0 पट 20प्779ए इठप 
0 ९ एाटला टाए 0 ए2079. फैटाफरटा (7656 (ए० 7676 9०3 ते९०42206 
87०ण्णवे, 20प९॥79 2076शए07478 ६० ५06 9#८४ढयआ ए7०शंघ्रटढ 0 (0प%फ, घर छंद 
॥ प्गांडलते [8080986 09% 88 2&70794-४४82०9, 67 '६-3/७४०7007, ४25 
. 800४४6०, एव ्क।ए 8 एक०८५ ०6 96 दंक्रा8००० 0 $बवपराइटयां, 200 एथ्णए एथ ० 
48407, (४९ 03ए6 86९५ एऐयब दो) 006 ]00873865 ०६७ €॥४८०॥७ 8707 घा८ 
-.. (68०९ावेलत 0ण ऐबिडबवीएं, बगते छ6 अब! 3०९ फोब पा९ 8700७ ० 205९५ 
९०ण्दटाधत [87872865 ण एटा ४९४८फ सोीट्त फ्रबए 96 इबॉपटए 2३ 076 (79०, 
3 वीएटटए त७लटप्रतेटत हि00%. $2प786८ए०... 3 ग0ए #टायथांए3 (0 5(४(८ (92४ 
फंड फाएलव (8प98९, 00 #7772- 98400, जए्र+ एं72 ए००2०६ ०0 (०१८ 

#०७४ाटाए मांगता ,? । 


(७4 20. छंधा307---गर8पांडपं८ $77ए९ए ० [जवां&. ५०. एा ए०६० 2-3.) 








[। । ॥।॒ हु 
औ. हे के 

५ 

3 
हि 7 
७७४३ 
हु कं तक, 

28 

| 

५ 

४४८४ 

। 

है 

पर 

। 

। 

ही ५४ है 

। 
| 

४४ /| 
र 

!। 

रा 

। 

हि 

अप 

ए | 

है । 

हे 

| 
कक 


: २१४ 


हिन्दी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनाने के योग्य है, इस 


विषय पर निबन्ध लिखा। १८८२ में राजनारायण बोस ने और १८८६ में भूदेव _ 


मुकर्जी ने भी भारत को एक जातीयता के सृत्र में बांधने के लिए हिन्दी की उप- 


योगिता के विषय पर विचार-समुज्ज्वल वकालत की। सन्‌ १९०५ से जब बंगाल में 
बंग-भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसके साथ हमारे स्वाधीनता- 
संग्राम की नींव डाली गई, उस समय कालीप्रसन्न काव्य-विशारद जेसे बंगाली 
नेताओं ने हिन्दी के पक्ष सें प्रयल्त किया, जिससे कि हिन्दी के सहारे जनता में 


राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आकांक्षा फेल जाय (+ - 

_ डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी के मत का प्रमुख आधार भाषा-विज्ञान है । 
हिन्दी-साहित्य, उसकी उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
के मत का विशेष महत्व है । उन्होंने भी लोकभाषाओं के चलन और बौद्धमत के 
उदय के पारस्परिक सम्बन्ध को इसी प्रकार आंका है । प्राचीनकाल में प्राहृतों 
और बौद्ध-साहित्य की चर्चा करढे हुए डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं--- 


“इस प्रकार महायान सम्प्रदाय या यों कहिये कि भारतीय बौद्ध सम्प्रदाय, 
सन्‌ ईस्वी के आरम्भ से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करता गया। यहांतक कि _ 


अन्त में जाकर लोकमत में घुल-मिलकर लुप्त हो गया। . - . हजार वर्ष पहले से वे 
(सम्प्रदाय ) ज्ञानियों और पंडितों के ऊंचे आसन से नीचे उतरकर अपनी असली 
प्रतिष्ठा-भूमि लोकमत की ओर आने रूंगे। उसीकी स्वाभाविक परिणति इस रूप 
में हुईं । उसी स्वाभाविक परिणति का मूत्त प्रतीक हिन्दी-साहित्य है । * 

उपर्युक्त उद्धरण इसलिए दिये गए हैं कि यह बात असंदिग्ध रूप से स्पष्ट 
हो जाय कि हिन्दी और अन्य भाषाओं में विशेष अन्तर क्या है तथा हमारे नेताओं 


. ने इसे ही प्रचार का माध्यम क्‍यों बनाया । संभव है, इस विस्तार से सदा ही हिन्दी , 
को लाभ न पहुंचा हो, किन्तु किसी भी रूप में राष्ट्रीय चेंतना का आह्वान करनेवाले _ 


जननायकों ने इस तथ्य की कभी अवहेलना नहीं की । सच तो यह है कि जन- 
आन्दोलनों की कसौटी पर हिन्दी कई बार कसी गई और सदा खरी उतरी । इसी 
धारणा को लेकर महत्वाकांक्षी नेताओं ने हिन्दी को सार्वदेशिक भाषा के रूप में 
अपनाने की उदारता तथा व्यवहारशीलता दिखाई, और स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात 


संविधान में उसे सावंदेशीय कार्यों के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकार किया । 
: उन्होंने हिन्दी का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि बहुतेरों ने स्वयं हिन्दी सीखी, अपने 


० के (विशालश्मारत'-मार्च, १९५० जज एश्ठ श्ष्प 
..._+ हिन्दी साहित्य की भूमिका-एष्ठ ८. 


दर दी धरा 


रु 





* २२ :; 


सार्वजनिक जीवन में उसका उपयोग किया और यथासंभव उसके क्षेत्र को विस्तृत 
किया तथा हिन्दी-साहित्य को समृद्ध बनाया । इन साधनों के रूप में दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार संभा' का नाम विशेष उल्लेखनीय है । नेताओं का यह योग- 
दान, जिसे विशुद्ध साहित्यिक विचार ने ही अनुप्राणित नहीं किया और जिसकी प्रेरणा 
का आधार जन-जागरण और आतन्दोलन-विशेष को सफल बनाने की इच्छा और प्रयास 
था, हिन्दी के सवंतोमुखी विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। संक्षेप 
में, हिन्दी एक भाषा है और उसका साहित्य किसी भी अन्य भाषा के साहित्य जैसा 
है, किन्तु इसका इतिहास एक राष्ट्र की बहुमुखी आशाओं, अभिलाषाओं और 
महत्त्वाकांक्षाओं के उतार-चढ़ाव की कहानी है । अर्थात्‌ हिन्दी का एक सावे- 
जनिक पक्ष है, जो उसके साहित्यिक पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । यदि यह 
शोध-प्रबन्ध इस दिशा में कुछ भी प्रकाश डाकू सके और हिन्दी के सार्वजनिक 
पक्ष तथा उसमें नेताओं के योगदान का मूल्यांकन कर सके तो यह प्रयास मेँ 
सफल समझूंगी । 7 

हमारा अध्ययन इस बात की ओर निश्चित संकेत करता है कि संपूर्ण 
साहित्य एक अखंड शाइवत प्रेरणा की व्यक्त चेष्टा है, अतः साहित्य के विभिन्न 
अंगों पर परस्पर व्यवहार-विनिमय का आरोप एक स्वभावगत अधिकार है और 
किसी भी लेखक, कवि, नाटककार, उपन्यासकार व आलोचक की तरह जननायक 
का व्यक्तित्व भी उस साहित्य के रूप से उसी प्रकार अकूग नहीं किया जा सकता, 
जिस प्रकार मोती से उसकी चमक, जल से उसकी तरलता तथा शब्द से उसका 
अर्थ । 

प्रभाव की जांच में बहिर्साक्ष्य से भी कहीं अधिक सशक्त स्थान अन्तःसाक्ष्य 
का हैं। इसके लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि नेताओं के दोनों प्रकार के. 
साहित्य की पर्याप्त खोज हो । भारतीय साहित्य, विशेषकर हिन्दी-साहित्य में, 
इस दिशा में अभी इसका अत्यधिक अभाव है । अधिक उन्नतिशील पादइचात्य देशों 
में तो नेताओं के परिचय में उनके जीवन को प्रभावित करनेवाले और उनके जीवन 
से प्रभावित होनेवाले क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया जाता है । उनके गृहस्थ की 
साधारण बातों के अतिरिक्त उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों की बातें तक मिल जाती 
हैं । उदाहरण के लिए हम पादचात्य भाषाओं के विश्व-कोश देख सकते हैं । 

मुझसे जहांतक बन पड़ा, मेंने साहित्य के साथ हमारे नेताओं का जो नाता 
रहा है और जिसका जितना संपर्क रहा, जो जितना सफल हुआ, जिसने उस क्षेत्र 
.. में चारों ओर जितना आलोक बिखेरा और उस प्रकाश में जो भी मैं देख सकी, 

मैंने उसे अपनाकर अभिव्यक्त करने का यत्न किया है । जहांतक हो सका मैंने 


[ही 
' है, 








कनिि 
मम 








है + 5५... 8 ; 
2 आल पा आम कल हम कक 
क् हि 


 शे३े : 


अपने भारतीय नेताओं के योगदान और प्रभाव की सफलता का चित्रण किया हैं। 
किन्तु कई ऐसे भी नेता-साहित्यकार हो सकते हैं, जिनका हिन्दी-क्षेत्र में मैं दर्शन 
न कर सकी होऊं, किन्तु जिनका योगदान अदृश्यरूप से मिला हो | शायद वे 
नेता साहित्य-क्षेत्र में असफलता की निराशा से अदृश्य रहे हों । उन्हें में कवयित्री 
इला विलकाक्स के शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अपित किये बिना नहीं रह सकती-- 
“कीति के शिखर पर विराजमान विजयी वीरों का गुणगान तो बहुत हो चुका, उनकी 
स्मृति में अनेक गीतों को रचना हो चुकी हैं। आज में उन निराश कवियों के गीत 
गाऊंगी, जो अपने लक्ष्य पर पहुंचने में असफल रहे। आज में उस धनुर्धारी की स्मृति 
' में चार आंसू बहाऊंगी, जो इस समय अंधकार में खड़ा हुआ इस बात का अनुभव 
कर रहा है कि उसका अंतिम और सर्वोत्तम तीर भी निशाने पर नहीं पहुंच सका। 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के बारे में कुछ शब्द लिखना भी अनुचित न होगा । 
वास्तव में यह संक्षिप्त संदर्भ पाठक के लिए सहायक ही होना चाहिए । मैंने संबद्ध 
अवधि के जन-आन्दोलनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताकर सामाजिक चेतना 
और राष्ट्र के नेताओं की हिन्दी के प्रति रुचि में संबंध स्थापित करने का प्रयत्न 
किया हैँ । तत्कालीन परिस्थितियों से एक चेतना का उदय हुआ और उस चेतना से 
सामूहिक अभिलाषाओं तथा आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव हुआ । इन आकांक्षाओं की 
पति के उद्देश्य से जन-आन्दोलन के माध्यम द्वारा जो सामाजिक अथवा राजनीतिक 
गतिविधि उभरी, उसी प्रक्रिया का एक अंग हिन्दी का विकास तथा उसके 
साहित्य का उन्नयन है। हमारे नेताओं ने इस अवसर को अपने उद्यम और साहित्य- 
प्रेम द्वारा साहित्य-सेवा का साधत बनाया । इस प्रकार उनके योगदान से राष्ट्र 
और हिंन्दी दोनों की सेवा हो सकी । द 
सर्वप्रथम मैंने बंगाल की उन विशेष गतिविधियों को लिया है, जिनका 
प्रभाव उस समय समस्त पूर्वी और उत्तर भारत के सामाजिक और बौद्धिक 
जीवन पर पड़ा और जिन्होंने जीवन के इन दोनों क्षेत्रों में नवीन कल्पनाओं, नवीन 
सुधारों और नवीन तत्त्वों की स्थापना की । राजा राममोहनराय और ब्रह्मसमाज 
की विचारधारा ने भारत के शिक्षित वर्ग को प्रभावित किया और इस प्रकार 
क्रिया-प्तिक्रिया का चक्र आरंभ हुआ ।१ तत्पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द तथा आयें- 


५ इस शोध-प्रबन्ध की अवधि १८५७ से १६५७ है, जबकि राजा राममोहन राय का 
देहावसान १८३३ में हुआ । यदि इस शोध-अबन्ध में उनकी जीवन-घटनाओं के 
संदर्भ देने पड़े हैं तो वह केवल इसलिए कि उनका जीवन ओर उससे भी कहीं 
अधिक बढ़ कर उनके द्वारा स्थापित ब्रद्मसमाज, इस शोध-प्रबन्ध के लिए उचित पृष्ठ- 
भूमि अस्तुत करते हैं । 


8: जब 


$ २४: 


समाज और अन्य सामाजिक तथा धामिक संस्थाओं के उदय की चर्चा की गई है । 
अन्त में राष्ट्रीय चेतना, गांधीयुग के अभ्युदय और स्वाधीनता-संग्राम-सम्बन्धी 
सभी पक्षों को लेकर यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि किस प्रकार हिन्दी की 
उन्नति हमारे राजनीतिक कार्यक्रम का एक अविभाज्य अंग बन गई और किस 
प्रकार हिन्दी को हमारे राष्ट्रीय नेताओं, समाज-सुधारकों, पत्रकारों और 
सामान्य लेखकों द्वारा व्यापक बल प्राप्त हुआ | इस आन्दोलन का सबसे महत्व- 
पूर्ण फल अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का सुव्यवस्थित और सुविचारित प्रचार 
है, जिसका सबसे अधिक श्रेय महात्मा गांधी और उनके साथियों को हैँ। जैसा 
मैंने निष्कषं में कहा है, संयोगवश हमारे नेता और साहित्यकार दोनों सुमन और 
सुरभि की तरह एक दूसरे में व्याप्त-से हो गये । इसका सफल वरदान हिन्दी को 
मिला, जिससे युग-युग तक हिन्दी हमारे नेताओं की ऋणी बनी रहेगी । 
स्थूल रूप से सौ वर्ष की अवधि को मेंने तीन भागों में बांटा हैं। यह 
काल-विभाजन इस प्रकार है । पहला काल उन्नीसवीं शती के मध्य से सन्‌ १९०० 
तक का है । इसे हम प्रारम्भकाल कह सकते हैं । इसके पदचात्‌ विकास-काल 
आता है, जो १९०० से १९४७ तक है| तीसरा कारू १९४८ से आज तक का. 
है, जिसे मैंने उत्कर्षकाल माना है। जिन धारणाओं और मान्यताओं को लेकर 
इस शोध-प्रवन्ध की रचना की गई और इस अवधि के अध्ययन के फलस्वरूप 
जिन परिणामों पर हम पहुंचे हैँ, उन सबके प्रतिपादन में इस काल-विभाजन 
द्वारा हम सहायता मिलती हुँ । इसके साथ ही जहां एक ओर जननायकों के योग- 
दान के मूल्यांकन में सुविधा होती है, वहां हिन्दी भाषा के प्रसार और साहित्य के 
क्रमिक विकास के संबंध में कुछ नवीन तथ्य हमारे सामने आते हैं। यद्यपि किसी-न- _ 
किसी रूप में साहित्य के विकास के आरंभकाल से ही नेताओं का उससे संबंध रहा 
है और इसे स्वीकार भी किया गया है, तथापि इस सीमित परन्तु विशद अध्ययन 
से साहित्य पर जननायकों कट क: प्रभाव और स्वयं जननेताओं के कार्य तथा जनजीवन 
की गतिविधि पर विदयष प्रग्मश्-4ईता है। सूक्ष्म अध्ययन के परिणामस्वरूप कुछ 
. ऐसे तत्व सामने आते हैं, जो हिन्दी-साहित्य की उन्नति और तत्कालीन जन-आन्दोलनों 
_ की वास्तविक पृष्ठभूमि पर कुछ नवीन प्रकाश डालते हैं । उदाहरणार्थ प्रारंभ- 
. काल में हिन्दी की वही स्थिति थी, जो उस समय के जननायकों और जन-जीवन 
.._ की थी अर्थात्‌ जिस प्रकार हिन्दी किसी प्रदेश-विशेष से न बंधकर और परंपरा- 
गत विचारधारा से कुछ उभरकर नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए 


... एक नय ढांचे में ढलने जा रही थी, ठीक उसी प्रकार तत्कालीनू नेता नव-परि- 





: स्थितियों से प्रभावित होकर उन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप 











१ ५: 


समाज-सुधार और देश-कल्याण का मार्ग ढुंढ़ रहे थे। यह वह समय था जब राष्ट्रीय 


विचारधारा का रूप निर्धारित नहीं हुआ था । केवल दो ही बातें स्पष्ट थीं--- 


प्रथम, तत्कालीन स्थिति के प्रति असंतोष और विदेशी सत्ता के प्रति विरोध की 
भावना का उदय; दूसरे, पाइ्चात्य ज्ञान-विज्ञान के तत्त्वों को शिक्षित समाज 
द्वारा ग्रहण करने की उत्सुकता। इन परिस्थितियों का जो प्रभाव नेतागण पर पड़ा, 
वही जनजीवन और तत्पश्चात्‌ हिन्दी भाषा और साहित्य की गति पर पड़ा । 


'इस प्रकार हिन्दी ने भारतीय नेताओं द्वारा संचालित नव-आन्दोलनों की चेतना 
पाकर अतीत के गौरव और वर्तमान नव-जागरण के सहारे नव-परिवर्तनशील 
निर्माण-युग में पदापंण किया । ब्रह्मममाज और आयंसमाज ने सामाजिक परि- 


स्थितियों में परिवर्तत पर बल दिया, किन्तु दोनों के विचारों की आधार-शिला 


भारत की प्राचीन और वैदिककालीन परंपराएं थीं । इसके अनुरूप ही हिन्दी, 


जो नवीन परिस्थितियों. का वाहन बनने को तत्पर थी, प्राचीन भाषाओं की भित्ति 
पर ही खड़ी थी । मी 

विकासकाल की विशेषताएं इससे भी अधिक उघड़ी हुई दिखाई देती हैं । 
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धामिक प्रवृत्तियां अपना मार्ग ढूंढ़ चुकी 


थीं और परिस्थितियों के इस स्वरूप-निर्धारण की प्रतिक्रिया नेताओं और हिन्दी 


दोनों पर हुई । धामिक और राष्ट्रीय आन्दोलन एक दूसरे से अलग हो चुके थे और 
राष्ट्रीय चेतना प्रवक्त आन्दोलनों को जन्म दे चुकी थी | उधर हिन्दी परीक्षणों 
और प्रयोगों की स्थिति से निकलकर शिक्षा तथा राजनीति की दृष्टि से प्रौढ़ हो चुकी 
थी । उसमें आधुनिक साहित्य की रचना तो आरंभ हो चुकी थी,,किन्तु अधिकांश 
रूप से हिन्दी आन्दोलनों के माध्यम के रूप में भी पूरी तरह परखी जा चुकी 


थी । इस काल की प्रमुख विशेषता गांधीयुग का प्रादुर्भाव है, जिसका प्रभाव राष्ट्र 


के जन-जीवन पर उतना ही पड़ा, जितना हिन्दी के उन्नयन पर । उत्कर्ष-काल में 


उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियों और विचारधाराओं को हिन्दी भाषा व साहित्य में पूर्ण- 


रूप से मुखरित और फलीभूत हुआ देखते हैँ । स्वातंत्य-संग्राम की समाप्ति और 


स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ-साथ भारतीय नेताओं द्वारा हिन्दी को सर्वेसम्मति 
से संविधान में राष्ट्रभाषा का पद-दान उसके राज्याभिषेक के समान है। यह उत्कर्ष 


संभव ही इस कारण हुआ कि हिन्दी हमारे नेतागण तथा जन-जीवन के बीच संबंध 


स्थापित करनेवाली मजबूत कड़ी बनी रही । इस युग में साहित्य के सभी विभाग 
. उच्चत हुए और उन्हें नवविचार तथा नव-प्रेरणा मिली । द 


इन तीनों, कालों से संबंधित नेताओं के योगदान का उल्लेख इस शोध- 
प्रबन्ध में किया गया हैं। यथास्थान नेताओं के व्यक्तित्व, कत्तुत्व, भाषा-शैली 


कम के 





४ २६ ; 


इत्यादि की समीक्षा मैंने की है, और इस तरह हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास 
में उनका योगदान स्पष्ट करने का प्रयास किया है । इस युग के साहित्य का अध्ययन 
करने से इन नेताओं के प्रभाव का भान हमें सहज ही हो जाता है । अपने शोध- 
प्रबन्ध में इसी तथ्य को मैंने यथासंभव प्रमाणित किया है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध के विषय में 


प्रस्तुत प्रबन्ध डा. इन्द्रनाथ मदान के निरीक्षण में लिखा गया है। विषय 
की स्वीकृति से लेकर प्रबन्ध की परिसमाप्ति तक मेरे शोध का सम्पूर्ण इतिहास 
उनके तथा डा. नमेन्द्र के सफल निदर्शन का परिणाम और फल है । इसके लिए 
में उन दोनों की अत्यन्त आभारी हूं। स्थानीय विद्वानों में डा. सुरेशचन्द्र गुप्त की 
जो सहायता और मार्गदशेन मुझे मिला, वह मेरे छिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ 
और उनके अनुभव से मुझे बड़ा छाभ मिला | अतः में उनकी अनुगृहीत हूं । 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी तथा श्री मोटरू सत्यनारायण की सहायता से, उससे 
भी बढ़कर सदेव सहायता करने की उनकी तरत्परता से, में लाभान्वित तो हुई 
ही, मुझे प्रोत्साहन भी मिला। अनुपलब्ध पुस्तकों और सामग्री द्वारा उन्होंने इस 
प्रबन्ध के लेखन-कार्य में स्वेच्छा से सहयोग दिया । उनकी अपनी संचित सामग्री 
में से अनेक अनुपलब्ध पुस्तकों की जीर्ण-शीर्ण प्रतियां उन्हींके प्रयास से मुझे मिल 
सकीं। में श्री मार्तेण्ड उपाध्याय की भी आभारी हूं, जिनके सौजन्य से जवाहरलारूजी 
के हस्तलिखित मौलिक “पत्र मुझे देखने को और उद्धरणों के रूप में प्रस्तुत करने 
को मिल सके | 
स्थानीय पुस्तकालयों के अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पुस्तकालय, पटना, थियोसॉफिकल सोसायटी लायब्रेरी, 
अडियार-मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुस्तकालय, त्यागरायनगर-मद्रास, से 
भी मुझे इस शोध-प्रबन्ध के लिए बहुमूल्य सामग्री, विशेषतः पुरानी पत्रिकाओं की 
फाइलें, तथा अप्राप्य पुस्तकें प्राप्त हुईं, जिसके लिए में इन सभी पुस्तकालयों के 
अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगी । इस सामग्री के आधार पर 
. भारतीय नेताओं के परिवर्तेनशीरू विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करने में 
_ निस्‍्सन्देह मुझे बड़ी सहायता मिली । 
हे उन आदरणीय नेताओं के प्रति धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं 
.. हैं, जिनकी प्रेरणा से मेरे लिए यह कठिन कार्य भी मनोविनोद का साधन बन गया 
. और खोज भी कला की अभिव्यक्ति के समान मेरे लिए “स्वान्त:सुखाय बन गई । 
इस कार्य की सफलता का श्रेय उन्हीं नेताओं को है । पूज्य राजेन्द्रबाबू और जवा- 


शर्त 





् 


: २७: 


हरलालजी के प्रति अभार-प्रदर्शन के लिए मेरी लेखनी कुछ लिखते हुए झिझकती है । 


उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस झोध-ग्रबंध का लेखन-कार्य मेरे लिए सरलू 
कर दिया । कई घटनाओं तथा तथ्यों का समाधान में उनसे प्रत्यक्ष मिलकर ही 
कर सकी । काकासाहेब कालेलकर ने भी आधुनिक काल के जन-आन्दोलनों के 
संबंध में मेरी जानकारी में वृद्धि की और अध्ययन-संबंधी बहुमूल्य सुझाव भी 
दिये । इस शोध-प्रबन्ध के लिए इन सबके सुझाव पथ के आलोक की तरह मेरे 
मार्गदर्शक बने । द द 
नेता जन-जन के श्रद्धास्पद होते हूँ, इसी श्रद्धा के कारण मेरे आलोचना- 
त्मक तथ्य-निरूपण में भी कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, इसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी 
हूं। केवल इतना ही निवेदन मैं अपनी ओर से करना चाहती हूं कि भारतीय नेताओं 
के प्रति मेरी यह श्रद्धांजलि है, और प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध कदाचित्‌ उसका विस्तार 
मात्र । मैंने यथासाध्य भारतीय नेताओं के हिन्दी भाषा और साहित्य-संबंधी 
विचारों और रचनाओं का अनुशीक्षन कर उनके योगदान और प्रभाव का मूल्यांकन 
करने का यत्न किया है। यदि कुछ कमियां इसमें असावधानीवश अथवा अल्पमति 
के कारण रह गईं, तो उनके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूं । 
..... --ज्ञानवती दरबार 


फेर 





भारतीय-नेताओं 
की 
हिन्दी-सेवा 





अध्याय : १ 

क्‍ साहित्य, जन-आन्दोलन ओर नेता 
भाषा और साहित्य का आधार जनजीवन 

जिस प्रकार किसी भी सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अथवा धामिक 
विकास का जन-जागरण से संबंध रहता है, उसी प्रकार विचारधारा को भी 
भाषा और साहित्य की प्रगति और छोकप्रियता के लिए जन-आन्दोलन के 
सहारे की आवश्यकता होती हैं । विचार-विशेष में संक्रमण की क्षमता अवश्य 
होनी चाहिए, तभी वह जनसाधारण अथवा समाज के किसी वर्म में स्थान प्राप्त 
कर सकेगा । भाषा और साहित्य विचारों की परिधि से बाहर नहीं हैं, अतः इनके 
ऋक्रमिक विकास तथा प्रचार के लिए जन-आन्दोलन सहज-स्वाभाविक साधन हैं। 
यही कारण है कि विचारकों ने साहित्य और जन-जीवन में निकटतम सम्बन्ध . 
. स्थापित करने की चेष्टा की है और उसे श्रेयस्कर भी माना है । द 

साहित्य की परिभाषा और सुन्दर साहित्य की परख पर ध्यान दिया 
जाय तो भी यह बात स्पष्ठ होगी । मानव-जीवन, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा 
समष्टिगत, उसके किसी भी अंग की भावात्मक अभिव्यक्ति सहज ही साहित्य का 
रूप ग्रहण कर लेती है | वस्तुगत रूप से उसका विषय मानव और मानवोपयोगी 
प्रवृत्ति अथवा गुण होना चाहिए तथा आत्मगत रूप से उसका वर्णन अथवा 
उसकी अभिव्यक्ति की शैली भावात्मक होनी चाहिए । सुंदर-से-सुंदर कही गई 
बात भी यदि मानव और मानवीय जगत्‌ से सर्वथा असंबद्ध है तो उसका समावेश 
साहित्य में नहीं हो सकता है | इसी प्रकार मानव से निकटतम संबंध रखनेवाला 
कोई भी विचार नीरस और भावहीन ढंग से व्यक्त किया जाय तो उसे भी साहित्य 
की परिधि से बाहर रखना होगा । साहित्य की यह विशेषता अच्छे-बुरे साहित्य की 
परख और एतद-हेतु मान-निर्धारण में भी सहायक होती है । जब किसी कृति को 
हमने साहित्य की संज्ञा दे दी, तो प्रश्न यह रहता है कि साहित्य की दृष्टि से उसे 
किस कोटि में रखा जाय । इसी बात को लेकर साहित्यिक मान अथवा स्तर की 
उत्पत्ति हुई और इसीके संदर्भ से यह समझा जा सकता है कि अमुक कृति 
साहित्यिक दृष्टि से उत्तम है और अमुक हेय । हम देखते हैं कि कुछ साहित्यिक 
कृतियां कुछ समय में ही काल कवलित हो जाती हैं, तो कतिपय साहित्यामृत में 
अवगाहन कर अमर बन जाती हैं । इस प्रत्यक्ष उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो 
.. जाती है कि जो तत्त्व साहित्य को अमरत्व प्रदान करते हैं और जिनका अभाव उसे 


कक 
क््जे 


के 


हल ७क लकी एकल गए एव  ध डकार, लात जाए" रह - हा 7 है की शिशक हि 





३२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


इस विशेषता से वंचित रखता है, उनके मूल में मानव और मानव-जीवन की 
आवश्यकताएं निश्चित रूप से निहित हैं। साहित्य और मानव-जीवन के निकटतम 
संबंध को राजेन्धबाबू ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने 
साहित्य को गंगा बताकर मानव-समाज को सागर की उपमा दी है । वह लिखते 
है तन ' 
“साहित्य एक भण्डार हे, जो फभी पूरा नहीं होता । वह किसी भी देश 
में, किसी भी भाषा में, पुरा नहीं हुआ और किसी भी जाति के छोगों ने उसे पूरा 
नहीं किया । वह मानव-जाति के साथ-साथ प्रगति करता जाता है और जेंसे-जेसे 
मानव-जाति आगे बढ़ती जाती है, साहित्य भी उसके साथ आगे बढ़ता है। वह तभी 
पुरा होगा जब मानव-जाति की प्रगति ऐसे स्थान पर पहुंच जायगी, जहां से वह 
आगे बढ़नेवाली न हो । यह कभी होनेवाला नहीं हे, क्योंकि सानव-जाति सदेव 
प्रगति करनेवाली हे । हम उसका रूप बदल सकते हूं, उसका ढंग बदल सकते हें, 
और कभी-कभी उसकी दिद्या भो बदल सकते हें, मगर साहित्य निरन्तर बढ़ता 
ही जाता है । जेसे हिमालय से निकलकर गंगा बहते-बहते समुद्र में जा मिलती हे 
और तभी ज्ञान्त होती हे, वेसी ही साहित्य की भी स्थिति हें । जब वह सानव- 
समाज के समुद्र से एक हो जायगी तभी उसका चरम उत्कर्ष होगा (१ 

इसी विचार को दूसरे स्थान पर उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है -- 

“यही कारण हे कि गोस्वामी तुलसीदास और सुरदास आज भी प्रिय 
हैं और करोड़ों के जीवन-सुधार में प्रेरक होते हें । उनके पदों में एक प्रकार का 
आनन्द है, जो दूसरों की रचनाओं में शीघ्य ही नहीं मिलता । इसलिए कविता 
और दूसरे प्रकार के साहित्य का निर्माण करनेवालों से यही सविनय निवेदन हे 
कि यह उनका धर्स हे कि युग और समय के अनुसार सच्चे साहित्य का निर्माण 
करें । ' जातीय जीवन की झलक साहित्य में आनी चाहिए, हमारी भावनाएं और 
उमंगें साहित्य में प्रतिबिम्बित होनी चाहिए । हमारी उस्मो्दें, अभिलाषाएं और 
उच्चाकांक्षाएं साहित्य में प्रदशित होनी चाहिए और उनकी साहित्य में पुष्टि भी 


मिलनी चाहिए ४१ 


साहित्य और भाषा के विकास पर यदा-कदा जवाहरलाल नेहरू ने जो 


. विचार प्रकट किये हैं, उनसे भी इस बात की पुष्टि होती हैं। १९३७ के अपने एक 


निबन्ध में उन्होंने लिखा है --- 
. “अगर किसी भाषा का जनता से सम्पर्क छूट जाता हे .तो वह प्राणदाक्षि 
$ भारतीय शिक्षा--पृष्ठ १०९६-१० 


हा ..._ “* साहित्य, शिक्षा और संस्कृतिः--पृष्ठ ७० 


आह द तर! 








साहित्य, जन-आन्दोलन और नेता . रेहे. 


- गंवा देती हैं और एक बेजान बनावटी चीज बन जाती हे। और जेसा कि उसे 
होना चाहिए, वह जीवन, दक्ति और हर्ष की वस्तु नहीं रहती ।” 


आगे चलकर इसी लेख में भाषा और साहित्य का आधार आम जनता 
है, इस विचार को अभिव्यक्त करते हुए वह लिखते हैं---/भाषा को अगर आम 
जनता के दिलों पर असर डालना है तो उसे जनता की समस्याओं की, उसके 
दुःखों की और उसकी आज्ञाओं और आकांक्षाओं की चर्चा करनी होगी। उसे सारी 


जनता के, न कि चोटी के एक छोटे-से समह के, जीवन का प्रतिनिधि और आइना 


बनना होगा। तभी उसकी जड़ें जमीन में जमेंगी और वहां से उसे. पोषण 
मिलेगा ।+ द क्‍ 

इसी प्रइन पर राजेन्द्रबाबू ने कई बार बहुत-कुछ कहा और लिखा है, 
जो सभी इस विचार के अनुकल हैं । कोकोनाडा में १९२३ में आयोजित 


3 पछ४ 


. अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से दिये गए अपने 


भाषण में उन्होंने कहा था---सम्ह्त संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों और जातियों 
के इतिहास को देखने से मालूम हो जाता हुं कि राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य 
के साथ बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध है। ऐसा होना स्वाभाविक भी हे, क्योंकि 
राष्ट्रीया और जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है और 
वह एकता किसी विषय-विद्येष में नहीं। वह एकता जितनी व्यापक होगी उतनी 
ही राष्ट्रीयता में स्थिरता होगी और वह शक्तिशाली होगी । भावों की एकता, 
अन्य सब प्रकार को एकताओं का मूल हें और यह भावों की एकता तभी हो सकती 


हैँ जब वे विभिन्न व्यक्ति, जिनके द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण होता है, अपने _ 


भावों को एक दूसरे पर व्यवत कर सकें ।” इसी तथ्य को भारतीय भाषाओं के 
उदाह रण द्वारा पुष्ट करते हुए वह आगे कहते हें-- भारतवर्ष की प्रादेशिक 


भाषाओं का साहित्य भी यही बताता हे कि जहां और जिस प्रांत में जिस भाषा के 


बोलनेवालों के बीच राष्ट्रीय भाव जागृत हुआ है, उसी भाषा का आधुनिक साहित्य 
भी उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर हुआ हे । बंगला, मराठी और गुजराती 
साहित्य इस बात के प्रमाण हें और इधर थोड़े काल से हिन्दी-साहित्य की उत्तरोत्तर 
वद्धि भी यही बताती हे कि साहित्योन्नति और राष्ट्रीयता का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध हैं ।* 


साहित्य, जन-जीवन और नेता के पारस्परिक संबंध और प्रभाव की व्याख्या... 
करते हुए कुशछू विचारक और चिन्तक विनोबा भावे ने अपने विचार इस प्रकार 


१. राष्ट्रभाषा'का सवाल' (अग्रेजी से अनूदित)--प्ृष्ठ ५ व १७ 
* “साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृतिः--पृष्ठ ५ 


हि 
ल्छ्णँ 





३४ भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 


व्यक्त किये हैँ---*राष्ट्र के साथ-साथ साहित्य भी उन्नति या अवनति करता है। 
उसी प्रकार साहित्य जीवन को भी उन्नत या अवनत कर सकता हैं । जीवन और 
साहित्य को उन्नत करनेवाले दो प्रकार के उदाहरण हम लोगों ने देखे हें । पहले 
प्रकार का उदाहरण गांधीजी का है । गांधीजी वैसे कोई साहित्यिक नहीं माने जाते 
थे, फिर भी उनके प्रभाव के कारण हिन्दुस्तान की हर भाषा का साहित्य उन्नत 
हुआ हू । . . - इसरे प्रकार का उदाहरण है रवीन्द्रनाथ ठाकुर का । उनकी सद्‌- 
भावना और विदववृत्ति के कारण समाज ऊंचा चढ़ा हे । कवि जब महात्मा होते 
है, तब उनका असर जीवन पर पड़ता हे ।”* 

संत विनोबा के विचारों के अनुसार ही में यह कहूं तो उपयुक्त ही होगा कि 
यदि नेता जीवन-निष्ठ होंगे तो उनके शब्द स्वयं प्रेरणा देंगे । उनके मुख से प्रेरित 
दब्द गंगोत्री की रचना करेंगे, जहां से विचारों की गंगा बहेगी, जिससे साहित्य और 
जन-जीवन इन दोनों को पोषण प्राप्त होगा । वस्तुत: जन-जीवन और जन-भाषा 
का आदान-प्रदान ही साहित्य का मंगल सोपात है, जिसके द्वारा भाषा और साहित्य _ 
निरन्तर ऊंचे चढ़ते चले आते हैँ और जिससे जन-जन को अटूट जीवन प्राप्त 


होता है । 


इसी मंतव्य को न्यूनाधिक इन्हीं शब्दों में बनारसीदास चतुर्वेदी और 
संपूर्णानन्द ने प्रतिपादित किया है । बनारसीदास चतुर्वेदी जन-जीवन को साहित्य 
का आधार तथ्ग स्रोत ही नहीं मानते, बल्कि उसे समस्त साहित्यिक गति-विधि का 
कारण समझते हैं | सं .णनिन्‍्द भी इन्हीं विचारों का अनुमोदन करते हैं और भाषा 
तथा साहित्य' को जन-जीवन की सर्वोत्तम शक्ति मानते हैं तथा जन-जीवन के 
विकास के लिए साहित्य के विकास को सर्वप्रथम स्थान देते हैं ।९ 


जन-आन्दोलन का साहित्य पर प्रभाव 


अतः साहित्य और जनजागरण में जो सम्बन्ध है, वह तो स्पष्ट ही है । उसे 
स्वतःसिद्ध मानकर हमें यह देखना हैँ कि विगत सौ वर्षो में (सन्‌ १८५७ से १९५७ 
तक ) हिन्दी-भाषा और साहित्य ने जो कल्पनातीत प्रगति की है, उसपर देश में 
होनेवाले आन्दोलनों, विशेषकर सामाजिक एवं राष्ट्रीय आन्दोलनों और उनके 


 नायकों के कार्यकलापों का कहांतक और किस प्रकार प्रभाव पड़ा है ? भारत के 


3 'साहित्यिकों सेः--प्ृष्ठ १-२ 

* देखिये-- 

। (१) बनारसीदास चतुर्वेदी-- साहित्य ओर जीवन!ः--पृष्ठ ३०-३१ 
(२) संपूर्णानन्द-- भाषा की शक्तिः--प्ृष्ठ ३४-१६ तथा ४७-४८ 





साहित्य, जन-आन्दोलन और नेता... ३५ 


राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी के विकास और साहित्य की अभिवद्धि में प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष रूप से कहांतक और किस प्रकार योगदान किया है, यही इस प्रबन्ध का 
विषय है । 


(सच्चा साहित्य सार्वजनिक जीवन के लिए दर्पण के समान है, जिसमें जन- 
साधारण की सांस्कृतिक, आथिक और सामाजिक गतिविधियां और दैनिक जीवन 


की प्रवृत्तियां प्रतिबिम्बित होती हैं । कोई भी साव॑जनिक आन्दोलन तबतक सच्चा 


आन्दोलन नहीं कहला सकता, जबतक कि उसकी छाप समकालीन साहित्य पर न॒_ 


! बही 


जिसमें जनगण की महत्वाकांक्षाओं, उनकी मांगों और उन्हें प्राप्त करने के लिए . 
उनके सामूहिक प्रयत्नों का केवल उल्लेख ही न हो, वरन्‌ वे उस साहित्य के कलेवर / 
का एक अंग बन गये हों । इसी तथ्य में साहित्य की उत्पत्ति और जनता की अभि- 
व्यक्ति का रहस्य निहित है। साथ ही, यह ऐसा तथ्य है, जिसका साक्षी समस्त . 
मानव-इतिहास है । सभी देशों और»युगों में साहित्य अथवा साहित्यिक परंपरा ' 
ने जन आन्दोलनों को युद्ध में. रणभेरी के समान प्रेरणा दी है। साहित्यिक 
वि 7रत्रारा से ऐसे आन्दोलनों को एक सूत्र में बांधने, उन्हें जनसाधारण के | 
 उपयकत स्तर पर रखने और उनका ठीक-ठीक निर्देशन करने में अमल्य 


सहायता मिली ॥/ 

जनता के आन्दोलनों और संघर्षों से संसार भर के साहित्य-पनपे हैं और 
उन्हें अभिवृद्धि के अवसर मिले हैं । कौन कह सकता है कि अंग्रेजी साहित्य आंज 
इतना उन्नत होता, यदि जनाधिकार की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के औद्यीगीकरण के 
लिए और एक महान्‌ साम्राज्य स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षा को साकार करने 
के लिए वहां के जनसाधारण ने देशव्यापी आन्दोलन न किये होते. हे सत्य है 
कि फ्रेंच भाषा पहले ही से उत्कृष्ट थी, किन्तु यह भी निश्चित है कि येंदि फ्रांस में 
जनक्रान्ति न हुई होती तो उस भाषा में न वह लोच संभव था और न उसके साहित्य 
का इतना विकास होता । ! द 

अपने ही देश को लीजिये । गौतम बुद्ध और महावीर के समय प्राकृत 
भाषाओं तथा बोलियों के संबंध में इतना ही कहा जा सकता हैँ कि देश के कुछ 
भागों में उनका अस्तित्व था। बौद्ध धर्म के प्रचार और जैन-विचारधारा के विस्तार 
ने इन जनबोलियों को मानो पंख प्रदान कर दिये । संस्कृत की विश्ञाल प्रचीर को 
लांघकर प्राकृत और पाली, जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं के उत्साह के सहारे, देश 
भर में फेल गईं; झहांतक कि बुद्ध के पांच सौ वर्ष बाद पाली समस्त 


उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत में फैल गई और प्राकृत समस्त पश्चिम 


कह 


कब 


६ दिदनिदल पक कट कल न मल हल मदन मकर: आ 72720 2457 कीजइट कक असिल-अकर 
न न 35 23042 अं आम कल 








३६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


, भारत की भाषा बन गई । दक्षिण भारत से प्राप्त उस काल का बौद्ध तथा 


जन-साहित्य इन्हीं भाषाओं में मिलता है ।१ कुछ शताब्दियों बाद वैदिक 
विचारधारा ने पुनः जोर पकड़ा और बौद्धमत का पतन आरंभ हुआ । उस 
देशव्यापी आंदोलन का माध्यम उच्चस्तर पर संस्कृत थी, किन्तु विरोधी का 
खण्डन करने के लिए उसीके भाषारूपी अस्त्रों का उपयोग शंकराचार्य ने 
किया । फलस्वरूप प्राकृत अथवा स्थानीय भाषाओं का अधिकाधिक उपयोग 
होने लगा । यही वह युग था, जिसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव _ 
रखी गई । इस आन्दोलन और इसके बाद मुसरूमानों के आक्रमण के 
फलस्वरूप भक्ति-आदोलन के कारण ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का 
जन्म और लालन-पालन हुआ। इन्हींके बल पर इनके साहित्य की श्रीवद्धि 
हुई । इन्हीं आधुनिक भारतीय (इंडोआर्यन) भाषाओं में हिन्दी भी सम्मि- 
लित है । 


जन-आन्दोलन और हिन्दी 
प्रथम जन-आन्दोलन, जिससे हिन्दी की नींव पड़ी और जिससे परोक्ष रूप से 
इसका व्यापक प्रचार हुआ, वह धामिक आन्दोलन था। इस आन्दोलन का सूत्रपात 
आठवीं शताब्दी में उत्तर भारत में हुआ और इसकी परिणति बारहवीं शताब्दी में 
है, जिसे साहित्य के इतिहासकारों ने प्रायः स्वीकार कर लिया है।* बारहवीं शताब्दी 
में दक्षिण में वेष्णव भक्ति-आन्दोलन का विस्तार हुआ और कालान्तर में वह उत्तर 
१देखिये-- 
. (अ) डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी-- हिन्दी साहित्य की भूमिकाः--एष्ठ श्८ से २८ 
व शैणण से २२४ 
(अर) डा० धीरेन्द्र वर्मो-- हिन्दी भाषा का इतिहासः--पृष्ठ ४३ से (१ 
(॥) डा० श्यामसुन्द्रदास-- भाषा-विज्ञान'--एष्ठ ७८-७६ तथा ३०५ से ३०८ 
| देखि (००० मक 


. (श्र) राहुल सांस्कृत्यायन--बुद्धचय्या!--पृष्ठ १० 
... (आ) डा० धीरेन्द्र वमा-- हिन्दी भाषा का इतिहास”--पृष्ठ ७८ 
(६) “महापंडित राहुल सांदृत्यायन ने बताया है कि यह परंपरा पिछली शताब्दियों 
ओर सहजानंदियों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी? “-शमशेरसिंद नरूला-- 
. हिन्दी और पआदेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास!--पृष्ठ ६६ 








अमल शा कसम इब मम अ ता भरा ााााााााााााभभााााभभभाभआभआ७॥॥७॥४४७४७॥७४७७७७७७७७७एएजञर्आ 


साहित्य, जन-आन्दोलन और नेता ३७ 


के काशी, मथुरा आदि नगरों तक पहुंचा । रामानुजाचार्य की शिष्य-परंपरा में 
रामानन्द पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया 


. कि भवौ्ितिमार्ग का प्रचार संस्कृत के अतिरिक्त स्थानीय भाषा में भी होना आव- 


इयक हैँ । यद्यपि वह स्वयं दक्षिणी थे, किन्तु उनकी प्रेरणा से धार्मिक प्रचार के लिए 
हिन्दी का प्रयोग होने लगा! । इस प्रवृत्ति को दो और बातों से बल मिला-- 
हिन्दुओं में मुसलमान-विरोधी भावना और दूसरे मुसलमान सूफी कवियों का उदय, 


जिन्होंने हिन्दी को अपनाया। भारत में इस्लाम के विस्तार के कारण हिन्दुओं में 


आतंक फेलना और उनका आशंकित होना स्वाभाविक था। प्रतिरोध करने के 
अन्य उपायों के अभाव में अत्तर्मुखी होना और भक्ति-भाव तथा ईइ्वरोपासना 
का आश्रय लेकर अपनें-आपको स्थिर तथा दृढ़ करने का यत्न करना भी उतना ही 
स्वाभाविक था ।* यही कारण है कि दक्षिण से आई हुई भक्ति की लहर को उत्तर 
में और धामिक स्थानों में विशेष करके अनुकूल प्रतिक्रिया मिल सकी । रामभक्ति 
और क्ृष्ण-भक्ति तथा इनसे संबंधित धामिक आन्दोलनों ने सहज ही गहरी जड़ें 
पकड़ लीं । यदि मुल्समानों के राज्य की स्थापना के कारण हिंदुओं में भय की 
भावना उत्पन्न न हुई होती तो यह भक्ति-धारा उत्तर में इतना वेग न पकड़ पाती | 
संगुण और निर्गुंण उपासना की यह लहर इस्लाम के बढ़ते हुए झंझावात के विरुद्ध 
एक कवच के समान थी। इस कारण हिन्दू-समाज को धर्म-निष्ठ होने की प्रबल प्रेरणा 
मिली । उधर, विरोधी कारणों से, इस्लाम को भारत में लोकप्रिय बनाने के हेतु 
सूफी कवि दोआब में बोली जानेवाली भाषा अवधी की ओर झुके। उन्होंने अपनी 
रचनाओं में जहां सुंदर काव्य-तत्त्व दिया, वहां मुसलमान सुलतानों और हजरत 
मोहम्मद तथा इस्लाम के दूसरे नेताओं का स्तुतिगान भी किया * | परिस्थितियोंवश 
ही यह काव्य-धारा भी बही । इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि हिन्दी अपने विस्तार 
तथा निर्माण के लिए पहले दो-तीन सौ वर्षों तक बराबर जन-आन्दोलनों का सहारा 
लेकर आगे बढ़ी । भक्ति-मार्ग की विभिन्न शाखाओं के सन्‍तों तथा कवियों की _ 
क्ृतियों ने हिन्दी को कलेवर ही नहीं दिया, अपितु भाषा तथा साहित्य का मार्गे- 
दर्शन भी किया । कबीर, तुलसी, सूर और मीरा हिन्दी को अमर कर गये । रीति- 
काल में साहित्य के कुछ अंग, विशेषकर श्रृंगार, पुष्ट अवश्य हुए, किन्तु राष्ट्रीय 
उन्नति का दूसरा अवसर १९वीं शती में आया। 


9 ढा० हजारीप्रसुद द्विरी--हिन्दी साहित्य की भूमिकाः--पृष्ठ ४५-४७ 
. + डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय-- आधुनिक हिन्दी-साहित्य*--प्ृृष्ठ १४ 
3 ब्रजर॒त्नदास--खड़ी बोली हिन्दी-साहित्य का इतिदास'--पएृष्ठ ४८ 


डे ९ 








३८ भारतीय नेताओं की (हिदी-सेवा 


उन्‍नीसवीं शती के आंदोलन और हिन्दी 

उन्नीसवीं शती में भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उन परिस्थितियों की पुन- 
रावृत्ति हुई, जो उत्तर भारत में इस्लाम के उदय के साथ घटी थीं । वातावरण में 
अस्थिरता और अनिश्चितता का समावेश हुआ, क्‍योंकि मुसलमान बादशाहों 
की जड़ें उखड़ चुकी थीं और एक अन्य विदेशी सत्ता भारत में पांव जमाने के लिए 
यत्नशील थी । ऐसी परिस्थिति में समाज का शिक्षित वर्ग निजी हित और भारत 
के कल्याण के स्वप्न देखने लगा । इस प्रवृत्ति को स्वयं विदेशी सत्ता द्वारा प्रसारित 
पाश्चात्य विचारधारा से पर्याप्त बल मिला । इस राजनीतिक पृष्ठभृमि में भाषा- 
सम्बन्धी समस्या ने भी योगदान दिया। संस्कृत शताब्दियों से अतीत की भाषा बन 
चुकी थी और अब चिरस्थापित फारसी भी पदच्युत होने जा रही थी । यह. 
आधुनिक भाषाओं का युग था और किसी प्रकार से भी इन भाषाओं को पदासीन 
करने में विदेशी शासक और भारत के नेतागण एकमत थे । भारतीय नेताओं ने 
इस तथ्य को भली-भांति हृदयंगस कर लिया कि अपने विचारों के प्रचार और 
जनता में जागृति के छिए भारतीय भाषाओं की शरण लेना आवश्यक हैं। कलकत्ता 
से दिल्ली तक अधिकांश सार्वजनिक नेता इस बात पर सहमत थे कि वह भाषा 
जिसे सभी समझ सकें, हिन्दी ही हो सकती है । इस विचार का सूत्रपात सबसे पहले 
राजा राममोहनराय से हुआ और उनके बाद अन्य ब्रह्मममाजी नेताओं ने भी 
इस मत का अनुसरण किया । स्वामी दयानन्द और उनके साथी भी हिन्दी की 


ओर आडढद्ृष्ट हुए तथा उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हिन्दी का पक्ष लिया। यहांतक कि 
हिन्दी के पठन-पाठन को उन्होंने आर्यसमाज के मूल नियमों में सम्मिलित किया। 
. इन दोनों आन्दोलनों से प्रभावित सभी लोग हिन्दी की ओर आकषित हुए। सौभाग्य 


से इसी समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म हुआ, जिनके निजी प्रयत्नों से हिन्दी 
का प्रचुर विकास हुआ और उसकी ओर नेतागण अधिकाधिक आद्रष्ट होने 


_ रूगे। इन प्रवृत्तियों ने हिन्दी को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत बना दिया और ये 


प्रवत्तियां जन-आन्दोलन तथा देशव्यापी चेतना के कारण और अधिक बलवती हुईं । 
फलत: बीसवीं शती के नेतागण हिन्दी के समर्थक ही नहीं, साहित्य-निर्माता भी बन 


गये। इन नेताओं के कारण राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और साहित्यिक तथा भारतीय 


जन-जीवन और साहित्य में निकटतर सम्बन्ध स्थापित हुआ और एक विशेष 


. समन्वय का उदभव हुआ । हम इन नेताओं को उस वर्ग में मान सकते हैं, जो नव- 
. विक्षा से प्रकाश ग्रहण करके भी भारत के प्राचीन इतिहास, उसके सांस्क्ृतिक गौरव 
.. और उन्नत साहित्य से प्रभावित थे और भारत के जन-जीवन को उसकी प्राचीन 

: परंपरा से विच्छिन्न करने के पक्ष में नहीं थे 


। इसी कारण उनके भाव और विचार 


हो. : 
४ कि " वा 
| 











ह ्क 





| 


है 
"] 


। 


शलाका कक 


साहित्य, जन-आन्दोलन और नेता . बे९ 


जन-जीवन तथा साहित्य के बीच की उज्ज्वल कड़ी बन गये और १९वीं- 
२०वीं शती के प्रायः सभी साहित्यकार सुधारवादी बने, जिन्होंने सक्तिय रूप 
से सामाजिक, राजनीतिक तथा धामिक आन्दोलनों में भाग लिया और तत्कालीन 


. साहित्य को एक नया मोड़ दिया । इसी प्रकार यह भी कह सकते हैं कि इस काल 
. के अधिकांश समाज-सुधारक व नेतागण अच्छे साहित्यकार बने या उन्होंने भाषा 


तथा साहित्य को काफी प्रभावित किया । इन्हीं नेताओं के कारण हिन्दी- 
साहित्य को राष्ट्रीय भावना की देन मिली । डा० रघुवंश लिखते हे-- 


“बीसवीं शताब्दी के आरंभ होने के साथ ही आधुनिक साहित्य ने एक नया 


सोड़ लिया। प्रारंभिक काल (१९वीं दताब्दी का उत्तराद्ध ) जन-जागरण का समय 
था, पर उस समय तक जनता के सामने राष्ट्रीय भावना स्पष्ट नहीं हो सकी थी । 


. परन्तु इस काले तक राष्ट्रीय भावना और आदशे की रूपरेखा साफ प्रकट होने 


लगी थी । शिक्षित सध्यम-बर्गे का यह साहित्य हे तथा इस वर्ग के सामने स्वामी 

दयानन्द ने धार्मिक दृष्टि से, स्वाभी विवेकानन्द ने आध्यात्मिक दृष्टि से और 

बालगंगाधर तिलक ने राजनीतिक दृष्टि से भारतीय गौरव की स्थापना की थी ।. . « 

पहले सामाजिक सुधार-आन्दोलनों को अधिक महत्व मिलता था, पर अब उन सबको 
राजनीतिक राष्ट्रीय आन्दोलन के अंग के रूप में ग्रहण किया गया। इस 
राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ हिन्दी का महत्त्व अधिक बढ़ता गया।”' 

अंग्रेजी राज्य के विस्तार का प्रभाव " 

. यह बात तो स्पष्ट ही है कि जिस प्रकार भाषा और साहित्य पर सामाजिक 
व्यवस्था, धामिक विचार तथा राजनीतिक परिवतंनों का प्रभाव" पड़ता है, उसी 
प्रकार सामयिक विचारों तथा परम्परागत विश्वासों का भी। प्रत्येक युग में 
पुराने विश्वास नवीन चिन्तन, नये संपर्क और नव-प्रभावों के कारण कुछ-न-कुछ 
बदलते रहते हैं और इस परिवर्तन की झलक तत्कालीन साहित्य में अवश्य दिखाई 
देती है । हमारे सामने यह प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है कि “अंग्रेजी राज्य की स्थापना 
और विस्तार के साथ सम्बन्ध होने और नवीन वेज्ञानिक साधनों के सहारे तथा 
उनके फलस्वरूप समस्त देश के एक सूत्र में बंध जाने के कारण हिन्दी नित्य 
नई शक्ति संचित कर साहित्य के क्षेत्र में ही एकाधिपत्य स्थापित करने में नहीं वरन 
हिन्दी-प्रदेश सें बाहर फेलकर राष्ट्रीय रूप ग्रहण करने में सफल हो सकी हैँ ।*_ 

हिंदी को राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हो सका, इसका श्रेय बहुत अंश में हमारे नेताओं 
3१ आलोचना, अक्तूबर, १ » १६५२ में प्रकाशित लेख आधुनिक युग का पूर्वोर्ड 

ः “--एष्ठ ६४-६५ 
२ डा० लच्मीसागर वाष्णँय-- आधुनिक हिन्दी साहित्य'-पृष्ठ २६ « . .' 


का 8 
क पु 


न अमन कम लत म मत ग न मणि तक ला इस न ही हि हे 








४० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


को ही है। राष्ट्रीय भावना से पूरित हमारे नेता हिन्दी की ओर आकर्षित तो हुए 
ही, किन्तु उन्होंने भाषा को भी राष्ट्रीय उन्नति के मूल में देखने का प्रयास किया । 
इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के आदशों, राष्ट्रीय भावनाओं और देशोन्नति की 
आकांक्षाओं को जन-जीवन तक पहुंचाने के लिए हिन्दी को अपनाया । 
इन नेताओं की वाणी जनता-जनादेन के लिए राष्ट्र-वाणी बन गई । हिन्दी को 
राष्ट्रवाणी का पद मिला और साहित्य उससे मुखरित हो उठा । कृति नेता के 
व्यक्तित्व से धनिष्ठ सम्बन्ध रखती है, किन्तु उसका आकर्षण उसके समन्वय में 
निखरता हैं । हमारे नेताओं की वाणी और क्ृति में व्यक्तित्व और राष्ट्रीय 
भावना का अनूठा समन्वय है। निस्संदेह नेताओं के व्यक्तित्व में जिस उज्जवलता, 
चरित्र में जिस निष्कलंकता, बुद्धि में जिस दृढ़ता तथा जीवन में जिस आदश- 
वादिता तथा उत्सर्ग की कल्पना की जाती है, उसका अस्तित्व हम भारतीय नेताओं 
में भी पाते हैं। फलतः नेताओं की भाषा अलंकार-रहित होने पर भी सुन्दर है 


और इसलिए उसमें जो आकर्षण है, जो स्पन्दन है, भावकता के उदबोधन की जो 


शक्ति है, अनुभूति को जगाने और अनुभव को जुटाने की जो प्रेरणा है, राष्ट्र- 
भावना की जो गूंज है, सत्य की जिज्ञासा जागृत करने का जो सन्देश है, उसने 
सदा जन-जीवन और साहित्य को प्रभावित किया है । भारतीय नेताओं ने देश के 
जन-मानस को आन्दोलित किया हैं और इसीलिए उनकी भाषा हृदय के अन्तरतम 
प्रदेश का स्पर्श करने में समर्थ हुई है और साहित्य के विकास में सहायक बनी है । 


नेताओं का दायित्व और साहित्य पर प्रभाव 


अन्याय का प्रतिरोध करते हुए नव-विचारों और कल्पनाओं को प्रस्तुत 
करने, जीवन-सागर में उठनेवाली तरंगों और तूफानों का प्रतिनिधित्व करने 


तथा जीवन और साहित्य का निर्माण और सर्जन करने में हमारे अनेक नेता अपनी 
. सानी नहीं रखते। यही कारण है कि आज जन-जीवन में उनका असाधारण स्थान 
हैं और मानव-समाज पर उनका अभूतपूर्व प्रभाव है। फलतः युगीन साहित्य पर 


उनकी विचारधारा के प्रभाव को स्पष्टरूप से छक्षित किया जा सकता है । भारत 


. के जन-मानस को भारती ही विशेष रूप से अनुप्राणित कर सकती है, अतः अधिकांश 
नेताओं को जन-मानस तक पहुंचने के लिए इसीकी वन्दना करनी पड़ी है । वव- 
.. रचना में कुशल शिल्पी की भांति उन्हें जन-जीवन और साहित्य को सावधानी 
. के साथ गढ़ना है, साथ ही राष्ट्रभाषा के कार्य को पूर्ण करने की क्षमता का संपादन 
|. करना है। आज के स्वाधीन भारत की कालात्मा की पुकार यही है कि जनभाषा 
|... हिन्दी के विकास की ओर उचित ध्यान दिया जाय। आज हिन्दी राष्ट्रभाषा के 


9 .# 


4 





हे 


साहित्य, जन-आन्दोलन और नेता ४१ 


उच्च और आदरणीय स्थान पर विराजमान है, जिसका श्रेय देश के नेताओं को 
ही है । उन्होंने इसी भाषा के द्वारा भारत के कण-कण में सजीवता और स्पन्दन, 


नवस्फूति और जागरण, सक्रियता और गतिशीलता का मंत्र फूंका है । गतिशील 


भाषा से साहित्य की समृद्धि में सुकरता रहती है। यही कारण है कि नेताओं की 
स्वतन्त्र रचनाएं तो वाइनमय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती ही हैं, उनके अधिकांश 


भाषण भी साहित्य में अनुपेक्षणीय हैं । 


नेताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने जीवन में आदरशों के साथ- 
साथ दो अन्य बातों का भी ध्यान रखें। ये हैं वाणी और लेखनी । नेता यदि अच्छा 
वक्‍ता हो तो जनसाधारण को अपनी ओर आकषित करता है,उनका आह्वान करता 
है और तब अपने विचारों का प्रभाव उनमें उत्पन्न कर देता है। भारतीय नेता इस कला 
में सदा प्रवीण रहे हैं। किन्तु वाणी के साथ यदि लेखनी भी सबल हो, तो, दो हाथों से 
काम करना जेसे आसान हो जाता है, वाणी और लेखनी का योग स्वयं शक्तियों 
को जुटा देता है। वस्तुतः वाणी यदि भाषा का अधिक विस्तार कर सकती है तो 
लेखनी साहित्य को समृद्ध बना सकती है । वाणी और लेखनी के द्वारा नेताओं 
ने जन-चेतना को जगाया है, जनहित की रक्षा की है, जनाकांक्षा और जनाधिकार 
का प्रतिनिधित्व किया है और इस प्रकार छोक-सेवा के ब्रत को भी निभाया है । 
चित्रकार अपनी भावना, कल्पना और अनुभूति को साकार करने के लिए तूलिका 
का आश्रय ग्रहण करता है। वह दर्शकों को अपनी अनुभूतियों और अन्तर्कोक का 
अनुभव कराने में जितना ही समर्थ होता है, उतना ही सफल माना जाता है। नेता भी 
वाणी तथा लेखनी से वही कार्य करता है, जो चित्रकार अपनी तूलिका से । कर्म- 
साधना के समय वह अपनी पृथक सत्ता को विस्मृत कर देता है और जनता के सुख- 
दुःखों के साथ एकात्म भाव स्थापित कर लेता है। व्यक्तिगत लाभालाभ की भावना 
से वह पहले ही मुक्त होता है और अपने जीवन को देश की वास्तविक स्थिति तथा 
आदर्श की विराट सीमा में लय कर देता है। इस अवस्था में उसके हृदय में 
अनुभूतियां जिस भावावेश की सृष्टि करती हैं और जिन कल्पनाओं तथा विचारों 
को जन्म देती हैं, उन्हें वह लेखनी के द्वारा मूर्तरूप प्रदान करता है । 

अतः यह स्पष्ट है कि नेता की सफलता इसमें हैं कि जो वह लिखे जनता 
का हृदय उसीका अनुभव करने लगे । जन-सेवा के क्षेत्र में नेता के लिए यह सब 
आवश्यक है और इसका उज्ज्वल उदाहरण गांधीजी का व्यक्तित्व है । उनकी 
वाणी और लेखनी ने जन-ह॒दय में उन्हीं भावों और अनुभूतियों को जन्म दिया, 
जिनका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। राजेन्द्रबाब्‌ और जवाहरलालूजी भी 
अनुभूति की अभिव्यक्ति में पटु हैं। विनोबा की वाणी में भी यह तत्व निहित है ॥। 


हि ् 


कक 











४२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


इन सबके विचारों और अनुभूतियों का हिन्दी-प्रेमियों ने मूल या अनुवाद के रूप में 
संग्रह कर लिया है, जिससे हिन्दी भाषा और साहित्य सम्पन्न हुए हैं। इनका जीवन 
स्वयं आदर्श हैं और इनके विचार साहित्य-रचना के प्रेरक हैं। इस युग में हिन्दी के 
विकास में इनका बहुत योग रहा है, अतः हम इन्हें इस क्षेत्र की वंदनीय विभूतियां 
मानते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य देश का पथ-प्रदर्शन करना, जनता-जनार्देन की 
सेवा करना और उस अलौकिक आत्मानन्द की अनुभूति करना है, जो स्वाभिव्यक्ति 
में प्राप्त होता हैं। कोई भी नेता जीवन के इस प्रयोजन को अपने दृष्टिपथ से 
ओझल नहीं होने देता। संप्रति भारतीय नेताओं में इसी प्रवृत्ति का उदय हुआ है । 

भारतीय नेताओं पर देश की एकता को बनाये रखने की जैसी जिम्मेदारी 
है, साहित्य की समरसता के लिए भी उनका सहयोग वैसा ही आवश्यक है । भारत- 
वाप्ती आज यही आशा छगाये हुए हैं कि उनके नेताओं की वाणी और लेखनी से वह 
सामर्थ्य पैदा हो, जो राजनीति की दरारों, जातिगत स्वार्थों की विधटनकारी प्रवृत्तियों 
और राष्ट्रीयता के नाम पर पतनोन्‍्मुख प्रादेशिकता की गन्दगी को दूर हटा सके। 
कभी-कभी जीवन की विफलताओं और विचारों की आराजकता के कारण जन- 
समाज अपना ही सव्वेनाश करने के लिए तत्पर हो उठता है। तब ऊंचा साहित्य 
उसको हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लाता है। मार्गदर्शक का यह कार्य वे नेता ही 
कर सकते हैं, जिनकी वाणी में प्रभाव है और लेखनी में ओज । 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता हैं कि भाषा और जन-आन्दोलन में 
निकट का सम्बन्ध है। आन्दोलन का आधार लोगों की भावनाएं तथा महत्त्वा- 
कांक्षाएं होती हैं, जो स्वभावतः अभिव्यक्ति ढूंढ़ती हैं। ऐसी अभिव्यक्ति के कई 
माध्यम हो सकते हैं, किन्तु भाषा उनमें प्रमुख है । भाषा का सहारा लेकर 


. आन्दोलन आगे बढ़ता हैं और उसका मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक उसी प्रकार जन- 
.. आन्दोलन भाषा के लिए वाहन का काम करता है और उसके विकास तथा अभिवृद्धि 


में सहायक होता है। आन्दोलन की बदलती हुईं परिस्थितियां नये-तये शब्दों और 


मुहावरों के रूप में भाषा का अंग बनकर सामने आती हैं ।जननायक की समृद्ध 
. कल्पना आन्दोलन और भाषा, दोनों को अभिनव रूप प्रदान करती है तथा साहित्य 


स्वाभाविक रूप से उन्नत होता हैँ । इस प्रकार जननायक, जो अन्दोलन का नेता 


. होता है, भाषा और साहित्य को सहज ही गति प्रदान करता है तथा उनके 


विकास में योगदान देता है । जनजीवन और साहित्य को भिन्न नहीं किया जा 


._ सकता;)३इसी प्रकार जन-आन्दोलन और नेता को विलूग करना कठिन है। 
लय इसलिए यह मान लेना होगा कि साहित्य, जन-आन्दोलन और नेता तीनों के 
....... संगमसे प्रगति की त्रिवेणी सहज ही प्रवाहित होती रहती है । 


हम 


हि] 


था 
/फ्क 


डे 





रे 


क्‍ अध्याय : २ 
जनजागरण की पृष्ठभमि ओर हिन्दी 


सामाजिक चेतना और पुरातन विश्वास 


जन-जागरण का सांस्कृतिक अथवा सामाजिक चेतना से विशेष सम्बन्ध है । 
विशुद्ध धामिक आन्दोलन समाज के समुदाय-विशेष को उद्देलित कर अधिकांश 
लोगों को अछता रख सकता है। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि कोई राजनीतिक 
आन्दोलन भी समाज के सभी वर्गों को प्रेरित करे । किन्तु ऐसे सामजिक आन्दोलन 
की कल्पना कठिन है, जिससे समस्त समाज आन्दोलित न हो उठा हो । ऐसे आन्दो- 
लन का प्रमुख लक्षण जनता का पथ-प्रदर्शन होता है। गहरी निराशा में डूबा हुआ 
समाज अपने प्राचीन गौरव की स्मृति में एक सम्बल और आशा की किरण ढुंढ़ता 
है और ऐसा मार्ग प्रशस्त करनेवाले जननायक का सहज अनुसरण करता है । 
इस प्रकार के जागरण के धारमिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक परिणाम तो 
होते ही हैं, इसके फलस्वरूप तत्कालीन भाषा तथा साहित्य को भी यथेष्ट बल 
मिलता है, क्‍योंकि नेता के सन्देश के प्रसार का प्रमुख माध्यम भाषा ही हो सकती 
हैं । आरम्भ में भाषा ऐसी सामाजिक चेतना का साधन होती है, किन्तु समय 
पाकर जब आन्दोलन सांस्क्ृतिक अभ्युदय के स्तर पर पहुंच जाता है तो साहित्य- 
सृजन साधन के साथ-साथ साध्य भी बन जाता है । सामाजिक और सांस्कृतिक 
चेतना लानेवाली क्रांतियों द्वारा राष्ट्रों में आमूल परिवर्तन कैसे होते हैं, इसका 
इतिहास साक्षी है। उन्नीसवीं शती में हमारे देश ने ऐसे ही क्रांतिकारी जागरण के 
दर्शन किये, जिसके फलस्वरूप जनता में चेतना फैली और लोग पुरानी विचारधारा 
की परिधि से निकलकर नवीन विचारों को ग्रहण करने लगे। इस प्रक्रिया से हिन्दी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में बहुत सहायता मिली । क्‍ 

जिन कारणों से इस नवीन चेतना का ख्रोत प्रवाहित हुआ, वे भी प्रत्यक्ष थे । 
पाइचात्य विचारधारा से सम्पर्क उनमें सर्वप्रथम था। यूरोपीय और भारतीय 
सभ्यताओं के सांस्कृतिक सम्पर्क के फलस्वरूप इस चेतना का जन्म हुआ, जिसने 
हमारे विचारों, विभिन्न दृष्टिकोणों और भाषाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तत कर 
दिये । डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय के शब्दों में, “अंग्रेज जिस सभ्यता को लेकर 
भारतवर्ष आये थे, उसमें गति एवं शक्ति थी। भारतीय सभ्यता दवताब्दियों के 
बोझ से स्थिर और शिथिल हो चुकी थी। ऐसी दक्शा में भारतीय सभ्यता का 


क्र कक जी 








डंड भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


पाइचात्य सभ्यता से प्रभावित होना अवश्यम्भावी था, यद्यपि नवीन शासकों की 
नोति के कारण यह प्रभाव जितना उत्कृष्ट और सर्वांगेण होना चाहिए था, 
उतना नहीं हुआ । फलस्वरूप हिन्दी-साहित्य रुढ़िग्रस्त मार्ग छोड़कर गतिशील 
हुआ, उसमें नवीनता और आधुनिकता का जन्म हुआ।) जो परिवर्तन उस समय 
भारतीय समाज में हो रहे थे, उनके कारण देश के साहित्यिकों का दृष्टिकोण 
निःसन्देह बदला । पाश्चात्य विचारधारा से प्रत्यक्ष सम्पके, यूरोप में आधुनिक 
युग का उदय, विज्ञान और ओऔद्योगीकरण की प्रथम झलक, ये ऐसे तत्व थे, 
जिनका प्रभाव बंगला-साहित्य पर पहले ही पड़ चुका था । हिन्दी के लेखकों पर 
यह प्रभाव कुछ तो अंग्रेजी-साहित्य के प्रत्यक्ष सम्पके से और कुछ बंगला- 
साहित्य के द्वारा पड़ने लगा । नवीन विचारों ने पुरानी धारणाओं पर आधात 
किया और बुद्धिवाद ने परम्परा को चुनौती दी। जिस प्रकार यूरोप में आधुनिक 
विचारों के कारण ईसाई मत की परम्परागत मान्यताएं हिछ उठी थीं, उसी 
प्रकार भारत में भी अनेक अन्धविश्वासों, प्रथाओं तथा' रूढ़ियों की जड़ें 
डगमगाने लगीं । 


जन-जागरण की पृष्ठभूमि : संत-साहित्य 
जन-जागरण राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार के हो 
सकते है । भारत की सांस्कृतिक परम्परा प्राचीन और सुदीर्घ हैं। अतः यहां 
धामिक आन्दोलनों का सदा से विशेष महत्त्व रहा है । इन आन्दोलनों का 
भाषा से विशेष सम्बन्ध रहा है, क्योंकि यह स्वमान्य है कि भारत की 
सभी आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति तथा विकास के बीज मध्ययुगीन धामिक 
अभ्युदय में छिपे हैं ।* डा० धीरेन्द्र वर्मा ने भी लिखा है---इस काल के (सध्यकाल ) 
अंतिम दिनों में पूर्वी हिन्दुस्तान में धामिक आन्दोलनों के कारण भाषाओं में कुछ 
कास हुआ। . . .. इस प्रकार के आन्दोलन में गोरखनाथ, रामानन्द तथा उनके 
 अ्रमुख शिष्य कबीर के संप्रदाय उल्लेखनीय हैं |? डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी ने 
. भी इस मध्ययुगीन धारमिक अभ्युदय के साथ वर्तेमान धामिक आन्दोलनों का 
सम्बन्ध जोड़ते हुए इस मत को पुष्ट किया है--- द 
“इधर ईस्वी पंद्रहवी शतो में संत कबीरदास की रचनाओं में दिल्ली 


.._को सड़ी बोलो को स्थान मिला, कभी शुद्ध रूप में, कभी ब्रजभाषा से मिले-लुले 








. $ आधुनिक हिन्दी-साहित्य! (१८५०-१६००)--पृष्ठ १ 
* जी. ए. ग्रियर्सेन--लिग्विस्टिक सर्व श्रॉव इण्डिया), जिलद छठी; पृष्ठ 
- १२-१३ हे 
“हिन्दी भाषा का इतिहास!--पृष्ठ ७७ 





ह 

४ श्र 
0 
हि 





जन-जागरण को पृष्ठभूमि और हिन्दी ४५ 


रूप में। दक्षिण भारत में हिन्दी की ही एक शाखा ईस्वी चौदहवीं शती से प्रतिष्ठित 
हुई और इसके सहारे दक्षिण में दकिनो' भाषा और साहित्य की नोंव सोलहवीं 
शती में डाली गई, जिस दकिनी के प्रभाव के कारण दिल्ली में अठारहवीं शती के 
सध्यभाग में मुसलूमानी हिन्दी या उर्दू की प्रतिष्ठा हुई । फिर कलकत्ता में हिन्दी 
ओर उर्दू इन दोनों ने आधुनिक उत्तर भारत के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक जीवन 


में अपना-अपना स्थान जमा लिया और हिन्दी का साहित्यिक प्रसार होने लगा । 


धीरे-धीरे पछांह के बाहर पंजाब, पुर्वी राजस्थान, मालवा, बिहार, भध्यप्रदेश, 
इन सब प्रांतों में एक विराट हिन्दी संसार, शिक्षा के विस्तोर के साथ-ही-साथ, 
ईस्वी १९वीं शती के द्वितीय अरद्ध से तेयार होने लगा । हिन्दी अब अपने 
प्रसार के कारण मध्यदेश की भाषा के गौरवमय इतिहास की नये तौर पर उत्तरा- 
घधिकारी बनी । मध्यदेश का प्राचीन गौरव और उस स्थान की आधुनिक भाषा 
की संख्या भूयिष्ठता ये दोनों एकत्र सट गये । अखिल भारत की अखंडता के सम्बन्ध 
में हमारे राजनीतिक तथा सांस्कृतिक नेता लोग बड़े जोश के साथ सोचने लगे, 
खास करके बंगाल के कुछ प्रख्यात चिन्तक-नेता । उन्होंने हिन्दी को और भी अखिल 
भारतीय ऐक्य के संगठन की दृष्टि से देखा और भारत के आयन्दा युग के इतिहास 
में हिन्दी के स्थान और हिन्दी के द्वारा होनेवाली एकता बढ़ने की संभावना पर 
उन्होंने दूर-दृष्टि-सम्पन्न भविष्यवादी की नज्ञर से देखा ४“ इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी के विकास में योग देनेवाले विविध 
तत्त्वों में धामिक आन्दोलन प्रमुख हैं। इस धामिक तथा सांस्कृतिक जागरण 


को समझने के लिए उन ऐतिहासिक घटनाओं तथा राजनैतिक" गतिविधियों को 


जानना आवश्यक है, जिन्हें भारतेन्दु तथा स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
आन्दोलनों की भूमिका कहा जा सकता है। इन घटनाओं का सम्बन्ध अधिकतर 
बंगाल से है । द द द 


अंग्रेजी साहित्य का बंगला पर प्रभाव 


१८वीं शताब्दी में बंगाल का समस्त प्रांत अंग्रेजों के आधिपत्य में आ चुका 
था। प्रशासन के काम-काज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होने छऊगा था और उधर 
अंग्रेजी पादरियों द्वारा ईसाई मत का प्रचार करने की योजना के कारण प्रचलित. 
भारतीय भाषाओं को उन्नत करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी थी।. 
अंग्रेजी के पठन-पाठन के लिए कलकत्ता और प्रांत के दूसरे प्रमुख नगरों में स्कूल 


खोले गए और इस प्रकार अंग्रेजी-शिक्षण और पाश्चात्य विचारधारा के आगमन 


१ “विशाल भारत”, मार्च १६५०--पृष्ठ १८३ 








है. भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


का श्रीगणेश हुआ। इस शिक्षा का प्रभाव सबसे पहले बंगाल के संभ्रान्त हिन्दू- 
परिवारों पर पड़ा । 


विदेशियों का संरक्ृत-प्रेम 

पाइचात्य विचारों के संपर्क का परिणाम यह हुआ कि शिक्षित वर्ग 
भारत की विस्मृतप्रायः संस्कृति तथा साहित्य को फिर से जानने के लिए 
लालायित हो उठा । यह आइचये की बात है कि अंग्रेजी शिक्ष का फल समाज 
में भारतीय विचारधारा, विशेषकर संस्कृत-साहित्य और उपनिषदों की लोक- 
ब्रियता के इप में प्रकट हुआ। डा० स्यामसुन्दरदास को इन पंक्तियों से इस बात 
को पुष्टि मिलती है--- 

“अडरहवों शताब्दी के अंतिम चरण में यूरोपवालों में संस्कृत के पठन- 
पाठन. की अभिरुचि उत्पन्न हुई । पहले-पहल सन्‌ १७६७ ई० में क्रदो नामक 
फ्रांपीपती पाइरो ने अपने देश को एक साहित्यिकृ-संध्या का ध्यात मंत्कृत और 
लेटिन की परस्पर समानता की ओर आकर्षित किया था । पर उक्त संस्था ने उस 
समय इस प्रइन को अधिक महत्वपूर्ण न समझकर इधर ध्यान नहीं दिया । क्रदो _ 
का लेख चालीस वर्ष तक अप्रकाशित पड़ा रहा । सन्‌ १७८५ में चार्ल्स विल्किस 
ने ओतदुभगवद्गीता' का और सन्‌ १७८७ में हितोपदेश' का अंग्रेजी में अनुवाद 
किया था। सर विलियम जान्स ने सन्‌ १७९६ के लगभग संस्कृत का अध्ययन किया । 
उन्होंवे लिया था कि संस्कृत भाषा ग्रोक भाषा से अधिक पूर्ण और लेटिन से अधिक 


. सम्पन्न तथा दोनों-भाषाओं से अधिक परिमाजित हू । . . . - उन्होंने सन्‌ १८०४ 


में दाकुन्तल', मनुस्मतिं और ऋतुसंहार' का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया । 
तदुपरान्त हेनरी टामस, कोलबुक, विल्सन, बनेफ, आदि अनेक पाउचात्य विद्वानों 
ने संस्कृत का अध्ययन किया ओर उसके अनेक ग्रन्थों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
कराया। अलेक्जेंडर हेमिल्टन नामक एक अंगरेज सेनिक ने भारत में रहकर संस्कृत 


का ज्ञान प्राप्त किया था। जब इं'लेण्ड और फ्रांस में युद्ध हुआ, तब यह इंग्लेण्ड जाते 


कु 


समय फ्रांस में रोक लिये गए ओर कुछ दिनों पेरिस में कंद रखे गए। इस दशा में 
ही उन्होंने कई फ्रांपीसी विद्वानों तथा जमेंन कवि इलेगेल को संस्कृत पढ़ाई थी। 


.. इलेगेल ने भारतवासियों की भाषा और बुद्धि नामक एक ग्रन्थ लिखा था, जिसमें 
.. संस्कृत का अच्छा परिचय दिया गया था और भारतीयों की बहुत प्रशंसा की 
..._ गई थी। इस ग्रंथ के कारण अनेक दूसरे जर्मन विद्वानों में भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त 
|... करने की उत्कंठा हुई 7४१ 


भाषा-विज्ञन --प्ृष्ठ १५-१६ 














के कब्फ 
है 


जन-जागरण की पृष्ठभूमि और हिन्दी डा 


इस प्रकार साहित्य और शिक्षित समाज में नव-परिवर्तत और नव-विचारों 
के सृत्रपषात के कारणों में एक बात यह भी थी कि तभी भारतीय हशिक्षितों 
और विद्वानों को विदित हो सका कि विदेशी हमारे प्राचीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
साहित्य में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी-अपनी भाषाओं में उनके अनुवाद 
कर रहे हैं। इसके परिणाम-स्वरूप बंगाल के ऊपरी स्तर में चेतना की लहर दौड़ 
गई । भारतीय और पाश्चात्य विचार-धाराओं के सम्मिश्रण ने राजा राममोहन 


_ राय, माइकेल मधुसूदन दत्त, के 7वचन्द्र सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रामक्ृष्ण- 


परमहंस, स्वामी विवेकानन्द जैसी महान्‌ आत्माओं को जन्म दिया । बंगला-साहित्य 


में एक क्रांति आ गई । उसी समय फ्रांसोसी, जर्मन और अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत 
का अध्ययन कर हमारी महानता से हमें ही परिचित कराया । मैक्समूलर और 


उनके साथियों, व्हिटले, पाल-ब्रगमैन, डेलबुक आदि के प्रयत्नों के फलस्वरूप 
हमारी सांस्कृतिक बपौती विस्मृति के गतें से उभरी और हम भारतवासियों 
को भी उसके दर्शन हुए । अनेक अंग्रेड़ी ग्रंथों के अनुवाद बंगला में छपनें छगे और 


परिणामस्वरूप अंग्रेजी साहित्य का सीधा प्रभाव तेजी से बंगला साहित्यकारों और 


उनके साहित्य पर पड़ने लगा । इन अनुवाद करनेवालों में माइकेल मधुसूदन दत्त 


: प्रमुख थे। पाइचात्य साहित्य का इनपर इतना प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजी नाटकों 


और उपन्यासों को बंगला में अनूदित करने के अतिरिक्त वह अंग्रेजी में कविता 


. और नाठक लिखने लग गये । 





ज अध्याय : ३ 
। धामिक एवं सामाजिक आंदोलन और उनके नेता... 
ल्‍ है . अब हम क्रमश: ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज, रामकृष्ण मिशन, देवसमाज, 


सनातनधर्म सभा, थियोसाफिकल सोसाइटी और राधास्वामी मत के आनच्दोलनों 
पर दृष्टिपात करेंगे। आर्यसमाज पृथक प्रकरण का विषय है। शेष आन्दोलनों की 
ही हम यहां चर्चा करते है । 


राजा रामसोहन राय और ब्रह्म-समाज 
आधुनिक भारत में नवचेतना के तत्व को सबसे पहले राजा राममोहन राय ४ 
« (सन्‌ १७७४ से १८३३) ने ग्रहण किया । उन्होंने जनता को उपनिषदों की महा- 30 
नता कू संदेश सुनाया। जिस समयहिन्दू.. 
अपने-आपको सब प्रकार से दीन-हीन 
समझने हरूग गये थे, उस समय उन्होंने 
यह घोषणा की थी कि हम उपनिषदों की 
विपुल ज्ञान-राशि के स्वामी हैं, अतः हमें 
लघ॒ता की भावना न रखकर आत्मविश्वास- 
पूर्वक रहना चाहिए। निस्सन्देह राजा- 
साहब आधुनिक भारत के जन्मदाता थे। हु 
_ राजा राममोहन राय उन्होंने धामिक, सामाजिक और शिक्षा- 0 
द द संम्बन्धी सुधारों के अतिरिक्त राजनतिक... ४.४ 
जागृति में भी विलक्षण योग दिया । उन्होंने भारत ही में नहीं, इंग्लेण्ड में भी 
आज भारतीय शासन-प्रणाली में सुधार के लिए आन्दोलन किया था। वह पहले भारतवासी 
७...  घथे, जिन्‍्हें ब्रिटिश पार्लमेंट को एक कमेटी के सामने गवाही देने का अवसर प्राप्त 
... हुआ था। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म-समाज' ने और पीछे सर्वश्री देवेन्द्रनाथ और 
| केशवचन्द्र सेन द्वारा स्थापित आदि ब्रह्ममसससमाज” और “नवीन ब्रह्म-समाज' 
:. , नेऔर बम्बई आन्त के प्रार्यता-समाज' ने निराश और दुःखी छोगों को आशामय 
: भविष्य की सूचना दी। 
; 8 या राजा राममोहन राय का जन्म सन्‌ १७७४ में बंगाल के एक संप्रान्त 
हे । .... कुल में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी में उच्च शिक्षा के साथ ही संस्कृत, बंगला, 
.. . फारसी और हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आरम्भ से ही उनका 











धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ४९ 


झुकाव प्राचीन भारतीय संस्कृति और वेदों तथा उपनिषदों में सम्पादित दर्शन की 
ओर था। इसके साथ ही राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण पश्चिम के बुद्धिवाद 
तथा आधुनिक विचारधारा से भी प्रभावित था। उनके व्यक्तित्व में पूर्वी और 
पर्चिमी समभ्यताएं समानरूप से समा गई थीं। उनकी आधुनिकता ने उन्हें रूढ़िवाद, 
निरथेक धर्मान्धता और कर्मकाण्ड से: ऊपर उठने की प्रेरणा दी और समयानुकू 
. पाइचात्य विचारों का स्वागत करने को विवश किया। उधर उनके भारतीय संस्कारों 
: ने उन्हें अपने देश की संस्कृति पर गरव॑ करने के लिए प्रेरित किया। भारतवासियों 
में जो हीनभावना और पराजयमूलक मनोवृत्ति आ गईं थी, राममोहन राय के विचार 
.. उसे दूर करने में सहायक हुए । उन्हींके व्यक्तिगत प्रयत्नों के फलस्वरूप पाइ्चात्य ._ 
साहित्य और विज्ञान की शिक्षा का प्रचार होने लगा था । कम्पनी-सरकार अंग्रेजी 
शिक्षा-प्रणाली अपनानें में इसलिए डरती थी कि भारतीय जनता कहीं उसे अपनी 
धारमिक और सांस्कृतिक परम्परा पर आघात न समझ बैठे । अंग्रेजों के इस भ्रम 
. का निवारंण कर और अपने देशवश्सियों में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली का प्रचार 
कर राजा राममोहन राय ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया । 
... भारतीय शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में गत सौ वर्षों में जितने भी प्रतिवेदन 
प्रकाशित हुए हैं, उन सबमें राममोहन राय को अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष के समर्थकों 
में प्रथम स्थान दिया गया है । इस प्रश्न को लेकर जब भारी विवाद खड़ा हो गया. 
था, उस समय राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी के पठन-पाठन और आधुनिक 
शिक्षा के अपनाये जाने पर अत्यधिक बल दिया था । उन्हीं यक्तियों के आधार 
पर सन्‌ १८३५ में लाडं मैकाले ने अपना प्रसिद्ध नोट लिखा, जो तत्कालीन भारतीय 


. .  विक्षा-नीति की आधार-शिला बना । सबसे अंतिम सरकारी रिपोर्ट (८७०८६ 


री पाल 0मिलंत) [.08020282९ (0777759 07, ]956 ) में भी इसका उल्लेख 
किया गया है और अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का श्रेय राजा राममोहन राय को 
दिया गया है ।१ 


१. रिट्छुठ07 रण फट 0प्रिटांब 7872028९ (४0777 5200, 956 ४४५४४--- 

. #[0एकआाए फट एटथ४४ णिठजशांग्डु 06 727९छ७%ा 0 76 (077027973$ टॉ3870९० ६70 83 
77072 00४ 9]80८ 670८ ० फ्राट फिड 8768६ वेब 6०5 उलेबंंफ2 00 सवैपटबएंएगानी 00॥07 
 पशतांब, परफ्मोट छ० एगेंग्राड ्ी शंेत्ण तरांता 607थ्ांटत 07. ४९८०४परंपंगा 47 सपंड 
कल52८८ जरा ; 00९, -रंदा 28४९ (0 726 दाठजशा 385 (76 04ट॥#9॥380 50700, 280०0 4८ 
फल फिट ह6आहॉटंडाा ४2700... पआब एलए इच्ादानों ज३०, वा 2749 972 2९6 फद पट. 
(0फंलांथंड 32000 #%द्ाएटते ६0 ाए0फब४2 पं ८एऐॉफएड007 0 ९ टी858०व 70७- 
]6686 बाते पप्कक्रापा68 णी [मत9, भ्रटाट४5 प6 87रट्डांटेंडा 07 ग्रा0्तेटाक इटा00 ४7८८पं 
0० ३7८पाट्डॉट 'द7096०08८ णीं ऋरठ्वेशओ इलंटा2ट68 पए0पट्टी। 6 खिए्ठांओ ग8 0286: 
शिशंब रिक्ाय फिठानाए पि०ए अब 3 एट०ए 5ड7णाए बतेए०टबा८ ० पट ]80९70 $8९८7००१, 6 
जाट! पीट 005 0ीलंडोी इ907507 ए०3 छा ८०प्राइट ०३८४पोबए, #णाठएणांगए 76 
डि0005 झांगपांट 72८07व८0 979 8८2०५ 47 0758 2077९ट४079, 8 7८४0]7007 ७४४४४ [083 


कर 






५० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


नवीन विचारों और परंपराओं के समन्वयकर्ता 


/ समाज के पुनर्गठन और आधुनिक विचारों के प्रचारार्थ राजा राममोहन राय ने 
/ सन्‌ १८२८ ई०» में ब्रह्म-समाज' की स्थापना की। उनके समकालीन प्रमुख व्यक्तियों 


में से कई एक ने इस संस्था के उद्देश्यों का समर्थन किया और इसके प्रचार में योग 
दिया । उनमें प्रसिद्ध ठाकुर-परिवा र--द्वारिकानाथ, महर्षि देवेन्द्रताथ, प्रसन्नकुमार 
आदि और केशवचन्द्र सेन तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी शामिल थे । बाद में 
स्वामी विवेकानन्द भी कुछ समय तक इस समाज के सदस्य रहे। इसका उद्देश्य 
हिन्दुओं के धार्मिक विचारों में सुधार करना और पूजा-पाठ आदि को आडम्बर 


इ8८ए. 59५ एीह (०ए७०707 (टा०थ 7,०6१ आरब्श फैशाएंपा: 70 4835 ]289४४78 00०७0 
प90 था पड पिएतं5 80 (06 ताइए034 0 ५०ए2फ्राआइड१0 एठफांत एट्यटठछाी 08 3967५ 
णि पाएकापंए2 (0 वघतांथए0ड 2 00७2 ९०१8९ ० छाशाईडं लिप बाते इटाॉंटए2टट,.. एंड 
बाते प्र6 इप3टचुपलाए 58(९४०ण०: 0 एणॉ2ए [80७7 25 '४००व5 72627थाटो) ० 854 
[80 ८ 7िफवेब४०ण ता 36 दरतेफटलां0एाओं ४एएटाए 0 पट 00प्रत्राएए #00 इद्एटडओं तेल 
०265 पल'ट्थी:ट-, 

“४९ 87९ 707: 200८९-४८0 एक 0५९ फरींडा07४ ए €तए22000 ३४ [ए093 तएटटाए 47 
एंड एएटडटा0 20765... 2-8 75, 70 ४2ए९ए, प८८८४४००ए (0 7८070, 777 टए027५ ॥7 एांटए 
छा फट बिटा 8 ग 00प्राइद ० धरा पग5 389९८ ० ४6 774776/ ८775 /0 0९ ]08: ड87६ 
रण लि इटएडाओं त6टब068 ईणी०णांए8, पा 8577 (एफठण८४ ४०0०0) 70९श०%८70 ० 854, 
७ ॥45 >ल्‍ला १652०6त 35 ६76 ४७872 (709 ० #िकट्टाओ टवेपटबआ0ा गा वश, 
लाएठतदीा€6ड 8 26०७ 7220877000 ० फर८ 77000:4270९ एस 6 0078९0003 808 032९5 
ण 86 ट0प्रा(०ए ॥0 ३35 ढतेपटथ7ं०7०ं 5५३, 6 068922०, जोडी 40 टाटा ८तें, 
६76 काया 0 ढतपटब७07 88 (76 ठापिशंणा ० पर गप्र07०ए८० 03, 3८2९70९८, 077080077 
बणतें फलणब्राफ।ू ण छए0ए० ३ 0 ड0-, णी एपफ०ए९३४० दा0ए०त286*, व 00ण५7 ऐोवा 
पट ४ फए07ए ए एा6 59०८०य 278 प728५ एणछतदांड ए$ ६0 06 शा८0फब2०त बात 80 90०: 
एा6 स्ाशाओ 78928865 200 पा 5907९ 78 प4865 छी 779 शढाट (० 94 7ट्हुबावेट्ते 
ब 0९ खाल्ता4 07 6 तापिशंठा ० #फ०0ए८टथा दा0जोडव४ट... 70 806८४. 07 ६0 इथए 
0 8 शल्ातिदए 0 बाय 707 त6४7/6 ६0 इप्र05४0प0९ 6 :ाश्रीडी 78 285 07 शीट एल- 
पब्ल्पाड- तांश्रटटड ्ाी डी 20777... ८ ए३ए८ शॉएवबएड 92660 7708४: 5९7०९ 07 0८ 
च090027०९ बणपे ४6 ८७९ 0 6 808048०९5 शाग्रेणत शॉ006 ३०९ फतेटए४006 95297 ४76 
872७ 77888 0 (96 एछ०फ्णांब00.,.. 7८४९४ ]80802828, 800 एण शएह्रड, 97९ एलटा 
एण 0५ प$ ॥ ए4९6 ० ?#डंग्ा 7 (06 दांशांडद्वा०0 ए पडांट2 800 १0 फट फ्रांटा- 
60प्राइ७ 0९९एल९७ए 076 006४४ ण ( 0एश7767 70 (76 ए९०[ए-९.,.._ 7(48 7087 ८05०6, 
एालाट06, एव बं0 209 एलाल-बों इए४८० ए टवेपटबतं0ा 6 #प्तेए णी फव्या शटपोंत 9० 
घड़डांपैपठएड५ &6॥त6व१ ६0... ह6एते ब5ए बटपुप्वताब0ट८. जाए पग्राए/-0ए०0 स्रपाठएुटआा। 


- #70 छां8त86 शाह 8 00 968 ००्राप्रप्यांट2४(९6 00 (0९ 87620 77988 0 ए6 9८0.ल्‍6 056 


टाएटफ्रगा४8702$ 072ए९7६ 0९0 7०77 ३८व॒पंएंए३ 2 ए8 07व60 ० ९तपट4४009, 3800 शा 
एग4ए पर 0०९ एटटॉलपे [0 0ए7%०00776 पं वीगिण्णोप्रंदड ० ० 07थंड्ुप ।48708728०, ८०7 


०9 96 ९०णाएटएटव ६0 ४५60 970पह्ढी3 006 ०7 ० छा 07686 एथ7३८पॉँ४ए 8708प- 


8०४, 2282 24, 25, 
(9) $6९--$७०6८४०४5 #०ए 'थिबल्वपोंबए० १705८ बयते 20679 2९98० 79 
(0) 86९--२५४४०८६0९०0प5.. जार्वप्रग8ुड स्व शूएल्ट्टरलड ण 4.06. ४ ४८७पो ४५, 
- 79886 572. पर भिकआहि ॒ 


श् 





| दम 


१ 





घामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ५१ 


से ऊपर उठाकर सादा और सुग्राह्म] बनाता था । कवीन्द्ध रवीद्धनाथ ने इसके बारे 


में कहा था-- क्‍ 
“राममोहन राय ही को भारतवर्ष के आधुनिक युग के उद्घाटन का अद्वितीय 
सम्मान प्राप्त हे । उनका जन्म ऐसे संमय में हुआ था जब हमारा देश अपने प्राणतत्व 


का संस्पर्श खोकर केवल परिस्थिति की गुलामी करता हुआ अज्ञान के भारी बोझ 


के नीचे दबकर छठपटा रहा था। उन दिनों क्‍या सामाजिक रीति-रिवाजों में, क्या 
राजनीति में और क्या धर्म तथा कला के क्षेत्र में हम एक ऐसी उतार की मंजिल पर 
आ पहुंचे थे, जहां एक जजरीभूत परम्परा के बशीभूत हो हम अपनी सारी सृजनात्मक 
प्रवृत्तियां गंवाकर मानवधमम से किनारा कसने लगे थे। पतन के उस अंधकारमय 
घटाटदोप में ऋषियों की-सी पुनीत दिव्य दृष्टि और दुद्धंष आत्मतेज से युक्त एक 
ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में इस देश के ऐतिहासिक गगन सें रासममोहन राय 
का उदय हुआ, जिसकी आभा से यह भूमि फिर से प्रदीप्त हो उठी ।. - « वही इस 
शताब्दी का हमारा सबसे महान सार्गशोधक था । उसने पग-पणग पर हमारी उन्नति 
में बाधा डालनेवाले रोड़ों को राह से अलग हटाकर हमें विश्व-सहयोग और 
निखिल मानवता के युग में लाकर खड़ा किया ।. - उसे ही भारत के अन्तराल 
की उस सर्वोपरि पुकार को, जोकि सबके हृदय में निवास करनेवाले और एक ही 
कल्याणसृत्र में सबको ग्रंथिबद्ध करनेवाले परमात्मा की भक्ति-उपासना के क्षेत्र में 
सभी मनुष्यों की समानता-विषयक इस देश की चिर अमर भावना में निहित हे, 
इस प्रकार सशक्त रूप से फिर से प्रतिष्ठापित करने का श्रेय दिया जाना चाहिए ।”* 

एकेश्वरवाद में उनका विश्वास था और वह मूर्ति-पूजा, गुरु-परम्परा, 
अवतारवाद आदि का खंडन करते थे। सम्भवतः इन्हीं विचारों का कुछ समय बाद 
स्वामी दयानन्द पर भी प्रभाव पड़ा । 

इस आन्दोलन ने शीघ्र ही बंगाल के समस्त शिक्षित हिन्दू-समाज को 


अपनी ओर आकर्षित कर लिया । बंगाल से बाहर भी इन विचारों को सामयिक 
समझकर शिक्षित जनता ग्रहण करने लगी। बिहार, उत्तर प्रदेश और बम्बई के 
अतिरिक्त पंजाब में समाज का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसे आश्चर्यजनक ही कहा 


जा सकता है। अनेक शिक्षित हिन्दू और सिक्‍्ख इसकी ओर आकर्षित हुए। अमृतसर 


_ जिले के अग्रगण्य जमींदार सरदार दयारूसिह मजीठिया ब्रह्मसमाज से इतने 
प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा इसके. नाम पर दान 


१ राममोहन राय शताब्दी-समारोह के अवसर पर कलकत्ता में १८ फरवरी, १६३३ 
को सभापति-पद से रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा दिये गए भाषण से । 
४ --क्ृष्णवल्लम द्विवेदी--भारत-निर्मोता--पृष्ठ २० 
पे हर + 5 8 जी कक 
“ [0४ 








५२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


दे दिया । उसी दान से एक कालेज और एक बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय खोला 
गया और अंग्रेजी दैनिक ट्रिब्यून लाहौर से प्रकाशित होने छगा। राजा राममोहन 
राय के सुधारवाद की पंजाब के प्रमुख नगरों में काफी हलूचल रही । 


राजा राममोहन रांय और हिन्दी 

राजासाहब हिन्दी के भी पक्षपाती थे और मानते थे कि हिन्दी में अखिल 
भारतीय भाषा बनने की क्षमता है । उन्होंने कलकत्ता से सन्‌ १८२६ ई० में बंगदूत” 
नामक एक पत्र निकाला, जो चार भाषाओं में छपता था-हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला 
और फारसी ।* राममोहन राय स्वयं हिन्दी लिखते थे और दूसरों को भी प्रोत्साहित 
करते थे । उनकी हिन्दी का नमूना देखिये--- 

“जो सब ब्राह्मण सांगवेद अध्ययन नहीं करते सो सब ब्वात्य हें अर्थात्‌ 
अब्नाह्मण हें । यह प्रमाण धर्मे-परायण श्री सुब्रह्मण्यम द्ञास्त्रीजी ने जो पत्र सांग- 
वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों केश्समीप पठाया हु उसमें देखा जो उन्होंने 
लिखा हे वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होनें सकता नहीं और 
जिसने बेद का अध्ययन किया हूँ उस ही का केवल ब्रह्म-विद्या में अधिकार हे. . . 
यह जानके हम सब उत्तर देते हूँ ४/*९ 

राजा राममोहन राय कट्टर पुरातनपंथियों से बराबर वाद-विवाद करते 
रहते थे । धामिक विषयों पर उन्होंने ब्राह्मणों से कई बार श्ास्त्रार्थ किये । इनके 
विज्ञापन तथा प्रकोर्णक वह सदा हिन्दी में भी छपवाते थे । इससे हिन्दी गद्य के 
विकास में काफी सहायता मिली और परोक्ष रूप से हिन्दी-भाषी क्षेत्रों, और 
आर्यंसमाज के नेताओं तथा अनुयायियों को प्रोत्साहन मिला। कालान्तर में हिन्दी 


पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन को जो परम्परा चली और जिससे गद्य के विकास में 


सबसे अधिक सहायता मिली, उसे कलकत्ता से निकलनेवाले 'उदन्त मार्तण्ड' 
(सन्‌ १८२४) और बंगदूत' (सन्‌ १८२६) से पर्याप्त बल मिला । 
साहित्य और शिक्षित समाज में परिवर्तनवाद के सूत्रपात का प्रमुख कारण 


. यही था । यह १९वीं शताब्दी का पूर्वारद्ध था, किन्तु बंगाल में जब विचारों की ऐसी 


उथलरू-पुयलू मची हुई थी तब देश के अन्य भागों में विचार-सरिता प्रायः यथापूर्वे 


.._ बह रही थी । बंगला-साहित्य में नवीन संस्पर्श इतने स्पष्ट थे कि शिक्षित समुदाय 


इसकी ओर विशेष आक्ृष्ट होने छूगा । उन्मुक्त विचारों, रूढ़ियों के त्याग और 


.. प्ावचात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने दूर-दूर तक शिक्षित समाज को प्रभावित किया । 





१ जे. नटराजन-- हिस्द्री ऑव इण्डियन जनेलिज्म! --पृष्ठ २६ 


.._ + डा० हजारीप्रसाद दिवेदी के लेख (राजा राममोहन राय की हिन्दी” से उद्ध त । 


हर 4०, 





कौ 
छा 








धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता. ५३ 


हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में बंगला-प्रंथों के अनुवाद होने लगे और इस 
प्रकार बंगला से होकर आये हुए पाव्चात्य विचारों को ग्रहण किया जाने लगा । 


तत्कालीन आंदोलनों पर राजा राममोहन राय का प्रभाव 

हम देख चुके हैं कि ब्रह्मगसमाज की स्थापना द्वारा राजा राममोहन राय ने 
नवीन विचारधारा को किस प्रकार साकार रूप दिया । ब्रह्म-समाज में प्राचीन 
वैदिक धर्म के सभी तत्वों को स्थान दिया गया, किन्तु निरर्थक रीति-रिवाज, रूढ़िवाद 
और पाखंड को धर्म से अलग रखा गया । भारत के धर्मनिष्ठ समाज पर इन विचारों 


. का अच्छा प्रभाव पड़ा और जागरण की प्रवृत्तियों को ब्रह्मससमाज की स्थापना से 


पंख" 


इस विचारधारा से बहुत प्रोत्साहन मिला । स्वामी दयानन्द की कोई भी जीवनी 


 कदाचित्‌ ऐसी नहीं, जिसमें परोक्षरूप से उन्हें राममोहत राय का अनुयायी या 


उत्तराधिकारी न माना गया हो । स्वयं स्वामीजी ने सन्‌ १८७२ में कलकत्ता 
पहुंचते ही सबसे पहले ब्रह्मगसमाज के नेताओं से भेंट की । उन्होंने स्वयं स्वीकार 
किया है कि राममोहन राय के धार्मिक विचारों से वह प्रभावित हुए हैं । एकेश्वरवाद, 
समाज-सुधार, बहुदेवोपासना का विरोध, पुरानी निरर्थक रूढ़ियों का खण्डन आदि 
बातें इन दोनों नेताओं की शिक्षा के प्रमुख लक्षण थे।आय्यंसमाज की स्थापना 
(सन्‌ १८७५ ई०) से पहले स्वामीजी और केशवचन्द्र सेन में सहयोगात्मक पत्र- 


व्यवहार भी रहा । भारत-निर्माता' पुस्तक में स्वामी दयानन्द पर अपने निबन्ध में 
पं० कृष्णवल्लभ द्विवेदी लिखते हँ---राममोहन राय को तरह ऋषि दयानन्द 


ने भी सा्वेजनिक क्षेत्र में आते ही अपने देश की प्राचीन ज्ञान-निधि की ओर 
जनसाधारण का ध्यान खींचने और उसका यथार्थ तत्त्व संसार को समझाने का 
महत्व और मूल्य परखा. . . - राममोहन राय की भांति दयानन्द भी मूलतः 


. एक धर्म-संस्कारक ही थे, परन्तु उनका व्यापक प्रभाव धर्म के साथ-साथ हमारे 


राष्ट्र के अन्य अंगों पर भी पड़े बिना न रह सका ।/१* इस जागरण-आन्दोलन 
में इन दोनों समाज-सुधारक धारमिक संस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण . 
हैं। उधर सन्‌ १७९८ में फो्ट विकलियम कालेज की स्थापना के बाद 
से हिन्दी और उर्दू के रूप में हिन्दुस्तानी भाषा धीरे-धीरे आगे बढ़ी और इसमें 
लिखित गद्य साहित्यिक रूप धारण करने लगा । सरकारी सहायता तथा 
संरक्षण में अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए । इसके बाद बंगाल से बाहर अन्य केन्द्रों, 
विशेषकर काशी में, हिन्दी-लेखन और प्रकाशन का काय विस्तार से आरंभ हुआ । 


१ 'भारत-निर्माता'--पृष्ठ २६,२६ 


9 








पड भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


ईसाईमत का प्रचार और हिन्दी 


दक्षिण और पूर्वी भारत में अंग्रेजों के पांव जम जाने के कारण १८वीं शताब्दी 
में ही देश के उन भागों में ईसाई मत का व्यापक प्रचार होने लगा। ईसाई मत के 
प्रचार के लिए बाइबल और अन्य धामिक ग्रंथों को हिन्दी में रूपान्तरित किया गया | 
इन प्रवृत्तियों का केन्द्र सिरामपुर था । यहीं हिन्दी-ग्रन्थों के लिए पहले-पहल 


: मुद्रणालूय की स्थापना हुई । १८वीं शताब्दी के मध्य तक इन दोनों प्रवृत्तियों के 


परिणामस्वरूप हिन्दी-गद्य काफी परिमार्जित हो चला था और छोटे-बड़े सैकड़ों 
हिन्दी-ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके थे । हिन्दी में भारतेन्दुकाल का आरंभ इसी समय 
हुआ और इस युग को जिन प्रवृत्तियों से बल मिला, वे वही थीं, जो विगत अद्धें- 
शताब्दी में बंगला-साहित्य तथा समाज को बढ़ावा दे चुकी थीं । 


ईसाई मत के खुल्लमखुल्ला प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दुओं में एक 
नये जागरंण का अभ्युदय हुआ । हमने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि सौभाग्य से 
विदेशी लोगों में कुछ ऐसे विद्वान भी थे, जिन्हें संस्कृत-भाषा और वाहुमय तथा 
भारतीय संस्कृति के अध्ययन में विशेष रुचि थी । हमारे देश की संस्कृति और 
भाषा ने विदेशियों को पर्याप्त प्रभावित किया । इसका बहुत-कुछ श्रेय इस जन- 
जागरण के हमारे नेताओं को ही है । उनके संपक से विदेशी विद्वानों ने भारत को 


जानने का यत्न किया और उसके साथ उन्होंने उसकी आत्मा साहित्य को भी 


जाना । यहां इसके एक-दो उदाहरण उपयुक्त होंगे । उत्तरी भाषाओं के तारतम्य- 
बोधक व्याकरण के रचयिता प्रसिद्ध विद्वान जॉन बीम्स, जो हिन्दी को ही एक तरह से 
उत्तरी भाषाओं की जननी मानते हैं, लिखते है-- 


“भारत में आये भाषाओं के बीच, विशेषकर तीन प्रधान भाषाओं अर्थात्‌ 
हिन्दी, मराठी और बंगला के बीच एक प्रकार की आपसी स्पर्धा हू। प्रत्येक भाषा 
अपनेको दूसरी भाषाओं से श्रेष्ठतर मानती हे । मेरे बंगाली और मराठी सिन्र 


हिन्दी को प्रथम स्थान देने के मेरे निश्चय से सहमत न होंगे, जबतक कि वे मेरी 


युक्तियों को न सुन लें और संभव है, कारण जान लेने के बाद भी सहमत नहों ।** 


५ न, 3०५५ लंड गा वशाता4 8 507 ० जंएद।ए 72९एल्ला पीर शै/एड0 वैग्गा/टप865, 0 


>०फ९ए 7टजर८टए फट 7९९ फ्मंणलं9थों 0765--लफता, दवाएं बाते फेटा8थ-- 
टबदं। 6०एग्मतेल्लंग् 482 इउप्एटाल0ए 00 0फ्रषाड,,. थे फए. फैलाइशी बात. विदा: 
जिाठ68 शा! एएठएबरॉए छठ 8876९ जाए 76 70 2 शत पाठ एड ०0 लागत फायी 
प्6ए 7टक0 777 76880705 $7 वेठांगहु 50. ब्यात एल्गिब[ू०8 - ग्रण €एट7 एं27.--०४० 
ऊफ्ैल्ययाईा-. | | | 

8 €णाएकाबाएट. एन्‍द्चागरपावकण 0 (०त९०क #0एबा बग8००28०४ 928९-5] 933. 


23008, 








धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ५्‌प्‌ 


इन सब बातों के फलस्वरूप भारतीय अपनी प्राचीन परम्परा और सांस्क्ृतिक 
निधि की ओर आशक्षष्ट हुए । यही आगामी धामिक आन्दोलनों की पृष्ठभूमि बनी । 
ज्यों-ज्यों नवीन विचारधारा और ईसाई मत का प्रचार बढ़ा, त्यों-त्यों ये स्थानीय 
आन्दोलन ज़ोर पकड़ते गए । प्रचार के जिन साधनों को अंग्रेजों और ईसाई 
पादरियों ने स्वार्थसिद्धि के लिए उन्नत किया, वे सब स्थानीय धार्मिक आन्दोलनों 
को व्यापक बनाने के भी साधन बन गये। उदाहरणार्थ अंग्रेजी शिक्षा से छोगों में 
जागृति आई और भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी-गद्य के विकास को, ब्रह्म- 
समाज और आर्यसमाज के आन्दोलनों से प्रोत्साहन तथा दृढ़ आधार मिला । 


नवीनचन्द्र राय और हिन्दी 


. राजा राममोहन- राय का ब्रह्म-समाज बंगाल की सीमा से बाहर अगर 
कहीं पनपा तो वह केवल पंजाब में ही । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द के विचारों 
और आयंसमाज के उद्देश्यों को जैंसी उवरा भूमि पंजाब में मिली, ऐसी और कहीं 
नहीं मिली | संयोग से समाज-सुधार के इन प्रयत्नों का सम्बन्ध हिन्दी के विकास और 
प्रचार से जुड़ चुका था । इसलिए पंजाब में ब्रह्मगसमाज और आर्यसमाज की प्रगति 
का एक पहल हिन्दी-आन्दोलन ही हैँं। १९वीं शती में, १८५७ की जनक्रान्ति के बाद, 
पंजाब में बोल-चाल की भाषा पंजाबी थी। कुछ स्कूलों में और दैनिक काम-काज के 
क्षेत्र में गुहमुवी लिपि में पंजाबी का प्रयोग प्रचलित था । किन्तु सबसे अधिक चलन 
उर्दू का था, जो अधिकांश स्कूलों, सभी सरकारी दफ्तरों और कचहरियों की 
भाषा थी । उस समय हिन्दी कम-से-कम पंजाब में अतीत की भाषा से-बढ़कर और 
कुछ नहीं थी । आयंसमाज और ब्रह्म-समाज के आन्दोलनों के साथ जो 
जागरण की लहर आईं, उसके कारण हिन्दी फिर जी उठी और धीरे-धीरे 
उसने पंजाबी और उर्दू के साथ मिलकर आगे बढ़ना आरंभ किया । 

पंजाब में इस युग के सर्वप्रथम हिन्दी-नेता नवीनचन्द्र राय थे। उनपर 
राजा राममोहन राय का बहुत प्रभाव था और वह 
ब्रह्मममाज के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने पंजाब 
में समाज-सुधार के पक्ष का समर्थन किया और इस 
आन्दोलन का माध्यम था हिन्दी । अपनी विचारधारा 
को प्रसारित करने और उसके लिए लोगों का समर्थन 
प्राप्त करने के लिए नवीनचन्द्र ने लाहौर से दो 
पत्रिकाएं चछाईं, जिनमें १८६८ में स्थापित ज्ञान 
प्रदायिनी' सर्वप्रथम थी। प्रायः इन सभी पत्रिकाओं नवीनचन््ध राय 





न 














५६ भारतीय नेताओं की हहिंदी-सेवा 


का संपादन नवीनचन्द्र स्वयं करते थे । इन पत्रिकाओं में वह ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों 
का प्रचार और समाज-सुधार की आवश्यकता पर बल दिया करते थे। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने कुछ छोटी-बड़ी पुस्तिकाएं हिन्दी के पक्ष के स्पष्टीकरण और इसके 
आलोचकों की दलीलें काटने के उद्देश्य से लिखीं । पंजाब के सार्वजनिक क्षेत्र में, 
विशेषकर शिक्षित समाज में, नवीनचन्द्र राय का बहुत आदर था । इसलिए हिन्दी- 
प्रचार के कार्य में विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्हें आशातीत सफलता मिली । 
यह स्पष्ट है कि यद्यपि नवीनचन्द्र राय ने कई हिन्दी-पत्रिकाएं निकालीं और 
बहुत-से हिन्दी-प्रन्थों की रचना भी की, फिर भी उनका वास्तविक क्षेत्र, प्रचार 
अधिक और साहित्य-सुजत कम था । महिलाओं के लिए उन्होंने हिन्दी की पत्रिका 
'सुगृहिणी' निकाली, जिसका सम्पादन उनकी सुपुत्री हेमन्तकुमारी देवी करती थीं । 
प्राथना-समाज 
ब्रह्मममाज के अतिरिक्त और भी जो धामिक तथा सामाजिक आन्दोलन 
उन्नीसवीं शती में चले और जिनके कारण हिन्दी को प्रोत्साहन मिला, इनमें प्रार्थना- 
समाज' भी शामिल है, जिसका बम्बई में काफी जोर रहा । इसके अग्रगण्य नेताओं में 
महादेव गोविन्द रानडे थे। प्रार्थना-समाज का जन्म परिचमी भारत में उन्हीं 
उद्देश्यों को लेकर हुआ, जिनके कारण कलकत्ता में ब्रह्मसमाज का जन्म हुआ 
था । एकेश्वरवाद का प्रचार और धर्म को कमकाण्ड तथा रीति-रिवाज की शूंखला 
से मक्‍्त कराने की दृष्टि से ही इस संस्था की बम्बई में स्थापना हुई थी। 


थियोसोफिकल सोसाइटी की विचारधारा का भी प्रभाव इसपर स्पष्ट दिखाई 


देता है । उन्नीसवीं शताब्दी के-मध्य-में जो सेमाज-सुधार-सम्बधी आन्दीलन आरम्भ 
हो रहे थे, उन्हींके फलस्वरूप प्रार्थना- 
समाज का भी प्रादुर्भाव हुआ । प्रार्थना- 
समाज” के नामकरण से पूर्व परमहंस 
मंडली” के नाम से कुछ व्यक्ति अप्रकट 
रीति से धर्म, समाज और जाति-सम्बन्धी 
सुधार का कार्य करते थे। इनका विशेष 
कार्य उस समय जांत-पांत के नियम तोड़ने 
का था। किन्तु ब्रह्म-समाज, रामक्ृष्ण- 
मिशन इत्यादि के प्रभाव और सामाजिक 
व धार्मिक चेतना के साथ महादेव गोविन्द 
. रानडे तथा भंडारकर जैसे ब्यक्तियों ने 
. खुली रीति से कार्य करने का निश्चय 





महादेव गोविन्द रानडे. 


| 





कक का 


; ! हूछ हल 


| 
2 
हे 
| 
हा. 


4 
फू 
॥ 
| 


४ 
रू 
ि 
/' 


| 


 धासिक एवं सामाजिक आलन्दोलन और उनके नेता ५७ 


किया । शुभकाये में किसी भी प्रकार का छिपाव क्‍यों, इसी विचार से यह 


परमहंस मडली' प्रार्थना समाज के रूप 





में प्रकट हुई। इसीलिए सन्‌ १८६७ 


में समाज की स्थापना एक प्रकार से औपचारिक थी, क्‍योंकि इससे कई वर्ष 
पहले ब्रह्मगसमाज की विचारधारा के परिणामस्वरूप बम्बई के शिक्षित वर्ग 
के नेतागण राममोहन राय के सुधार-सम्बन्धी सिद्धांतों पर विचार करने के लिए 
: प्रायः एकत्र हुआ करते थे । इन साप्ताहिक सम्मेलनों में महादेव गोविन्द रानडे, 
नारायण चन्दावरकर, आर. जी. भंडारकर आदि की विशेष रुचि थी । 


सन्‌ १८६४ में केशवचन्द्र सेन देशभर 
का भ्रमण करते हुए बम्बई पहुंचे और वहां 
कुछ महीने रहे । उनके व्यक्तित्व और 
भाषणों का बम्बई के शिक्षित वर्ग पर 
गहरा प्रभाव पड़ा और पहले ही से विद्यमान 
प्रवृत्तियों को अब निश्चित मार्ग मिल गया। 
तभी नवोदित आन्दोलन का नाम प्रार्थना- 
समाज रक्‍्खा गया । श्री डी. एन. बैनर्जी 
के शब्दों में---बास्तव में प्रार्थना-समाज 


. पर केशवचन्द्र सेन के धर्मंगुरुत्व की छाप 


लगी हे, क्योंकि उन्होंने ही विचारशील 
लोगों का ध्यान धर्म को उदार बनाने और 





केदशदचन्द्र सेन 


उन लोगों में सुधार के लिए उत्साह भरने की आवश्यकता पर - जोर दिया, जो 
अंध रीतिरिवाज, जात-पांत और पंडों-पुरोहितों में विध्वास रखते थे ।१ 

बम्बई के शिक्षित वर्ग की प्रार्थना-समाज के कार्यक्रम में बहुत रुचि हो चली 
थी । इस कार्यक्रम के अंग थे एकेश्वरवाद के आधार पर धामिकता, पाखंड और 
निरथंक रूढ़ियों का खंडन, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, आधुनिक शिक्षा का 
प्रसार और जनता में राष्ट्रीय चेतना को उद्दीप्त करना । इन्हीं उद्देश्यों को 
लेकर बम्बई पहुंचने से पहले केशवचन्द्र सेन ने मद्रास में भी एक संस्था की स्थापना 
की थी, जिसका नाम वैदिक समाज था। साधारणतः प्रार्थना-समाज और बेदिक 


) “[ग्ढ #ब्ाफिब04 52पवु 783 2९20ए ६6 5९४ 0 &०४207 5 20050, 607 - ए2& 
98 ७४० १7८७ एल ब्रलापं0ा णी 00वें 2९० 00 7८ 87८६४ 2०८० 0 ]06:०- 
डडंण8 एलॉडांएा छातवे 607 फ्रोपिशंगड 7८एश ईए०परए ब्वातें #टठफ्रांगछु 228) 77700 (९८ 

- क्रांपठंड ० 056. 8८८ए४०0ऋ6ते ६0 2४8४-उंतितटदण0,,. वेठ्ठ74-यंतत60,, 7765-४४१०6८व 


प्राः)्0प्रांडए)." 


-+विग्रतांबाड सं00 फिप्राोतटा3.---?2०82० 58. 


(9) 





५८ भारतीय नेताओं को (हिंदी-सेवा 


समाज ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों का ही अनुसरण करते थे, किन्तु इन दोनों संस्थाओं 
के अ्रभाव बम्बई, पूना और मद्रास के उच्च शिक्षित वर्ग तक ही विशेषरूप से सीमित । 
रहा। क्रियात्मक रूप से हिन्दी भाषा के विकास में इनका विशेष योग नहीं रहा है ॥ ४ 
साप्ताहिक प्रवचनों इत्यादि में हिन्दी का प्रयोग यदा-कदा होता रहा है। हां, रानडे 
जैसे नेता के द्वारा हिन्दी-साहित्य को विचारों की चेतना अवश्य मिली | 
थियोसोफिकल सोसाइटी 
एक और धाभिक संस्था का उसी समय जन्म हुआ और उसका भारत की 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा । वह थी थियोसोफिकल 
सोसाइटी, जिसकी स्थापना सन १८७ ५ में मदाम ब्लावत्स्की और आल्कोट के 
अयत्नों से अमरीका में हुई थी, किन्तु द 
जिसका केन्द्रीय कार्यालय तीन वर्ष हू, 
बाद ही भारतवर्ष में खुल गया। इस ह 
आन्दोलन का देश में होनेवाले अन्य 
धामिक तथा सामाजिक आन्दोलनों 
पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए इसके 
सम्बन्ध में कुछ विस्तार से कहना 
आवश्यक है। 
(उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य और 
/..... भदाम ब्लावत्स्की उत्तरार्द्ध में जो धारमिक अम्युदय हमारे 
“देश में हुआ, उसको स्वतंत्र और समानान्तर गूंज थियोसोफिकल सोसाइटी के हक 
/ रूप में अमरीका में हुई । अनेक कारणों से, जिनमें प्रमुख अमरीकी गृहयुद्ध था, .. ट्री 
। कुछ विचारवान और आस्थावान लोगों का ध्यान मानवता के आधारभूत गुणों, 
। अर्थात्‌ स्नेह, उदारता और विश्वबन्धुत्व की ओर गया । यह विचार ही १७ नवम्बर, 


+ खअिखका : 7 9; कै 5 





१८७५ में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना में परिणत हुआ। इसके प्रवर्तक 
थे--कर्नेल हैनरी स्टील आल्कोट तथा मदाम ब्लावत्स्की > सोसाइटी की स्थापना द 

. के समय और उससे पूर्व ये दोनों भारतीय दर्शन और विचारधारा तथा उस 
. समय के धाभिक आन्दोलनों से प्रभावित हुए थे। उनका यह विश्वास था कि भारतीय 
._ इतिहास और दर्शन विश्वबन्धुत्व की परम्परा के अनुकूल हैं । वे थियोसोफिकछ 
सोसाइटी के कार्यालय को जनवरी १८७९ में ही भारत में ले आये ।* दस वर्ष तक 

_ इसका कार्यालय बम्बई में रहा और तत्पश्चात्‌ सन १८८८ में सोसाइटी का प्रधान 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय अड्यार (मद्रास) में तथा राष्ट्रीय कार्यालय बनारस में स्थाना-_ के 

) इन्द्र विद्यावाचस्पति-- आरयंसमाज का इतिहास? पृष्ड--१२० 





क्र 





हा 


५ नल हिलनिननानक लक-जकनितिमा मनमीनननपननातनी डनज व तह ना न आए 5५ “न अययरिशतरोकदलान»ल कक कल न का पड कटलक * तिकीलिन कण अनिनटाएनिजण बढध ० 2५ 


धघामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ५९ 


न्तरित हुआ ।* सोसाइटी के प्रवर्तकों का पत्र-व्यवहार व्यूयाक में ही स्वामी दया- 
नन्‍्द से आरंभ हो चुका था। वास्तव में उन्होंने स्वामीजी के प्रति ऐसा आदर 
प्रकट किया और अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में उन्हें आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया, 
जिसे पढ़कर आज भी भारतीयों को गौरव का अनुभव होगा। सन्‌ १८७८ के जनवरी _ 
भास में स्वामी दयानन्द के नाम हैनरी आल्कोट ने इस आशय का एक पत्र लिखा 
था ।* स्वामी दयानन्द और आयेसमाज के प्रति ऐसा आदरभाव रखने के कारण 
ही सोसाइटी ने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को आरयंसमाज की शाखा के रूप 
में खोलना स्वीकार किया। झोसाइटी ने न्यूप्राक में ही आल्कोट की अध्यक्षता में 
सर्वसम्मति से यह भी निश्चय किया कि इस सोसाइटी का नाम थियोसोफिकल 
सोसाइटी आँव दि आयेसमाज आँव इंडिया रख दिया जाय । इसकी सूचना पत्र 


द्वारा स्वामी दयानन्द को भेजी गई । ३. 


न दि हेण्डबुक आँव दि थियोसोफिक्ल सोसाइटी ऑव इणिड्या?--ए७्ठ १०,४५३ 


२ अंग्रेजी का मूल पत्र इस प्रकार है-- 
ब्लुछ फररढ खाठ8: 2070फ्रबजर ?7ग्टता 2 फ्क्चाथगते 5द45७४०४८, 799. 

“जएह्ाटा४टत प९४८7९००, 3 एप्राग्रएट' णी #काटापंटवा5$ बणते 0७० ४पवेट70 एं0 ८ 
7८509 5६९८८ ब्रीटः इएजापनंं 70७0608९, [28०९४ परधफडटएटड ८ 70प्र 6६ 870 [7/9फ 
ए0छ 00 लाश पाला, चट 70कालडड छा ऐ_;ला' ००मरेपटा गद्ापाओए तट पए०0०5 
पलटा एपॉजाट &ट४४०07 गाते कटु#ठ0बाएणा रण था! वंगीपटाएंश 08275 270 92805 
७705९ एण्वीए सशाकटडआ5 छा एापंप्रथ2ट एएट्रपवाट28 ए९एट ॥75८0 छाए पाल दशांबजडइ66 
0746७. 

“४९ 908४८ ए2९७क टथ्यो८0 307९508, 77770८8 &7व [028 275. 

४१४८ हल्टवे पट 858४88700९ 76070: 5शाए ० पाठ ए०0पए8 बाते लाफपं4570, 9प्रा 50 
जांडट द0पे एलाटाबाटतवे,. 8607 5 768807 ८ 2076 ६0 ए0फ डा 5 द्गात-ला ६४0 ७ 
एथाला बाते 58५० 400४ 27 पड, 0प/ ९8267, ६८७८7 पढ शा ४८ 8987६ 00 00. (जंए८ प$ 
ए0पा' 20प्पष्टो, ए0फ० 20, 

“866 फाणा जर गुण702० ए0प ए6 79 एंव 9प0/ शप।ए, प्र: छठ बा ए/टएटान 
टव [0 76८6ए८ ए0फा ९0प्राइछों &00 0त0 0फ तप 88 7 7728फए 06 50५20 ६0 ५४. 

(80.) 796779५ (0)008, 
>?€््त60६ छा रा (४९08%क्मयंटनों 80टंलए- 


-- आर्येसमाज का इतिहास*--पृष्ठ ११६ 
3 'शयंसमाज का इतिहासः--पृष्ठ ११६ में इस प्रस्ताव का उल्लेख इस प्रकार है-- 

२२ मई सन्‌ १८७८ के पत्र में थियोसोफिकल सोसाइटी के रिकार्डिय सेक्रेटरी अगस्ट 
गुस्ट्म लिखते हैं-- 
“अआयेसमाज के मुखिया के नाम 

आपको आदरपूर्वेक सूचना दी जाती है कि २२ मई, १८७८ को न्यूयाक में थियोसोफिकल 
सोसाइटी की कोन्सिल का जो अधिवेशन प्रेजीडेण्ट की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें 
वाइस प्र जीडेए्ट ए० बिल्डर के प्रस्ताव और कारस्पांडिय सेक्रेटरी एच०पी० ब्लावत्स्की 
के अनुमोदन पर सवसम्मति से यह निश्चय किया गया कि सोसाइटी मिल जाने के 














६० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


सोसाइटी के सिद्धांत और आदर्श 
अपने सिद्धान्तों और आदर्शों के कारण थियोसोफिकल सोसाइटी सहज 


ही उस समय के धामिक आन्दोलन के प्रवाह में मिल गई। सोसाइटी का दृष्टिकोण, 
कार्यप्रणाली और उद्देश्य ऐसे थे, जिनका आर्येंसमाज, प्रार्थना-समाज और ब्रह्म- 
समाज के उद्देश्यों, सिद्धान्तों और कार्य-प्रणाली से बहुत-कुछ साम्य था। धामिक 


चेतना और आध्यात्मिक अभ्युदय के वातावरण में सोसाइटी ने भारतीय संस्कृति 


के विस्तार में योग दिया । 

थधियोसोफिकल सोसाइटी के सिद्धान्तों तथा विश्वासों के दो पक्ष हैं--- 
वैयक्तिक और सामाजिक । जहांतक व्यक्ति का प्रश्न हैं, उनका विश्वास सर्वेव्यापक 
ईव्वर में, मानव-आत्मा और मानव-जीवन की आधारभूत आध्यात्मिकता में 
है। सामाजिक दृष्टि से वे समस्त मानव-समाज को एक कुटुम्ब के समान मानते हैं, 
ऐसा कुटुम्ब, जिसका प्रत्येक सदस्य सामान्य नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक 
आस्थाओं से बंधा है । इसलिए यह सोसाइटी जाति-पांति के भेदभाव, रूढ़िगत 
सामाजिक बन्धनों तथा धर्म के. बाह्य आडम्बरों और सभी प्रकार की कुरीतियों 


. का खंडन करती हूँ । आस्था, सत्कर्म और मानव-जाति में पारस्परिक भातृभाव ही 


सोसाइटी के उच्चतम आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों को मदाम ब्लावत्स्की ने इन शब्दों 
में रकक्‍्खा है --- 

१. जाति, धर्म, वर्ण और स्त्री-पुरुष के भेदभाव-रहित मानव-समाज के 
हित में विश्वबन्धुत्व के प्रचारार्थ केन्द्र का निर्माण करना । 

२. धर्म, दर्शन और विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन देना । 


३. मानव की अविकसित शक्तियों तथा प्रकृति के अव्यक्त नियमों की _ 


खोज करना ।१ 
. थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपने कार्यक्रम के अनुसार तथा अपने उद्देश्यों 


प्रस्ताव को स्वीकार करती है और यह मी स्वीकार करती है कि इस सोसाइटी का 


नाम दी थियोसोफिकल सोसाइटी आँव दी आरारयेसमाज आँव इण्डिया? रख दिया जाय । 
“निश्चय हुआ कि 'थियोसोफिकल सोसाइटी अपने ओर यूरोप तथा अमरीका में 


लेके. 


विद्यमान अगनी शाखाओं के लिए आयेसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को नियमानुसार पथप्रदशंक अं गीकार करे ।”? 
१ 8 (7९८ 026८४  ७/९-- 

, '॥'0 00% 2 एपए6ए ता ए6 परअएटाइनबों 970-72%004 एी॥रफ्राक्ा 9, #ा00पॉ पौंडन 
प्ाटा0ा रण 7३2९, 272९0, ४८५, 2८४४2 07 ८00प५४ | 

2. 30 छाट0४8९ पल इपतए ० 2०फाएकाबांएट . रिबांहि0्0ण, शिक्राकरणूआऋए. 2णते 
5्ललाटल 

3. ॥0 फाएल्शाॉ2४९० पाव्फीकंगरत ]8छ5 ी पापा बाते 90एट5 ]806ण०ा म0 एराथत 

“096 पछम्कत 800४ छ पाल परफ्रठ0507राटक्यों 80067 |. कंवा4--2?98० 3 


था 


बा 





ह 


कक 





धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ६१ 


की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया, उससे शिक्षा और समाज-सुधार के क्षेत्रों में 
भारत को विशेष लाभ पहुंचा । सौभाग्य से सोसाइटी को प्रतिभा-सम्पन्न पदाधि- 
कारी प्राप्त हुए। इनमें श्रीमती एनी बेसेन्ट और श्री जाज अरुन्डेल के नाम उल्लेख- 
तीय हैं । विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। 
सोसाइटी का राष्ट्रीय प्रधान कार्याछय बनारस में था। श्रीमती एनी बेसेन्ट ने 
सन्‌ १८९८ में काशी में सेंट्रल हिन्दू स्कूल की स्थापना की, जिसमें धामिक शिक्षण 
पर विशेष बल दिया जाता था। इसके पद्चात सेंट्रल हिन्दू कालिज और हिन्दू 
बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। बीस वर्ष बाद यही संस्थाएं हिन्दू विश्वविद्यालय 
की नींव के समान सिद्ध हुई। सोसाइटी ने कालान्तर में दक्षिण भारत में चार शिक्षण- 
संस्थाएं खोलीं, जिनमें से तीन महिलाओं की शिक्षा के लिए हैं। इनके अतिरिक्त 
देश के विभिन्न भागों में प्रत्यक्ष रूप से सोसाइटी द्वारा अथवा इसके आदशों से 
प्रभावित होकर इसके अनुयायियों द्वारा कई और संस्थाओं का माध्यमिक और 
उच्च शिक्षा के लिए जन्म हुआ। इन॑ संस्थाओं में भारतीयता, भारतीय संस्कृति 
और भारतीय भाषाओं पर समुचित बल दिये जाने के कारण सोसाइटी द्वारा 
हिन्दी की भी पर्याप्त सेवा हुई, जिसका अधिकतर श्रेय श्रीमती एनी बेसेन्ट को 
है। एनी बेसेन्ट की हिन्दी-सेवा का विवेचन अन्यत्र किया जायगा । 
भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यालय काशी में होने के कारण 
सोसाइटी ने आरम्भ से ही अपने शिक्षा और प्रकाशन के कार्यक्रम में हिन्दी को 
उचित स्थान दिया । ब्रह्मविद्या और इसके प्रचार से सम्बन्धित साहित्य अंग्रेजी 
के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित हुआ। विशेषकर स्वाधीनता के पश्चात्‌ 
सोसाइटी का प्रकाशन-विभाग इस दिशा में अधिक जागरूक रहा है। इसके द्वारा 
. हिन्दी की अधिकाधिक पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं ।* सोसाइटी की संस्थाएं पहले 
१ सोसाइटी के हिन्दी-प्रकाशनों की सूची इस प्रकार है-- 
१. थियोसोफ़ी परिचय, २. स्वर्ग-लोक, ३- थियोसोफी मार्ग-द्शोक, ४. मरण भर 
मरण-पश्वात, ५. मनुष्य के कोष, ६. साधन चतुष्टय, ७. थियोम्रोफी (अद्यज्ञान) की 
प्रथम पुस्तक, ८५. भान्तर जीवन, ६. जीवन्सुक्त और मुक्तिमाग, १०. चक्रकुण्डलिनी 
ओर शास्त्रोक्‍्त श्रनुभव, ११. भारत समाजीय नित्य पूजा-विधान (श्नोक-विधि तथा 
हिन्दी-टीका), १२. सार-शब्द, १३. अमी, १४- क्ृष्णजी की आकलेण्ट टाक, १५, 
पुनर्जन्म, १६. धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता, १७. लड़कियों को क्या पढ़ाना चाहिए १, 
१८. बड़ों के प्रति बच्चों का सन्देश, १६. संत्संगति, २०. इस्लाम धर्मे की खूबियां, 
२१. परलोक को कहानियां, २२. धर्म ज्योति, २२. सुख की अचूक कु जी, २४- बह्म- 
विद्या की प्रण्म पुस्तक, २५. नित्य के जीवन में बरह्मविद्या, २६. थियोसोफिस्टों का 
विश्वास, २७. ब्ह्मविद्या, २८. संकल्प शक्ति, उसका संयम और विकास, २६- कमे- 
व्यवस्था, ३०. मनुष्य के सात तत्व द 


हे 


लिए 
अकसर 
हक | 








६२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


से ही हिन्दी-प्रचार में सक्रिय योग देती आई हैं। इसके अतिरिक्त थियोसोफिकल 
सोसाइटी ने गत सत्तर वर्षों से धामिक समन्वय और विश्वबन्धुत्व की भावना को 
प्रोत्साहन देने की दिल्या में बहुत-कुछ किया है, जिसकी सराहना स्वयं महात्मा गांधी, 
डा० राधाकृष्णन तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने की है। यद्यपि सोसाइटी का राज- 
नीति से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं, फिर भी इसके पदाधिकारियों ने हमारे राष्ट्रीय 
और सामाजिक आन्दोलनों में पूर्ण योग दिया है। श्रीमती एनी बेसेन्ट होमरूरू- 
आन्दोलन की प्रवर्तक कही जा सकती हूँ, जिसे उन्होंने सन्‌ १९१६ में चलाया 
और आगामी वर्ष सन्‌ १९१७ में वह राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। उस 
समय गांधीजी ने उनके सम्बन्ध में कहा था---स्वराज्य शब्द को उन्होंने 
घर-घर पहुंचा दिया" ४” इन सब कारणों से थियोसोफिकल सोसाइटी और 
इसके कार्य को आधुनिक काल की उन संस्थाओं में गिना जाता है, जिन्होंने 
विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए आन्दोलन किये । इस प्रकरण को डा० सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ द्वारा व्यक्त किये गए मत से समाप्त करना उचित होगा। सन 
१९४० में उन्होंने कहा था--- 

“ऐसे समय में जब राजनीतिक असफलताओं के कारण सभी ओर अन्धकार 
छा गया था ओर भारत के लोग अपनी संस्कृति के मल तत्वों में संदेह करने लगे थे, 
शथियोसोफिकल आत्दोलन ने उन मूल तत्वों में छोगों की आस्था पुनः दृढ़ करके 
राष्ट्र की महान सेवा की ।* 

इस प्रकार थियोसोफिकल सोसाइटी ने धामिक, सामाजिक व सांस्कृतिक 
चेतना की दीर्प-शिखा जलाई, जो आज तक प्रज्वलित है । 


 भारत-समाज 


यह आरयेसमाज की सावेदेशिक सभा के समान ही थियोसोफिकल सोसाइटी 


. की एक शाखा या अंग हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी ने सन्‌ १९२० में इसकी 


स्थापना की थी । उस समय से ही यह समाज सोसाइटी का एक अंग बनकर उसके 
सामाजिक सुधार के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है । इसका प्रमुख उद्देश्य हिन्दुओं 


.. के रीति-रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के साथ-साथ हिन्दू-समाज के कर्मकाण्ड 
. में सुधार (युक्तिसंगत) करना है, जिससे हिन्दू-लमाज से कुरीतियों और पाखण्ड 
-का उन्मूलन हो ।.. द 


5.१ “उछ6 खाद्बतंद $चबाओु 3 0फट7006 छ0तत 5 जरा, 


क्‍ --“7८ सि8०१ 800६ ० ६४८ ए्‌॥९०४०ए॥म८४ 802ठंट(ए फ पघ्ता.--२?४8० 45. 
+ दि हेण्डबुक ऑब दि थियोसोफिकल सोसाइटी इन इण्डियाः-पूष्ठ ४४... 


ह्वी | 





दे 











धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता धरे 


इन सभी संस्थाओं ने धामिक तथा सामाजिक आन्दोलनों को जन्म दिया, 
जिसके फलस्वरूप देश में जागरण की लहर दौड़ गई । धामिक जागृति के साथ- 
साथ इन आन्दोलनों के कारण सामाजिक रूढ़ियों और अन्धविश्वास के प्रति 
विद्रोह की भावना प्रकट हुई । संक्षेप में, इस युग के धामिक जागरण में नवचेतना 
के सभी लक्षण विद्यमान थे। अपने शिशकाल और फिर प्रौढ़ावस्था में हिन्दी को 
इस जागरण का वाहन बनने का सुयोग मिला । 


रामकृष्ण-मिशन और स्वामी विवेकानन्द 
. रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के पश्चात्‌ उनकी शिक्षा तथा रिद्धान्तों 





रामकृष्ण परमहंस 


द स्वामी विवेकानन्द ब्रह्मसमाज के 
नेताओं से पर्याप्त प्रभावित हुए थे और 


बाल्यावस्था में उनके संस्कार जिन 


। विचारों से बने थे, उनमें ब्रह्मगसमाज के. 


सिद्धान्त और राजा राममोहन राय, 
केशवचन्द्र सेन आदि के उपदेशों का 
विशेष स्थान है ।* स्वामी विवेकांनन्द 


और स्वामी रामतीथ॑ ने भारत के लोगों 





के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानन्द ने 
सन्‌ १८९७ में रामक्ृष्ण-मिशन की 


_ स्थापना की । इसकी स्थापना का मुख्य 


उद्देश्य निःस्वार्थभावी समाज-सेवक और 
रामकृष्ण परमहंस के आदशों का देश- 
विदेश में प्रसार करनेवाले प्रचारक 
तैयार करना था ।* 





स्वामी विवेकानंद 
की और अपनी विदेश-यात्राओं में विदेशियों को बताया कि वेदान्त-धर्म केवल हिन्दुओं 


। १. 59०५377 उात्ा]87379---'५]ए८४०290'---?2., 26 
। २ 5भ्रक्ाएओं (ा०7]4972870--%7]7०2॥०79709'--?, 8-9 
है 








ध्ड भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


के लिए ही नहीं, मनुष्य-मात्र के कल्याण के निमित्त है । स्वामी विवेकानन्द और 
स्वामी रामतीर्थ की अमरीका और अन्य देशों की यात्राओं ने भारत की परम्परागत 
विचारधारा का नाम विश्व में ऊंचा किया। पाश्चात्य देशों में, जो भौतिक दृष्टि से 
हमसे बहुत आगे बढ़े थे और भारत को दासता की बेड़ी में जकड़े हुए थे, इन दोनों 
स्वामियों के उपदेशों और उनके ओजस्वी विचारों का आश्चर्यजनक स्वागत हुआ। 
. लंदन के इंडियन मिरर' के संवाददाता ने सन्‌ १८९६ में लिखा था---“स्वामीजी' 
ने अंग्रेजीभाषी जनता के हृदय में भारतवर्ष के प्रति जिस प्रेम व सहानुभूति को 
जाग्रत किया, वह अवश्य ही भारतवर्ष की उन्नति की सहायक शक्तियों में शीर्ष स्थान 
प्राप्त करेगी ।* लाखों अमरीकियों को पहली बार हमारी सांस्कृतिक महानता 
का आभास हुआ । इस सुखद प्रतिक्रिया पर स्वभावतः भारत के लोगों को गये 
हुआ और एक बार तो वे अपनी दासता को भूलकर अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के 
प्रकाश में स्वयं आलोकित हो उठे । विदेशों में उनके व्याख्यानों और परमहंस के 
विचारों के प्रति जो सुखद प्रतिक्रिया हुई ती स्वामी विवेकानन्द ने इस कार्य को 
जारी रखने और इस विचारधारा का अधिक-से-अधिक व्यापक प्रचार करने के 
महत्व का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि यह शुभ कार्य तभी आगे बढ़ सकता है 
जब ऐसे लोगों की टोछी तैयार की जाय, जो इस कार्य के लिए जीवनोत्सर्ग कर 
दें। ऐसे निःस्वार्थ कार्यकर्ता तैयार करने के उद्देश्य से ही स्वामी विवेकानन्द ने 
रामकृष्ण-मिशन की स्थापना की । 

गत शताब्दी के उत्तराध में बंगाल से जो भी धामिक अथवा सांस्कृतिक 
आन्दोलन आरंभ हुए, उनमें सबसे अधिक सफल हम रामक्ृष्ण-मिशन को कह सकते 
हैं । तत्कालीन परिस्थितियों और जनता पर प्रभाव यद्यपि ब्रह्मसमाज का भी कम 
नहीं पड़ा, किन्तु वह प्रभाव न तो इतना व्यापक हो सका और न ही इतना स्थायी । 
रामकृष्ण-मिशन आज भी वैसी ही जीवित संस्था है, जैसी अद्धं-शताब्दी पूर्व थी । 
यदि कोई अंतर है तो इतना कि पहले की अपेक्षा इस समय मिशन का कार्य॑-दक्षेत्र 
कहीं अधिक विस्तृत और इसकी गतिविधि से लाभान्वित होनेवाली संख्या पहले 
. की अपेक्षा कहीं अधिक हैं । भारतीय इतिहास का विद्यार्थी यदि इस सफलता का 


कारण खोजलने का प्रयास करे तो संभवतः उसके अंकुर उसे स्वामी विवेकानन्द _ 


के व्यक्तित्व, उनकी दूरदशिता और व्यवहार-बुद्धि में मिलेंगे द 
...._ रामकृष्ण-मिशन का प्रमुख उद्देश्य मानव-सेवा के द्वारा आध्यात्म का 
.. प्रचारथा । मानवजीवन का धार्मिक अथवा आध्यात्मिक पक्ष प्रचार की वस्तु है, 

.. किन्तु जनसेवा व्यावहारिक उपकरणों द्वारा ही हो सकती हैं। इसलिए मिशन ने 
. $. सल्येन्द्र मजूमदार--विवेकानन्द-चरित!--पृष्ठ २७६ 





पे 





कि | 5 22० छुन्ललपाकताइूततकार- पका पु कल नाइक ८० वकइ जप इइुकबसमभा 7 कमाल-+ 
|; हि - सच त:ल्अी सन्त असर कीरी  नन £> 72 :-- श अुड + 5 कि 
अर -डलइइककेट उन सटल+- ०० उय - एओओ कै: 5 लक: दि है रे +ड 5० पर रंक दे 
हि प्डअ्म हि ह॥ 





* ६ 
श ः 
| े 


न रे पु 
. 





धामिक एवं साम्राजिक आन्दोलन और उनके नेता द्५ु 


आरंभ से ही इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए साधन जुटाये । रामक्ृष्ण- 
मिशन ऐसे लोगों का संगठन बन गया, जिन्होंने परमहंस की विचारधारा के प्रचारार्थ. 
और मानव-समाज की सेवा के लिए अपना जीवन उत्सगग कर दिया । मिशन की 
शाखाएं भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में खुल गईं और आज भी काश्मीर से 
लेकर मद्रास तक और आसाम, बंगाल से लेकर गुजरात तक हैं । मिशन द्वारा 
 औषधालय, वाचनालूय, शिक्षण-संस्थाएं और उपदेशादि के लिए मंदिरों की 
स्थापना की गई है । दिसम्बर १९५८ में मिशन के ८८ केन्द्र भारत में, ११ पूर्वी 
_ पाकिस्तान में, १० अमरीका में, २ बर्मा में और एक-एक सिलोन, सिगापुर, 
. फीजी, मोरिशस, स्विट्जरलैण्ड, इंग्लैंड और अरज॑न्टाइना में कार्य कर रहे थे । 
मिशन द्वारा २६६ शिक्षण-संस्थाएं, १३ बड़े अस्पताल और ६५ छोटे अस्पताल, 
. १० प्रकाशन-केन्द्र तथा अनेक वाचनालय तथा सांस्कृतिक केन्द्रों का संचालन हो 
. रहा है ।* द 
रामकृष्ण-मिशन के प्रचार का. प्रमुख साधन उसके प्रकाशन हैं। धारमिक, 
आध्यात्मिक और दाशनिक विषयों पर विभिन्न भाषाओं में, जिनमें हिन्दी भी 
सम्मिलित है, अनेक प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । पुस्तकों के अति- 
रिक्त, अंग्रेजी, हिन्दी और बंगला में पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं । इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि रामकृष्ण-मिशन के जनसेवा-सम्बन्धी कार्यक्रम में साहित्य 
का महत्वपूर्ण स्थान है । रामक्ृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द के विचारों 
को जनता तक पहुंचाने के लिए मिशन के प्रकाशन-विभाग द्वारा इनकी पुस्तकों 
के अनुवाद प्रकाशित किये गए हैँ । उनके उपदेशों, लेखों तथा भाषणों,के संग्रह भी 
हिन्दी में उपलब्ध हैं । हिन्दी-साहित्य को इससे बहुत छाभ मिला है । भारत के ऐसे 
' महान्‌ नेताओं के विचारों का प्रभाव जनमानस पर पड़े बिना नहीं रह सकता | 
जिस व्यक्ति ने भारत मां की भक्ति से विह्वल होकर, कन्याकुमारी के चरणों की 
_ रजकणों में लोटकर, अपने भावाश्रुओं से उसके चरण पखारे और अहनिश चरणों 
में लहराते सागर की लहर की तरह भारत मां के लिए जिसके हृदय में भाव- 
लहरियां विलोड़ित हों, ऐसे महान देशभक्त के भाव और विचारों से हिन्दी-जगत्‌ 
अनजान रहता, यदि उनका हिन्दी भाषा में अनुवाद न होता । मातृभूमि के प्रति 
स्वामी विवेकानन्द के ऐसे ही विचारों को देखिये । उनमें कितनी मामिकता है, यह 
उनके शब्दों से ज्ञात होगा। पाश्चात्य देशों के प्रमण से लौटने पर स्वामी विवेका- 
ननन्‍्द ने सन्‌ १८९७ में दक्षिण भारत स्थित रामनद में भाषण करते हुए निम्न 
उद्गार व्यक्त किये थे--- 


3, #गापर्वो रि०एुछ-: ० पल एिव्यांय्तंडगा4 फड्ं00 णी [959. 


कै 





६६ भारतीय नेताओं की (हहिंदी-सेवा 


_“सुदीर्धे रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती हे । महादुःख का प्रायः 
अन्त ही ज्ञात होता है। महानिद्रा में निद्वित शव मानों जागृत हो रहा है । जो अन्धे 
हें, वे देख नहीं सकते और जो पागल हूँ, वे समझ नहीं सकते कि हमारी सातृभूमि 
अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही हे । अब कोई उसकी उन्नति को रोक नहों 
सकता । अब यह फिर सो नहीं सकती । कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहों 
सकती । . . - यह देखिये भारतमाता धीरे-धीरे आंखें खोल रही है । कुछ देर सोई 
थी । उठिये, उन्हें जगाइये और पूववपिक्षा महागौरव-संडित करके भक्तिभाव से उन्हें 
अपने अनन्त सिहासन पर प्रतिष्ठित कीजिये ३१ 

सत्री-शिक्षा के विषय में स्वामी विवेकानन्द के विचार बड़े स्पष्ट 
थे और वह स्त्री-शिक्षा को देशोन्नति का आधार मानते थे । उन्‍होंने 
लिखा है--- 

“सभी उच्नत राष्ट्रों ने स्त्रियों को समुचित सम्मान देकर ही महानता 
प्राप्त को है । जो देश और राष्ट्र स्त्रियों का,आदर नहीं करते, वे कभी बड़े नहीं 
हो पाये हें और न भविष्य में ही कभी बड़े होंगे ।/* 

आर्ये-सम्यता के विषय में स्वामी विवेकानन्द ने कितना अच्छा उदाहरण 
देकर उसका रूप समझाया हैँ । उन्होंने लिखा है--- 

“आये-सम्यतारूपी वस्त्र के विशारू नदी-नद, उष्ण-प्रधान समतल क्षेत्र 
तन्तु हैं। नाना प्रकार के आययंप्रधान सुसभ्य, अधेंसभ्य, असभ्य सनुष्य इस वस्त्र 
के कपास हैं, और इसका ताना हे वर्णाश्रमाचार । इसका बाना हे प्राकृतिक दन्द्ध 
और संघषे-न्सविरण ।3 

... इस प्रकार इन अनूदित रचनाओं एवं स्वामी विवेकानन्द के वचनामृत का 
लाभ हिन्दी को मिल सका है, यह उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है । हिन्दी-साहित्य 
निःसन्देह इससे समृद्ध हुआ हे। रामकृष्ण-मिशन की हिन्दी को यह बड़ी ऊंची देन 
हैँ । इसका प्रमाण उसके हिन्दी-प्रकाशन हैं ।* 


१, 'स्वाधीन भारत ! जय हो !?--पृष्ठ १०३ 
२, “शिक्षाः--पृष्ठ ४३ 
9. 'ग्राच्य और पाश्चात्य'--एष्ठ १०३ 
४. मिशन से प्रकाशित हिन्दी-पुस्तकों की सत्ी-- 
.... १-२. श्री रामक्ृष्णलीलामृत (दो भाग), ३-४-५. श्री रामकृष्णवच्ननामृत (तीन भाग) 
६. मां शारदा, ७. विवेकानन्द-चरित, ८. साधु नागमहाशय, ६-१०. भधर्मे- 
प्रसंग में स्वामी शिवानंद, ११. परमार्थ-प्रसंग 








है 
| 





रु 22 # 0 ९ 


 धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता द्छ 


राधास्वामी संप्रदाय 


भारत में संत-परंपरा मध्ययुग से बराबर चली आ रही है । कबीर, दादू- 
दयाल, गुरु नानक आदि संतों के उपदेश के फलस्वरूप जो जागृति समाज में हुई 


थी, कालान्तर में वह एक संप्रदाय के रूप में फूट निकली । आधुनिक काल के 


आरंभ में अंग्रेजी सत्ता के इस देश में स्थापित होने के समय संत-परंपरा की ओर 
जनता प्रायं: उदासीन थी और यह परंपरा शिथिल हो चुकी थी । किन्तु जैसे ही 
परिस्थितियां अनुकूल हुईं, अर्थात्‌ देश में शान्ति स्थापित हुई, संत-परंपरा फिर 
से संगठित रूप में सामने आई। यद्यपि धामिक स्थानों में, मठों में और साथुओं 


१२. 


१३. 


स्वामी विवेकानन्द-साहित्य 
३६. 
३७. 
इ८, 


भारत में विवेकानन्द 
विवेकानन्द के संग में... 


१४-१४. पत्रावली (दो भागों में) 


१६. 
१७. 
श्ष, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
. २४. 
२५. 
२६. 
२७. 
श्प्र. 
२६. 
२३०. 
३१. 
३२, 
३३. 
३४. 


हर 


देववाणी 

ज्ञानयोग 

राजयोग 

कर्मयोग 

भक्तियोग 

प्रेमयोग 

सरल राजयोग 

हिन्दू धर्म 

धर्मविज्ञान _ 

धर्मरहस्य 

शिकागो-बक्तृता 

हिन्दू-प्म के पक्त में. 
आत्मानुभूति तथ्य उसके मार्ग 
व्यावहारिक जीवन में वेदान्त 
स्वाधीन भारत [जय हो ! 
कवितावली क्‍ 
महापुरुषों की जीवन-गाथाए 
इशदूत ईसा 

मन की शक्तियां तथा जीवन- 
गठन की साधनाए' 

भारतीय नारी 


३६, 
४०. 
४१२. 
४२. 


४३. 


४४. 
४५, 
४६. 
४७. 


[## 


४६. 
५०५ 


४० 
४२. 


४३. 


५४५ 
४४. 


५६. 
. ए७. 


* 4 > 


के अखाड़ों में साधु-संन्यासी लोग बराबर जुटे रहते थे, तथापि संत-परंपरा की 


शिक्षा 

परिब्राजक 

ग्राच्य ओर पाश्चात्य 
मेरे गुरुदेव 

वर्तमान भारत 
पवहारी बाबा 
मरणोत्तर जीवन 


मेरा जीवन तथा ध्येय 
मेरी अमर-नीति 


शक्तिदायी विचार 
भगवान रामक्ृष्ण धर्म तथा संघ. 
विवेकानन्दजी की कथाएं. द 
स्वामी विवेकानन्द से वार्तोलाप 
हमारा भारत 

जाति, संस्कृति ओर समाजवाद 
चिन्तनीय बातें 

विविध प्रसंग 

विवेकानन्दजी के उद्गार 
श्रीरामक्ृष्ण-उपदेश 

भारत में शक्ति-पूजा 
गीतातत्व 

वेदान्त-सिद्धान्त और व्यवहार 
रामक्ृष्ण संघ--आदर्श भर 


इतिहास 


कप: 2 7 >म्ध्रपारा ७० ८५ जज: 7 प्मओा- ऑफर अेजनरर 








६८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


. एक महत्वपूर्ण शाखा का उदय १९वीं शताब्दी के अंत में आगरा में हुआ । संतों की 


वाणी के आधार पर एक ऐसे नवीन संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें लौकिक जीवन 
और साधु-जीवन में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया । इस संप्रदाय 
का नाम राधास्वामी सत्संग” रक्खा गया । इन लोगों का विश्वास था कि किसी 
संत अथवा महात्मा को गुरु के रूप में घारण किये बिना जनसाधारण धर्म की ओर 
प्रवत्त नहीं हो सकते । इसलिए उन्होंने गुरु-परंपरा को .स्वीकार किया । इसके 
साथ ही उनकी यह धारणा भी थी कि संतों के बताये मार्ग पर चलने के लिए ऐहिक 
जीवन से मुंह मोड़ना अथवा संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। धाभिक रीति-रिवाजों 
और कमेकाण्ड में भी इन छोगों का विश्वास नहीं था । उन्होंने धर्म को सरल और 
सुगम बनाकर उसे व्यावहारिक रूप दिया । शब्द का महत्व और गुरु के रूप में . 
मुक्ति के एकमात्र साधन पर बल भी उसी प्रथा की याद दिलाता है। स्वभावत: 
मध्ययुगीन सन्त ही आज भी सत्संगियों की प्रेरणा के मूलाधार हैं, यद्यपि इस वाणी 
को वे आधुनिक गुरु के माध्यम तथा पथप्रदर्शन से ग्रहण करते हैं । 
इस संप्रदाय के प्रथम गुरु शिवदयालरू 
साहब (स्वामीजी महाराज) का जन्म सन्‌ 
१८१८ में आगरा में हुआ। ये धामिक प्रवृत्ति 
के व्यक्ति थे और इनके उपदेशों तथा इनकी 
पुस्तक, सार-बचन' ने बहुत लोगों को 
आकर्षित किया। दूसरे गुरु राय सालिगराम 
की ख्याति सबसे अधिक हैँ, क्योंकि राधा- 
स्वामी बाग अथवा आज का दयालबाग 
अधिकतर इन्हींके आयोजन और परिश्रम 
का फल है। साछिगराम द्वारा निर्धारित 
नीति और कार्यक्रम के अनुसार चलते 
क्‍ द हुए साहबजी महाराज (वंशीधर) ने 
. शिवदयाल साहब दयालबाग को और भी उद्नति के शिखर 
पर पहुंचा दिया। जैसा हमने कहा राधास्वामी-मत का संन्यास में अथवा गृहस्थ- 
जीवन के परित्याग में विश्वास नहीं है । साधारण गृहस्थ का भार वहन करते 
हुए भी कोई व्यक्ति गुरु की कृपा से राधास्वामी-सत्संग के नियमों के पालन से 
शुद्ध धामिक जीवन ही व्यतीत नही कर सकता, बल्कि मोक्ष की आकांक्षा भी 


.. कर सकता हैं| राधास्वामी-मत का आधार केवल आस्था और दृढ़ विश्वास 


है। इसके पीछे कोई क्लिष्ट दर्शन अथवा ताकिक सिद्धान्तवाद नहीं है । वैष्णव _ 





6 











धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ६९ 


मतावलंबियों की आस्था और भक्तिभाव ही अधिकतर राधास्वामी-मत के धारमिक 
दृष्टिकोण का आधार है। 

सालिगराम द्वारा रचित राधास्वामी-मत-प्रकाश/ इन लोगों का मूछ 
धर्म-ग्रन्थ हैं । इसके अतिरिक्त सालिगराम ने कई और पुस्तकें भी हिन्दी और 
उद्‌ं में लिखीं। राधास्वामी-मत-प्रकाश' में भक्ति और नाम की महिमा का 


. वर्णन सनन्‍्तों की वाणी के आधार पर किया हैं और उनमें से अधिकांश के पदों को 


ही उद्धृत किया है । सबसे अधिक प्रभाव इस मत पर कबीर का पड़ा है , जिसका 
प्रमाण यह हू कि कबीर के पद और कवित्त इस धर्मंग्रन्थ में किसी अन्य सन्त की 
रचना की अपेक्षा कहीं अधिक मिलते हैं । 
राधास्वामी-क्‍मत सभी प्रचलित धर्मों तथा मतमतान्तरों को आदर 
की दृष्टि से देखता है, यद्यपि निजी मत को उन सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है ।१* उनकी 
धारणा है कि मोक्ष का सर्वेसुडभ और सर्वोत्तम साधन राधास्वामी दयारू की 
सेवा और उनकी भक्ति-आराधना है । इस मत के प्रचार तथा विस्तार का एक 
परिणाम यह हुआ है कि लोगों में घामिक सहिष्णुता तथा कट्ठटरपन्थी विचारों के 
प्रति विरोध की भावना जागृत हो सकी । भक्ति तथा धर्म के पथ का अनुसरण 
लोग प्राय: तपरचर्या और कठोर जीवन-यापन समझा करते थे, किन्तु इन लोगों 
ने उसे सहज, स्वाभाविक और सरल बताकर जनसाधारण के लिए भक्त का द्वार 
खोल दिया । 
.  राधास्वामी-संप्रदाय ने धर्म-प्रचार और दैनिक जीवन के पूजापाठ के लिए 
अपने ही ग्रन्थों का प्रकाशन कराया । ये ग्रन्थ प्राय: सभी प्रमुख संतों की वाणी से 


. संकलित गीत-संग्रह थे । संतवाणी-साहित्य हिन्दी की बहुमूल्य निधि हैं। समाज 
. के धाभिक नेताओं में सन्‍्तों की सदा ही गणना रही है और उन्हें मान्यता भी मिली 


है। उनकी वाणी के प्रचार से हिन्दी के उत्थान में बहुत सहायता मिली। कुछ ही . 
वर्षो में राधास्वामी-सत्संग के अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ गई और सम्प्रदाय 
की शाखाएं उत्तर भारत के सभी प्रान्तों में स्थापित हो गईं । किसी हद तक इस 
प्रक्रिया का आधार पारस्परिक मतभेद भी थे। किन्‍्हीं कारणों से गुरु का पद भी 
कई आचार्यों ने ग्रहण किया और सभीने पृथक्‌-पृथक्‌ सत्संग संगठित किये। इनमें 


 सर्वप्रमुख संप्रदाय व्यास (पंजाब), प्रयाग और जोधपुर में स्थापित हुए । ये सभी 


राधास्वामी-सत्संग के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन सभी शाखाओं ने सन्‍तों की वाणी के 
प्रचार द्वारा समाज-सुधार और हिन्दी के प्रसार में महत्वपूर्ण योग दिया । हिन्दी- 


१, फरकुहर--मॉडन्न रिलीजियस मूवमंट्स इन इण्डिया'--पृष्ठ १७१ 


७0 





पर कनककलपसक बन पतल्‍ ७७००. :._.> 


७० भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


सेवा की दिशा में इस संप्रदाय के सर्वोत्तम उदाहरण पुरुषोत्तमदास टंडन हैं, 
जो इस संप्रदाय के अनुयायी हैं । उन्होंने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि हिन्दी- 
सेवा के संस्कार उन्हें राधास्वामी-संप्रदाय से मिले | 


सनातनधमं सभा उसके नेता 


बंगाल और बम्बई में और वहां से देश के अन्य भागों में जितने भी धामिक 
तथा सामाजिक आन्दोलन फैले, किसी-न-किसी रूप में उन सबने परम्परागत 
हिन्दू धर्म की कुछ मान्यताओं की टीका तथा आलोचना की और हिन्दू धर्म को 
समयानुकूल बनाने के उद्देश्य से प्राचीव मान्यताओं में संशोधन करने पर बल 
दिया। सभी सुधारवादी सम्प्रदायों का अभिप्राय रुढ़िवाद को समाप्त कर समाज के 
धामिक जीवन को सहल और युक्तिसंगत बनाना था । ब्रह्मममाज और आयेसमाज 
ने स्पष्ट शब्दों में बहुदेव-पुजन का विरोध किया और मूर्ति-पूजा को भी उपनिषदों 
और वेदों की शिक्षा के विपरीत घोषित कियाँ। जहां ब्रह्मसमाज का विरोध अधिक- 
तर बौद्धिक स्तर पर रहा, वहां आर्यसमाज ने प्राचीन रीति-रिवाज का खुल्लम- 
खुल्ला खंडन करना अपना सर्वेप्रथम उद्देश्य समझा । उधर इन अग्रणी संस्थाओं से 
संबंधित अन्य धामिक सम्प्रदायों ने भी इसी खंडन की परिपाटी का अनुसरण 
किया । बम्बई के प्रार्थना-समाज आदि ने पुरानी रीतियों तथा प्रचलित प्रथाओं 
का विरोध कर अपने-अपने ढंग से सुधारवाद के पक्ष को प्रतिपादित किया 

इस विरोध और आलोचना के वातावरण में यदि कुछ छोगों ने इन 


: सुधारवादी आन्दोलनों को हिन्दू धर्म पर आक्षेप समझा हो तो इसमें आश्चये की 


बात नहीं हैँ। यह ठीक है कि सामाजिक और धामिक सुधार शिक्षितवर्ग की दृष्टि में 
अपेक्षित और वांछनीय थे, किन्तु यह्‌ भी गलत नहीं कि सभी सुधारवादी आन्दोलन 
किसी-त-किसी रूप में हिन्दू धर्म के आलोचक तथा विरोधी थे ।१ इसी कारण 
उन्नीसवीं शती के अन्तिम दशक में कुछ लोगों ने हिन्दू जनमत को इन सुधारवादी 
मतों का विरोध करने के लिए संगठित करने का यत्न किया । ये छोग परम्परागत 
सनातन हिन्दू धर्म तथा उसकी मान्यताओं के संरक्षक के रूप में मंच पर आये । 


. इस प्रकार पंजाब में एक नये आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसके नेता 


दीनदयाल शर्मा थे। इन्हें पंडित, पुरोहितों, धनाढ़्यों और सामन्‍्तों तथा जनता के कुछ 
भाग को अपने साथ लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई । इन्होंने सन्‌ १८९५ में हरिद्वार 


और दिल्‍ली में सनातन धर्म सभा की स्थापना की ।* इस आन्दोलन का तीसरा 


* फरकुहर-- मॉडन रिलीजियस मूवर्मेंट्स इन इण्डिया/--पृष्ठ ३१६ 
*, फरकुहर--मॉडन रिलीजियंस मूवमेंट्स इन इर्डिया?--प्रृष्ठ ३११६-१७ 


जे हे रा 














धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ७१ 


केन्द्र मथुरा बना, जहां अगले वर्ष (सन्‌ १८९६) 
में स्वामी ज्ञानानन्द ने इसी उद्देश्य के लिए 
/ निगमागम मण्डल की स्थापना की।१ किन्तु 
इस आन्दोलन ने व्यवस्थित संगठत का रूप 
। सन्‌ १९०० में ही धारण किया। इस वर्ष 
दिल्ली में दरभंगा के महाराजा की अध्यक्षता 
में एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ और 
सनातन धर्म सभा की नींव डाली गईं। अन्य 
सभी संस्थाएं इस सभा में मिल गईं। इसी समय 
. पं. मदनमोहन मालवीय इस आन्दोलन के प्रमुख 
नेता बन गये और सन्‌ १९०५ में सनातन धर्म-सभा का प्रधान कार्याकछय बनारस 
में खोल दिया गया । सभाके उद्देश्यों में कुछ इस प्रकार थे:--- 

१. सनातन धर्म के अनुसार हिन्दू धर्म के शिक्षण को प्रोत्साहन देना और 
वेद, स्मृति, पुराण और अन्य हिन्द-शास्त्रों को शिक्षा में स्थान देकर 
हिन्दू-समाज में यथोचित सुधार करने का प्रयत्त करता । 

२. संस्कृत और हिन्दी-साहित्य को प्रोत्साहित करना और उनके सभी 
भागों को समृद्ध करना । 

३. देश के विभिन्न भागों में सनातन-धर्म-सभा की शाखाएं स्थापित 
करना । ः 

४. हिन्दू स्कूल, कॉलिज और वाचनालय खोलना और सभा के नियमों के 

.. अनुसार प्रकाशन-संस्थाएं स्थापित करना । द 
स्वभावतः इस आन्दोलन का पहला परिणाम शिक्षा और हिन्दी-प्रचार 

के क्षेत्र में हुआ । पंजाब, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रान्तों में शिक्षण-संस्थाओं 
का खुलना आरम्भ हुआ, जिनमें हिन्दी को ऊंचा स्थान दिया गया । दूसरे, हिन्दी 
की पत्र-पत्रिकाएं निकलनी आरम्भ हुईं । मथुरा के भारत धर्म महामंडल ने सन्‌ 
१९०२ में महामंडल' मैगजीन और विद्यारत्नाकर नाम की पत्रिकाएं निकाहीं। 
दिल्‍ली और काशी से सनातन धर्म की पत्रिकाओं का निकलना आरम्भ हुआ । 
इस आन्दोलन का लोगों की सामाजिक और धाभिक स्थिति पर कुछ भी प्रभाव 





दीनदयाल शर्मा 


पड़ा हो, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ ही वर्षों में सनातन 


सनातनपर्म रक्षिगी सभा की स्थापना कलकत्ता में सन १८७३ में हो 
चुकी थी । 





७२ भारतीय नेतांओं की हिंदी-सेवा 


धर्म सभाओं का संगठन देशव्यापी हो गया। सन्‌ १९१५ तक सभा की देशभर 
में ६०० शाखाएं और विभिन्न प्रकार की ४०० संस्थाएं खुल चुकी थीं। सभा ने 
लाहौर, मथुरा, बनारस और कलकत्ता से विभिन्न भारतीय भाषाओं में, विशेषकर 
हिन्दी में प्रचार-साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था की। सनातन धर्म सभा का संग- 
उन भूतपूर्व रियासतों में बहुत जोरों से फैला, क्योंकि सभी हिन्दू रजवाड़े सभा और 
सनातन धर्म के समर्थक थे। धम्म-शिक्षा पर प्रकाशित सभा की पुस्तकें स्कूलों और 
पाठशालाओं में व्यापक रूप से व्यवहृत होने छूगीं । द 

_ सनातन धर्म सभा के साथ ही ऊँछ अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उदय 
हुआ, जो धामिक कम् और सामाजिक अधिक थीं, जैसे, महावीर-दल, सेवा-समिति, 
गोरक्षणी-सभाएं, विधवा-सहायक समितियां इत्यादि । अपनी उपयोगिता और 
जनसेवा के कारण ये संस्थाएं पर्याप्त लोकप्रिय हुई और इनका व्यापक प्रचार 
हुआ प्राय: इन सभी संस्थाओं के कार्य और प्रचार का माध्यम हिन्दी भाषा थी | 
इन सभी के मुखपत्र भी हिन्दी में ही निलरक॑ते थे, जिनमें से कुछ अभी भी विद्य- 
भान हैं । 

अपने देशव्यापी विस्तार, उत्साहपूर्ण नेतृत्व और चहुमुखी सार्वजनिक 

तथा साहित्यिक गतिविधि के अनुरूप ही सनातनधर्म सभा का हिन्दी के उन्नयन में 
योगदान रहा है। 


श्रद्धाराम फिल्लौरी 

फिल्लौर-निवासी श्रद्धाराम पंजाबी थे, किन्तु हिन्दी-साहित्य को. उन्होंने 
अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। जीवन में पर्दापण करते ही वह भारतेन्दु-साहित्य 
द और उनके समकालीन लेखकों की 
रचनाओं से प्रभावित हुए। तभी से 
उन्होंने निश्चय किया कि वह धर्म और 
साहित्य दोनों की सेवा करेंगे। इस प्रण 
को उन्होंने जीतेजी सुचारु रूप से 
निभाया। वह जब कभी कथा कहते, 
अन्तिम वाक्य हिन्दी के पक्ष में बोलते 
और जब कभी हिन्दी के समर्थन में कुछ 
कहते तो अपने कथन की पुष्टि धर्म के 





हि ब्र्ट्र््् . ... नाम पर करते। उन्होंने कथावाचन, 


श्रद्धाराम फिल्लौरी . भाषण और लेखन द्वारा परम्परागत 






7 


हे 


फू 


दि * पल 87 20504 0027 72220 75% 270 के ला 3+> कह 22 
3 "जन... 20603 5९5 न ०० श अक 7 हा २2 कक हे ः 223 “5 मसल सक पजलद एप 5 को ७४3२६ के डर हि क्‍ >> - च्च्|ॉो चुका | ट 





वन लल तक - ३८८० जाग «० पर 25 जन कम, 











धासिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ७३ 


हिन्दूधर्म के पक्ष का समर्थन ऐसे समय किया जब सनातन धर्म-सभा की नींव भी 
नहीं पड़ी थी। वह कट्टर हिन्दू थे और हिन्दी भाषा के समर्थ सेवक । 

जालन्धर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों ने कपूरथला-नरेश रणधीरसिह 
को ईसाई मत की ओर झुका दिया था । पं. श्रद्धाराम तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने 
प्राचीन वर्णाश्रम-धर्मे के स्वरूप का ऐसा सुन्दर निरूपण किया कि महाराज की 
जितनी शंकाएं थीं, वे दूर हो गईं। समूचे पंजाब में घमकर पं. श्रद्धाराम उपदेश 
और व्याख्यान देते और रामायण, महाभारत आदि की कथाएं सुनाते । उनकी 
कथाओं ने दूर-दूर के लोगों को अपनी ओर खींचा । उनकी वाणी में रस था और 
उनकी भाषा बड़ी ओजपूर्ण होती थी। स्थान-स्थान पर उन्होंने धर्मेसभाएं स्थापित कीं 
और उपदेशकों का एक दल तैयार किया। उनके उपदेशों का संग्रह सत्यामृतप्रवाह' 
बहुत प्रसिद्ध हुआ। भाषा की प्रौढ़ता की दृष्टि से भी इसका पर्याप्त महत्व है । 

सन्‌ १८६७ में उनकी आत्म-चिकित्सा' नाम की पुस्तक निकली, जो 
अध्यात्म-संबंधी ग्रन्थ हैं । इसके अतिरिक्त तत्वदीपक', 'धर्मरक्षा', उपदेश-संग्रह' 
(व्याख्यानों का संग्रह) तथा शतोपदेश' (दोहे) इत्यादि धर्म-संबंधी पुस्तकें लिखीं, 
जिनका बहुत प्रचार हुआ | किन्तु श्रद्धाराम की सबसे रोचक रचना उनका उपन्यास 
भाग्यवती' है। श्रद्धाराम ने अपनी जीवनी भी लिखी, जो चौदहसौ पृष्ठों की 
थी। उनके साधन सीमित थे। इसलिए वह इसके प्रकाशन की व्यवस्था न कर सके । 
अपनी जीवनी की अप्रकाशित पांडलिपि छोड़कर ही श्रद्धाराम चल बसे | उनके 
देहावसान के बाद इन चौदह सौ पन्नों की बहुत खोज हुई, पर दुर्भाग्यवश वे प्राप्त 
न हो सके ।९ ४ 

श्रद्धाराम की भाषा ओजपूर्ण है । उसके कई गृण ऐसे हैं, जो साधारणतः 
उस समय के अन्य लेखकों की भाषा में नहीं मिलते । यद्यपि कहीं-कहीं पंजाबी 
का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो भी उनकी शैली ने उस समय परिमाजन और 
प्रवाहशीलता का नमूना प्रस्तुत किया। सत्यामृतप्रवाह' में वह लिखते हैं--- 

“वह भी ईइवरकृत नहीं, किन्तु समुद्र और अन्य नदी-नालों का जल सूर्य 
को किरण द्वारा उदान वायु के वेग से ऊपर खेंचा जाता हे और सूर्य की ताप से 
पिघलता-पिघलता अति सुक्ष्म होके आकाश में मेघाकार दिखाई देता हे । जब 
उसको ऊपर शीतल वायु मिले तो घृत की नाई जम के भारी हो जाता और अपान 
वायु के वेग से नीचे गिरने लूगता हूं । यदि ऊपर शीतल वायु बहुत रूगे तो अत्यंत 
 गरिष्ठ होके ओले बरसने रूगते हैं ।”* | 

५ हरिओध-- हिन्दी भाषा ओर साहित्य का विका स'--पृष्ठ ६७८ 
* हरिशोष-- हिन्दी भाषा ओर साहित्य का विकास'--पृष्ठ ६७८ 


छे 





७४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


यदि नवीनचन्द्र राय के प्रयत्नों के फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्र में हिन्दी का 
कुछ चलन हुआ, तो श्रद्धाराम के घोर परिश्रम और निजी रचनाओं का परिणाम 
यह हुआ कि पंजाब के. हिन्दू समाज के धार्मिक जीवन की एकमात्र भाषा हिन्दी 

बन गई । 

गोस्वामी गणेशदत्त 

श्रद्धाराम फिल्लौरी के अतिरिक्त हिन्दी-सेवा के क्षेत्र में गोस्वामी गणेशदत्त 
का नाम भी स्मरणीय हे । 

सनातन घधर्म-सभा के साथ गोस्वामी गणेशदत्त का संबंध उसके जन्मकाल 
से ही जुड़ा हैं। गोस्वामीजी महामना मदनमोहन मालवीय के शिष्य थे और सन्‌ 


सभा की स्थापना हुई, उस समय सक्रिय 
रूप से उन्होंने अपने गुरुका साथ दिया 


और निरन्तर उसकी उत्तरोत्तर उन्नति 
की। सन्‌ १९२२ से ही उन्होंने हिन्दी 
की सेवा का कार्य आरंभ कर दिया 
था। अतः सनातनधर्म प्रतिनिधि-सभा 
के स्थापित हो जाने के बाद उनका 
प्रमुख कार्य हिन्दी-क्षेत्र ही था। छायल- 
पुर में सर्वप्रथम गोस्वामी गणेशदत्त ने 
एक (६िन्दी रात्रि पाठशालहूला' की स्था- 
पना की, जहां प्रौढ़-शिक्षा का प्रबन्ध 
था । इस पाठशाला को उन्होंने अथक परिश्रम करके बढ़ाया । यदि छोटे कार्यों 
में भी कर्म की साधना तथा कार्य को पूरा करने की उत्कट लगन हो तो उस 
. कार्य की सफलता निश्चित है। गोस्वामीजी का जीवन इस साधना और छरूगन का 
मूर्त उदाहरण था। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्होंने प्रारंभ में इस 
हिन्दी-पाठशाला के लिए एक-एक पैसा करके चन्दा इकट्ठा किया था । नियमा- 
नुसार वह प्रति मंगछवार को हर दुकान पर जाते और सबसे एक-एक पैसा लेते । 
इस तपस्या के फलस्वरूप इस छोटी-सी पाठशाला का विकास हुआ और उसकी 
शाखाएं भी प्रस्फुटितं हुईं। उन्होंने ही सनातनधर्म स्कूछ' तथा सनातनधर्म कालिज! 
. का रूप लिया। यहां का कार्य स्थिर करके गोस्वामीजी ने लाहौर में हिन्दी का 
... कार्य आरंभ किया और वहां भी कन्या-पाठशाला खोली। कालान्तर में गोस्वामी- 





गोस्वामी गणेंशदत्त 





१९२३ में जब सनातनधथर्म प्रतिनिधि- 


तथा आजन्म उनके कार्य को निभाया. 


धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता. ७५ 


जी ने हिन्दी-शिक्षा के लिए करीब दोसौ संस्थाओं की स्थापना स्थान-स्थान पर 
की और इस प्रकार पंजाब में हिन्दी का विस्तार हुआ । हिन्दी को और व्यापक 
बनाने के लिए उन्होंने लाहौर से सन्‌ १९४० में विद्वबन्धु” नामक दैनिक हिन्दी 
पत्र निकालना आरम्भ किया। विभाजन के बाद भी उन्होंने इस कार्य में शिथिलता 
न आने दी और सन्‌ १९४७ में इसका पुनः नामकरण करके दिल्ली से अमर 
भारत' निकालने रंगे । अभी तक पंजाब उनका कार्य-क्षेत्र रहा था, अब दिल्लीः 
और उत्तर प्रदेश में भी सक्तिय रूप से वह कार्य में रूग गये । हम 
द उत्तर प्रदेश में हरिद्वार को उन्होंने अपनी गतिविधि का केन्द्र बनाया और 
वहां सप्तऋषि आश्रम तथा संस्क्ृत विद्यालय की स्थापना की, जिनका उद्घाटन 
हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री ने किया। संस्कृत के साथ-साथ वहां हिन्दी को 
भी स्थान प्राप्त है । 
गोस्वामी गणेशदत्त एक श्रद्धावान व्यक्ति तथा कर्मठ कार्यकर्ता थे। आजी- 
वन उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयत्न किया तथा 
शिक्षा के माध्यम के लिए सदा हिन्दी को ही अपनाया । पंजाब में सभी सनातनधर्म 
स्कूल तथा कालिजों की स्थापना के पीछे मालवीयजी के बाद गोस्वामी गणेशदत्त 
की ही प्रेरणा थी । यद्यपि पुस्तकों के रूप में उन्होंने कोई रचना नहीं की, तथापि 
निरन्तर कार्यरत रहकर पूरे उत्साह से उन्होंने हिन्दी की सेवा की । अपने 
त्याग और कर्मंठ जीवन के कारण उन्होंने समाज में अपने लिए ऊंचा स्थान बना 
लिया था । उनके हिन्दी-प्रेम तथा उनके अनवरत सेवा के कारण उन्हें अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जयपुर के अध्यक्ष-पद का सम्मान भी मिला । 
पंजाब हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के तो वह कई वर्ष तक सभापति रहे । अतः उनकी 
हिन्दी-सेवा का उल्लेख किये बिना सतातनधर्म सभा 
की सेवा का इतिहास अधूरा रह जाता हैं। माल- 
वीयजी के बाद सक्रिय रूप से इस सभा के कार्य 
को गोस्वामी गणेशदत्त ने ही संभाला और गुरु-शिष्य 
की परंपरा को निभाकर धर्म, संस्कृति तथा शिक्षा 
के प्रचार में पूर्ण योग दिया । 


देवसमाज 


. देव-समाज को आरम्भ में ब्रह्म-समाज की ही 
एक शाखा माना जाता था। इसका कारण यह था कक कह करी 
कि देव-समाज के प्रवर्तेक सत्यानन्द अग्निहोत्री स्वयं सत्यानन्द अग्निहोत्रों 





श्र 


७६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 





ब्रह्मसमाजी थे और लाहौर के ब्रह्मसमाज के उद्भट कार्यकर्ता थे, किन्तु कुछ वर्षों 
बाद ही (सन्‌ १८८७ में) उन्होंने ब्रह्माममाज छोड़कर नये मार्ग का अनुसरण 


न] 
किया और एक नवीन सम्प्रदाय की नींव डाली । इस सम्प्रदाय का नाम उन्होंने 3 
देव-समाज' रक्खा । अग्निहोत्रीजी ने देव-शास्त्र' नामक ग्रन्थ में ब्रह्मसमाज के साथ 
मतभेद और उसके कारण पर प्रकाश डाला है। इनका भी दृष्टिकोण आध्यात्मिक 
है, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण व्यक्ति हैं। “में पाप से शत 
ऊपर हूं ओर में समाज और राष्ट्रों के अभ्युत्थान का एकमात्र साधन और आश्षा ह 
हूँ ।/* इस प्रकार अपने अनुयायियों के सम्मुख उन्होंने अपने-आपको ही आदर्श । 
और सर्वोच्च आत्मा के रूप में रक्खा । उनके अनुयायी उन्हें सत्यदेव और श्रीदेव कि ) 
गुरुभगवान कहने लगे । उनके मतानुसार विश्व में केवल दो वस्तुएं हैं, पदार्थ और ! 
शक्ति, जो अनादि और अनद्वर हैं। मानव स्वयं अपना रचयिता है और उसमें हा 

डर 


आत्मिक विकास की क्षमता है । आत्मा के जीवन को उन्होंने स्वीकार किया है, 
किन्तु आवागमन के सिद्धान्त में उनका विश्वास नहीं ।” * इस मत की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि यह चार्वाक के नास्तिकवाद की याद दिलाता हैं। देव-समाज ः 
का किसी ख़रष्टा अथवा ईइ्वर में विश्वास नहीं । तब मूर्तिपूजा के लिए इसमें मी 
स्थान कहां हो सकता है । प्रार्थना के स्थान पर वे साधना श्रेष्ठर समझते हैं द 
और इस ध्यान अथवा चिन्तन का केन्द्रबिन्दु स्वयं श्री अग्निहोत्री (देवगुरु 
भगवान ) हैं । नैतिकता और आत्मिक जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ा तत्व है । 
इन सभी सिद्धान्तों और विश्वासों का प्रतिपादन अग्निहोत्रीजी ने दिवशास्त्रँ 
और दिवधरमम' नामक ग्रन्थों में किया है। दोनों ही ग्रन्थ मूलरूप से हिन्दी में 
लिखे गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी में कई पुस्तिकाएं अपने मत के 
... प्रतिपादन और विरोधियों को उत्तर देने के उद्देश्य से लिखीं । 
.... देव-समाज का सदस्य बनने के लिए दस-सूत्री शपथ छेना आवयक था द 
. यह शपथ बहुत-कुछ बुद्ध के अष्टवर्गी मार्गे से मिछती हैं और यह चोरी न करने, के. 
किसीको धोखा न देने, सदाचारी रहने, जीवहत्या न करने, मादक द्रव्यों का प्रयोग ह 
न करने का ब्रत है । क्‍ 
.... पंजाब और सिध में देव-समाज ने इस दती के प्रथम दशक में जड़ें जमा. 
ली थीं और पर्याप्त संख्या में लोग इस मत के अनुयायी हो गये थे । हमारे लिए 
सबसे रोचक तथा महत्वपूर्ण देव-समाज का शिक्षा-संबंधी कार्यक्रम है । आरम्भ से 
ही देव-समाज ने स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और हिन्दी के पठन-पाठन 
.. 9 “र्मजीवन! (जीवन प्रेस, लाहौर)--१८६२ क्‍ 
.._ * फरकुदर मॉडर्न रिलीजियस मूवर्मेंटंस इन इश्डिया!--पएष्ठ १७६ व 





क्ष 





धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ७७ 


को शिक्षा का आवश्यक अंग माना । छाहौर, फिरोजपुर, मोगा और अम्बाला में 
समाज ने स्कूल और कालिज खोले, जो बहुत सफल समझे गए । इसके अतिरिक्त 
देव-समाज ने कुछ विधवा सहायक सदन, निरामिष-भोजी संघ (५८४टद7७70 
८22५८) और मद्य-निषेध-संघ ('€छशाए८८७०८ ९287८ ) भी स्थापित 
किये और औद्योगिक प्रदर्शनियां संगठित करने की परिपाटी चलाई । सभा 
ने अनेक पत्रिकाएं निकालीं, जिनमें अधिकांश हिन्दी में थीं । इनमें से विशेष उल्लेख- 
 नीय हँ--सिवक', विज्ञान-मूछक धर्म', सिंध उपकारक', देवधर्म , इत्यादि। 

उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब में, जो हिन्दी-आन्दोलन आर्येसमाज 
के प्रयत्नों से हुआ, उसमें परोक्षरूप से देव-समाज के कार्यकर्त्ताओं द्वारा पर्याष्त 
सहायता मिली, यह स्वीकार करना होगा । 


उपयुक्त धार्मिक संस्थाओं के हिंदी-कार्य का सर्वेक्षण 


इन संस्थाओं के कार्यकलाप तथौ प्रमुख नेताओं द्वारा हिन्दी-सेवा का विवरण 
हमने दिया है | यहां यह बताना आवश्यक है कि इन धामिक संस्थाओं के देनिक 
कार्यों और प्रचारात्मक आन्दोलनों का माध्यम अधिकतर हिन्दी ही थी | इनका 
निजी साहित्य और प्रचार के लिए प्रणीत पत्र-पत्रिकाएं तो हिन्दी में प्रकाशित 
होती ही थीं, इन संस्थाओं के साप्ताहिक अधिवेशन और वार्षिक समारोहेों में 
भी हिन्दी का ही प्रयोग होता था । मुद्रण की सुठभता और जनसाधारण के उत्साह 
ने शीघ्र ही इन प्रचारात्मक आन्दोलनों को चलाने के लिए जनभाषा के रूप में हिन्दी 
को स्वीकार किया। इस प्रकार कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलन के आरंभ होने से पहले 
ही हिन्दी उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में नवचेतना का माध्यम ही नहीं, वरन्‌ 
उसका प्रतीक भी बन चुकी थी । उस युग की वास्तविक स्थिति पर डा० लक्ष्मी- 
सागर वाष्णेंय ने इस प्रकार प्रकाश डाला हैं--- 

“सच्त बात तो यह हूँ कि उन्नीसवों शताब्दी-पूर्वार्ध में यूरोपीय सम्यता के 
संस्पर्श से एक नवीन भावना ओर चेतना के प्रादुर्भाव का श्रीगणेश हुआ, जिसका 
स्पष्ट प्रकटीकरण आगे चलकर भारतेन्द्रु और उनके सहयोगियों की रचनाओं में 
हुआ । दाशेनिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो नहीं, किन्तु ज्ञान-विज्ञान के व्याव- 
हारिक क्षेत्र में पूर्व पश्चिम से पिछड़ा हुआ था। अंग्रेजों के सम्पर्क से यह ऐतिहासिक 
ऋम पूर्ण हुआ और इस व्यावहारिकता के जन्म के साथ-साथ गद्य भी अपनी प्राथ- 
सिक अवस्था से निकलकर विकास-नियम के अनुसार नये-नये भाग खोजने लगा । 
_ कविताकामिनी इस नये बोझ को सस्हालने में असमर्थ थी। फिर भी ज्यों-ज्यों 
प्रेस, रेल, तार, आदि का प्रचार बढ़ता गया, त्यों-त्यों ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित. 








७८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


नवीन व्यावहारिकता श्राप्त करने सें अधिकाधिक सुविधा होती गई । साथ ही 
अस्त्प्रन्तीय साहचर्य बढ़ा, एक प्रान्त का प्रभाव दूसरे प्रान्त पर पड़ना शुरू हुआ। हू 
. लोग एक जगह इकट्ठे होकर वैज्ञानिक और ताकिक प्रणाली से विविध विषयों ७ 
'र वाद-विवाद करने रूगे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन भो आरभहो...... 
गया ओर हिन्दी प्रदेश को, बोधवृत्ति के साथ ताकिकता और बुद्धितत्व का सामंजस्य- 
क्रम उपस्थित होने के फलस्वरूप, खड़ी बोली गद्य की उन्नति का भी स्वर्ण अवसर हे 
"ते हुआ। इस नवयुग के आघात से देश शताब्दियों के अछ्साये बदन कोझाड़ु-... | 
पोंछकर खड़े होने को चेष्टा करने लूगा। गद्य ने नवयुग के नवजीवन का भार ग्रहण 
किया और उसकी चेतना एवं आकांक्षाओं का प्रतीक बना १ 
कहने का अभिप्राय यह है कि साहित्य, विशेषकर गद्य के विकास की आदरशों 
परिस्थितियां हमें इस प्रारंभकाल में मिलती हैं। इन परिस्थितियों में वे प्रवृत्तियां 
भी विद्यमान हैं, जो भावनाओं को वेग और विचारों को बल देती हैं और दैनिक 
जीवन की वे विवशताएं भी कम नहीं, जो मूदः रहने से ऊबकर अभिव्यक्ति की मांग 
करती हूँ। अर्थात्‌ आदर्श और यथार्थ दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न 
की, जिसमें हिन्दी-गद्य का निर्माण तथा विकास स्वाभाविक ही नहीं, अनिवायं हो 
गया । कोई कमी रह भी गई हो तो उसे तत्कालीन धामिक चेतना ने पूरा कर 
दिया । ु क्‍ द 
डा० उदयभानु सिह के शब्दों में धार्मिक आन्दोलतों ने हिन्दी को इस प्रकार 
प्रभावित किया-. ४५ 
 उन्नीसवीं शञतो के आरम्भ में ही पद्चिसी सभ्यता और धर्म का आघात | 
उत्तेजना की लहर दौड़ गई। हिन्दुओं को अपने धर्म की ओर आक्ृष्ट कट 


पाकर देश में उत्ते का 

करने के लिए ईसाइयों ने हिन्दृधमं की सती-सरीखो क्र और भयंकर प्रथाओं ) 

पर बुरी तरह आक्षेप किया था। राजा राममोहन राय आदि नव-शिक्षित हिन्दुओं है| 

ने स्वयं इन कुप्रथाओं का विरोध किया। इसी समाज-सुधार के उद्देश्य से उन्होंने 

(सन्‌ १८०१ ई०) 'ब्रह्मसमाज' की स्थापना की । तत्पदचात्‌ आर्यसमाज' 

(सन्‌ १८७५ ई०), 'थियोसोफिकल सोसाइटी” (सन्‌ १८७५ में न्यूया्क तथा 

१८७९ ई० में भारत में), 'रामकृष्ण-मिशन' आदि धार्मिक संस्थाओं को स्थापना: 

.._._ दयानन्द सरस्वती ने (सन्‌ १८२४-८३ ई० ) बेदिक धर्मं का प्रचार किया, कण 

. आर्यंसमाज की शाखाओं, पुदुकुल्ों और गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना की, 5 
2 विधवा-विवाह-निषेष, बाल-विवाह, ब्राह्मण धर्मों, कर्मकाण्ड, अन्धविद्वास आदि हे 
हे 35 . * आधुनिक हिन्ये साहिक १८ आधुनिक हिन्दी साहित्य? (१८४०-१३ ६००)--पृष्ठ ४६ | 








धामिक एवं सामाजिक आन्दोलन और उनके नेता ७९ 


का घोर विरोध किया । उन्होंने पाइचात्य विचारधारा की भित्ति पर स्थापित 
 ब्रह्म-समाज, अनेकेद्वरवाद, मूर्तिपुजा, बहुविवाह आदि के विरुद्ध संग्राम किया । 
आये-समाज के सिद्धान्त का आधार विशुद्ध भारतीय था। इससे ब्रह्म-समाज के 
पादचात्य प्रभाव को रोकते हुए देश का ध्यान प्राचीन भारतीय सम्यता की ओर 
खींचा । विवेकानन्द ने शिकागो में भारत की आध्यात्मिकता का प्रचार किया। 
॑थियोसोफिकल सोसाइटी ने 'बसुधेव कुटुम्बकम! का सन्‍देद्ा सुनाते हुए भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की तथा उसका प्रचार किया। रामकृष्ण-मिदन ने 
आरंभ में आध्यात्मिक और फिर आगे चलकर लोक-सेवा के आदहों की प्रतिष्ठा 
करने का प्रयास किया । इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में स्थापित धामिक 
संस्थाओं ने पद्चिमी भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, धर्म और शिक्षा तथा अपनी 
निबंलताओं से उत्पन्न बुराइयों को दबाने का उद्योग किया ।* 

... “इन धामिक आन्दोलनों ने हिन्दी-साहित्य को प्रभावित ही नहीं किया, 
बल्कि हिन्दी-गद्य की नींव डाली, भाषा को परिमाजित किया और हिन्दी की उन्नति 
का मार्ग प्रशस्त किया । दयानन्द सरस्वती, भीमसेन शर्मा आदि ने हिन्दी में अनेक 
धामिक पुस्तकें लिखीं और अनेक के हिन्दी-भाष्य प्रकाशित किये। आरये-समाजियों 
के विरोधियों (श्रद्धाराम फिल्लौरी, अम्बिकादत्त व्यास आदि सनातन-धर्मियों ) 

ने भी बवण्डर उठाया। धार्मिक घात-प्रतिघात में खण्डन-मण्डन के लिए हिन्दी 
में अनेक पुस्तकों की रचना हुई। दयानन्द-लिखित सत्यार्थप्रकाश', वेदांग-प्रकादा', 
'संस्कारविधि', आदि, श्रद्धाराम फिल्लौरी-लिखित सत्यामृतप्रवाह', भाग्यवती' 
आदि, अम्बिकादत्त व्यास-लिखित अवतार-मीमांसा, 'मूति-पुजा, * दियानन्द- 
पांडित्य-खंडन' आदि क्ृतियां इसी धार्मिक संघर्ष की उपज हैं। इन रचनाओं की 
भाषा व्याकरण-विरुद्ध और पंडिताऊ होने पर भी तके और ओज से विशिष्ट 
है (१ द 

उपर्यक्त विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म-समाज, थियोसोफिकल 
सोसाइटी, प्रार्थना-समाज, रामक्ृष्ण-मिदन, राधास्वामी संप्रदाय, सनातनधर्म॑ 
सभा और देव-समाज इत्यादि संस्थाओं ने किस प्रकार हिन्दी भाषा और साहित्य 
को गतिमय बनाया । इसी समय आर्यसमाज के प्रचार तथा वैदिक साहित्य के 
प्रणयन ने इस क्रम को और आगे बढ़ाया । 


ध्प् 


* 'भमह्दावीरप्साद द्विवेदी और उनका थुग'--एष्ठ ३, ७ 








अध्याय : ४ 
स्वामी दयानन्द और आयंसमाज 


जिन सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलनों के द्वारा हिन्दी को प्रोत्साहन 
. मिला तथा जिन प्रवृत्तियों का इस दिशा में योगदान रहा है, उनमें आर्यसमाज 
का स्थान सर्वोपरि है। यही कारण हैं कि हिन्दी भाषा अथवा साहित्य का इतिहास 
लिखनेवाले सभी विद्वानों ने हिन्दी-गद्य के निर्माण में आयंसमाज के योग को विशेष 
महत्वपूर्ण माना है। मिश्रबन्धुओं ने मिश्चबन्धु विनोद! में, रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी 
_ साहित्य के इतिहास' में, पद्मसिह शर्मा ने स्फुट निबन्धों में और काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित अनेक साहित्यिक विवरणों में आर्यसमाज के धामिक 
और सुधारक आन्दोलन को गद्य के निर्माण जोर प्रसार के लिए अत्यधिक श्रेय दिया 
गया हैं ।* इसलिए यह उचित होगा कि हम इस आन्दोलन की रूपरेखा और स्वरूप 
द का पृथक्‌ और सविस्तर विवेचन करें। 
स्वामी दयानन्द का जन्म सन्‌ 
१८२४ ई० में गुजरात ( काठियावाड़ ) 
में हुआ था। कुल की परंपरा और विद्वान 
पिता के आग्रह से उनकी प्रारंभिक 
शिक्षा-दीक्षा संस्कृत में हुई। बांद में 
उन्होंने वैदिक साहित्य का विस्तृत अध्ययन 
किया और प्रचलित हिन्दूधर्म तथा सच्चे 
वेदिक धर्म के बीच जो खाई पैदा हो 
गई थी, उसे पाटने का दृढ़ संकल्प किया। 
इस प्रकार हिन्दू-समाज में प्रचलित रीति- 
स्वामी दयानन्द रिवाज और कमंकाण्ड में सुधार करना 
उनके जीवन का प्रथम उद्देश्य बन गया । 





बअह्या-समाज से प्रभावित क्‍ 
स्वामी दयानन्द के मन में समाज-सुधार के लिए अदम्य उत्साह था, इसलिए 
उन्होंने देश की सभी सुधारवादी संस्थाओं से संपर्क स्थापित किया, जिनमें सर्वप्रथम क्‍ 
है (अ) मिश्रबन्धु विनोद!---पृष्ठ २४७ द 
...._ 'आ)' 'हिन्दी साहित्य का इतिहासः--पृष्ठ ४४४६ 


रत 


आशा आन >3%2%2242::22%::2:45.:0 4775: की 











स्वासी दयानंद और आये-समाज ८१ 


बंगाल का ब्रह्मममाज था ।* ब्रह्मसमाज के नेता केशवचन्द्र सेन तथा अन्य बंगाली 
समाज-सुधा रकों से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत सम्पर्क का स्वामीजी की कार्यप्रणाली 
और स्वयं उनकी दिनचर्या पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा, इसे आर्यसमाज के नेताओं 


ने स्वीकार किया है । पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने अपने ग्रंथ आर्यसमाज का 


इतिहास' में इसका विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने लिखा हैं कि स्वामीजी 


कलकत्ता के सुधारवादियों, विशेषकर ब्रह्मसमाज के नेताओं, की ओर सहज ही 


आह्ृष्ट हुए और उन्होंने कलकत्ता जाकर उनसे सम्पर्क स्थापित करने का निईचय 
किया, यद्यपि उनसे पत्र-व्यवहार वह पहले भी करते रहते थे। उत्तर प्रदेश और 
बिहार का दौरा करने के पश्चात सन्‌ १८७२ में स्वामीजी को यह अवसर मिला 
और. वह बिहार से कलकत्ता के लिए रवाना हुए। इसके फलस्वरूप जो सम्पर्क 
और विचार-विनिमय हुआ, उसको आंकते हुए इन्द्रजी ने लिखा है--- 

यह मानन में कोई संकोच का कारण नहीं हुँ कि बाब केशवचन्द्र सेन 
ओर ब्रह्मसमाज के कार्य का कलकत्ता में अनुशीलन स्वामीजी के कार्यक्रम पर कम 


. प्रभाव उत्पन्न करनेवाला. नहीं हुआ। यह मानी हुई बात हे कि स्वासीजी ने सर्व- 


साधारण में आये-भाषा में व्याख्यान देना बाब्‌ केशवचन्द्र सेन के कहने पर ही 
प्रारंभ किया था। इससे पूर्व वह संस्कृत में ही व्याख्यान देते थे। अबतक प्रायः 
स्वामीजी कौपीन मात्र रखते थे, व्याख्यान के समय भी यही वेश रहता था । बाबू 
केशवचन्द्र सेन के कथन पर स्वामीजी ने वस्त्र धारण करना स्वीकार कर लिया। 
इन दो बातों के अतिरिक्त यह भी कुछ कम महत्व की बात नहीं है कि आर्यंसमाज- 
रूपी संगठन स्थापित करने का विचार स्वामीजी के हृदय में कलकत्ता जाने के 
पोछ ही उत्पन्न हुआ। इससे पूर्व किसी संगठन की स्थापना का विचार उद्बुद्ध हुआ 


... प्रतीत नहीं होता । ब्रह्मसमाज के सिद्धान्तों और संगठनों की स्थापना की अपूर्णता 


को देखकर स्वामीजी के हृदय पर एक अन्य वंदिक समाज स्थापित करने की 
इच्छा उत्पन्न हुई हो तो कोई आइचय नहीं ९, क्‍ 
इस बात से यह स्पष्ट होता है कि स्वामी दयानन्द व्यावहारिक पुरुष थे, 


अतः देश की सार्वजनिक गतिविधि से हिछमिककर आर्यसमाज का प्रचार करना 


(इ) पद्य-पराग --पृ८्ठ १०-११ तथा ७५-७६ 
(३) हिन्दी, उद्‌ , हिन्दुस्तानी --पृष्ठ ३८-३६ 

$ (अर) इन्द्र विधावाचस्पति- अयसमाज का इतिहास”-पृष्ठ ८० से ८५ 
(आ) फरकुहर- मॉडने रिलीजियस मूवमेंट्स इन इ'डिया?--पृष्ठ १०६ 
(३) पी. के. सेन- केशवर्चंद्र सेन! (अ ग्रेजी)-पृष्ठ ११६ 

2२ इन्द्र विद्यावाचस्पति-आयेसमाज का इतिहास*-पृष्ठ ८३ 





८२ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अपने मत 
का प्रचार किया और अनुभव किया कि मत-प्रचार के लिए ऐसी भाषा का आश्रय 
लिया जाना चाहिए, जिससे उत्तर, पश्चिम और पूर्व सभी जगह काम चलाया 
जा सके । वह भाषा हिन्दी थी । स्वामी दयानन्द ने इस तथ्य को समझकर स्वंय॑ 
हिन्दी सीखी और यह घोषणा की कि प्रत्यक आर्यसमाजी के लिए हिन्दी पढ़ना 
आवश्यक है और हिन्दी ही आर्यभाषा' अर्थात्‌ समस्त देश की भाषा है। उन्होंने 
यह भी निर्णय किया कि आर्यंसमाज का समस्त साहित्य हिन्दी में प्रकाशित हो और 
हिन्दी ही इसके प्रचार का प्रमुख माध्यम हो । उनकी मातृभाषा गुजराती थी और 
वह अंग्रेजी नहीं के बराबर जानते थे । हिन्दी के बल पर ही वह विभिन्न प्रान्तों 
की यात्रा कर सके और बड़ी सभाओं में भाषण दे सके । जैसे-जैसे आर्यसमाज जोर 
पकड़ता गया, वैसे-वेसे सभी प्रमुख नगरों में इसकी शाखाएं खुलने छूगीं और 
हिन्दी-प्रचार का काये भी आगे बढ़ा । स्वामीजी और उनके अनुयायियों में उत्साह 
था। ग्रन्थों की रचना करते के अतिरिक्त उन्होंने कई मासिक और साप्ताहिक 
पत्रिकाएं भी निकालनी आरंभ कीं और अनेक प्रचलित पत्रिकाओं में लेख इत्यादि 
भी हिन्दी में ही लिखे, जिससे समाज को उनके विचार मिले और हिन्दी को तो 
लाभ हुआ ही । 


स्वामीजी तथा उनके अनुयायियों के ग्रंथ 


स्वामी दयानन्द के सावेजनिक जीवन की अवधि लगभग बीस वर्ष की 
रही थी । इस समय में उन्होंने धर्म-प्रचार और आर्यसमाज के विस्तार के हेतु जो 
साहित्य स्वयं निर्माण किया और जो निजी प्रेरणा से अपने साथियों द्वारा लेखबद्ध 
कराया, वह हिन्दी के विकास की दृष्टि से विपुल होने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण भी 
है। इस काल की उनकी अपनी छोटी-बड़ी रचनाएं * इतना अधिक हैं कि उन्हें देखकर 





9 स्वामी दयानन्द द्वारा लिखित पुस्तवें--- 


१२. अनुमभोच्छेदन, २. अध्टाध्यायी भाष्य,..३. आत्मचरित, ४. आर्याभिविनय, 


५. आरयोदिश्य रत्नमाला, ६. कुरान-हिन्दी, ७. गोकरुणानिधि, ८. गौतम-अहस्या की 
कथा, ६. जालन्धर की बहस, १०. पंचमहायज्ञ-विधि (संध्या भाष्य), ११. अ्रव्ययाथे, 
१२. पोपलीला, १३. प्रतिमा-पूजन-विचार, १४- प्रश्नोत्तर हलघर, १४. प्रश्नोत्तर 
उदयपुर १६. भूमोच्छेदन १७. मेला चांदपुर, १८. ऋग्वेदादि-भाष्य-सूमिका 
१६. ऋग्वेद भाष्य, २०. यजुर्वेद भाष्य, २१. वेद-विरुद्ध मत-खण्डन, २२. 
वेदान्तिध्वान्त-निवारण २३. व्यवहार॒भानु, २४. शिक्षापत्री ध्वान्त-निवारंण, 











स्वामी दयानंद और आर्य-समाज ८३ 


आश्चर्य होता है। उन्हींकी रचनाओं तथा शिक्षा से प्रेरणा ले, स्वामीजी के अनुया- 
यियों ने भी साहित्य-निर्माण में हाथ बंटाया । स्वामी नित्यानन्द ने पुरुषार्थ प्रकाश' 
लिखा, जो आर्यसमाज में बहुत लोकप्रिय हुआ । स्वामी दयानन्द के मुख्य शिष्य 
पं० भीमसेन हार्मा ने अनेक संस्क्ृत-प्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद किया और वैदिक 
सिद्धान्तों के समर्थन में कई पुस्तकें लिखीं। अनूदित ग्रन्थों में, मनुस्मृति, उपनिषत्‌, 
भगवद्गीता आदि सम्मिलित हैं । अपने लेखों के प्रचारार्थ उन्होंने सन्‌ १८९० 
के लगभग इटावा से मासिक आये सिद्धान्त' का प्रकाशन आरम्भ किया । इन्हीं 
दिनों तुलसीराम स्वामी ने मेरठ से वेद प्रकाश” मासिक निकाला। तुलसीरामजी 
संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने कई अनुवादों के अतिरिक्त 'सामवेद-भाष्य', 
भास्कर-प्रकाश', मीमांसा, न्याय और वैशेषिक-भाष्य' आदि ग्रंथ भी लिखे । 
इसी परम्परा के अन्तर्गत पं० आयेमुनि आते हैं, जिन्होंने दर्शनों के अतिरिक्त 
उपनिषदों के भी भाष्य प्रकाशित कराये । अपनी विद्गवत्ता और साहित्य-सेवा के 
. कारण इन्हें सरकार द्वारा महामहोपाथ्याय की उपाधि से भी विभूषित किया गया। 
मेरठ-निवासी पं० गंगाप्रसाद ने भी, जो टेहरी-गढ़वाल में मुख्य न्यायाधीश थे, 
कई प्रमाणिक ग्रन्थ लिखे। इनमें धर्म का आदि स्रोत' सबसे अधिक प्रसिद्ध है । 
जाति-प्रथा' नामक आपके दूसरे ग्रन्थ को भी पर्याप्त ख्याति मिली । 

आर्यसमाज के प्रभाव के कारण पंजाब में भी हिन्दी-साहित्य-निर्माण का 
कार्य स्वामी दयानन्द के देहावसान के पश्चात ही आरम्भ हो गया था । सन्‌ १८८९ 
में स्वामी श्रद्धानन्द (श्री मुंशीराम) ने जालंधर से 'सद्धर्म प्रचारक' पत्रिका का 
अकादन आरम्भ किया ।* गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके और त्राचीन शिक्षा- 
अणाली की ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट करके उन्होंने हिन्दी की अपूर्व सेवा की, 
जिसकी विस्तृत चर्चा अन्यत्र की जायगी। स्वामी श्रद्धानन्द ने जो ग्रन्थ लिखे, उनमें 
ये प्रमुख हैं-कल्याण मार्ग का पथिक', सुबह उम्मीद, 'श्रीमद्भगवद्गीता' 
(सटीक ) । ।$ 

पं० राजाराम शास्त्री ने आयय-ग्रन्थावली' के नाम से एक पुस्तकमाला 





२५. संस्कार-विधि, २६. संस्कृत वाक्य प्रबोष, २७. सत्याथप्रकाश, 
२८. सत्यासत्य-विवेक, २६. वर्णाच्चारण शिक्षा, ३०. संधि-विषय, ३१. नामिक, 
३२. आरिव्यातिक, ३३. पारिभाषिक, ३४. सोवर, ३५. अनादि कोष, ३६. 
निधण्ठु, २७. पाणिनि के ग्रंथ अध्ठाध्यायी, धातु-पाठगण, अनादि गण, शिक्षा 
शोर प्रतिपादिक गण १८- आलंकारिक-कथा 


५ स्वामी श्रद्धानन्द-- कल्याण मारग का पथिकौ--प्ृष्ठ १५६, १७२ 





८ड॑ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


आरम्भ की, जिसमें गीता, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थ अनुवादसहित छपते थे। 
आत्माराम अमृतसरी ने संस्कार-चंद्रिका' लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई । 


आये-समाज की तत्कालीन प्रमख पत्रिकाएं 


इसी काल में आर्यंसमाज के नेताओं ने कई पाक्षिक अथवा मासिक पत्रि- 
काएं निकालीं, जिनका उद्देश्य धर्म-प्रचार और विरोधियों की आलोचना का 
उत्तर देना था । इनमें से उल्लेखनीय ये हैं--- 


१. भारत सुदशा प्रवर्तेक', मासिक-संपादक स्वामी दयानन्द, 


फरुंखाबाद, १८७८ द 

२. आयेसमाचार-साप्ताहिक-सं० कल्याणराय, मेरठ, १८७८०" 

३. वैदिक मैगजीन”, मासिक-सं० गुरुदत्त, लाहौर, १८८१ 

४. धर्मोपदेश--मासिक-सं० लेखराम, लाहौर, १८८२ 

५. आययंप्रकाश-मासिक, बम्बई, ६८८६ (बम्बई आर्य-प्रतिनिधि-सभा 
का मुखपत्र ) द 
आयेपत्रिका' (अंग्रेजी )-साप्ताहिक-सं० रलछाराम, लाहौर, १८९० 

७. आयेमातंण्ड-मासिक, अजमेर, १८९४ 

(राजस्थान आयें-प्रतिनिधि-सभा का मुखपत्र ) 

८. आर्यपत्र-मासिक-सं० पूरणमरू, बरेली, १८९५ 

९. आयेमित्र-मासिक, मुरादाबाद तथा आगरा, १८९८ 
फ हिन्दुओं में समाजसुधार का काम ब्रह्मसमाज की स्थापना से आरंभ हुआ 
था, किन्तु इस संस्था के द्वारा जो सामाजिक क्रांति हुई, उसका प्रभाव जनसाधारण 
के व्यावहारिक जीवन की अपेक्षा अधिकतर शिक्षित समुदाय पर ही पड़ा। आयें- 
समाज के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । यह बात बहुत स्पष्ट है और समझी 
जा सकती है कि ब्रह्मसमाज की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती थी और उसका 
. बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए ब्रह्मसमाज का प्रचार बहुत अधिक व्यापक 


2 


नहीं हो सका, जबकि आर्यंसमाज का सारा कार्य सब प्रांतों में हिन्दी में ही होता. 


था तथा स्वा० दयानन्द ने सारे कार्य जनसाधारण के लिए आरंभ किये। अतः 
. सहज ही उसे व्यापक रूप मिल गया। व्यापक प्रचार के कारण उनका कार्य स्थायी 
. भी बन सका। इसका श्रेय स्वामीजी द्वारा अपनाई गई भाषा को ही देना होगा । 





$ पत्रकारिता के प्रारम्भकाल में सब सामयिक पत्रों पर सम्पादक का नाम लिखने 
.. की परिपाटी नहीं थी । कुछके आवरण-पृष्ठ पर श्री कल्यायरायजी का नाम 
अंकित हे । 





हैः 'ब्क 











स्वामी दयानंद और आयं-समाज ८प्‌ 


इससे स्वामी दयानन्द की व्यावहारिक सूझ-बूझ का दर्शन होता है । इसके अति- 


रिक्त उनके नेतृत्व में आययंसमाज ने व्यावहारिक दृष्टि से छोगों का पथप्रदर्शन 
किया । उनकी दिनचर्या क्या हो, जाति और देश के प्रति वे अपने कत्तेव्य का कैसे 
पालन करें, क्षुद्रता के वातावरण से ऊपर उठकर लोग वैदिक धर्म अथवा सार्वभौम 


धामिक सिद्धान्तों का अनुसरण कैसे करें, इन सब बातों के सम्बन्ध में उनकी शिक्षा 


स्वेथा स्पष्ट थी । यद्यपि स्वामी दयानन्द का प्रमुख उद्देश्य समाज-सुधार और _ 
वैदिक धर्म की रक्षा करना था, किन्तु उनके प्रयत्नों ढ्वारा हिन्दी भाषा को जो 
बल मिला, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रान्तीयता, जातिभेद और अन्य सभी 
सीमाओं को लांघकर जहां-जहां आर्यसमाज की स्थापना हुई, वहीं हिन्दी-प्रेम भी 
पहुंचा । इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है । आर्यसमाज के आन्दोलन से पहले 


हिन्दी का प्रचार तो क्‍या, वहां हिन्दी की चर्चा तक नहीं थी। जैसे ही पंजाब आर्य- 


समाज के प्रभाव में आया, अन्य जातियों के विरोध और सरकार की उपेक्षा के 
बावजूद भी हिन्दी का पौधा वहां जड़ पकड़ने लगा और बढ़ते-बढ़ते उसने वृक्ष 
का रूप धारण कर लिया ।* यदि १९वीं शती के सभी प्रांतों के प्रमुख हिन्दी- 
सेवियों की सूची बनाई जाय, तो उनमें से बहुतेरे ऐसे मिलेंगे जिनके मन में 
समाज-सुधार की लगन थी, और जिनमें अधिकांश आर्यसमाज के आन्दोलन से 
प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित हुए थे और वे इस समय के सामाजिक नेता भी थे । 


स्वामी दयानंद द्वारा लिखित ग्रंथों की भाषा 


आर्यसमाज की स्थापना के कुछ समय बाद स्वामी दयानन्द ने हिन्दी में 
लिखना भी आरंभ किया और जो ग्रन्थ उन्होंने पहले संस्क्ृत में लिखे थे, उनका 
हिन्दी में अनवाद कराया । इनमें प्रमुख वेदभाष्य'ं और संस्कार-विधि' हैं । पं० 
चन्द्रकान्‍्त वेदवाचस्पति लिखते हं---“ऋषि के भाष्य संस्कृत तथा हिन्दी दोनों से 
उपलब्ध होते हूं । संस्कृत भाष्य में पहले पदार्थ फिर अन्बय तथा भावार्थ दिये गए 


हैं। स्थान-स्थान पर निरुक्‍त, व्याकरण, ब्राह्मण-ग्रत्थ, सेत्रायणी आदि उपनिषद्‌ 


तथा मनुस्मति आदि आप्त ग्रन्थों के प्रमाणों से भाष्य अलंकृत हे । . . « 
हिन्दी भाष्य में मंत्रार्थ, भावार्थ दण्डान्चय सहित दिये गए हूँ । इन भाष्यों की 
तुलना करने से प्रतीत होता हे कि भाषा भाष्य संस्कृत के मुकाबले में कहीं 


असमीचीन है ।”* स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में यह उक्ति ठीक मालम होती है 


१ अआधयतमाज का इतिहास”---पृष्ठ ३०४ 
. २५ तारायण-अभिनन्दन-ग्रंथ/ के ऋषि दयानन्द ओर वेदभाष्य शेली?ः लेख 
से--पृष्ठ १५०० 








८६ भारतीय नेताओं की ४हिंदी-सेवा 


क्योंकि उन्होंने पहले संस्कृत का ही गंभीर अध्ययन किया था और गुरु विरजानन्द 
के पास रहकर भी व्याकरणसहित संस्कृत का पूर्ण अध्ययन किया था । 

अपने भाष्य के विषय में ऋषि दयानन्द ने लिखा हैँ, “भाष्य में ज्ञान, कर्म, 
उपासना काण्ड का विचार नहीं किया जायगा, क्योंकि दर्शन, उपनिषद्‌ तथा 
ब्राह्मण ग्रस्थों में उनका विवेचन किया गया हैँ । अतः भाष्य में केवल अर्थ ही दिये 
जायंगे ।”* 

१. ऋग्वेदादिभाष्य-भूसिका-स्वामी दयानन्द के वैदिक ग्रन्थों में 'ऋग्वेदादि- 
भाष्य-भूमिका' सबसे उत्तम मानी जाती है। इससे ऋषि दयानन्द की असाधारण 
योग्यता व मौछिकता का परिचय मिलता है । इनकी हैली का मर्म इस ग्रन्थ की 
पंक्ति-पंक्ति में प्रतिभासित होता है। प्रो० मैक्समूछर ने इसके विषय में इस 
प्रकार लिखा है--हम संपूर्ण संस्कृत वाइमय को, जिसका प्रारंभ ऋग्वेद के 
साथ तथा जिसकी परिसमाप्ति दयानंद को-ऋग्वेद की भूमिका के साथ होती हे, 
दो कालों में विभक्त कर सकते हूं। उनकी (दयानंद की) ऋग्वेद भूमिका हर 
तरह से रोचक है ।”* 

ऋषि दयानन्द के भाष्यों में यौगिक शैली की प्रध्ानता है । एक प्रकार से 
उनकी भाष्य-शैली की तुलना निरुक्तकार यास्क से की जाती है। सभी भाष्यकारों 
ने इसकी सराहना की है । हिन्दी भाषा में इन भाष्यों के अनुवाद हो चुके हैं। अतः 
हिन्दी भाषा को स्वामी दयानन्द से वैदिक साहित्य की जो बहुमूल्य निधि मिली हैं, 
उससे हिन्दी*साहित्य में अभिवृद्धि हुई है । 

२. संस्कार-विधि--स्वामी दयानन्द ने हिन्दुओं के सोलह वेदिक संस्कारों 
की परिणूर्ण व्याख्या की है। उनकी भाषा से यह स्पष्ट होता हैं कि लेखक अहिन्दी 
भाषा-भाषी है, संस्कृत का विद्वात है और बोलचाल की हिन्दी से उसका विशेष 

परिचय नहीं हैं। इसलिए उनकी भाषा में कुछ त्रुटियां हूँ, किन्तु इसकी बिल्कुल 





. १ लारायण अभिनन्दन अंथ! के ऋषि दयानन्द और वेदभाष्य शेली' लेख से 
“-पृष्ठ १०१ ह 

४6 72ए वीरशंतल पाल एल ता $ब्ाशंटत वि्ब्ापाट 265वांग्रगांणड शाप 76 
छाए्ुएटत9, बयते वयवाग३ जाप 02ए०एथएव १ क्रापतवेपटएंणा ६ कांड व्वीपंठा 
० शट्ए्टत28, 83 ०279 70 ऋटबए8 प्रयाएःदाटडआांग॥ड पि8एटत3 90003, 77 
६५४० 8722६ [2277005 


--नारायण अभिनंदन अंथ', के ऋषि दयानन्द ओर वेद-भाष्य शैली' लेख में 
कह लाई मैक्स मूलर के ॥[7023, जरक्वा टक्य 4 ६९४८१ पड, ([.,०८४ए०८ 7॥7,)--प्ृष्ठ १०१ से 


'उद्ध त 


डे, 


डे 
०>+२++०+++>बकिल 




















स्वामी दयानंद और आयं-समाज . ८७ 


चिन्ता न करते हुए स्वामीजी सदा हिन्दी को अपनाते रहे, यहांतक कि अपनी: 
प्रमुख रचना और आर्यसमाज के. आधारभूत ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश' की रचना 
मल रूप से उन्होंने हिन्दी में आरंभ की । 

३. सत्यार्थप्रकाश--'सत्यार्थप्रकाश' स्वामी दयानन्द का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हैं। कोई भी ऐसा विषय नहीं, जिसपर उन्होंने इसमें प्रकाश न डाला हो | इसका. 
सर्वाधिक महत्त्व इसलिए है कि यह मूल हिन्दी में ही लिखा गया है। सत्यार्थप्रकाश' 
और विदभाष्य' के प्रभाव के सम्बन्ध में स्वामी श्रद्धानन्द ने लिखा है--“प्रातःकाल. 
डेढ़ घंटे तक सत्यार्थप्रकाशँ और वेदभाष्य' का स्वाध्याय होता। यही कारण 
था कि जब संवत्‌ १९४२ (सन्‌ १८८५) के पदचात्‌ पहली बार लाला लाजपतराय 
ने मेरा व्याख्यान फिरोजपुर आयेसमाज के जल्से पर सुना तो पूछा था--यह 


इतनी उन्नति संस्कृत में कब की ? * “१ 


संस्क्ृत' का तात्पय यहां संस्कृत-प्रधान हिन्दी से ही है, न कि संस्क्ृत भाषा 
से । सत्यार्थप्रकाश” की लोकप्रियता इससे भी ज्ञात होती है कि पं० गुरुदत्त ने अनेक 
बार इसका पारायण किया । उनकी जीवनी में लाहौर आर्यसमाज के तत्कालीन 
उपाध्यक्ष श्री जीवनदास लिखते हँ---“उन्होंने 'सत्याथंप्रकाश” का पारायण कम- 
से-क्म अठारह बार किया और यह घोषणा की कि जब भी. उन्होंने इसे पढ़ा, 
उन्हें मानसिक तथा आध्यात्मिक खाद्य के रूप में कुछ-न-कुछ नतन चीज उसमें 
मिली। उनका कथन था कि ग्रंथ गढ़ सत्यों से परिपूर्ण हे ।”* 

सत्यार्थप्रकाश' की भाषा की एक-दो बानगियां यहां दे देना समीचीन होगा । 
इससे उनकी भाषा-शली का ज्ञान हो जायगा । स्त्रियों की शिक्षा के विषय 
में स्वामीजी ने लिखा हैं--- 

“स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए । 
क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर), अवश्य, देखो श्रोत सूत्रादि में--- इस 
मन्त्र पत्नी पठेत्‌' अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों को न 
पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कंसे कर 


सके ? भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़के 


१ कल्याणमार्ग का पथिक' -पृष्ठ १७४ 
३२८ एनट कट80 52फब) ६०४३ 70 [685 - फ्रैक0 संहरटआ पंगरटड दवएते वेल्टॉकलल्द 
.. ४28६ €एट7"ए 76 86 7680 40, 6९ पते 80%लगउंग8 02७४ बाते 7८४४३ 77 (8 
जज 6 खालानबों द्गत इछालॉप्पकं 0000, ४० 7002, ४96 इ्यां3, शबड पी 
7€0०काता।€ 0पा78५ ह | 
चचुक्ट छणड ता वब्ांट शिबाताए एप्प जिबांपघ, जांफ है छ9087207704 
5६602८7! 7०26 23 । ः 


८८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


पूर्ण विदृषी हुई थीं, यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ठ लिखा हुँ।. . . इसलिए जो 
स्‍त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकर हो सके तथा राजकार्य 
न्‍्यायाधीशत्वादि गृहाअ्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न 
रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे 
प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ।”+ 

स्वामीजी की इस भाषा में जहां संस्कृत शब्द जैसे “राजकाये नन्‍्यायाधीशत्वादि' 
हैं, वहां वाक्य-रचना पर गुजराती भाषा का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। जैसे 
“जो वेदादि. . . - कैसे कर सके-इस वाक्य को यदि गुजराती में लिखा जाय तो 
उसकी वाक्य-रचना का ठीक वही रूप होता है, जो इस वाक्य का है-उदाहरणार्थ 
देखिये, हिन्दी में हैं--- 

“जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर-सहित मंत्रों का उच्चारण 
और संस्कृत भाषण कंसे कर सके ?” 

गुजराती में यह वाक्य इस प्रकार होगा-- 

“जो वेदादि शास्त्रोनें न सणी होय तो यज्ञमां स्वर-सहित मंत्रोनुं उच्चारण 
अने संस्कृत भाषण केस करी शके ?” 

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं स्वामीजी की भाषा में ब्रजभाषा का पुट भी 
मिलता है । इसका कारण शिक्षण के लिए उनका मथुरा-निवास ही हो सकता 
है ।* ब्रज भाषा से प्रभावित 'सत्यार्थप्रकाश की भाषा का उदाहरण लक्ष्मीसागर 
वाष्णय ने इस प्रकार दिया हे--- 

“पुरुषों का और कन्याओं का ब्रह्मचर्याभ्रम ओर विद्या जब पूर्ण हो जाय 


तब जो देश का राजा होय और जितने विद्वान लोग वे सब उनकी परीक्षा यथावत _ 


करें जिस पुरुष वा कन्या में श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रियता, सत्यवचन, निराभिमान, 
उत्तम बुद्धि, पूर्ण विद्या, मधुर वाणी, कृतज्ञता, विद्या और गुण के प्रकाश में अत्यन्त 
प्रीति जिसमें काम, क्रोध, लोभ, सोह, भय, शोक, कुंतध्नता, छल, कपट, ईर्ष्या 
हेषादिक दोष न होवें, पूर्ण कृपा से सब लोगों का कल्याण चाहें, उसको ब्राह्मण 
का अधिकार देवें और यथोक्‍त पुर्वोक्त गुण जिसमें होय परन्तु विद्या कुछ न्यून 
होय श्रवीरता, बल और पराक्रस ये तीन गुणवाला जो ब्राह्मण भया उससे अधिक 


.._ हो उसको क्षत्रिय करें और जिसको थोड़ीसी विद्या होवे परन्तु व्यापारादिक व्यवहारों 





में नाना प्रकारों के शिल्पों में देशान्तर से पदार्थों को ले आने और ले जाने में चतुर 


3 सत्याथप्रकाश --ठतीय समुल्लास--पृष्ठ ४५; (विक्रम संवत्‌ २००३), वेदिक 
यंत्रालय अजमेर द्वारा प्रकाशित । _ 
. *फ़िलोसोफी ऑव दयानन्द--गंगाप्रसाद उपाध्याय-प्रष्ठ ६-१० 

















स्वामी दयानंद और आये-समाज ८९ 


होवे उसको वैद्य करना चाहिए और जो पढ़ने लगा जिसको शिक्षा भी भई परन्तु 
कुछ भी विद्या नहीं आई उसको शूद्व बनाना चाहिए इसी प्रकार कन्याओं की भी 
व्यवस्था करनी चाहिए ।१ 

इस प्रकार मातृभाषा गुजराती होने के कारण गुजराती, संस्कृत अध्ययन 


के कारण संस्कृत और मथुरा में दीघ॑निवास के कारण ब्रजभाषा इन तीनों भाषा- 
शैलियों का सम्मिश्रण स्वामी दयानन्द की भाषा में मिलता है। इससे यह ज्ञात 


होता है कि स्वामीजी ने अपनी भाषा पर विशेष ध्यान न देकर आयेभाषा के 
प्रचार के लिए हिन्दी भाषा की शिक्षा पर ही सदा बल दिया । अपने विचारों को 
जनजीवन में प्रसारित करने के लिए ही मुख्यरूप से उन्होंने हिन्दी को अपनाया । 

भारतवर्ष एक धर्म-प्रधान देश है । जैसा में पहले अध्याय में लिख चुकी हूं, 
हमारे धर्मप्रवत्तकों ने ऐसी ही भाषा को अपनाया, जो सभी जगह आसानी से 
समझी जा सके । इसीलिए ब॒द्ध भगवान ने संस्कृत छोड़कर पाली ग्रहण की, महा- 
वीर ने अद्धंमागधी अपनाई और वल्लभाचार्य आदि धार्मिक नेताओं के द्वारा अपनाई 
जाने पर ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द ने वेदिक 
धर्म के प्रचारार्थ, जन-जाग्रति के आह्वान हेतु, हिन्दी को अपनाकर उसकी उन्नति 
के द्वार का उद्घाटन किया । 

धारमिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानन्द की 
हिन्दी-सेवा अद्वितीय है । स्वराज्य का मूलमंत्र स्वामीजीने देश को इन शब्दों में 
दिया-“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है ।* हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा के भवन-निर्माण की नींव भी 
उन्होंने रखी । 

हिन्दी-आन्दोलन के लिए यह घटना एक ईश्वरीय देन थी। स्वामीजी का 
वेदों का अधिकृत ज्ञान, उनका प्रबल सुधारवाद, ओजस्वी व्यक्तित्व और हिन्दी 
को अपनाने में उनकी असाधारण उदारता, इन सब बातों के कारण हिन्दी को 
जो प्रोत्साहन मिला, शायद हिन्दी भाषा के इतिहास में किसी और घटना की 
उससे तुलना नहीं की जा सकती । हिन्दी भाषा को गति मिली, उसमें व्यापकता 
आई और सबसे बढ़कर उसे लोकप्रियता प्राप्त हुई । विद्वत्समाज में धाभिक अथवा 
सामाजिक विषयों को लेकर वादविवाद या शास्त्रार्थ संस्कृत में किये जाते थे, पर 


द चूंकि स्वामीजी वैदिक धर्म का मण्डन, आर्यंसमाज के सिद्धान्तों का प्रतिषादन और 





. १ यह उद्धरण वाष्णेयजी ने सत्यार्थप्रकाश (१८७४), १६१६ में कालूराम 
शास्त्री द्वारा प्रकाशित १८७४ के संस्करण, पृष्ठ £४ से लिया है । 
* सत्याथेप्रकाश -अष्टम समुल्लास-पृष्ठ १४१ 





९० भारतीय नेताओं की (हिंदी-सेवा 


दूसरे धर्मों का खण्डन हिन्दी में करते थे, इसलिए उनके आलोचकों को उत्तर भी 


हिन्दी में देना पड़ता था। काशी, मथुरा, प्रयाग, पटना, कलकत्ता जहां-जहां दयानन्द 
सरस्वती ने भाषण दिये और वाद-विवाद का सूत्रपात किया, उनका एकमात्र 
माध्यम हिन्दी होता था। किसी भी भाषा के लिए, जिसका गद्य निर्मित हो रहा हो, 
इससे बढ़कर लाभदायक बात और क्या हो सकती थी ? डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा 
ने हिन्दी के विकास में स्वामी दयानन्द और आयेंसमाज के योगदान का विवेचन 
करते हुए लिखा हे-- 

आयंसमाज के तत्कालीन धामिक एवं सांस्कृतिक आन्दोलन के प्रसार 
के निमित्त जो व्याख्यानों और वक्‍तृताओं की धूम मची, उससे हिन्दी गद्य को बड़ा 


प्रोत्साहन एवं बल सिला । इस धामिक आन्दोलन के कारण सारे उत्तरी भारत 


में हिन्दी का प्रसार हुआ । इसका कारण यह था कि आयेसमाज के आदिगुरु स्वामी 
दयानन्द ने, स्वयं गुजराती होने पर भी,हिन्दी को ही सर्वत्र अपनाया । इस स्वीकृति 
का मुख्य कारण हिन्दी की व्यापकता थी । अस्तु, हिन्दी के प्रचार के अतिरिक्त 
जो प्रभाव गद्यजोली पर पड़ा, वह अधिक विचारणीय हे । व्याख्यान अथवा वाद- 
विवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही बात को कई रूप से घमा-फिराकर 
कहने की भी आवश्यकता होती हे। सुननेवाले पर इस रीति के तर्काश्रयी 
भावाभिव्यंजना का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता हे ।* 

सत्यार्थप्रकाश” के अतिरिक्त स्वामी दयानन्द ने वैदिक साहित्य पर पांच 
ग्रन्थों की रचना की । ये ग्रन्थ या तो सूत्रों के अनुवाद हैं या टीकाएं हैं ।* इस 
साहित्य के अतिरिक्त स्वामीजी ने समय-समय पर अनेक पुस्तिकाएं लिखीं । 


स्वामीजी के पत्र-व्यवहार की भाषा 


. यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वामीजी का पत्र-व्यवहार भी अत्यन्त महत्व- 
: पूर्ण है।* स्वामी दयानन्द धारमिक आचार्य ही नहीं थे, साव॑जनिक नेता भी थे । 
प्रचारकाये के लिए देशभ्रमण में उनका सैकड़ों व्यक्तियों से परिचय हुआ था और 


इस परिचय को बनाये रखने के लिए वह कुछ व्यक्तियों से नियमित पत्र-व्यवहार 


किया करते थे । उनकी पत्र-व्यवहार की भाषा पहले संस्क्रृत और बाद में बराबर 
हिन्दी रहती थी । इस सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


हिन्दी की गध-शेली का विकास!-पृष्ठ ७८ 
.* स्वामीजी के समस्त ग्रंथों की सूची पृष्ठध-८२-८३ पर दी गई है। 


3 स्वामी दयानन्द के इस समय तक ८४४ पत्र ग्काशित हो. चुके हैं # 


आयेसमाज का इतिहास”-परिशिष्ट सं० & दृष्टव्य । 


26827: 2002: %27254%%:22%%*7 7:47 %:%:/:%%-777*६ 





कम 
१52 


अमल 








स्वामी दयानन्‍्द और आरये-समाज २4 


गे भूमिका में लिखा हं-- 

ऋषि दयानन्द सरस्वती संस्कृत और आर्यभाषा के पंडित थे। गुजराती 
डनकी सातृभाषा थी । उ्द और अंग्रेजी से वह स्वेथा अनभिज्ञ थे। पर मिलते हूं 
उनके पत्र इन पांच भाषाओं में ही। उनके संस्कृत पत्र ओर विज्ञापन प्रायः शुद्धरूप 
में हैं। संचत्‌ १९२९ तक तो उनका सारा पत्र-व्ययहार और सम्भाषण निश्चित ही 
संस्कृत में था। तत्पइज़ात संवत्‌ १९३० में कलकत्ता से आकर उन्होंने आर्यभाषा में 
भी बोलना आरंब कर दिया। आर्यभाषा के पत्र उस समय से आरंभ हो गये होंगे । 
' जो लोग संस्कृत अथवा आययंभाषा नहीं जानते थे, उनके पत्रों का उत्तर भी स्वामी 
जी आययंभाषा में ही बोलते अथवा लिखवाते थे, फिर वह उर्दू अथवा अंग्रेजी में 
अनुवाद कराके भेजे जाते थे ।” 

मदाम ब्लावत्सकी तक को उन्होंने हिन्दी में लिखा। मदाम ब्लावत्सकी को 
उन्होंने एक पत्र में लिखा था--- जिस पत्र का हमसे उत्तर चाहें, उसको नागरी 
कराकर हमारे पास भेजा कर ।" वैदिक संग्राहूलय, अजमेर में स्वामीजी के 
अनेक हस्तलिखित पत्र सुरक्षित है । अब ये पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जिनसे 
ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ कई-कई पृष्ठों के हैं ।.इन पत्रों से उनके हिन्दी- 
प्रेम और अपने सिद्धान्तों में आस्था का पूर्ण परिचय मिलता है। १३ जुलाई, 
१८७९ को श्री आल्कोट को लिखे एक पत्र* से ज्ञात होता है कि उन्होंने 
श्री आल्कोट को भी हिन्दी सीखने की प्रेरणा दी | इसका प्रमाण इस एक वाक्य से 
मिलेगा---मसुझे सुनकर खुशी हुई कि आपने नागरी पढ़ना आरंभ कर दिया 
हुँ 3 अपने इस अंग्रेजी पत्र के विषय में दयानन्दजी ने भी प्रकाश डाला 
हैं। वेदभाष्य' के मैनेजर के नाम ११ अक्तूबर, १८७९ को कानपुर से उन्होंने 
अपने पत्र में लिखा---और अलूकाटसाहब के पत्र आये । उसका उत्तर पीछे 
से तुमको नागरी' में भेजेंगे। उनकी नकल अंग्रेजी में करके दे देना तो हम 
सीधा भेज दिया करेंगे।” 


१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका-अक २-३, संवत्त २००६ पृष्ठ २१२१ 
२ इस पत्र पर स्वामीजी के हस्ताक्षर नहीं है । इसकी श्प्पिणी में दिया गया है-- 
कटधर मुहल्ला, भुरादाबाद-निवासी ठाकुर शंकरसिह उपनाम भूपजी श्री स्वामीजी 
के बड़े भक्त ये। श्री स्वामीजी के अनेक पत्रों का वह ही अ स्रेजी अनुवाद करते ये । 
यह पत्र भी उन्होंने ही अ्र॑ग्रेजी में अनूदित करके दिया होगा | सौभाग्यवश श्र ग्रेजी 
प्रतिलिपि उनके घर सुरक्षित रही ।*” 
- ऋषि दयानंद सरस्वती के पत्र ओर विशापन'-पृष्ठ १६२, १६३ तथा १६६ भी दृष्टव्य 


3“ ब्वाग् डॉबत ६0 ४2280, ४०प ऐ4ए2 968ए7 +ट्यपंडड. पिएं 





२२ भारतीय नेताओं की [हिदी-सेवा 


वेंदिक साहित्य को जनसाधारण में सुलभ बनाने की अभिलाषा से एक 
विज्ञापन में स्वामी दयानन्द ने लिखा है-- 

“बेद ओर प्राचीन आये-ग्रंथों के ज्ञान के बिना किसीको संस्कृत विद्या 
का यथार्थ फल नहीं हो सकता, और इसके बिना सनुष्य-जन्म का साफल्य होना 
दुघेंट है। इसलिए जो सनातन प्रतिष्ठित पाणिनीय अष्टाध्यायी महाभाष्य नामक 
व्याकरण हूं, उसमें अष्टाध्यायी सुगम संस्कृत और आय्यंभाषा में वृत्ति बनाने की 
इच्छा हैं ।”१ 

ग्रामीणों की सुविधा के हेतु भी स्वामीजी को हिन्दी व देवनागरी के प्रयोग 


पर कितना ध्यान रहता था, वह उनके श्री श्यामजी क्ृष्ण वर्मा को ७ अक्तूबर, 


१८७८ के लिखे पत्र से ज्ञात होता है । उन्होंने लिखा है--- 

अबकी बार भी विदभाष्य' के लिफाफे के ऊपर देवनागरी नहीं लिखी गई । 
जो कहीं ग्राम में अंग्रेजी भाषा पढ़ा न होगा तो अंक वहां कंसे पहुंचते होंगे 
और ग्रामों में देवनागरी पढ़े बहुत होते हैँ ।. . - इसलिए अभी इसी पत्र के 
देखते ही देवनागरी जाननेवाला मुंशी रख लेबें नहीं तो किसी रजिस्टर के 
अनुसार ग्राहकों का पता किसी देवनागरी वाले से नागरी में लिखाकर टपास 
लिया करें ।”२ क्‍ 

उनके इस पत्र में तपास' शब्द गुजराती है, जिसे हिन्दी में टपास' गरूत 
लिखा है । इससे भी ज्ञात होता है कि स्वामी दयानन्द के लिए भाषा से अधिक 
भाव तथा कार्य का मूल्य अधिक था। वह तो हिन्दी को देश-व्यापी बनाने का स्वप्न 
देखते थे । एक बार एक पंजाबी भक्त ने स्वामीजी के समस्त ग्रंथों का अनुवाद 
करने की अनुमति मांगी । उन्होंने अपना भाव इन शब्दों में व्यक्त किया--भाई, 
मेरी आंखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब काइमीर से कन्याकुमारी 
तक सब भारतीय एक भाषा को समझने ओर बोलने रूग जायंगे। जिन्हें सचमच 
मेरे भावों को जानने की इच्छा होगी वे इस आयभाषा का सीखना अपना कत्तंव्य 
समझेंगे। अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते हैँ ।/१ इस स्वप्न का साकार 
. दर्शन हम उनके इस शब्द-चित्र में करते हैं । 


. आर्यसमाज के कार्यों पर एक दृष्टि क्‍ - 
स्वामी दयानन्द के देहान्त के कुछ वर्ष बाद ही उत्तर भारत में आयेसमाज 


१ ऋषि दयानंद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन-पृष्ठ ८... 
. २ ऋषि दयानन्द सरस्वती कै पत्र और विशापन'-पृष्ठ १२२ 
3 नारायण अभिनन्दन ग्ंथ-पृष्ठ १५६ 








न्‍्क 





| 








स्वामी दयानन्द और आर्य-समाज ९३ 


का आन्दोलन इतना व्यापक हो गंया कि वह देहातों तक में जा फैला । हिन्दी पहले- 


पहल दूरस्थ क्षेत्रों में आयेसमाज के प्रचारकों के प्रयत्न से ही पहुंच सकी । आर्यसमाज 
से सम्पर्क के कारण हजारों व्यक्तियों ने हिन्दी सीखी, जिससे कि वे समाज के 
सदस्य बन सकें और उसके दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रम में भाग ले सकें । 
अनेक साधारण कस्बों में भी आयेंसमाज मंदिर बन गये । इन मंदिरों में साप्ताहिक 


सभाएं होती थीं और सारा कार्य हिन्दी में किया जाता था। सभी स्थानों में वाषिक 
. उत्सव होते थे, जिनके कारण प्रचार-कार्य को गति मिलती थी और जनता में 


जागृति पैदा होती थी । इस जागरण में प्राचीन वैदिक संस्कृति का स्थान था, 


धर्म और सम्यता का प्रचार था, आचार और विचार की सात्विकता पर जोर था 


और इन सबके फलस्वरूप अपने देश और अपनी भाषा के गौरव की रक्षा हुई । 

आयेसमाज के कार्यक्रम है; >> एवं शुद्धि के कारण भी आर्यसमाज 
के प्रचार-कार्य को बल मिला [ ईसाई या मुसलमान बने हुए हिन्दुओं को पुन 
हिन्दू-समाज में प्रविष्ट करना आयंसमाज* ने अपना उद्देश्य बना लिया था । इससे 





हिन्दू-समाज में आयेसमाज के कार्य के प्रति उत्साह का संचार हुआ और नवोत्साही 


कब शिक्षितवर्ग अधिकाधिक इसका समर्थन करने रूगा । उदाह- 
ने बाल-विवाह का बड़ा विरोध किया और अजमेर के सामाजिक 


समाज; 
रणा4९.४ 






नेता, हरबिलास शारदा ने इस आशय का प्रस्ताव केन्द्रीय विधान-सभा में रखा, 


जो बाद में (१९२९) कानून बन गया ।* केन्द्रीय अथवा प्रांतीय विधान-सभाओं 


में जब कभी समाज-सुधार-सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुए तो आर्यंसमाज के नेताओं 


सुद्छू उनका समर्थन किया । 

( “बीसवीं शरती के सामाजिक नेताओं ने हिन्दी को सबसे पहले शिक्षा के माध्यम 
के रूफ में स्थान दिया और दिलाया । सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर न रहकर 
आययेंसमाज ने पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान इत्यादि प्रदेशों में सैकड़ों शिक्षण- 
संस्थाएं स्थापित कीं, जिनके नाम आये समाज पाठ्शाला', आर्यकन्या विद्यालय, 
दयानन्द ऐँगलो वैदिक स्कूल” या कालेज, आदि रखे गए । इन सभीमें हिन्दी 
पढ़ना अनिवार्य था । 

दिक्षा के प्रश्न को लेकर आर्यसमाज में शताब्दी के आरम्भ में ही दो दल 
हो गये । एक दल गुरुकुल-प्रणाली का समर्थक था और दूसरा पाव्चात्य शिक्षा- 





: प्रणाली के स्कूलों में ही हिन्दी और समाज के कार्य को प्रोत्साहित देने के पक्ष में था । 
'गुरुकुल-प्रणाली के समर्थकों के नेता श्री मुंशीराम थे, जो संन्यास लेने के बाद स्वामी 


१7ममट (क्रात 28एणांबडड2 रिट्फ्कए। 202, 929--260 ]४०. हाहफ ० 929-..- 
पफल एफकुव्गेव्त एलाफएन &०७४--५०, एव, 77०7 924 ६० 990. 








९४ भारतीय चसेताओं को हिंदी-सेवा 


अ्रद्धानन्द के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने गुरुकुल-प्रणाी को क्रियात्मक रूप देने 
के लिए हरिद्वार के पास कांगड़ी में सन्‌ १९०२ में एक गुरुकुल की स्थापना की । 
इसके बाद ही पंजाब, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के विभिन्न शहरों में स्थानीय 
सामाजिक नेताओं द्वारा कई गुरुकुल खोल दिये गए, जिनमें से प्रमुख गुरुकुल 
कांगड़ी, महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुछ वृन्दावन, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, कन्या महा- 
विद्यालय जालंधर, देहरादून कन्या गुरुकुल, हाथरस तथा आये कन्या महाविद्यालय 
बड़ौदा हैं। इन गुरुकुछों में संस्कृत में वैदिक धर्म का अध्ययन और हिन्दी-शिक्षा 
अनिवार्य है ।* युरुकुछ शिक्षा-प्रणली सफल रही हो अथवा असफल, किन्तु यह 
निविवाद है कि इसके कारण हिन्दी का प्रसार तेजी से हुआ ।* संस्कृत और हिन्दी 
के सान्निध्य से वैदिक और पौराणिक साहित्य का हिन्दी में अनुवाद हुआ और 


स्‍्नातकों के रूप में हिन्दी को अनेक साहित्यिक और उत्साही प्रचारक मिल गये । 


दूसरे दल के प्रमुख नेता लाला लाजपतराय, महात्मा हंसराज, पं० गुरुदत्त, लाला 
लछालूचन्द आदि थे। डी. ए. वी. कालेज,"लाहौर की स्थापना के पश्चात्‌ ऐसी ही 
उच्च शिक्षा-संस्थाएं पंजाब के अन्य नगरों में तथा विभिन्न प्रांतों में स्थापित हुईं । 
आज भी शिक्षा, प्रशासन, पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर इन 
. कालेजों व गुरुकुलों के स्नातक हिन्दी की सेवा कर रहे हैं ।* 
द सबसे अधिक सफलता आर्यसमाज को बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में 
मिली । कन्या गुरुकुलों और विद्यालयों में हिन्दी अनिवार्य विषय ही नहीं था, 
बल्कि वह शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाई गईं। कन्याओं की हिन्दी-शिक्षा के 
कारण पंजाब जैसे प्रान्त का, जिसमें अधिकतर उर्दू का ही बोलबाला था, बाता- 
वरण धीरे-धीरे हिन्दी के अनुकूल होने लगा । सच तो यह है कि समस्त भारत में 
सत्री-शिक्षा की पक्‍की नींव आयेसमाज ने ही डाली । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैँ कि. धर्म, संमाज ओर शिक्षा के क्षेत्र में आर्यसमाज 
का बड़ा प्रभाव था और-इन तीनों ही क्षेत्रों में अंपृन्ने .कार्य की गतिविधि के लिए 
आर्यसमाज ने हिन्दी कों.ही अपनाया। हजारीप्रसाद द्विवेदी'क्रे शब्दों में--आयंसमाज 


ने भारतीय चिन्ता को झकझोर दिया था, .पर प्राचीन#आप्त वाक्य को मानने 


की प्रवत्ति को उसनेऔर भी अधिक प्रतिष्ठित किया | इसका परिणास सभी 


कक] 


5. है. 
३३०2०. 


१लाजपतराय-- आयेसमाज?--प्ृष्ठ २१० 

«४ भारतीय शिक्षा? में डा० राजेन्द्रप्साद का गुरुकुल शिक्षा-प्रंणाली' लेख--पृष्ठ 
६७ से ७५ 

3लाजपतराय-- आययेंसमाजः--पृष्ठ १६३ 


, 




















स्वामी दयानन्द और आर्य-समाज ९५ 


क्षेत्रों में देखा गया । साहित्य के क्षेत्र में भी इस समय तक प्रमाण-प्रन्थों के 
आधार पर विवेचना करने की प्रथा चल पड़ी थो ।”? हिन्दी-साहित्य के लिए 
आर्यसमाज की यह ठोस सेवा है । धर्म के समान ही समाज में भी आर्यसमाज ने 
आमूछ परिवर्तन के लिए कठिन प्रयास किया और शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण प्रणाली 
को ही प्राचीन विद्या तथा आरय॑भाषा के दृढ़ आधार पर स्थित किया। इस प्रकार 
हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास में आर्यसमाज का योगदान महत्वपूर्ण है । 





लत नमन >> «० न«++>-५५०+८३ 


* 'हिन्दी साहित्य की भूमिका!--पृष्ठ १४३ 





का अध्याय : ५ 
आरयंसमाज के अन्य प्रमुख नेता 


स्वामी दयानन्द ने अपने संपूर्ण कार्य और प्रचार के लिए माध्यम के रूप 
में हिन्दी को अपनाया और ग्रन्थलेखन में भी संस्कृत के पश्चात्‌ वह हिन्दी को 
ही महत्व देने लूगे तथा दो-तीन ग्रन्थों के बाद उन्होंने सभी ग्रन्थ हिन्दी में ही लिखे, 
इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। आर्यसमाज के नियमों में से एक नियम 
आयंभाषा का प्रयोग और प्रचार भी है। स्वामीजी के अनुयायियों ने तदनुसार 
ही सामाजिक, धार्मिक एवं दोक्षणिक कार्य के साथ-साथ हिन्दी-सेवा को भी अपने 
जीवन का एक अंग माना । स्वामी दयानन्द के उदाहरण को सामने रखकर ही 
स्वामी नित्यानन्द, पें० भीमसेन शर्मा, पं,० आयेमुनि और पं० तुलसीराम शर्मा 
आदि ने अपने संपूर्ण ग्रंथ हिन्दी में छिखे ।१ सार्वजनिक शिक्षा में रुचि लेकर और 
पाठशाल्ओं तथा गुरुकुलों इत्यादि में हिन्दी को प्रमुख स्थान देकर स्वामी दयानन्द 
के शिष्यों ने हिन्दी की बड़ी सेवा की इस सम्बन्ध में पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 
लिखते हैं --- द 

“भारत में पहला शिक्षणालय, जिसमें राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा संपूर्ण 
ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा का सफल परीक्षण किया गया, वह गुरुकुल कांगड़ी था, 
जिसके साथ समयान्‍न्तर में आर्यंसमाजों द्वारा चलाये गए अन्य अनेक गुरुकुलों को 
शक्ति भी मिल गई। देश के सासने क्रिया द्वारा यह संचाई रखकर कि राष्ट्रभाषा 
में सभी आवदयक विषयों की शिक्षा देता संभव हे, गुरुकुलों, कन्या-शिक्षणालयों 
और आयंसमाज की अन्य संस्थाओं द्वारा समकालीन राष्ट्-भाषा-आन्दोलन के 
लिए क्षेत्र तेयार कर दिया गया था (६ 
.... इसके अतिरिक्‍त स्वामी दयानंद की ही प्रेरणा से उनके अनुयायी अपने 
पारस्परिक पत्र-व्यवहार तथा लेखों और भाषणों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग... 
आम पर ध्यान देने लगे। पंजाब जैसे उर्दू-भाषी प्रांत में भी उसके नेता लाछा छाजपतराय, 2 
!... स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हंसराज, पं० गुरुकत्त और भाई परमानन्द ने 
. भी हिन्दी सीखी और अन्यों को सिखाई। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि 

“पंजाब जेसे इस्लामिक संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र में, जहां संध्या और हवन के 





नमन हि 


$ क्रायसमाज का इतिहास?--पृष्ठ ३०३ 
* आयेसमाज का इतिहास'--एृष्ठ शेण्ड... 





आयंसमाज के अन्य प्रमुख नेता ९७ 


मंत्र भी आरंभ में आर्यजन उर्द में ही लिखकर याद करते थे, वहां आज की नई 
पीढ़ी आये शिक्षण-संस्थाओं के इस हिन्दी-प्रधान वातावरण से उतनी ही उर्दू से दूर 
चली गई है। हिन्दी के ससाचार-पत्र, जो दिल्ली से परे पंजाब में बहुत कम पढ़े 
जाते थे, आज घर-घर में पहुंचते हैं ।. . . दक्षिण में भी आंध, कर्नाटक, महाराष्ट्र 
और गुजरात, जहां-जहां भी आयेसमाज का संगठन था, वहां हिन्दी भी बराबर 
.. चलती रही। न केवल भारत में, अपितु अफ्रीका, मारीशस, स्याम, ब्रह्मा, मलाया 
तथा यूरोप के देशों में, जहां भी आर्यसमाज हे, वहां हिन्दी में कार्य, हिन्दी में 
.._ विद्यालय और प्रकाशन भी होते हूँ ।7१ . 
. डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में आज दक्षिण हिन्दी विद्यालय” की संस्था 
दस-बारह वर्ष से बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। फीजी में भी वहां के 
_ आर्यंसमाज ने हिन्दी-कवि-सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके लिए हमारे 
राष्ट्रपति ने उन्हें अभिनन्दन दिया था । आर्यसमाज के कई आर्य-विद्वानों ने हिन्दी 
५. में सुन्दर साहित्य का सृजन किया है और इस प्रकार हिन्दी भाषा की प्रगति तथा 
/.. हिन्दी-साहित्य की अभिवद्धि में योग दिया है। कई विद्वानों को उनकी उच्चकोटि 
. की रचना के लिए हिन्दी का सर्वोच्च मंगलाप्रसाद पारितोषिक' हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन द्वारा प्राप्त हुआ हूँ । इनमें से कतिपय के नाम उल्लेखनीय हैं, यद्यपि 
|. उनकी हिन्दी-सेवा का वर्णन अन्यत्र भी दिया जायगा । इन विद्वानों के नाम हैं-- 
|... पं० पद्मस्िह शर्मा (बिहारी सतसई की समालोचना), पं० जयचन्द्र विद्यालंकार 
(भारतीय इतिहास की रूपरेखा), डा० सत्यकेतु विद्यालंकार (मौर्य साम्राज्य _ 
का इतिहास), पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय (आस्तिकवाद), श्रीमती चन्द्रावती 
. लखनपार (विक्षा-मनोविज्ञान) । प्रो० सुधाकर को भी,. जो आर्यसमाज 
की सा्वेदेशिक सभा के प्रधानमंत्री रहे हैं, मनोविज्ञान नामक पुस्तक के लिए 
पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।. पं० गंगाप्रसाद भी आयंसमाज की प्रांतीय प्रतिनिधि सभा 
के प्रमुख पदों पर रहे हैं। इन्होंने और भी ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें धर्म का 
! आदि स्रोत” बहुमूल्य है । हिन्दी-प्रचार व साहित्य के कार्य में हम आयेपथिक 
|... पं» लेखराम, भीमसेन शर्मा और बाबू घासीराम, जिन्होंने स्वामीजी के अनन्य 
|... भक्त बाबू देवेद्धताथ मुखोपाध्याय द्वारा बंगला में लिखित दयानन्द-चरित का 
... अनुवाद किया है,* पं० भगवद्दत्त, जिन्होंने वर्षों तक आर्यसमाज-संम्बन्धी सामग्री, 








अनिशिीजजिकपिल>ससनन+- सभा फन्‍क 


गंगाग्नसाद अभिनन्दन अन्थ? में प्रकाशवीर शास्त्री के लेख--हिन्दी और 
आयेसमाज? --प्ृष्ठ २६३ 
. * आयेसमाज का इतिहास! --पृष्ठ ११६ 








९८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


विशेषकर स्वामी दयाननन्‍द के पत्रों का संग्रह करके प्रकाशित करवाया तथा स्वामी: 


श्रद्धानन्द के सुपुत्र पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति, जिन्होंने न केवल आर्यसमाज-सम्बन्धी 
साहित्य की ही रचना की अपितु जीवनी, इतिहास तथा वैदिक साहित्य-सम्बन्धी 
ग्रन्थ और उपन्यास भी लिखे, इन सबके नामों का उल्लेख भी आवश्यक है । 


भीमसेन दर्मा 


यद्यपि भीमसेन शर्मा की गणना हम आयेसमाज के नेताओं में नहीं कर सकते 
किन्तु स्वामी दयानन्द के प्रमुख शिष्य होने के कारण तथा उनके हिन्दी लेखनादि 
में अधिक-से-अधिक सहयोग देने के कारण भीमसेन 
का महत्व हमें स्वीकार करना होगा । इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति ने इनके विषय में लिखा हैे---भीमसेन 
दर्मा संस्कृत के विद्वान्‌ ओर हिन्दी के सुलेखक थे । 
स्वामीजी के अनेक ग्रन्थों के अनुवाद और संशोधन 
. का कार्य करने के कारण वह लेखन-कार्य सें काफी 
निपुण हो गये थे ।”) इससे पूर्व उनकी भाषा बहुत 
परिमाजित या सुगठित नहीं थी, इसका प्रमाण 
_ स्वामी दयानंद के उनके सम्बन्ध में पं० सुन्दरलाल 
क्‍ को लिखे एक पत्र में मिलता है। उन्होंने लिखा है 
_ भीससेन दर्सा. _ “भोससेन अब भाषा बहुत ढीली बनाता है, 
उसको शिक्षा कर देना कि भाषा बनाने में ढील न हुआ करे ।” * इस प्रकार स्वामी 
 दयानन्द के सतत सान्निध्य तथा संस्कृत के अध्ययच और हिन्दी-अनुवाद के कारण 
भीमसेन शर्मा की भाषा धीरे-धीरे परिष्कृत हुई, ऐसा जान पड़ता है। स्वामी 
दयानन्द के निर्वाण के पश्चात्‌ भीमसेन शर्मा ने वैदिक सिद्धान्तों के समर्थन में 
कई ग्रन्थ लिखे । 
जलाई सन १८८७ को जब आय्ये-धर्म-सभा की स्थापना हुई तब भीमसेन 
शर्मा उसके मंत्री बनाये गए थे। सभा का उद्देश्य वैदिक धर्म पर किये गए आश्षेपों 
का खंडन और शंकाओं का समाधान करना था । इस कार्य के लिए सभा की ओर 
से आर्यसिद्धान्त' नाम का मासिक पत्र निकला और भीमसेन शर्मा उसके संपादक 
बने । उनके लेख भी इसमें प्रकाशित होते रहे । 








१ आरयेसमाज का इतिहास!--पृष्ठ २४२ | 
* ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र शोर विशापन”--प्रृष्ठ ३२४ 

















१९१४-१५ में हाडिग बम-कांड के सिल- 


आरंभ से ही हिन्दी और हिन्दू-संस्कृति 


आर्यसमाज के अन्य प्रमुख नेता ९९ 


भीमसेन शर्मा अनथक प्रचारक थे और अपने प्रचार द्वारा इन्होंने हिन्दी की 
पर्याप्त सेवा की । जीवन के उत्तरकाल में भीमसेन शर्मा आयंसमाज से पृथक हो 
गये और सनातन धर्म-सभा' में जा मिले। उस समय वह इटावा से निकलनेवाले 
ब्राह्मण सर्वेस्व' के संपादक रहे। यह सनातन धर्म-सभा' का बड़ा प्रभावशाली पोषक 
पत्र था। इस घटना को लेकर श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं--- 

“आपने जो कार्य अपने प्रारंभिक जीवन में किया, वह मूल्यवान समझा 
जाता, यदि शर्माजी अपने जीवन के अंतिम भाग में अपने लिखे पर हड़ताल फेरने 
न लग जाते पूर्व-जीवन में जिन सिद्धान्तों का मंडन किया था, अंतिम जीवन को 


उनके खंडन में व्यतीत किया। इससे कह सकते हें कि उनके बनाये साहित्य का 
 झूल्य अन्त में शून्य रह गया ।”$ 


इन्द्रजी की ये पंक्तियां शर्माजी की दो विचारधाराओं का परिचय देती हैं, 
किन्तु उससे भीमसेन शर्मा की हिन्दी-सेवा का मूल्य कम नहीं होता । जीवन में 
विचार-परिवतेन स्वाभाविक है, किन्तु उनके अनुसार रचित साहित्य, उस भाषा 
की स्थायी निधि बन जाता है, इसमें संदेह नहीं । आर्यसमाज में रहकर या सनातन- 


_ धर्म-सभा में प्रवेश करके भी भीमसेन शर्मा ने हिन्दी की जो भी सेवा की, वह 


स्मरणीय हैँ । 
भाई परसानन्‍्द 
भाई परमानन्द पंजाब के पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में थे, जिन्हें सन 


सिले में पहले आजीवन-कारावास का दण्ड 
मेलझा था और फिर मृत्युदण्ड, जो बाद में 
वापस ले लिया गया था। डी. ए. वी. 
कालेज में वह इतिहास के प्राध्यापक थे । 


के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने 
राजनीति और इतिहास पर कई ग्रन्थ लिखे, 
जो हिन्दी और उर्द्‌ दोनों में प्रकाशित हुए । 
उनकी सर्वप्रथम मौलिक पुस्तक पंजाब 





का इतिहास” है। उनके अन्य ग्रन्थों में भाई परमानन्द 


बन्दा बरागी', हिन्दू जाति का अतीत और 


_ वर्तमान! आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में वह हिन्दू महासभा के 


$ आयेसमाज का इतिहास --पृष्ठ २४२ 








१०० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


प्रमुख नेता हो गये और उस समय हिन्दी की सेवा उन्होंने और भी उत्साह से की । 

आर्यसमाजी और हिन्दू महासभा के नेता होने के नाते हिन्दी की सेवा 
भाई परमानन्द की राजनीति का आवश्यक अंग थी । शिक्षा तथा सार्वजनिक 
कार्य के क्षेत्रों में हिन्दी को यथोचित स्थान दिलाना उनकी नीति रही। अपनी 
रचनाओं द्वारा हिन्दी की सेवा वह अधिक नहीं कर सके । भाई परमानन्द की 
मौलिक रचनाएं हिन्दी में न होने के कारण उनकी भाषा-शैली पर विचार नहीं 
किया जा सकता । किन्तु अनूदित रचनाओं से भी हिन्दी-पाठकों को हिन्दुत्व के 
गौरव का पाठ अवश्य मिलता है और उनके कांतिकारी जीवन से स्वदेश-प्रेम की 
भावना संचारित होती है । । 

महात्मा हंसराज 

महात्मा हंसराज साधारण अर्थों में हिन्दी के लेखक नहीं थे, पर यदि हिन्दी- 
सेवा का कज़त लेना और निजी जीवन में 
इस ब्रत को व्यावहारिक रूप से उतारना 
हिन्दी की सेवा माना जाय तो हिन्दी- 
सेवियों में महात्मा हंसराज को भी स्थान 
देना होगा । जीवनभर उनका कायक्षेत्र 
शिक्षा रहा और इस दीघे अवधि में उन्होंने 
सदा हिन्दी को अपने कार्यक्रम में उच्च 
स्थान दिया। जिन उद्देश्यों को सामने रखकर 
सन्‌ १८८५ में डी. ए. वी. स्कूल और अगले 
वर्ष डी. ए. वी. कालेज की स्थापना 
हुईं, उसमें हिन्दी-भाषा को प्रोत्साहन महात्मा हंसराज 
देना और हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने द 
. की प्रेरणा देना भी सम्मिलित थे। इन संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी होने के नाते 
. महात्मा हंसराज ने समाज के इस नियम का अक्षरश: पालन किया । उन्होंने स्वयं 

हिन्दी सीखी और दूसरों को सिखाने की रूगन सदा उनमें रही । उन्होंने डी. ए. वी. 

कालेज, छाहौर के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हिन्दी पढ़ना अनिवार्य कर दिया । 
डी. ए. वी. स्कूल में, जो लाहौर का सबसे बड़ा स्कूल था, अनेक बाधाओं और 
. सरकारी अड़चनों के रहते हुए भी महात्मा हंसराज के आग्रह पर हिन्दी को शिक्षा का . 
माध्यम बनाया गया । जब हंसराजजी का सम्बन्ध पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़ा, 
तब भी इनके और लाला छाजपतराय के प्रयत्नों से पाठयक्रम में हिन्दी को स्थान 
सिल्ला । आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में पंजाब 











आयंसमाज के अन्य प्रमुख नेता १०१ 


विव्वविद्यालय ने जो नियम बनाये, जिनके अनुसार रत्न, भूषण, प्रभाकर इत्यादि 
परीक्षाओं की व्यवस्था की गई, उस नियम को सेनेट द्वारा स्वीकृत कराने में महात्मा 
हंसराज तथा लाला लाजपतराय का बड़ा हाथ था। इन परीक्षाओं के कारण प्रतिवर्ष 
हंजारों लोग हिन्दी पढ़ने लगें । जब आयें प्रतिनिधि-सभा तथा सावेदेशिक सभा 
से महात्मा हंसराज का सम्बन्ध हुआ, तब उन्होंने कार्याछय का समस्त कार्य और _ 
पत्र-व्यवहार अनिवायें रूप से हिन्दी में कर दिया । आर्यसमाज की पत्रिकाएं 
आये गजेट', आर्य जगत्‌' इत्यादि, जो पहले उर्द में निकलती थीं, उनका प्रकाशन 
हिन्दी में करा दिया । 

: डी. ए. वी. स्कूल और कालेज की स्थापना द्वारा कुछ वर्षों में ही पंजाब का 
वातावरण हिन्दीमय हो चला और इन दोनों संस्थाओं के पीछे सबसे बड़ी शक्ति 
महात्मा हंसराज का व्यक्तित्व और हिन्दी तथा प्राचीन हिन्दी-साहित्य के प्रति 
उनकी लगन थी । अपनी निष्ठा और कक्ञ॑व्यपरायणता के बल पर ही वह इन दोनों 
स्कूल व कालेज और आयर्यंसमाज द्वारा संचालित संस्थाओं में, प्रतिकूड वातावरण 
की चिन्ता न करके, हिन्दी का पौधा लगा सके। लाला लाजपतराय ने अपने लेखों 
और रचनाओं में इसे स्वीकार किया है और इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है ९ 

एक स्थान पर उन्होंने लिखा हैं--- 

द “हंसराज के त्याग और बलिदान से ही सन्‌ १८८५ और ८६ में ऋरमदः 
डी. ए. वी. स्कूल व कालेज की स्थापना हो सकी । उनका व्यक्तित्व आधुनिक पंजाब 
के इतिहास में अहितीय हे । गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक मुंशीराम ही: ऐसे दूसरे 
व्यक्ति हुँ, जिनका उल्लेख हंसराज के साथ किया जा सकता हैँ । आर्यसमाज के 
संस्थापक स्वामी. दयातन्द के बाद इन दोनों सज्जनों के नाम ही ऐसे हें, जिनके 
ब्रिता आयसमाज की कल्पना करना असंभव हे ।”* 

महात्मा हंसराज ने अपने जीवनकाल में अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं 
को हिन्दी पढ़ने और पढ़ाने की ओर प्रेरित किया । उनकी प्रेरणा की शक्ति का 
रहस्य उनको व्यवहारशीलरूता थी । अपने विद्यार्थी-जीवन में वह उर्दू और फारसी 
ही पढ़े थे, किन्तु आर्यसाज में प्रवेश करते ही उन्होंने हिन्दी और संस्क्ृत का इतना 
अभ्यास किया कि समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में दिये गए उनके व्याख्यान 
किसी भी विद्वान के उद्गार कहे जा सकते हैं। महात्मा हंसराज के निजी 
उदाहरण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके सफल संचालन ने हिन्दी-प्रसार में जो: 





१ लाजपतराय-- आर्यस्माज”--प्ृष्ठ १८८ 
“* .*" लाजपतराय-- आर्येस्तमाज--प्ृष्ठ १८७ 








१०२ भारतीय नेताओं का हिंदी-सेवा 


सहायता दी, उसका कुछ अनुमान उन विद्यार्थियों की संख्या से लग सकता है, 
जो प्रतिवर्ष पंजाब और उत्तर प्रदेश की डी. ए. वी. शिक्षण-संस्थाओं से परीक्षा 
पास करके निकलते रहे हैं। तत्कालीन इन सभी संस्थाओं का संचालन डी. ए. वी... 


कार्यकारिणी-समिति द्वारा होता था और हंसराजजी इस समिति के प्रमुख 
परामशंदाता और शिक्षा-विश्ेषज्ञ थे । इसी शताब्दी के द्वितीय दशक में उन्हींके 
आग्रह पर कानपुर और देहरादून में डी. ए. वी. सकल और कालेज खोले गए 
थे, जिनमें आज कई हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसलिए हिन्दी-भाषा की प्रगति के 


इतिहास में महात्मा हंसराज के योगदान और प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा 


सकती, किन्तु उनके योगदान को हमें उनके प्रयत्नों से प्रणीत उन संस्थाओं 
द्वारा ही आंकना चाहिए, जो हिन्दी के विस्तार की प्रभावोत्पादक साधन 


रही हैं । 
लाला लालपतराय 


लाला लाजपतराय उन नेताओं में से थे, जिनका पंजाब में आर्यसमाज 
की नींव रखने और विशेषकर शिक्षा-प्रचार के कार्यक्रम का निर्माण करने से 


राजनीति के क्षेत्र में उनका योगदान इतना 
अधिक हैँ कि वह बीसवीं शती के सर्वप्रथम 


नहीं, समस्त भारत के मूरद्धन्य राजनेताओं में 
माने जाते हैं। वह स्वामी दयानन्द के देहान्त 
से एक वर्ष पूर्व सन्‌ १८८२ में आर्यंसमाज में 
सम्मिलित हुए थे । दयानन्द-निर्वाण के अवसर 
लाला लाजपतराय पर लाहौर के आर्यसमाज की ओर से शोक 
प्रकट करने के लिए वह अजमेर गये थे। वहां 





जो सार्वजनिक सभा हुई, उसमें छाजपतराय बोले और ऐसा बोले कि जनता पर 
उनकी वक्‍त॒त्व-शक्ति का प्रभाव उसी दिन से जम गया । उनके तथा अन्य लोगों 


के प्रयत्न से सन १८८६ में लाहौर में स्वामीजी के स्मारक के रूप में दयानन्द 


क्‍ . एंग्लो वैदिक कालेज की स्थापना हुई, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है । 
उन्हीं दिनों पंजाब में हिन्दी-उर्द का विवाद बहुत जोरों से चल रहा था। जिन . 


नेताओं के प्रबल समर्थन द्वारा हिन्दी को बल मिला और इस भाषा का पौधा पंजाब 


. के शिक्षा-विभाग तथा सार्वजनिक जीवन में लग सका, उनमें छाजपतराय प्रमुख थे । 


घनिष्ठ सम्बन्ध था। सार्वजनिक सेवा और 


और सबसे अधिक प्रभावशाली पंजाबी नेता ही. 























आयंसमाज के अन्य प्रमुख नेता १०३ 


कर्मक्षेत्र में पदापंण करते ही लाजपतराय की प्रतिभा और उनके अदम्य 
उत्साह ने उन्हें साव॑ंजनिक कार्यों की ओर आकर्षित कर दिया। हिसार में वकारूत 


. करते समय वह वहां की नगरपालिका के मंत्री और जिले के एकछलत्र नेता बन गये 


थे। विक्षा में उन्होंने विशेष रुचि ली और अनाथों के लिए एक उद्योगशाला 
स्थापित की । किन्तु लाजपतराय के विकासशील व्यक्तित्व के लिए हिसार काफी 
व्यापक कार्यक्षेत्र नहीं था । इसलिए मित्रों के निरन्तर आग्रह पर वह सन्‌ १८९२ 
में लाहौर आ बसे । यहां वह डी. ए. वी. कालेज की प्रबन्ध-समिति के अवेतनिक 


मंत्री बने और कालेज में इतिहास के अध्यापक के रूप में काम करने लगे । उनके 


इस निस्स्वार्थ त्याग और अनथक सेवा की प्रशंसा सिडनी वेब जसे विदेशी विद्वान 
ने भी की है ।* 

लाजपतराय पीड़ित जनता के कष्टों से किस प्रकार विह्वलू हो उठते थे, 
इसका प्रमाण उनके द्वारा स्थापित कई अनाथाल्‍लयों और उद्योग-केन्द्रों से मिलता द 
है। सन्‌ १८९६ में भयंकर अकाल तथा उसके बाद के दृष्कालों में भी उनकी सेवाएं 
इतनी अधिक थीं कि जनता द्वारा ही नहीं अंग्रेजी सरकार द्वारा भी उन्हें मान्यता 
मिली । इसी संबंध में वह राजस्थान, बिहार, उड़ीसा आदि में पीड़ितों की सहायता 
के लिए दौरा करते रहे । लाजपतराय की इस सहायता का उल्लेख सन्‌ १९११ 
की उत्तर प्रदेश की सरकारी रिपोर्ट में इस प्रकार किया गया है--भायंसमाज 
के एक प्रसिद्ध नेता का एक प्रतिनिधि सन्‌ १९०७-८ के अकाल के समय चारों 
तरफ सहायता के लिए धन बांठता हुआ आया और उस गांव में भी पहुंचा, जिसके 
निकट मेंने पड़ाव डाला था। उसके जाने के बाद, उसकी उदारता से लाभ 
उठानेवालों ने, सहायता लेने-न लेने के औचित्य का कुछ निदचय न कर सकने के 
कारण, मेरे पास डेपुटेशन भेजा और पूछा कि सहायता लें या न लें। मेंने उनसे कह 


. विया कि जो मिले, ले लो ।”* दलितों तथा अछूतों की स्थिति में सुधार करने 


4 ॥.शं0थं रिक--772८ /ए2४7००]-- (7729८2 77 507८7 ५४८००) 9०8०--4 
रामनाथ सुमन ने इसका विवरण देते हुए बनेसाहब की उक्ति को इस प्रकार 


उद्धत किया है-- 
“एफ व्याडडडआाए 06 28 चरली-]ताठशय क्‍7ए9 ट8त0 टकएड 70प7त तठतांडनी०एपंणड 
स्‍्टायर्ड वफऑाणए (6 च्वि्रंएट ० 907-8 80वें सजंझाटव 8 ८८ए७काए ज्रो[486 7687 
आधरंटस 4 कैबत धाटकाएएटत,.. वीक क्ींड जंभा। 6 #ट्टीजटए5 0० 5 20फाए 
ए९ंगह 26४ चृष्परांट इपाट शोटफोल प्टए अऋढार वंठगंलए मंशी। ंघ.. ४०८०८०४४४ 
फ़ाारबांड ढॉध्याप्र शल्ता ५0ए८7एलाए छक्ड 400ंय्एएर बल प्रट0, बयां 2 
- वैटएपांब्वा०0प ६0 48९ 726 एटालए ए72ए ऋरयंश0 ८८० 5 डाएि,.. 7, ण 20ए7४8८, 
00 (6०9 (० प्बल थी पाटए पांव एट0 ब्णवे फरल्ण फाल॑ंर ]६0९० 38:८० 776 
शा0 छ०8$ पल खाया (तट 47ए9 टक्वत००) ए्घी० ४०७ त5फ्रपपंगह ग्रग०ण्घटए- वे 
5 शठ[6इोट जबए) 5 


श्न्ड भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा है 
ा की तड़प तो उनमें अनोखी थी । सन्‌ १९१३ में गुरुकुल कांगड़ी में प्रथम अखिल ढ 
आह भारतीय अछ्त-सम्मेलन के सभापति लछालाजी ही थे । इन वर्गों की शिक्षा के लिए ५ 
जम उन्होंने ४० हजार रुपये अपनी तरफ से दान दिये और कुमाऊं-नैनीताल आदि | 
प्रदेशों में घमकर स्वयं अछुतों की स्थिति की जांच की । आज तक उन 
स्थानों में उनके द्वारा स्थापित जनसेवक-समितियां अछ्तोद्धार का कार्य कर । 
ज्योंही लाजपतराय राजनीतिक क्षेत्र में आये (सन्‌ १८८८) और उनका. ४/#_ 
ा कांग्रेस से संबंध हुआ, वह पंजाब के सर्वप्रमुख और देश के अग्रणी नेताओं में समझे ' 
पा जाने छगें । अपनी प्रतिभा और सेवा-भावना के बल पर उनकी गणना तिरूक ४ 


और बविपिनचन्द्र पाल के साथ होने लगी तथा लाल-बाल-पाल' की त्रिमूर्ति का 
नाम सबकी जबान पर एक साथ रहने छूगा। यदाकदा मतभेद होते हुए भी गांधीजी 
लालाजी का बहुत आदर करते थे और उनकी देशभक्ति तथा निर्भकिता की सदा | 
प्रशंसा करते थे। गांधीजी ने १४ दिसम्बर, १९२४ के हिन्दी नवजीवन' में लिखा 
है---/छालाजी सदा शंकितचित्त रहते हें और उन्हें मुसलमानों के उद्देश्य के बारे 
में बड़ी शंका रहती है। लेकिन वह मुसलमानों की दोस्ती सच्चे दिल से चाहते हें । 
लालाजी के प्रति मेरा बड़ा आदरभाव है। में उन्हें बहादुर, आत्मत्यागी, उदार, 
सत्यनिष्ठ और ईश्वर से डरनेवाला मानता हूं। उनका स्वदेश-प्रेम बड़ा ही शुद्ध 
है। देश की जितनी और जैसी सेवा उन्होंने की हे, उसमें उनकी बराबरी करने- 
वाले बहुत कम हूं (”* 





संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण, छाछा लाजपतराय का मन सदा लेखन हर 
अथवा भाषण के माध्यम से अभिव्यक्ति की खोज में रहता था। अपने देश-निर्वासन 
के संबंव में लिखी अपनी पहली पुस्तक “निर्वासन की कहानी' में उन्होंने उन सब े 
कष्टों का जिक्र किया, जो उन्हें झेलने पड़े । किन्तु उन्होंने इसे एक सुअवसर मान- था| 
कर इसका स्वागत ही किया । उन्होंने लिखा--- द हम 


« » + बाल्यावस्था से ही मुझे परमात्मा पर अटल विश्वास था। यही 
विश्वास इस समय भी मुझे. बल दे रहा था। मुझे अपनी तात्कालिक अवस्था में 
संकटों को सहने को अधिक शक्तित प्राप्त हुई। मेंने अपने को इस आत्म-निरीक्षण 
में अत्यन्त दृढ़ पायां। मेने प्रभु से प्रार्थना की कि वह मुझे इन कठिनाइयों को सहन 
करने का बल दे और मुझसे जान या अनजान में कोई ऐसा कार्य न होने दे, जिससे 
'भातृभूसि की सेवा के मेरे उद्देश्य में किसी प्रकार की अड़चन या सेरा समाज किसी | 


$ मेरे समकालीन!--पृष्ठ ५१४ 





आरयसमाज के अन्य प्रमुख नेता. १०५ 
तरह अपमानित और लरूज्जित हो ।* 

... निर्वासन की अवधि समाप्त क्र भारत लौटने के बाद लाजपतराय विदेश- 
यात्रा पर चले गए । जब सन्‌ १९०९ में भारत वापस आये, उन्होंने पंजाब हिन्दू 
महासभा की स्थापना की | कुछ वर्ष बाद एक प्रतिनिधि-मंडल में शामिल होकर 
वह फिर इंग्लैंड गये । इस बीच में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और टोकियो से ही उन्हें 
भारत आने के बजाय इंग्लैंड लौट जाने पर बाध्य किया गया। वहां से वह अमरीका 
. चले गए और सन्‌ १९२० तक वहीं रहे । भारत के संबंध में वहां उन्होंने यंग 
इंडिया' (तरुण भारत) और पोलिटिकल फ्यूचर ऑव इंडिया (भारत का राज- 
नीतिक भविष्य) नामक पुस्तकें लिखीं। अवेक पत्र-पत्रिकाओं में उन्होंने भोरत- 
विषयक लेख भी लिखे । भारत लौटने पर लाजपतराय ने लोकसेवक मंडल की 
स्थापना की और दैनिक वन्देमातरम्‌” (उर्द) को जन्म दिया। फिर मालवीयजी 
के साथ मिलकर हिन्दू महासभा को संगठित किया, चित्तरंजन दास आदि से मिलकर 
स्वराज्य पार्टी को उभारा और विरोध होते हुए भी केन्द्रीय विधान-परिषद में 
प्रवेश किया | जीवन के अंतिम क्षण तक वह कर्मठ राष्ट्रसेवी बने रहे । 

लाजपतराय प्रबल समाजसुधारक, जनसेवक, शिक्षा-विशेषज्ञ, हिन्दी- 
प्रेमी, सफल लेखक और दक्तिदाली बकक्‍्ता थे । सेवा का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा 
हो, जिसमें उन्होंने कुछ-त-कुछ काम न किया हो । लेखक की हैसियत से देखें तो 
उनकी रचनाओं में भाषा का वह प्रवाह, तथ्यों और घटनाओं का वह संकलन 
मिलता है, जो दूसरी जगह बहुत कम मिलेगा । मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, 
कृष्ण, दयानन्द आदि महान आत्माओं की उनके द्वारा लिखी गई जीवनियां इस 
बात का प्रमाण हैं । उनकी अंतिम पुस्तक मिस मेयो की पुस्तक मदर इंडिया 
के जवाब में लिखी गई थी, जो दुखी भारत' के नाम से प्रकाशित हुईैं।.._ 

 छाला लाजपतराय के संबंध में इन्द्र विद्यावाचस्पति ने लिखा है--- 

“वाणी, स्व॒र, इन जन्मसिद्ध विभूतियों का लालाजी ने बहुत यत्नपुर्वक 
संस्कार किया था। व्याख्याव देने की कला का उन्होंने कलाकारों की भांति 
अभ्यास किया था । परिणाम यह था कि वह अपने समय में हिन्दुस्तानी के. 
. सर्वोत्कृष्ट वक्ता बन गये ।” * द 

लाला राजपतराय की वकक्‍्तृत्व-शक्ति का परिचय देते हुए स्वामी श्रद्धानन्द 
ने लिखा हँं--- 
“यह पहला अवसर था कि पंडित गुरुदत का स्थान लाहौर आर्यससाज के 


-. 3 रामनाथ सुमन-- हमारे राष्ट्रनिम ता?--पृष्ठ २४१ 
३ में इनका ऋणी हू *--पृष्ठ ५६ 





१०६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


प्लेटफार्म पर छाला लाजपतराय ने लिया और उसे उन्होंने उत्त समय निभाया 
भी बड़ी उत्तमता से । उस समय उनका सिद्धान्त यह था कि यूरोप में केवल 
प्रकृति की उपासना में ही विद्वान रंगे हुए हें और आर्थावतें में आत्मिक जगत की 
ओर ऋषियों के समय में पदार्थ विद्या और ब्रह्मविद्या का मिलाप ही उपनिषद्‌ 
जैसे ग्रन्थों के निर्माण का कारण हुआ है । इसलिए जबतक आर्यावत की ब्रह्मविद्या 
को पदार्थ विद्या की कसौदी पर नहीं परखा जाता तबतक जीवन का वास्तविक 
उद्देश्य ज्ञात नहीं हो सकता। इस कसौटी पर ब्रह्मविद्या को परखनेवाला भी समय की 
आवश्यकतानुसार उत्पन्न हुआ और हमें दिखला गया कि जीवन का परमोहेद्य 
क्या हे ।! अन्त में दयानन्द कालिज के लिए अपील करते हुए श्री लाजपतराय न॑ 
कहा, प्राकृतिक घन को अमृत जीवन से बदलकर अपनी सन्‍्तान के लिए 
एक स्मारक छोड़ जाओ ।/ ”१ उनकी भाषा से ज्ञात होता है कि लछाछाजी की उर्दू 
भाषा भी हिन्दी के कितने समीप थी। यूं छाछा छाजपतराय हिन्दी के विशेष ज्ञाता 
नहीं थे और उन्होंने अपने सभी मूल ग्रन्थ अंग्रेजी अथवा उर्दू में ही लिखे, किन्तु 
अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हिन्दी को सदा महत्व दिया ।.पंजाब में हिन्दी- 
आन्दोलन को आगे बढ़ाने में उनका जो सक्तिय योगदान रहा, वह आर्यसमाज को 
दृढ़ करने में, तिलक स्कूल आँव पॉलिटिक्स” और राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापनां 
करने में (१९२१) और 'छोक-सेवक मंडल” नामक अखिल भारतीय संस्था को 
संगठित करने में है । आर्यसमाज की हिन्दी-समर्थक नीति और व्यावहारिक प्रचार- 
कार्य को लाजपतराय का समर्थन सदा प्राप्त रहा । तिलक स्कूल आँव पॉलिटिक्स', 
राष्ट्रीय विद्यापीठ' में अंग्रेजी और उर्दू के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए हिन्दी 
का भी प्रयोग किया गया । 'लोक-सेवक-मंडल' के कार्यों में हिन्दी-प्रचार भी सेम्मि- 
लित है, जिसके प्रधान गत तीस वर्षों से टंडनजी हैं। मंडल की शाखाओं ने पंजाब, 


बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सार्वजनिक सेवाएं की हैं, हिन्दी-प्रचार उनका एक _ 


महत्वपूर्ण अंग है। मंडल के प्रकाशन-विभाग ने अधिकांश पुस्तकें हिन्दी में ही प्रका- 
शित की हैं और उनकी मासिक पत्रिका लोक-सेवक' अन्य भाषाओं अंग्रेजी, सिधी, 
उर्दू इत्यादि के साथ हिन्दी में भी प्रकाशित होती हैं। छाछा लाजपतराय की संपूर्ण 
. अनुदित पुस्तकें लोक-सेवक-मंडलू' द्वारा प्रकाशित की गई हैं।"* इस प्रकार छाछा 


कल्याणमार्ग का पथिक---पृष्ठ १६१ 
* लाला लाजपतराय द्वारा लिखित पुस्तकों की सतच्ची--- 
-. |. ॒र०पा३ वंघवा4, 2. एप एशाल्त 5७06४. रण. #ााटांट2.,. 3. +ए297075 
960६ ६० ॥म्रठ8. 4. "४6 एगांपव्थ एप्पल जीजतांब, 5. ॥%6 ?ः०णंद्या 6 
पि्यांग्पबाँ सितेपटबप्रता गरम, 6... एऑफएए जवाब, 7. प्रफ्रल #फएएथ 
.. $2णशु- 8, [४6 एएणेपातठ्) तीबरएक्ा द | 








 आरयंसमाज के अन्य प्रमुख नेता... . १०७ 


लाजपतराय ने प्रत्यक्ष रूप से न सही, रचनात्मक कार्यों ढ्ारा हिन्दी की सेवां की 
है। उनकी मौलिक रचनाएं हिन्दी में न होने के कारण उनकी भाषा-शैली का विस्तृत 
विवेचन नहीं किया गया है; किन्तु राष्ट्र के चोटी के नेता होने के कारण उनके 
विचारों का व्यापक प्रभाव और हिन्दी के प्रति सहानुभूति की नीति के कारण, 
. हिन्दी-प्रसार का पर्यवेक्षण अधूरा रह जाता है। 


स्वामी श्रद्धानन्द 


: स्वामी दयानन्द के देहावसान के पश्चात्‌ पंजाब के प्रमुख आये-नेताओं में 


स्वामी श्रद्धानन्द (जिनका पहला नाम 


मुंशीराम था) थे। पंजाब और दिल्ली में 
उन्होंने शिक्षा, हिन्दी-प्रचार आदि की दिशा 
: में बहुत महत्वपूर्ण कायं किया । «* 


गुरुकुल-प्रणाली के समर्थक 

लाहौर में दयानन्द ऐग्लो वैदिक 
स्कूल और कालेज की स्थापता के समय. । 
आयेसमाजियों का एक दल ऐसा था, जो... स्वामी श्रद्धानंद 
शिक्षा-समिति द्वारा घोषित उद्देश्यों को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं था । उन्हें विशेष आपत्ति अंग्रेजी के पठन-पाठन 
और पाइचात्य शिक्षा-प्रणाली के अनुसरण पर थी । इन लोगों का केन्द्र जालन्धर 
था। इस आन्दोलन के नेता देवराज और स्वामी श्रद्धानन्द थे। देवराज का भव्ति- 
भाव, धर्म-प्रेम और दृढ़ विश्वास और स्वामी श्रद्धानन्द का प्रचंड साहस, घामिक 
उन्मेष तथा कट्टरता, महिलाओं की शिक्षा तथा गुरुकुलों की स्थापना के लिए 
वरदान स्वरूप बने | जालन्धर में सन्‌ १८८६ में देवराजजी के प्रयत्न से प्रथम कन्या 
पाठशाला स्थापित हुईं, जो बाद में सुविख्यात कन्या-महाविद्यालय के रूप में विक- 
सित हुई । श्रद्धानन्दनी की १९ अक्तूबर, १८८८ की डायरी में ऐसी पाठशाला 
के संबंध में इस प्रकार लिखा है--- द 

“कचहरी से लौटकर जब अन्दर गया तो वेदकुमारी दौड़ी आई और जो 
भजन पाठशाला से सीखकर आई थी, सुनाने रूगी इक बार ईसा, ईसा, बोल; 
तेरा क्या लगेगा मोल; ईसा मेरा नाम रसिया, ईसा मेरा कृष्ण-कन्हेया', इत्यादि ॥ 
में बहुत चौकन्ना हुआ, तब पुछने पर पता लगा कि आर्य जाति की पुत्रियों को 
अपने श्ञास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखाई जाती है। निदत्तनय किया कि 











१०८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


अपनी पुत्री पाठशाला अवश्य खोलनोी चाहिए ।? सन्‌ १८९१ में विधिवत्‌ कन्या 
पाठशाला का उद्घाटन हुआ। सन्‌ १९१६ में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर 
माइकल ओड्वायर ने सम्मति-पुस्तक' में लिखा था कि “जालन्धर कोई 
ऐतिहासिक स्थान नहीं हू, लेकिन कन्या महाविद्यालय ने इसे देशभर में मदहूर 
कर दिया ।* 

इस विचारधारा के कारण पंजाब आयेसमाज में मतभेद हो गया, जिसके 
कारण शिक्षा का कार्यक्रम दो धाराओं में प्रवाहित होने लगा । जालन्धर आय- 
समाज के छगम्रदलीय नेता गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली के समर्थक थे। वे ऋषि दयानन्द 
के नाम पर पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं को मिला देने के पक्ष में नहीं थे । 
शिक्षा और धामिक प्रचार के कार्यक्रम को छेकर आयंसमाज स्पष्ट रूप से अब दो 
दलों में विभकत हो चुका था--कालेज-दल, जो पाश्चात्यप्रणाली के पक्ष में था 
और महात्मां-दल जो गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली, का समर्थक था । सन्‌ १८९८ में 
लाहौर में आयेप्रतिनिधि सभा के साधारण अधिवेशन में स्वामी श्रद्धानन्द का यह 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि बालकों की शिक्षा के लिए सत्यार्थप्रकाश' में 
निर्देशित आदर्शानुसार गुरुकुल खोला जाय । 

आरंभ से ही स्वामी श्रद्धानन्द की प्रवृत्ति धर्म की ओर थी । पहले कानपुर, 
काशी आदि नगरों में रह चुकने के कारण उनका झुकाव मंदिरों और सनातन रीति से 
पूजा-उपासना की ओर था, किन्तु पुजारी लोगों के पाखण्ड के कारण वह मंदिरों 
से विमुख हो गये थे। स्वामी दयानन्द से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ निश्चय हो गया 
कि धर्म का सच्चा मार्ग वही है, जिसका प्रतिपादन स्वामीजी ने किया | इस निश्चय 
को उन्होंने जीवनभर शिथिल नहीं होने दिया और यथासंभव आर्यसमाज की 
उन्नति और समाज के सिद्धान्तों के प्रचार के लिए प्रयत्त किया । 

जालन्धर में वकालत करते समय ही स्वामी श्रद्धानन्द ने सद्धर्म-प्रचारक' 
नाम की पत्रिका पहले उद्‌ं में प्रकाशित करनी आरंभ कर दी थी । इस पत्रिका का 
जन्म कैसे हुआ इस विषय में उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है--- 


“जालन्धर आर्यसमाज के तीसरे वार्षिकोत्सव से पहले ही समाज के बढ़ते. 


हुए काम को देखकर अपना एक प्रेस खोलकर समाचारपत्र चलाने का विचार हो 
रहा था। ..« १४ फरवरी सन्‌ १८८९ को हिस्सेदारों की एक बंठक हुई । नि३चय 


यह हुआ कि प्रेस का नाम सद्धमंप्रचारका रखा जाय। . . - कचहरी में प्रकाशन- 


. १ 'कल्याणमार्ग का पथिक-+पृष्ठ १५८ 
“5: २ आयसमाज का इतिहास --पृष्ठ २२६ 


* सकइकाूक ४ 





ः के है 


आयेसमाज के अन्य प्रमुख नेता १०९ 


पत्र (डिक्लेरेशन) देने का कास मेरे सुपुर्दे हुआ, इसलिए में ही मेनेजर नियत 
हुआ ।7* 

उस समय वह अपना सारा अवकाश विभिन्न नगरों में आयंसमाज की शाखाएं 
खोलने और विशेषकर जालन्धर और लाहौर के मख्य कार्यालयों का निरीक्षण 
और विकास करने में लगाया करते थे । शिक्षा में विशेष रुचि होने के कारण 
_श्रद्धानन्दजी का झुकाव इस ओर अधिक था, किन्तु वह प्राचीन अथवा गुरुकुल- 
शिक्षा-प्रणाली के पक्ष में थे। सद्धम-प्रचारक' में वह अपने इन विचारों को निरन्तर 
व्यक्त करते रहते थे । जो लोग आधनिक शिक्षा-प्रसार के लिए अंग्रेजी औरं 
आधुनिक ज्ञान को आवश्यक समझकर स्कूल और कालेज खोलने के पक्ष में थे, उन्हें 
स्वभावत: श्रद्धानन्द के विचार रुचिकर नहीं लूगते थे | एक बार लाहौर में आये- 
समाज के वाधिक उत्सव के अवसर पर गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली के संदर्भ में सद्धमें 
प्रचारक में व्यक्त श्रद्धानन्द के विचारों की हँसी उड़ाई गई । वहां कहा गया कि 
स्वामीजी एक अव्यावहारिक आदर्श के पीछे पड़े हैं। स्वामी श्रद्धानन्द ने इस आलो- 
चना के उत्तर में और कुछ न कहकर यह दृढ़ निश्चय किया कि वह शीकघ्ष-से-शीघ्र 
गुरुकुल की स्थापना करके ही दूसरा काम करेंगे। उनके दृढ़ संकल्प और आत्म- 
बल का ही यह परिणाम था कि उन्हें हरिद्वार के निकट कांगड़ी नाम का ग्राम दान 
में मिल गया और अंततोगत्वा वह तीस हजार रुपये से भी कहीं अधिक धन जुटा 
सके । फलस्वरूप १९०२ में उन्होंने गुरुकुल की स्थापना कर दी । 


गुरुकुल कांगड़ी का हिन्दी के विस्तार में योग 


गुरुकुल के पाठ्यक्रम में हिन्दी को सर्वप्रथम स्थान दिया गया । इसे आचार्य 
नरेन्द्रदेव ने राष्ट्रीय शिक्षा का पहला प्रयोग माना है ।* गुरुकुल के मूल सिद्धान्तों 
में प्रमुख सिद्धान्त शिक्षा में राष्ट्रीय भावना और. राष्ट्रीय शिक्षा की मुख्यता 
है ।!३ गुरुकुल कांगड़ी का हिन्दी-भाषा के विस्तार में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । 
यहां विविध विषय, यहांतक कि आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसा- 
यन-शास्त्र, इत्यादि के साथ-साथ इतिहास, गणित आदि सब विषय हिन्दी के. 
माध्यम से सिखाये जाते हैं। इससे इन विषयों की पुस्तकों का निर्माण भी 
हिन्दी में होना स्वाभाविक हैं । परिणामस्वरूप आज हमें सभी विषयों पर .हिन्दी 


१ कल्याणमार्ग का पथिका-पृष्ठ श्छ३ 

* 'शुरुकुल पत्रिका स्वर्ण जयंति विशेषांक'--कार्तिक, संवत्‌ २००६, पृष्ठ ४७ 

3 'मुरुकुल पत्रिका स्वणंजयंति विशेषांक में षं० इन्द्र विद्यावाचस्पति का लेख-- 
गुरुकुल के मूल सिद्धान्त'--एृष्ठ ७८ 





११० भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


में उत्कृष्ट ग्रंथ देखने को मिलते है। यहां से दीक्षा पाये हुए स्नातकों द्वारा भी हिन्दी- 
भाषा का प्रसार हुआ है। इसका श्रेय स्वामी श्रद्धानन्द को ही है। 

पत्र-पत्रिकाएं तथा रचनाएं 

... स्वामी श्रद्धानन्द उर्द पढ़े थे और इस भाषा के प्रभावशाली लेखक 
थे। किन्तु जैसे ही उन्होंने धामिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में पदापंण किया, उन्होंने 
हिन्दी में लिखना आरम्भ किया और उदूं का उपयोग केवछ वकालत के काम तक 
ही सीमित रक्‍्खा । संद्धमं-प्रचारक' उर्दू से हिन्दी में प्रकाशित होने छगा । वह 
अपने साप्ताहिक आर्यसमाजी उपदेश तथा शिक्षा और राजनीति-संबंधी लेख भी 
हिन्दी में लिखने छगे । जो ओज तथा प्रभाव लोग उनके उर्दू के भाषणों और लेखों 
में देखने के आदी हो चुके थे, उसीके दर्शन वे उनके हिन्दी-भाषणों और लेखों में 
करने लगे । सन्‌ १९०७ में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर स्वामी श्रद्धानन्द ने 
सद्धम-प्रचारक' में अधिकार और कर्तव्य की व्याख्या इस प्रकार की थी | उनकी 
भाषा का एक उदाहरण देखिये--- 

.. “आज तुम्हारी अपनी इंद्वियां तुम्हारे अपने बह में नहीं। जब अपने सन 
पर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं, तब तुम दूसरों से क्या अधिकार प्राप्त कर सकते 


हो ? अधिकार ! अधिकार ! ! अधिकार ! !! हां ! तुमने किस गिरे हुए शिक्षणा- 


रूय में शिक्षा प्राप्त की थो ? क्‍या तुमने कर्त्तव्य कभी नहीं सुना ? क्‍या तुम धम्में 
दब्द से अनभिन्न हो ? मातृभमि में अधिकार का क्या काम ? यहां धर्म ही आश्रय 
दे सकता हे ! अधिकार दाब्द से सकामता की गन्ध आती हे । विषय-वासना का 
दुद्य वृष्टिगोचर होता हे । इस अधिकार की वासना को अपने हृदय से नोचकर 
फेक दो । निष्काम भाव से धर्म का सेवन करो ।* १ 
ऐसे ही एक दूसरे लेख में उन्होंने लिखा था--- 
: *, “यदि अग्नि और खड़्ग की धार पर चलनेवाले दस पागल आयें भी निकल 


आयें तो राजा और प्रजा दोनों को होश में ला सकते हें .  - भगवान्‌ ! आयये- 


सम्ताजियों की आंखें जाने कब खुलेंगी (९ 
: सद्धमें-प्रचारक' में लेख लिखते हुए स्वामी श्रद्धानन्द अक्सर नरम दलवालों 
के लिए भिक्षार्थी, गरमदलूवालों को सुखार्थीीै और सरकार के लिए गोराशाही 


शब्दों का प्रयोग किया करते थे । 


उनके हृदय में स्वराज्य की भावना को स्वामी दयानन्द के इन शब्दों--- 





“ १.  आर्यसमाज का इतिहास*--पृष्ठ १०६ 
* 'आर्यसमाज का इतिहास'--पृष्ठ १०६ 




















 भआर्यसमाज के अन्य प्रमुख नेता १११ 


“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता हे, बह संर्वोपरि उत्तम होता 
हे-.-ने दृढ़ बना दिया था। उन्होंने स्वयं लिखा है, में इस मनःस्थिति में था जब 
सेंने दसवीं बार ऋषि दयानन्द का 'सत्यार्थप्रकाश' पढ़ा और आर्यंसमाज के प्रवर्तक 
के निम्न उपदेश की सच्चाई को हृदयंगस किया * 

इसी भावना को सद्धमप्रवारक' के एक लेख में उन्होंने. इस प्रकार व्यक्त 
किया है--- द मा 

“पोलिटिकल जगत्‌ में ऐसे ही अग्रणी की आवश्यकता है। क्या कोई महात्मा 
आगे आने का साहस करेगा और क्या उसके पीछे चलनेवाले पांच पुरुष भी 
'निकलेंगे ? यदि इतना भी नहीं हो सकता तो स्व॒राज्य-प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास 
. थर्षों के लिए तह करके रख दो ।” उनकी भाषा में एक प्रकार की ललकार है। साथ 
ही यह भी ज्ञात होता है कि हिन्दी में पोलिटिकल' जैसे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग 
करने में बह संकोच नहीं करते थे और अग्रणी” जैसे संस्कृत शब्द का भी समावेश 
उनकी भाषा में है । उन्होंने हिन्दी भाषा जनता के लिए सीखी, और जन-मानस तक 
पहुंचने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक उसका प्रयोग किया । पहले श्रद्धानन्दजी पंजाबी में 
बोला करते थे, जिसका प्रमाण उनकी जीवनी से मिलता है। उन्होंने लिखा है--- 

“जब पहले दिन कथकक्‍्कड़ बनकर म आसन पर बेठा और कथा शुरू की 
तो केवल २०, २५ आये भाई ही मेरे सामने बंठे हुए थे। . . . जब मेंने ऊंचे स्वर 
से वेदमन्त्रों को पढ़कर उनकी व्याख्या पंजाबी बोली में आरंभ को तो दाने:-शनेः 
गुड़गुड़ी हाथ में लिये बहुत-से छाला लोग मेरे समीप आ बेठे । दूसरे दिन उप- 
स्थिति सौ के लगभग थी और चार दिनों के पीछे ढाई सौ तक पहुंच गईं। लोग बड़ी 
अ्रद्धा से हमारी धर्मे-कथा सुनने छंगे ।” उनकी भाषा सत्यार्थप्रकाश इत्यादि के 
. अध्ययन के फलस्वरूप किस प्रकार सुधरती गई, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका... 
है । संस्कृत के अध्ययन और अंग्रेजी के ज्ञात के साथ-साथ पंजाबी मातृभाषा होने 
के कारण उनकी भाषा में इन तीनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हमें दिखाई देगा । 
इसका सर्वोत्तम उदाहरण उनकी जीवनी है, जिसे मूल रूप में उन्होंने हिन्दी में लिखा। 
श्रद्धानन्दजी के संरक्षण में विजय नामक हिन्दी दैनिक निकला, जिसके संपादक 
उनके सुपुत्र इन्द्रजी थे ।* भाषा और साहित्य के क्षेत्र में किसी नेता का योगदान 


व. [६ छ85 ग॥ (यंड एद्वा7९. 0" ग्रगंगत सीता: 4 #ढक्तें 007 6 लाए पं राह 
8 फएक्राब्यत)8 52एक-ए0 शिनस्ब) ये रघज06त6 76 प ध्ंड्ाएं0%06 7 
फल गिाठजांपड [76००९०६ णी ४९ #0प्ाप७० ० ६76 :7ए25द7वे] . 
“-- पिजडंव8 (07878४४--४०४४९ 29: 
२ पगत९ (०787585४---२४४० 46. 





॥007 





११२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


केवल उसकी साहित्यिक रचनाओं द्वारा ही नहीं होता, बल्कि औरों के लिए एक 
आदश स्थापित करके और स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करके नेता जनता को 
अधिक भनुप्राणित कर सकता है । यही कार्य स्वामी श्रद्धानन्द ने किया । आये- 
समाज के प्रचार और गुरुकुल-शिक्षा-आन्दोलन के सफल नेतृत्व द्वारा उन्होंने हिन्दी 
को अपूर्व प्रोत्साहन दिया । 


राजनीति में प्रवेश और हिदी-सेवा 


कांग्रेस-आन्दोलन आरम्भ होते ही इस शताब्दी के दूसरे दशक में स्वामी - 


श्रद्धानन्द इस राजनंतिक आन्दोलन में भी उसी उत्साह और निर्भीकता से मंदान 
में आये । सन्‌ १८८८ में पहले-पहल उनका राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध हुआ ।* उनका 
प्रधान कार्याछय सन्‌ १९१८ में दिल्‍ली आ गया था। शीघ्र ही वह पंजाब और दिल्‍ली 
के प्रमुख राजनेताओं में गिने जाने छंगे। प्रथम सत्याग्रह-आच्दोलन में उन्होंने जिस 
निर्मीकता से दिल्‍ली की जनता का नेतृत्व क्रिया, उससे उनकी ख्याति और भी बढ़ 
गई। स्वामी श्रद्धानन्द ने सत्याग्रह को धर्मयुद्धा का नाम दिया। सत्याग्रह में सम्मि- 
लित होने की प्रमुख प्रेरणा उन्हें गांधीजी से मिली । पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखते 
हें---यत्यपि दोनों महात्माओं (गांधीजी व श्रद्धानन्दजी ) की यह समीपता अनोप- 
चारिक थी तो भी उससे यह अवद्य स्पष्ट होता था कि दोनों के जीवन-सम्बन्धी 
आद््यों में बहुत समानता हूँ। दोनों का परस्पर बन्धुत्व एकदम स्थूल रूप में प्रकट 
हो गया । फलतः बंबई सें गांधीजी के सत्याग्रह की घोषणा करने का समाचार 
पढ़ते ही स्दामीजी ने उन्हें इस आशय का तार दे दिया कि--मेंने अभी-अभी 
सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये हें। इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित 


होने से में बहुत प्रसन्न हूं ।” . .. इसका परिणाम यह हुआ कि अगले एक मास में 
अनेक नर-तारियों ने सत्याग्रह के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये ।+”* इसीके 
फलस्वरूप सन्‌ १९१९ में वह अमृतसर कांग्रेस-अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष चुने 


गए । इस पद से उन्होंने जो भाषण दिया, वह हिन्दी में था । अखिल भारतीय 


कांग्रेस के वाषिक अधिवेशनों में तब अंग्रेजी का ही प्रयोग होता था। उस काल में. 


कांग्रेस के मंच से हिन्दी का यह पहला ऐतिहासिक भाषण था । अतः हिन्दी की दिशा 
में श्रद्धानन्दजी का यह एक प्रकार से कान्तिकारी कदम कहा जा सकता हैं। हिन्दी 


को राष्ट्रभाषा का रूप देने के लिए उन्होंने यह प्रथम प्रयत्न किया था। उन्होंने 


अपने इस भाषण में अछूत कहलाये जानेवाले भारतंवासियों की चर्चा करते हुए 


१ कल्याणमार्ग का पथिक'--प्ृष्ठ १५२-३ 
२५६ अारये स 9 
येंसमाज का इतिहास! (द्वितीय भाग)--प्ृष्ठ ११० 





पक कह 8 फल 5 5 तल इक याउ तय का सकल “+ कि जल ५ है 
के ८ थ है ०५ 4548 अर 2 मु हा 2 मन क नमजजट > न 
हि जज हा टशा फट ालााडा हु 

अिल्दरल पल मानी हे कं मा -- मकर इन नमक कम किक नि 





आयेंसभाज के अन्य प्रमुख नेता ११३ 


कहा था--- ५. 5 3 डक नी हु 
“वे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूपी जहाज के लंगर हें। इन शब्दों पर गहरा 
विचार कीजिये और सोचिये कि किस प्रकार आपके साढ़े छः करोड़ भाई आपके 
जिगर के टुकड़े, जिन्हें आपने काटकर फेंक दिया है, किस प्रकार भारतमाता के 
साढ़े छः करोड़ पुत्र एक विदेशी गवर्नमेंट रूपी जहाज के लंगर बन सकते हूं। में 
आप सब बहिनों और भाइयों से एक याचना करूंगा । इस पवितन्न जातीय मंदिर 
में बठे हुए अपने हृदयों को मातृभूमि के प्रेम-जल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि 
आज से वे साढ़े छः करोड़ हमारे लिए अछत नहीं रहे, बल्कि हमारे बहिन और भाई 
हैं। उनकी पुत्रियां और पुत्र हमारी पाठशालाओं में पढ़ेंगे। उनके गहस्थ नर-नारी 
हमारी सभाओं में सम्मिलित होंगे । हमारे स्वतंत्रता-प्राप्ति के युद्ध में वे हमारे 
कन्धे-से-कन्धा जोड़ेंगे और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने जातीय 
उद्देश्य को पुरा करंगे। हे देवियों और सज्जन पुरुषो ! मुझे आशीर्वाद दो कि परमेश्वर 
की कृपा से सेरा यह स्वप्त पूरा हो ।१ तत्कालीन परिस्थितियों में, जिनका 
रूप अंग्रेजी भाषा की प्रधानता के कारण आज भी बहुत नहीं बदला हैं, 
हिन्दी का यह भाषण, भाषा की दृष्टि से तो नहीं, स्वामीजी के क्रान्तिकारी 
साहस की दृष्टि से युगांतरकारी महत्व रखता है । 

एक प्रकार से उन्होंने गांधीजी का भी ध्यान अपने हिन्दी-प्रेम तथा राष्ट्र- 
भाषा के महत्व की ओर दिलाया और गांधीजी के अंग्रेजी पत्र का उत्तर हिन्दी में 
दिया, जिसके फलस्वरूप गांधीजी ने उनके साथ के पत्र-व्यवहार, वार्तालाप 
इत्यादि में सदा हिन्दी का ही प्रयोग किया | उदाहरण के लिए---स्वामी श्रद्धानन्द 
को गांधीजी ने २१ अक्तूबर, १९१४ को फिनिक्स से एक पत्र अंग्रेजी में लिखा 
था ।* स्वामीजी को लिखा यह उनका अंग्रेजी में पहला व आखिरी पत्र था, 


१ 'अद्धानन्द दशेन?--प्ृष्ठ २२ 
* गांवीजी का मूल पत्र इस प्रकार है-- 
े 26675, 'चं४६४ां 
' 248 (0८!., 94. 
40227 ४/४2७४7702(7, 

.. (६७, शयठ:टफड 788 विगायब्ानंडलते एप परद्ाल बए्ते एप छठ: 00 :7०,.. ] 
हिल पदक 9 0 छपतंणह 40 70 इणबाछक,. | #0ए०, फट, फब: ए०ए ज्यों छ्कपेठत 
376 20% 65अंडड ॥०प 97 प6 धंधंल छटा 500 ५, 2मत्कल्जड 20वें 9 98०९ पड़टते इंच 
चटप्रडडा8 ए0प बणवे एठ0फए जएणट,. ५४, 37क्‍7९ए७5 ऐगत 350 #0४ ए०प५, (  प्रतेटरछ 
बाणपे 2७, रिप्रतत॥ 7909 कशपला०टव क्रंफ,. मिड १€४८लं)टवे 00 776 एं7९ छठ एठप 
एणुजड कंतव [67 फाल एकड्मएट :#टडंडादड छत छुबए० इपटी। छठ्तवे ज़ंटपाट8 0 ६7९ [8९ ४६ 
(ज्पापरॉप्पंक 8 28 4 द्वाद छापधशए प्गांड 34 5६८० ६0 96 फद्ाह॥ु20760 ६0 ६96 (>फ्पाःपो9., 
इंणवेलल्त, 6 #48 906 706 7एब्ाट्णा: ६0 रांआं 96 पा 9]48065 तें८डटल96१ 959५ 





3६25 0 22400 222३३ ०००-- कट 2० ६ 


777... ....... -... ०५ क्कनब०-त+--लननतननीन अनकानकिणान कनिताधिल कण: 
>> -रप जलकर ज पटक शककलमंन>>ा>नगक डी लय ० 


[00 ०. >> सत आना 





११४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


क्योंकि स्वामी श्रद्धानन्द ने उन्हें उत्तर में लिखा था कि “उस व्यक्तित को, जो हिन्दी 
को राष्ट्र-भाषा बनाना चाहता हे, अपने देशवासियों से अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार 
करने का कोई अधिकार नहीं है ।” 
स्वामी श्रद्धानंद ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है--“यह प्रथम पत्र 
था, जो मुझे महात्मा से--बाद में अप्रेल १९१५ सें जब वह गुरुकुल गये तबसे 
मेने उन्हें यह पदवी दे दी थी--- मिला, और मुझे अंग्रेजी में लिखा यह उनका 
अंतिम पत्र था। कारण यह था कि उस व्यक्ति को, जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाना चाहता है, अपने देशवासियों से अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करने का कोई 
अधिकार नहीं हे ।* 
गांधीजी ने भी उनके हिन्दी-प्रेम की सराहना की हैँ । एक प्रकार से हिन्दी 
ने उनके स्नेह-संबंध को भी अधिक गहरा बना दिया । गांधीजी लिखते हैं--- 
“स्वामीजी से मेरा पहला परिचय तब हुआ जब वह महात्मा सुंशीराम के नाम से 
प्रसिद्ध थे, वह परिचय भो पत्रों से हुआ। उस समय वह गुरुकुल कांगड़ी के प्रधान 
थे, जो कि उनका सबसे पहला और बड़ा शिक्षा-क्षेत्र का काम है । वह सिर्फ पश्चिमो 
शिक्षा-पद्धति से ही सन्तुष्ट न थे। लड़कों में वह वेद-शिक्षा का प्रचार करना चाहते 
थे और वह पढ़ाते थे हिन्दी के जरिए, अंग्रेजी के नहीं। ... . इस विषय में स्वामीजी 


ने मुझे जो पत्र भेजा था, वह हिन्दी में था। उन्होंने मुझे मेरे प्रिय भाई! कहकर 


लिखा था। इसने मुझे महात्मा मुंशीराम का प्रिय बना दिया। इससे पहले हम दोनों 
कभी मिले नहीं थे ।* 


आगे जाकर कांग्रेस से अलग होने पर भी श्रद्धानन्दती और गांधीजी का 


प्रेम-भाव सदा एक-सा बना रहा । श्रद्धानन्दजी विचारों के मतभेद के कारण ही 
कांग्रेस से अलग हुए । 


)7., 87072८छ5 बातें 400 92७ 7ए 7287८८8 ६0 पट परग6८ 8004 5075 0 पञठांब छा० 


हार ह ऐ7ट ग्टढते 0 2052 गग्रडप्रपा 023. 


य ज>लायथांप 
भठ०पा5 
०४७77०09$ ९. (874 7. 
॥. माई] 6067८ ए०४3 पीट ग्िडा एड: | #टटलांएटत 07 पाठ 40743 25 7 


-पएटते फ्रंका शीटाएशात$ छोलदय गाल जलाया ४0 ऐ८ 0 फ्णं्ोेंब 8 59तणीं 495, 


बात 3६ 25 (7८ ]4580 दिया 96 बतेता९३डटते [0 काट 9. खिाह्ांओ),. फल 72४00 "७३ 


घाां 076९ ७70 एब्णाल्व 00 एबप्ट लांगयों फट रिल्वकाब्र0035 (७४०77 शिा8५०28०) 
कैबते 20 उरं870 00 ०077८8707प शांफ्रे करोड 00प्राफ्एशला 0 लंड थाए्प्थ्छट, 


पगरंतट (0087८5४/---?९३४० 48-49 
२ 'दिंदी नवजीवन”---६ जनवरी, १६२७ 





















मिध्क>पपयुा> आ 


आयंसमाज के अन्य प्रमुख नेता .... ११५ 


रोलेट एक्ट के विरोध के समय, खिलाफत-आन्दोलन को लेकर कांग्रेस 
और आयंसमाज में कुछ मतभेद और वैमनस्य-सा हो गया । उस परिस्थिति में 
स्वामीजी ने स्वतंत्र रूप से सामाजिक, विशेषकर हिन्दू-मुस्लिम-एकता, स्वदेशी 
और राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए कार्य करने 
का निश्चय किया और सन्‌ १९२१ में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया । 

इसका वर्णन स्वामी श्रद्धानन्द ने इस प्रकार किया हैं--- 

#/इन कानूनों को तुड़वाने के लिए में व्यक्तिगत आत्मिक साधना का मारे 
ग्रहण करूंगा । लेकिन धर्म-प्रचार के अपने कार्य के साथ-साथ निम्नलिखित 
विधायक कार्यक्रमों के लिए में अपनी सेवाएं अपने देशवासियों को देने के लिए 
सर्देव प्रस्तुत रहूंगा (-- 

१. भारतीय एकता, जिसके लिए हिन्दू, मसलमान, सिक्ख, ईसाइयों आदि 
को एक समान मंच पर लाना तथा उनके मतभेदों को सम्मिलित पंचायतों हारा दूर 
करना । हे द 

२. स्वदेशी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना । 

३. हिन्दुस्तानी को बतोर राष्ट्रभाषा के चाल करना । 

४. बतंसमान सरकारी विश्वविद्यालय-प्रणाली से सर्वथा मक्‍त शिक्षा को 
राष्ट्रीय प्रणाली का विकास करना । 

इस प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द सिद्धान्त के पक्के थे। समाज और राष्ट्र की 
सेवा के साथ उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा भी निर्भय होकर दढ़ता से की । 
यदि इस विचार के उद्भव में स्वामी दयानन्द थे तो इसको क्रियात्मक' रूप देने 


का श्रेय स्वामी श्रद्धानन्द को ही दिया जा सकता हैँ । उनकी मृत्यु के अवसर पर 


गांधीजी ने कहा था--“स्वामीजी सुधारक थे। वह्‌.कर्मबीर थे, वचनवीर नहीं । 


१ “८ प्‌ 30 ए० ०0 शा 967807% 8.जापियाों इते६703 07 ए०:४ं08 7९०९४ ० (052 
]8७8, फपा एलअंतेट ॥7ए छ०्लर णी ए7९2८7ए४ ॥0॥&7779, 779 इट०ए८९४ शगी] - 
. ए2५७ 6 बा गिह ठांड9054 णी 7ए 00ए्रएएशाका बेंच पल णी0णांगड 2०ाडपपट- 
घए8 ४०४४: ह 
, कशतांबाण एगरा५ए, फैमंगडाड सितेए,. ि0का770टत898,.. 57505, 
(755 टाट, 07 8 2077707 फछकिाए77 बाते 06 ब्र॑|]|पड्ल्ता 0 
पट दारिएः६€07065 9ए ए7८त एथ7८208एथ5 ल्‍ 
2. एककणेब्ांगंगड पं: पड 0 $७8१८३॥म 77206 ४ंगट्ट5- 
3. कट चरा।0वंपटांतत त लाशतेप्रशधां 38 8 720079 8708फ0482०. 
4. [४९ १९एट0एआलाई छी 8 ऋबांतानों उप्रशटय णी लतेप्रटबा0त उंगरवेल्फुला- 
तै€7६ ०76 976ढ८यां (४0४थएआशल्या [ग्रांपआए 8५४९7, 


>जाउविधभ्नत८ (008765४--९०४५ 97. 





११५६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


जिनमें उनका विश्वास था, उनका वह पालन करते थे । उन विश्वासों के लिए 
उन्हें कष्ट झेलने पड़े। वह वीरता के अवतार थे। भय के सामने उन्होंने कभी 
सिर नहीं झुकाया । वह योद्धा थे और योद्धा शय्या पर मरना नहीं चाहता । वह 
तो युद्ध-भूमि का सरण चाहता है ।. . . -इसलिए गीता की भाषा में वह योद्धा 
धन्य है, जिसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है ।”१ द 

स्वासी श्रद्धानन्द के साथी अन्य आर्यसमाजी फार्यकर्ता 

श्रद्धानन्द के नेतृत्व में गुरुकुल द्वारा जो सबसे विलक्षण बात हुई, वह यह थी 
कि अध्यापक और छात्रों के रूप में वहां हिन्दी के भावी प्रतिभाशाली साहित्यिक 
आ जुटे । वातावरण की अनुकूलता और कुलपति द्वारा प्रोत्साहन को ही इस बात 
का श्रेय दिया जा सकता हैं । इन साहित्यकारों में से अधिकांश समाजसेवी और 
सार्वजनिक कार्यकर्ता थे, जिनमें पदुमसिंह शर्मा, इन्द्र विद्यावाचस्पति, जयचन्द्र 
विद्यालंकार, सुधाकर, दर्शनानन्द, रुद्रदत्त शर्मा इत्यादि प्रसिद्ध हैं । इन्होंने जीवन 
भर प्रचार तथा अपनी लेखनी द्वारा हिन्दी की सेवा की । इनमें से हम प्रमुख व्यक्तियों 
तथा उनके कार्यों का उल्लेख करेंगे । 


| हे पद्मसिह शर्मा 
। 
| 5 हिन्दी और अन्य भाषाओं में पद्मसिह 


दर्मा की आरंभ से ही आसबित थी और 
साहित्य के प्रति नेसगिक अनुराग । यह 
प्रतिभा गुरुकुछ में अध्यापक होने के 
कारण और स्वामी श्रद्धानन्द से निकट 
का सम्पर्क होने से पूर्ण रूप से विकसित 
हुई । गुरुकुल में रहते समय ही वह लेखन 
और पत्रकारिता की ओर आशकद्ृष्ट हुए। 
सबसे पहले उन्होंने सद्धमें-प्रचारक' के 
सम्पादन में सहायता करना आरम्भ किया 

' ओर फिर स्वतंत्र रूप से उसके सम्पादक 
पद्मसिंह शर्मा हो गये। 'सद्धमे-प्रचारक” के अतिरिक्त 





उन्होंने गरुकुल से कई और पत्रिकाएं निकालनी आरंभ कर दी थीं। पद्मरसिह 


शर्मा, रुद्रदत्त दर्मा, इन्द्र विद्यावाचस्पति आदि व्यक्तियों की लेखन और पत्रकारिता 


में दीक्षा इन्हीं पत्रिकाओं से हुई। पद्मर्सिह शर्मा ने सबसे पहले परोपकारी' का 


4 'मेरे समकालीन--पृष्ठ ५७० 




















आर्यसमाज के अन्य प्रमुख नेता ११७ 


संपादन हाथ में लिया । इसके बाद उन्होंने अनाथरक्षक' निकाला । किन्तु उनकी 
प्रतिभा सबसे अधिक भारतोदय' के संपादन में चमकी । संपादत के साथ-साथ 
वह अध्यापन का काये भी करते थे। 

पद्मसिंह शर्मा उर्दू, फारसी और हिन्दी के प्रकांड पंडित थे । वास्तव में 
अपने पांडित्य और विनोदप्रियता की दृष्टि से उनकी गणना बालक्ृषष्ण भट्ट, 
बालमुकुन्द गुप्त और प्रतापनारायण आदि के साथ होनी चाहिए । पंडित महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा को टकसाली” कहा था । उनके गद्य में गति है, ओज 
है और विशेष प्रकार का मनोरंजन है, जो हमें अंग्रेजी निबन्धकारों की भाषा में 
मिलता है । पद्मसिह करीब ग्यारह वर्ष गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापक रहे । उन्होंने 
हिन्दी में बहुत मनोरंजक ढंग से अनेक साहित्यिक और सामाजिक निवन्ध लिखे हैं । 
उनकी कृतियों में सबसे प्रसिद्ध 'पद्म-पराग” और “बिहारी-सतसई' हैं । 'पदुम- 
पराग” उनके सर्वोत्तम निबन्धों का संग्रह है । भाषा को परिमार्जित करने 
और उसे कोमल भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त करने का वाहन बनाने 
की दिशा में पदमसिह शर्मा का योगदान विशेष महत्व रखता हैं । वह अपने 
विवादों और साहित्यिक दंगलों के लिए प्रसिद्ध थे । विभिन्न हिन्दी पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख आज भी साहित्य की बहुमूल्य निधि माने 
जाते हैं । 

पदुमसिह राष्ट्रीय विचारों के थे और अध्यापन करते हुए भी सदा कांग्रेस 
के कार्यकर्ता रहे । उनके विचारों में उग्रता और शैली में निराली मौलिकता हैं । 
उनकी शैली में शोखी और अलूकरण हैं। विचारों में ताकिक की-सी विवाद- 
प्रियता छाई है। उनकी किसी आलोचनात्मक रचना से यदि चार पंक्तियां भी 
निकालकर अलग कर ली जाय॑, तो भी उनकी विशिष्टता अपने जनक का नाम 
सहज ही घोषित कर देंगी। “उनको बनावट, उछलकद, लपकशझ्मपक में भी 
कारीगरी छिपी रहती हे । इस प्रकार को उनकी यह शैली अपने ढंग की निराली 
है। उर्दू-हिन्दी का इतना रुचिकर ओर अभिन्न संमिश्रण पहले नहीं दिखाई 
पड़ा था ।* 

पद्मसिह शर्मा की भाषा केवछ मौखिक विवेचन की वस्तु नहीं है । 
स्वयं उनकी कृतियों तथा लेखों से उद्धरण पढ़े बिना कोई उनकी शैली की दाद 
नहीं दे सकता । उनकी शैली के कुछ नमूने देखिये--- 

“बात बहुत साफ और सीधी हे, पर तो भी चमत्कार से खाली नहीं । इसका 


अली यननोयकन पक कला- 
४७७७७ भला अमपअकलनमद 





१ हिंदी की गद्य-शेली का विकास--पृष्ठ १६५ 





श्१८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


५,4०० कर सकक- क+नमममपन अर +सक 


५ बांकापन चित्त में चुभता है । बहुत ही मधुर भाव है ।” . . . 
पा “पर बिहारीलालजी तो एक ही काइयां' ठहरे । वह्‌ कब चूकनेवाले हें, 
गे पहुलू बदलकर मजमून को साफ ले ही तो उड़े । 

अजों न आए सहज रंग, विरह दूबरे गात॑' 
रा “वाह उस्ताद क्या कहने हेँ। क्या सफाई खेली हे । काया ही पलट दी। 
हा कोई पहचान सकता है?” 
; यह है 'बिहारी सतसई की समालोचना । 
एक और नमूना देखिये--- 
। “हमारे हिन्दी के नवीन कवियों की मति-गति बिल्कुल निरालो है । 

हे कविता की गाड़ी के धुरे और पहिये भी बदल रहे हँ। अपने अद्भुत छकड़े के पीछे 
रा की ओर भारतीय टट॒ट जोतकर गंतव्य पथ पर पहुंचना चाहते हूँ । प्राचीनों का 
हा कृतज्ञ होना तो दूर रहा, उनके कोसने में भी अपना गौरव समझा जाता हे । 
प्राचीन होली का अनुसरण तो एक ओर रहा, जानबूझकर अनुचित रीति से उसका 
व्यर्थ विरोध किया जाता है । भाषा, भाव और रीति में एकदस अराजकता की 
घोषणा की जा रही हैँ। यह उन्नति का नहीं मनोम्‌खेता का लक्षण हे । सुधार उसी 
ढंग से होना चाहिए, जिसका निर्देशन महाकवि हाली ने किया हैं और जिसके अनु- 
सार उद के नवीन कवियों ने अपनी कविता को सामयिकता के मनोहर सांचे में 
डालकर सफलता प्राप्त की हे ।”* 

भाषा चुस्त है और खरी बात कहने में लेखक को संकोच नहीं । इस शैली 
को आज की राजनीतिक आलोचना और पत्रकारी टिप्पणी की भाषा की जननी 
समझना चाहिए । इसमें लोच है, हल्का व्यंग और पाठक के लिए पूर्ण आकर्षण 
है । इसलिए पद्मसिंह शर्मा को सफल आलोचक और प्रतिभाशाली निबन्धकार 
मानने में किसीको आपत्ति नहीं हो सकती । 
पद्मसिह शर्मा के छेखों ने हिन्दी-पत्रकारिता को एक नई हशौली प्रदान 

की । अपनी चुस्त भाषा और हास्यरस में पगी शैली के लिए वह शीघक्ष ही प्रसिद्ध 
. हो गये । वादविवाद और टीका-टिप्पणी में उन्हें विशेष रस आता था, किन्तु उनकी 
रा आलोचना में एक तीखापन था और उनके कठाक्षों से प्रायः लोग तिरमिला उठते 

हु  थे। विभिन्न पत्रिकाओं में लिखे उनके अग्रलेखों का संग्रह हिन्दी-पत्रकारिता की 

अमूल्य पूंजी है । 





है  प््मसिदद शर्मा-- बिहारी की सतसई'--पृष्ठ ४० 
* पद्म-पराग' (प्रथम भाग)--एष्ठ १४१-२ 





आर्यसमाज के अन्य प्रमुख नेता ११९ 





पद्मसिंह शर्मा की शैली की सुन्दर झलक हमें उनके पत्रों से मिलती है । 
उनकी दैली की एक विशेषता वैयक्तिकता भी है और पत्रों के लिए इस प्रकार 
की लेखन-शैली उपयुक्त ही नहीं वरन्‌ कहीं-कहीं श्रेयस्कर भी प्रतीत होती है । 
बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम उनका यह पत्र देखिये-- 
“प्रिय चतुर्वेदीजी, नमस्कार । 
आप ऊपर-ही-ऊपर उड़ गये । यहां आपके इन्तजार में लोग बासक- 
सज्जा' बने राह देखते रहे। मामूली आदमी हो नहीं, साक्षात्‌ परिव्राजका- 
चार्य श्री स्वामी सत्यदेवजी एक कविता के स्वयंवत्त स्वामी यानी कवि ! 
(हा उत्सुक रहे । रात में रास्ता पूछते-पुछते यहां पहुंचे । जब बेचारों को 
[' द मालूम हुआ कि आप नहीं आये तो बस 'खिं टपक पड़ा निगाह-ए इन्तजार 
, से !” 
| अपने इस अत्याचार पर श्विचार तो कीजिये । उनकी बेबसी का यह 
हा सब्र किसपर पड़ेगा ? 
| का खेर क्या किया जाय । पर इस वादाखिलाफी की उम्मीद न थो । 
पे इस साल सम्मेलन का सभापति कौन होगा ? आप सभापति-सेकर' हें । 
० क्या इरादा हू ? हक़ तो यह है कि हक़ बाजपेयोजी का हें। कुछ उद्योग 
पे कीजिये । समय थोड़ा हूँ । सुधा' में एक नोट निकला हू, पढ़ा होगा ? 
*रत्नाकरजी पर जो लेख आपने लिखा था, उसपर किसो काशीवासो नें 
कुछ ऊलजलूल भारत में लिखा था, यह भो देखा होगा ? 


नाता लाइत-- आर कट 2 जा 
जल ज्क- - की... ललदिकलीन मम 
हे हा हो रा 





भवदीय, 
पदमसिह दार्मा* 
.. अब देखिये एक और पत्र, जो उन्होंने हरिशंकर शर्मा को इम्दौर से 





| ... लिखा, जहां पद्मसिहजी वीणा” का सम्पादन करते थे--- 
५ “प्रियवर हरिशंकरजोी, नमस्ते । 
जा कार्ड सिला । इससे पहला कार्ड नहों मिला, न जाने कहां बहककर 


ढ चला गया। आगरे की गरमो का अनुमान तो में यहां से कर रहा हुं । सच- 
+ आह . मृच ये दिन आपपर बड़े संकट के हें। अकेले पड़े गरमी में भुन रहे हे । 
आजकल आगरे में आग बरसत हे” का पाठ कर रहे हें। वर्षा के स्वागत 

से कविता लिखिये। वर्षा को आराधना कीजिये तो शायद देव का दिल- 

पसीज जाय। यहां तो वर्षा शुरू हो गई हे । दो-एक बार बंदा-बांदी हो गई 
हूं। अब मेह में आग लगने हो वाली है, बादरू मंडरा रहे हैं, बरसात की 


। १ पद्मरिद शर्मा के पत्रः--सम्पादक बनारसीदास चतुर्नेदी--पृष्ठ १०४ 








| 2१२० भारतीय नेताओं को हिदी-सेवा 


|. बहार है, ठंडी बयार बह रही है, आप भी हवा खा जाइये । 
ला आपके सह॒वासी पुरुफेसरान्‌” साहबान कबतक वहीं रहेंगे। आप यह 

; | नियम क्‍यों नहीं बना देते कि हर साल छुट्टियों में बारी-बारी से एक-एक 

। प्रोफेसर पड़ोसी आपके पास रहा करें । सारे-के-सारे एक साथ भाग जाते 

०, हैं । यह तो बेशक आपके साथ इन्तहायी जुल्म है । इसके खिलाफ सदाए 
हि एहत्जाज्‌ बुलन्द कीजिये । 

। जब से इंदौर आया हूं आर्यमित्र' नहीं देखा । यहां के पुस्तकालय में 

ओर वीणा' के परिवतंन में भी नहीं आता। मेंने वीणा वालों से कह दिया 

है, 'वीणा' पहुंचेगी, आयेमित्र' पिछले चार अंकों समेत मुझे लौटती डाक 

से भेजिये, बल्कि परिवततेन में आनेवाले उदू अखबारों के पिछले महीने के 

जितने अंक रद्दी में आसानी से मिल जाय॑ वे भी भेज दीजिये, तो अच्छा 
हो । यहां सिवाय स्वाधीन भारत और भारत के कोई अखबार ही 
देखने को नहीं मिला, तरस गये । आयंमित्र' वीणा के परिवर्तन में जारी 
करा दीजिये । समिति का वाचनालरूय्या यहां काम की चीज हें । अखबार 
पढ़ने बहुत आ जाते हें। वीणा के परिवर्तन में आनेवाले पन्नों से वाचना- 
हा लय का काम चलता हूँ। 

व हम शायद हपते के अन्त तक इन्दौर छोड़ के जहां जायंगे, जब जाय॑गे, 
यु सूचना देंगे । तुम इस बीच कहीं टूर पर जाओ तो लिखना तुम्हारी 
बे अनुपस्थिति में आगरा न उतरेंगे । 


भवदीय, 
पदमसिह इर्मा ! 
जहां इस प्रकार की वैयक्तिकता पत्रों को चार चांद लगा देती है, वहां यह _ 
भी मानना होगा कि वर्णन और वस्तुस्थिति के निरूपण के वह उपयुक्त नहीं है। 
आर अन्य गुणों के होते हुए यह दोष शर्माजी की शैली में अवश्य है । 
हक पद्मसिह शर्मा ने हिन्दी-गद्य को स्फूर्त और गति प्रदान की । वाद-विवाद, 
चरित्रचित्रण और साहित्यिक आलोचना को उनकी शैली ने अधिक रुचिकर 
और सुग्राह्म बना दिया । हिन्दी-गद्य के विकास में इसका पर्याप्त महत्व है, क्योंकि 
इसीसे भाषा को लोच और सूृक्ष्माभिव्यक्ति मिल सकती है । इसीलिए पद्मसिह 
शर्मा के योगदान के संबंध में कुछ विस्तार से लिखना आवश्यक समझा गया । 


इन्द्र विद्यावा स्पति 
आर्यसमाज के नेताओं में इन्द्र विद्यावाचस्पति का योगदान हिन्दी- 


5५ प्मम्तिह शर्मा के पत्र'--सम्पादक बनारसीदास चतुर्वेदी--पृष्ठ ४८-४६ 











आरयंसमाज के अन्‍य प्रमुख नेता १२१ 


साहित्य की अभिवृद्धि में सबसे अधिक है। गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा प्राप्त करते समय 
ही अपने पिता स्वामी श्रद्धानन्द के साथ... 
सद्धमं-प्रचारक' का संपादन करने का 
_ सुअवसर इन्हें प्राप्त हुआ। तभी से वह 
हिन्दी-पत्रकारिता की ओर प्रवृत्त हो गये। 
उन्होंने हिन्दी पत्रों और लेखन द्वारा हिन्दी 
सेवा का ब्रत स्नातक बनते ही लिया। 
जिस समय सद्धमें-प्रचारक' का कार्यालय 
. कांगड़ी से दिल्ली में स्थानांतरित हुआ 
(१९१२), उस समय से सद्धर्म-प्रचारक' 
का कार्य वह स्वतंत्र रूप से करने लगे । 
किन्तु इन्द्रजी की प्रतिभा केवछ एक 
 धामिक पत्निका के संपादन तक ही सीमित 
नहीं रह सकती थी । पत्रकारिता में उनकी इंद्र विद्यावाचस्पति 
विशेष रुचि थी ही । उन्होंने विजय द 
. नामक समाचार-पत्र का भी संपादन आरंभ किया। विजय दिल्‍ली का प्रथम हिन्दी- 
समाचार पत्र था। इसके कुछ समय पश्चात्‌ वीर अर्जुन का प्रकाशन आरंभ हुआ, 
“जिसके सम्पादक भी इन्द्रजी थे हिन्दी-पत्रकारिता में बीर अर्जुन” का स्थान 
बहुत ऊंचा है। इसका श्रेय इन्द्रजी की लेखन-शैली को ही है । पच्चीस वर्ष तक इसे 
. पत्र का संपादन करने के पश्चात्‌ इन्द्रजी ने जनसत्ता' के संपादन का कार्यभार 
संभाला । इस प्रकार. इन्द्रजी का साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से आरंभ हुआ। 
द एक कुशल पत्रकार होने के साथ-साथ इन्द्रजी एक विचारक और इतिहास 
के गंभीर विद्यार्थी भी थे । उन्होंने इतिहास पर जो ग्रन्थ लिखे, उनकी गणना इस 
विषय पर हिन्दी में लिखे गए प्रथम श्रेणी के ग्रन्थों में होती है। भारत में ब्रिटिश 
... साम्राज्य का उदय और अस्त, मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण 
और 'मराठों का इतिहास' उनमें विख्यात हैं । इन्द्रजी की अन्य पुस्तकों में आये- 
. समाज का इतिहास, उपनिषदों की भूमिका", स्वतंत्र भारत की रूपरेखा", 
.. सम्राट्‌ रघु, मेरे पिता, स्वराज्य और चरित्र-निर्माण', जीवन-ज्योति', 
. मैं इनका ऋणी हूं, महषि दयानन्द', हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति” और 
भारतीय संस्कृति का प्रवाह' हैं। ये सभी ग्रन्थ विचारपूर्ण हैं और इनकी भाषा 
. आजल है । ऐतिहासिक, राजनैतिक, धारमिक और सांस्कृतिक विषयों के अतिरिक्त 
इन्द्रजी ने कई उपन्यास भी लिखे हैं । इनके आरंभ के उपन्यासों की पृष्ठभूमि ऐति- 











१२२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


हासिक रहती थी, जैसे शाहआलूम की आंखें ।' किन्तु सामाजिक पृष्ठभूमि को 
लेकर भी इन्होंने उपन्यासों की रचना की है, जैसे सरला की भाभी”, जमींदार', 
और अपराधी कौन ?* ह 

इन पुस्तकों की भाषा, उनका विषय चाहे जो हो, आकर्षक और हृदयग्राही 


है, क्योंकि उसमें प्रवाह है । सांस्कृतिक विषयों पर लिखते हुए इंद्रजी विचार- 


जगत्‌ में विचरते हैं और आत्मगत भावों का वर्णन करने के छोभ का संवरण नहीं 


कर पाते । भारत की सांस्कृतिक एकता का परिचय देते हुए इन्द्रजी ने लिखा है- 


“इस देश की सोलिक एकता का सबसे पुष्ट प्रमाण यही है कि चक्रवर्ती 
राजा आये और चले गए, युगों-पर-युग बीत गये, परन्तु भारत की एकता नष्ट न 
हुई । वह आज भी अक्षुण्ण हे । नाम बदल गये, परन्तु नामी एक ही रहा। स्पष्ट हुं 


कि भारत की इस एकता का आधार न कोई भाषा थी ओर न एक राज्य था| भाषाएं: 


भी अनेक थीं, ओर राज्य भी अनेक थे। एकता का आधार थी एक संस्कृति ।. . « 
भारतीय संस्कृति के इतिहास की यह विशेषता हुं कि उसका प्रवाह कहीं टूटा नहीं । 
जसे कोई बड़ी नदी अनेक छोटी नदियों और नालों के पानी को अपने में समेठती 
हुई बहती चली जाती हे, वसे हीं भारतीय संस्कृति की धारा निरन्तर चलती गई 


हे | गंध 


प्रकार भारत की भाषाओं का मिश्रण भी उसकी अपनी ही वस्तु हे ।. - - भारत में 
भाषाएं अनेक हें और भिन्न श्रेणियों से सम्बन्ध रखती हें, परन्तु प्रायः सभी प्रान्तों 
में वे एक-दूसरे से सिलू गई हूँ । हम उन्हें परस्पर बड़े गहरे सूत्र से बंधा हुआ पायेंगे 
और सबसे प्रबल सूत्र, जो सोने की श्यृंखला की तरह उन्हें परस्पर जोड़ रहा है, वह 
संस्कृत भाषा का सूत्र है। संस्कृत भाषा ने काइमोर से कन्याकुमारी तक भारत की 
सब श्रेणियों को एक प्रबल सांस्कृतिक माला में पिरो रखा हूं ।* 

इन्द्रजी की मधुर बर्णन-शेली का एक उदाहरण और देखिये । अमरावती 


. शैली की म्॒तियों का वर्णन करते हुए उन्होंन लिखा हं--- 


संपूर्ण का भक्ति-भाव की परिचायिका हे। महात्मा बुद्धेवेव के चरण-चिद्ठों 


के समक्ष नत उपासिकाओं का दृश्य बहुत ही मनोहारी हू । इन मूर्तियों में हास्य- 





._$ भारतीय संस्कृति का प्रवाइ'--पृष्ठ ५ 
+ भरतीय संस्कृति का प्रवाइ--पृष्ठ ११ 


भारतीय संस्कृति की विशेषता को भी उन्होंने बहुत ही सुन्दर रीति से बताया 
हैँ । उन्होंने लिखा है-- 
“ज़िस प्रकार विभिन्न जातियों का मिश्रण भारतोय विशज्येषता हे, इसी 








[० 
है: 
८; र 
हक 


आरयंसमाज के अन्य प्रमुख नेता १२३ 


रस भी दिखाई देता हे ।॥+ 

विशुद्ध ऐतिहासिक विषय पर लिखते हुए उनका ध्यान विषयवस्तु पर उतना 
ही रहता है, जितना अभिव्यक्ति पर । अंग्रेजी राज्य और मुगलकालीन भारत पर 
इनके ग्रन्थ विश्लेषणात्मक हैं और इन दोनों सत्ताओं के क्षय के कारणों का मूल्यांकन 
करते हुए लेखक ने अत्युक्ति अथवा आत्मगत भाव मात्र से ही काम नहीं लिया 
है। वास्तव में इनकी भाषा ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करने के उपयुक्त है । संस्मरण 
और रेखाचित्र लिखने में भी इन्द्रजी की लेखनी को स्मृतियों की प्रेरणा मिली है । 
भावना मधुर और प्रांजल भाषा में प्रवाहित हुई है । जीवन-ज्योति' तथा में इनका 
ऋणी हुं---इन रेखा-चिंत्रों की भाषा के उदाहरण से इनकी भाषा-शैली पर पूरा 
प्रकाश पड़ता हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की झलक इन्द्रजी ने कितने 
मोहक शब्दों में प्रस्तुत की है | इसे पढ़ते ही झांसी की रानी की जीवन-ज्योति 
हमारे सामने प्रकाशित हो उठती हूँ । इन्द्रजी हमारी कल्पना को जगाते हुए लिखते 


द “आप कल्पना कीजिये कि सारा आकाश काले-काले बादलों से आच्छन्न 
हो, ऊंचे पर्वत की चोटी पर घना अन्धकार छाया हुआ हो, उस समय बादलों में 
एक बिजली चमके और अन्तरिक्ष को प्रकाशयुकत करती हुई पर्वत की चोटी को 
टक्कर मारकर गिरा दे और इस प्रकार अपने बल और तेज का स्थायी स्मारक 
बनाकर क्षणभर में लुप्त हो जाय। जैसा यह दृधय होगा, वसा ही दृश्य जब हम 
झांसो की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन-बत्तान्त पढ़ते हें, तब आंखों के सामने 
घूम जाता है ।* 
इस भाषा की विवेचना करने की यहां आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
शब्दों का प्रभाव स्वयं बोल रहा है । 
इन्द्रजी के चरित्र-चित्रण की भाषा का यह दूसरा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने 
अपने परममित्र देवदास गांधी के संस्मरण को इस प्रकार आरंभ किया है--- 
.....“जनश्षुति प्रसिद्ध हे कि प्रकृति मनुष्यों के निर्माण में दो पीढ़ियों में अपना 
हिंसाब पूरा कर लेती हें । इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध छेखक और बता लाड मैकाले के 
पिता के बारे में कहा गया है कि वह बहुत कम बोलते थे, यहांतक कि उनके बोलने 
की औसत घंटे में चार वाक्यों की होती थी और लाड्ड मैकाले ? बह तो पहले दर्जे 
. के बावदूक थे। उन्हें चाय-गोष्ठी का तानाशाह कहा जाता था। पिता और पुत्र में 





१ भारतीय संस्कृति का प्रवाह'--प्ृष्ठ २५६ 
* 'जीवन-ज्योतिः--पृष्ठ ११५ 








अकव्का--रे >टरन कट ददयदकरधटथ ना नकाननपक्यफपलनत-+ पर 4 





१२४ क्‍ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


थोड़ी-बहुत समानता तो रहती हे, परन्तु अधिकतर विषसताएं ही पाई जाती हैं ॥ 
अयवाद हो सकता हे, परन्तु सामान्य नियम यह हे कि पिता और पुत्र का टाइप 
एक होते हुए भी रूप बदल जाता है। श्री देवदास गांधी इस नियम के अपवाद नहीं 
थे। वह सामान्य नियम के दृष्टांत थे (7९ क्‍ 
कथा-साहित्य की दिशा में जो प्रयोग इन्द्रजी ने किये, वे लोकप्रिय भले ही 
हुए हों, पर पूर्ण सफल नहीं कहे जा सकते । इन्द्रजी कल्पनाशील हैं और भाषा 
पर भी उनका पूरा अधिकार है, किन्तु उनके उपन्यासों के कथानक कहीं-कहीं 
शिथिल हैं | ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास की घटनाएं इस प्रकार छायी हुई 
हैं कि वे कल्पना को स्थान देने में संकोच करती हैं । पाठक को उपन्यास पढ़ने में 
आनन्द आता है, किन्तु उसे ऐसा आभास होता है मानो वह कल्पना की सृक्ष्मता 


के स्थान पर इतिहास का रोचक वर्णन पढ़ रहा हो। शाह आलम की आंखों में 


इतिहास ने कल्पना को गौण बना दिया हैं। जिसने अंग्रेजी उपन्यासकार थैकरे 
की रचताओं को पढ़ा हो, उसे यह दोष और भी अधिक खटकेगा । इतिहास और 
कल्पना में जो समन्वय थकरे ने स्थापित किया है, उसका इचन्द्रजी की रचनाओं में 


- हमें अभाव मिलता हैं। वास्तविकता यह हैं कि इन्द्रजी के विचारों और उनकी 
लेखन-शैली पर पत्रकारिता, इतिहास और चालू विषयों का अत्यधिक प्रभाव 


है| वस्तुस्थिति का निरूपण ही उनकी रचनाओं का आदर रहा है। इसलिए 
कल्पना-जगत में प्रवेश करके इन्द्रजी वहां अजनबी रहे । 

... इन्द्रजी के जीवन के प्रायः चालीस वर्ष धामिक हलूचलों और राजनतिक 
आन्दोलनों में बीते । इस सरगरमी के बीच उनकी लेखनी को अनुकूल वातावरण 
मिला और उन्होंने पत्रकार तथा लेखक के रूप में हिन्दी-संसार में प्रवेश किया । 
अपने सार्वजनिक जीवन में साहित्य-सृूजन के अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी-प्रचार के 
कार्य में प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया । अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा 
उसके प्रांतीय सम्मेलनों से उनका निकट का सम्बन्ध रहा, किन्तु इन्द्रजी की सबसे 
बड़ी सेवा उनके द्वारा गुरुकुल कांगड़ी का संचालन तथा पथ-प्रदर्शन था । इन्हींके 
कुलपति-कार्यकाल में गुरुकुल महाविद्यालय से विश्व-विद्यालय में परिणत हुआ, 


. उसका शिक्षाक्रम सर्वांगीण हुआ, जिसके फलस्वरूप गुरुकुल की उपाधियों को केन्द्रीय 


तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा मान्यता मिली। अनेक दिद्याओं में आधुनिकीकरण 


. और व्यापक परिवर्तन के बावजूद हिन्दी का स्थान गुरुकुल में वही रहा जो उसकी 
स्थापना के समय था। तकनीकी विषयों का शिक्षण भी आज गुरुकुल में हिन्दी के 


$ में इनका ऋणी हू ?--पृष्ठ ११७ 











*ए >कलककनन-- बज >5ल का 2 





आर्यसमाज के अन्य प्रमुख नेता १२५ 


माध्यम से हो रहा है। इसका अधिकांश श्रेय इन्द्रजी को ही है और कदाचित्‌ उन 
संस्कारों को है, जो उन्हें अपने पिता स्वामी श्रद्धानन्द से विरासत में मिले थे.। 
अपने पिता के पद-चिह्लों पर चलकर इच्द्जी ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 
अथक कार्य करके हिन्दी की अमूल्य सेवा की । 2 


जयचंद्र विद्यालंकार 


». जयचन्द्र विद्यालंकार की ख्याति अधिकतर इतिहासकार के रूप में है । 
उनकी भारतीय इतिहास की भूमिका 
इतिहास के क्षेत्र में मौलिक रचना है । 
यह मूल रूप से हिन्दी में छिखी गई थी 
और बाद में अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं 
में इसका अनुवाद हुआ । काशी किहव- 
विद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक रहने 
के बाद इन्होंने बिहार विद्यापीठ में काम 
किया। राष्ट्रीय और हिन्दी-आन्दोलन में 
यह सदा भाग लेते रहे। सन्‌ १९५४ में 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के 
सभापति बने । द जयचंद्र विद्यालंकार 
जयचन्द्रजी की शैली गम्भीर और विद्वत्तापूर्ण है। उसमें स्वभावतः खोज 
और अनुसंधान का पुट भी स्पष्ट दिखाई देता है । हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी यह 
लिखकर कि--- “हमारे आलोच्य काल में जयचन्द्र विद्यालंकार ने मौलिक 
अनुसंधान किये * इस बात को पुष्ट किया है । इतिहास के विशेषज्ञ होने के 
अतिरिक्‍त, वह भाषाविज्ञान के भी पंडित हैं। उनकी दौली में तत्सम और तद्भव 
शब्दों का मेल बहुत सुन्दर ढंग से होता है । सम्मेलन के सभापति के पद से अपने 
अभिभाषण में उन्होंने कहा था-- 

“ज़द्ध विज्ञान पर लिखना भी भारतीय परिस्थिति और इतिहास से बचकर 
नहीं हो सकता । विज्ञान और दर्शन का विचार-द्षेत्र प्रायः एक ही हे। दोनों में अंतर _ 
यह हु कि विज्ञान सें केवल परखे सिद्धान्तों का समावेश होता हु, वहां दर्दोन में तकना- 
मलक विचार भी रहता हें । 





१ हिंदी साहित्य की भूमिकाः--पृष्ठ १४७ 
३२ नागरी प्रचारिणी पत्रिकाः--संवत २००७--पृष्ठ २१८ 


१२६ भारतीय नेताओं की 6हिदी-सेवा 


जयचन्द्रजी ने अन्य ग्रन्थ भी हिन्दी में लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं---भारत 
भूमि और उसके निवासी, भारतीय इतिहास के भौगोलिक आधार', भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा' और इतिहास-प्रवेश' । इन ग्रन्थों की, विशेषकर 'इतिहास- 
प्रवेश! की समालोचना करते हुए डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने लिखा है--- 

“यह भारतीय इतिहास पर सुन्दर, सुयोजित और सुलिखित ग्रन्थ है ।. . .इस 
तरह की क्ृतियां हिन्दी को विज्ञान और संस्कृति की भाषा के रूप सें स्थापित 
करने में सहायता दे रही हू ।$ 

इसमें संदेह नहीं कि जयचन्द्र विद्यालंकार की इन रचनाओं से हिन्दी 
भाषा को पर्याप्त यश मिला हैं । 


>प॒फरं 38 2एटाएगेटबॉ.ए छटा[-एॉक्ियलते एव णर्था-फ्रणधढ० 900: ० पगर्तीन्षा 


क807ए- ४००७ फ(९ एएढ एल्‍डडटा7ध ०76 बणट 7० ?26एफए ६0 गए सिमितों - 


88 3 8966८7 एस इधर गणते टपरॉपए८ 


(द्टपॉप्व रिवएट७,! क८०., 94]. 








ः 8.5 2208 0 १ 
223 हि पा 
£ 5 न हु ८2 2 


अध्याय : ६ 
कुछ समाज-सुधारक साहित्यकार 


हिन्दी-साहित्य के आधुनिक गद्यनकाल का आरंभ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

के समय से होता है । संक्षेप में घटनाक्रम इस प्रकार था । अंग्रेजों ने यहां अपने 
पांव जमाते ही भारतीयों को शिक्षा देने का कार्यक्रम निर्धारित किया । इससे 
पहले शिक्षा का अर्थ था संस्कृत अथवा अरबी या फारसी पढ़ना । नये शासकों 
. नें उपयुक्त हिन्दुस्तानी भाषा पर परीक्षण करने का फैसछा किया । इस काम के 
लिए भारतीयों की शिक्षा और अंग्रेजी कर्मचारियों को भी हिन्दुस्तानी भाषाएं 


..... पढ़ाना अभीष्ट था। इसी उद्देश्य से सन्‌ १७९८ में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना 


हुई । हिन्दी और उर्दू में पाठय-पुस्तकों का नितान्त अभाव था, क्योंकि दोनों भाषाओं. 
में अभी तक गद्य का विकास नहीं हो पाया था । अधिकारियों ने गद्य के ग्रन्थ लिखने 
के लिए विशेषज्ञों की नियुक्तियां कीं । इनमें सर्वप्रथम लल्लूलाल, मुंशी सदासुख- 
लाल, सदल मिश्र और इंशाअल्ला खां आदि थे । इन्होंने जो ग्रन्थ लिखे, उनका महत्व 
केवल इतना ही हैं कि उनसे गद्य की परंपरा आगे बढ़ी । जैसी भाषा इन लोगों ने 
लिखी उसका प्रयोग कथा-वार्ताओं में ही हो सकता था, वह भी उन्हीं दिनों, आजकल 
नहीं । उस समय भाषा का जो रूप प्रयोजनीय था, उसका निर्माण नहीं हुआ । 
इसके बाद पचास वर्ष तक हिन्दी-गद्य-छेखन का. काम ईसाई पांदरियों तक 
ही सीमित रहा। उस समय का कोई ग्रन्थ हमें ऐसा नहीं मिलता, जिसे हम साहित्य 
का अंग कह सकें | गद्य की परंपरा ने वास्तव में सन्‌ १८५० के बाद ज़ोर पकड़ा । 
तभी भारत में सामाजिक, धारमिक और राजनीतिक जागरण का उदय हुआ, 
विशेषकर उत्तरप्रदेश में हिन्दी को शिक्षाक्रम में स्थान दिये जाने के कारण ग्रन्थों 
की रचना आरंभ हुई। सन्‌ १८५७ के आन्दोलन से जनजागरण को प्रोत्साहन मिला 
और क्रांति की चिनगारी ने साहित्य-जगत में एक चेतना जगा दी। इस काल के प्रमख 
लेखकों में राजा शिवप्रसाद सितारेहिद, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, स्वामी दयानन्द और 
उनके अनुयायी, और समथेकों में ब्रह्मसमाजी नेता थे । 


गद्य-युग के आविर्भाव के कारण 


यह स्पष्ट हो चुका है कि गद्य-युग का आविर्भाव अढारहवीं दी के आरंभ 
से हुआ और गद्य की परम्परा उस शताब्दी के उत्तराद्ध में पुष्ट हुई । इस घटना के 





१२८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


अमुख कारण ये ३-.... 

१. बंगला-साहित्य पर सत्य प्रभाव के कारण उस भाषा का गद्य प्रांजल 
हो चला था। नवीन बंगला साहित्य का हिन्दी भाषा-भाषियों पर गहरा प्रभाव 
पड़ा । अनेक बंगला ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद हुआ और वास्तव में वे अनुवाद ही 
हिन्दी के प्रथम गद्य-प्रन्थों में शामिल हैं। काशी ही इस नई चेतना का केन्द्र थी | 
वहां आकर बंगाली सदा से बसते रहते थे और उनके इस निकटतम संपक ने हिन्दी- 
भाषियों को बंगला सीखने तथा उसके साहित्य का अनुवाद करने को प्रेरित किया । 
स्वयं राममोहन राय लगभग दस वर्ष __ यहां रहे थे। तदुपरान्त अंग्रेजी भाषा 
और तत्सम्बन्धी विचारधारा स्वयं उत्तर प्रदेश की ओर भी बढ़ रही थी, जिसके 
कारण गद्य की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को गति मिली । 

९. धीरे-धीरे जनसाधारण में शिक्षा का असार होने छगा था । नये स्कूल 
खोले जा रहे थे, जिनमें अंग्रेजी के पाथ-साथ हिन्दी भी पढ़ाई जाने लगी थी । 
पादय पुस्तकों की भाषा, चाहे वह कैसी ही टूटी-फटी अथवा अपरिमाजित क्‍यों 
न हो, हिन्दी-गद्य का ही रूप थी। इससे गद्य लिखने और पढ़ने की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन मिला । ढ 
_ ३. हिन्दी गद्य के विकास में सिरामपुर के ईसाई पादरियों का योगदान भी 


नहुत महत्वपूर्ण है। ईसाई मत के प्रचारार्थ उन्होंने बाइबछ और अन्य धाभिक 
प्रन्थ हिन्दी में प्रकाशित कराये | उन्होंने जो काम किया उसके द्वारा हिन्दी-गद्य 
ही उन्नत नहीं हुआ, बल्कि हिन्दी-मुद्रण को भी प्रोत्साहन मिक्ता । ५ 

..._ ४. नवीन धामिक और सामाजिक संस्थाओं कै कार्यप्रसार और उससें 
सावंजनिक उत्साह के कारण हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की: न्थापना हुई। पहली हिन्दी 
पत्रिकां सन्‌ १८२४ में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसका नाम 'उदन्त-मार्त॑ण्डः 
था। बंगदूत” (१८२६) हिन्दी का हैपरा पत्र था। तदनन्तर अनेक पत्रिकाओं 
का जन्म हुआ कि हे 
कलाकार और विचारक्‌ भारतेच्ु..... 
भारतेन्दु-युग का साहित्य जनवादी साहित्य है, क्योंकि वह भारतीय समाज _ 


के पुराने ढांचे से सन्तुष्ट न होकर उसमें उधार भी चाहता है। भारतेन्दू स्वदेशी- क्‍ 


आन्दोलन के ही अग्रदूत नहीं थे, वह समाज-सुधारकों में भी भगुख थे। स्त्री-शिक्षा, 
विधवा-विवाह, विदेश-यात्रा आदि के वह समर्थक थे । इससे भी बढ़कर महत्व की 





4४७ का 3 पा मल " हे 5 3 अर 
१ जें० नटराजन--- दिस्द्री ऑव ३ डियन जनेलिज्म!--.पृष्ठ २१ 
. & हिस्द्री ऑव इ डियन जनेलिज्म'-पृष्ठ धब-घ५ू 











(20020 0... ४० ५5 8 इज), 24% 225 हे ८ 5 “ हे अब 5 का | 6 आन रु 5 नह हट जद 
का + ५ उ्हाड “खय >- अराओाका मापा टक यतल्यालकााक कक 77 "दा 4 5 7708 ०22 नकल 77८: 26२०४ "सबक ८ 2 ककसान 2: 5७३२ अं अर 57:00 77... फन न 2 >> अीदीय 25 ६३ ० ै है - ट्थ 828 ड ट 
कल 5 कक एखइक एयर इसका त्ज्ाक्ल: 7 जड क जे जनक ड &< ऑकंड हट >> न 2 हर ्ब्ज्ब्ज्ज्ज््् न मी. ज अप कस, 4 6 0 पा $273., के 
पर अ कस 2 कक. क 2०538 जहा लय + मे जर 8 न “न ऑिए | 32 300४७ हद लटकन पिन जान खाह-उलअपडणकरा- पा “० - अल:अ- के १३७९७: + रे > 
जे द् जो ० ४ फ 52 है] रू गे " है. 





कुछ समाज-सुधारक साहित्यकार १२९ 


बात यह थी कि महाजनों के पुराने पेशे सूदखारी की उन्होंने बड़ी आलोचना की 


थी । उन्होंने लिखा था, “स्वंदा २ 7 हे 
से अच्छे लोग ब्याज खाना और द &£/ 4 
चूड़ी पहिरता एक-सा समझते हें, 
पर अबके आलसियों को इसीका 
अवलूम्ब है, न हाथ हिलाना पड़े न 
पेर, बेठे-बेठे भुगतान कर लिया ।* 
भारतेन्दु-युग के एक ओर 
मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, 
तो दूसरी ओर आम जनता में एक 
सामाजिक और राजनीतिक आन्दो- 
लन के लिए वातावरण तैयार करने 
की आवश्यकता और प्रवृत्ति थी । 
पृ्ववर्ती और तात्कालिक परि- 
स्थितियों के मध्य खाई अधिक चौड़ी 
होती जा रही थी। नये विचारों के . भारतेन्दु हरिश्चच् 
साथ जनसाधारण और विशेषकर शिक्षितवर्ग का दृष्टिकोण भी बदल रहा था । 
विचारक तथा लेखक लोग कुछ पुराने संस्कारों को दूर करने और नवीन विचारों 
को समाज में स्थान दिलाने का प्रयत्न करना अपना कत्तेव्य समझते थे। इन लेखकों 
के सर्वप्रथम नेता तथा पथप्रदर्शक भारतेन्दु ही थे। भारतीय महिलाओं के बारे 


लक 





में उन्होंने भारतेन्दु-नाटकावली" में इस प्रकार लिखा था--- 


“आज बड़ा दिन हूँ । क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन 
नहीं हे । लेकिन मुझको आज और दुःख है । इसका कारण भनुष्य-स्वभाव-सुलूभ 


.ईर्षा सात्न हैँ । से कोई सिद्ध नहीं कि रागद्रेष से विहीन हूं । जब मुझे रमणी लोग 


भेदसिचित केशराशि, कृत्रिम कुंतलजूट, मिथ्या रत्ताभरण और विविध वर्ण वसन 
से भूषित, क्षीण कटिदेश कसे निज-निज पतिगण के साथ प्रसन्न बदन इधर-से-उधर 
फर-फर कल की पुतल्ी की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती हैँ तब इस देश की 
सीधी-सादी स्त्रियों को हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुःख 
का कारण होती हे। इससे यह शंका किसीको न हो कि में स्वप्न में भी यह इच्छा 
करता हूं कि इन गोरांगी युवती-सम्‌ह की भांति हमारी कुल-लक्ष्मीगण भी लज्जा 


_को तिलांजलि देकर अपने पति के साथ घूम, कितु और बातों में जिस भांति अंगरेजी 


१ 'कविवचन सुधा”, २२ दिसम्बर, १८७३ 





२४ रन्दाकील+परलनभाइन्न्‍+ न ५ "केक 4727 रपट 7 फट पा 


१३० भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 


स्त्रियां सावधान होती हूँ, पढ़ी-लिखी होती हैं, घर का काम-काज संभाल्ती हें, 
अपने संतानगण को शिक्षा देती हें, और इतने समुन्नत मनुष्य-जीवन को व्यर्थ गृहदास्य 
ओर कलह ही में नहीं खोतीं, उसी भांति हमारी गृह-देवियां भी वर्तेमान हीनावस्था 
को उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, यही लालसा है । इस उन्नति-पथ का 
अवरोधक हम लोगों की वर्तमान कुल-परम्परा मात्र हे और कुछ नहीं है ।”* 
भारतेन्दु की हिन्दी-सेवा और उनकी विलक्षण रचनाओं के सम्बन्ध में यहां 
अधिक लिखना अनावश्यक हूँ। इतना ही कहना पर्याप्त हागा कि वह आधुनिक युग 
के प्रथम हिन्दी साहित्यिक थे, जिनकी निजी क्ृतियों और प्रेरणा से हिन्दी-साहित्य 
की सभी विधाएं मुखरित हो उठीं। वह पत्रकार, नाटककार, कवि, आलोचक, 
निबन्धकार सभी कुछ थे। उन्हींकी रचनाओं और विचारों के फलस्वरूप साहित्य में 


. नवयुग का उदय हुआ और हिन्दी साहित्य-सृजन के मार्ग को अपना सकी । भारतेन्दु 


का साहित्यिक योगदान सर्वेविदित हैं और इस शोध-प्रबन्ध से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
यद्यपि कम है, तथापि उसका कुछ उल्लेख हिन्दी की प्रगति और साहित्य के 
विकास के निरूपण में अनिवाय हैं। अतः संक्षेप में उसके सम्बन्ध में कुछ शब्द 
कह दिये गए हैं। 

जैसा मेने अभी कहा भारतेन्दु लेखक और उच्च कोटि के साहित्यकार ही 
नहीं थे, वह सच्चे अर्थों में समाज और हिन्दी के नेता भी थे । उन्होंने स्वयं लिखा और 
अनेक लेखकों को प्रेरणा दी, प्रश्रय दिया और व्यावहारिक रूप से उन्हें प्रोत्साहित 
किया । भारतेन्दु के समकालीन अधिकांश साहित्यकारों की गणना नेता अथवा 
सुधारकों -की कोटि में की जा सकती है । इस कारण भारतेन्दु के समकाछीन 
गिने-चुने व्यक्तियों की जीवनी और उनकी हिन्दी-साहित्य-सेवा का उल्लेख यहां 
कर देना आवश्यक है, अन्यथा हिन्दी-भाषा और साहित्य के उत्थान के इस कारू का 
एक अंग अधूरा-सा रह जायगा। भारतेन्दु के समकाछीनों तथा अनुयायिय्रों के कार्ये 
और साहित्य-सेवा के सिहावल्ोकन के बिना हिन्दी की आगामी प्रगति तथा विस्तार 
का इतिहास अधूरा रहेगा। इसलिए यहां हिन्दी के इन आदिकालीन गद्यकारों की 
संक्षेप में चर्चा की जायगी । 


भारतेंदु के समकालीन साहित्यकार 


.. अपनी उदारता और हिन्दी-प्रेम के कारण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सभी समकालीन 
लेखकों और साहित्य-प्रेमियों के संरक्षक कहलाये । अपनी साहित्यिक सूझ-बूझ 


से भारतेन्दु ने उनका पथ-प्रद्शन किया और धन से भी उनकी सहायता की । 





+ भारतेन्दु-नाटकावली!--पृष्ठ ५३६ 


>- + “-व्यजकाउकाकला- - 








कुछ समाज-सुधारक साहित्यकार १३१ 


बालकृष्ण भट्ट 
बालकृष्ण भट॒ठ के साहित्यानराग और विद्गवत्ता का उस समय सभी लोगों पर 
गहरा प्रभाव पड़ा था। वह इलाहाबाद के कालेज में संस्कृत के अध्यापक थे। उन्नत 
विचारों के होने के कारण समाज- ४#2- 
सुधार में इनकी विशेष दिलचस्पी थी । 
अपने बालविवाह नाठक' में इन्होंने 
बालविवाह की कटु आलोचना की है, 
और धर्म के नाम पर आडम्बर का - 
परित्याग करने की जनसाधारण को 
चेतावनी दी है। भारतेन्दु की कविताओं 
और गद्य को पढ़कर भट्टजी उनकी 
ओर बहुत खिंचे और दोनों व्यक्तियों 
के बीच हिन्दी-स्नेह ने एक स्थायी" 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया । कहा जाता हे गा रे रस 
हैं कि उस समय (१८६५ से १८८० ) हे 0४३) र के 





हिन्दी की शायद ही कोई पत्रिका ऐसी बालकृष्ण भट्ट द 


हो, जिसके लिए बालक्ृष्ण भट्ट लेख न 

लिखते हों। सन्‌ १८८७ में जब (हिन्दी प्रदीप” साप्ताहिक की प्रयाग में स्थापना 
हुई तो वह उसके प्रथम संपादक नियुवत किये गए । उच्चकोटि के निबन्धकारः 
और आलोचक होने के अतिरिक्त वह अपने नाटकों के कारण भी कम प्रसिद्ध 
नहीं हैं। इनमें से प्रमुख ये हँ--रेल का विकट खेल” बालविवाह नाटक; 
'कालीराज की सभा और चन्द्रसेत नाटक। उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के 
प्रसिद्ध बंगला नाठकों-- पद्मावती और शर्मिष्ठा' का अनुवाद भी हिन्दी में किया । 


प्रतापनारायण मिश्र 


भारतेन्दु के साथियों में उनसे सबसे अधिक मिलता-जुलरूता, उन्हींकी 
विचारधारा और दृष्टिकोण रखनेवाला और उन्हीं जैसा साहित्य-प्रेमी और 
विचारक यदि कोई व्यक्ति था तो वह प्रतापनारायण मिश्र थे। भारतेन्दु की तरह 
ही प्रतापनारायण हँसमुख थे । गंभीर-से-गंभीर विषयों को हास्य से सराबोर 
कर देने में वह अत्यन्त पटु थे आलोचना में वह निर्भीक और निष्पक्ष थे और सभी 
प्रकार के मानवोचित गुणों से सम्पन्न । 

प्रतापनारायण मिश्र का जन्म एक गरीब ब्राह्मण-कुल में सन्‌ १८५६ में 





१३२ भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


हुआ। उनके पिता संकटदीन ज्योतिषी थे और वह अपने पुत्र को भी ज्योतिष सिखाना 
चाहते थे। प्रतापनारायण ने कुछ दिन यह काम किया, किन्तु दूसरे लोगों का अतीत 
और भविष्य जानने के लिए दुनिया भर 
का हिसाब-किताब करने से वह ऊब गये। 
उन्होंने ज्योतिष पढ़ने से इन्कार कर 
दिया । तब पिता ने उन्हें अंग्रेजी स्कूल में 
दाखिल कराया । स्कूल में, पढ़ाई को छोड़ 
कर, हर चीज में उनकी दिलचस्पी थी । 
वास्तव में प्रतापनारायण मिश्र का 
क्षेत्र हिन्दी था, जिसका चलन उन दिनों 
अच्छा-खासा हो चला था। भारतेन्दु की 
। | कवि-वचन-सुधा' पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली 
प्रतापनारायण मिश्र और वह हिन्दी-कविता की ओर आशक्ृष्ट 
हुए। ज्योंही भारतेन्दु से व्यक्तिगत परिचय 
हुआ, दोनों एक दूसरे से लिपट गये । उन दिनों की प्रथा के अनसार मिश्रजी ने 
उदू , फारसी का ज्ञान भी अच्छा प्राप्त कर लिया । इस पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने 
मंजी हुई हिन्दी लिखनी आरंभ की । उनका एक-एक शब्द हास्यरस में पगा था । 
ज़ो कुछ भी वह ब्राह्मण में लिखते, छोग उसे बेहद चाव से पढ़ते और महीना भर 
कानपुर में उन्हीं विषयों और प्रतापनारायण की भाषा की चर्चा रहती । 
भारतेन्द्र का अनुकरण करते हुए प्रतापनारायण ने भी कानपुर में एक नाटक- 
मंडली को स्थापना की, जिसने कई धारमिक और सामाजिक नाटकों का अभिनय 
किया। उस समय सबसे बड़ी कठिनाई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को जुटाना 
था, किन्तु प्रतापनारायण के मार्ग में यह कठिनाई कभी नहीं आई । बच्चे से बढ़े तक 
और नायिका तक के सभी पार्ट वह स्वयं खेलने को तैयार रहते थे । साहित्य के क्षेत्र 
में उनकी जो लोकप्रियता हुई, प्रतापनारायण की नाटकीय प्रतिभा ने उसमें चार 
चांद लगा दिये । कुछ वर्षों में ही वह सारे कानपुर के दादा” बन गये । उनके 
शोक अनेक थे, किन्तु सबसे बड़ा शौक पोशाक बदलने का था। कानपुर की गलियों 
में कभी वह नवाब के लिबास में निकलते और कभी रुद्राक्ष की माला पहने साधु- 
संन्यासियों की तरह चिमटा बजाते दिखाई देते। प्रायः वह मछूमल का कुर्ता पहने, 
इत्र लगाये और जुल्फों को सजाये गंगातट पर वायुसेवन करते थे। ऐसा था उनका 
व्यक्तित्व । 
यद्यपि प्रतापनारायण मिश्र कोई संयूर्ण कृति नहीं छोड़ गये, किन्तु उनके 














कुछ समाज-सुधारक साहित्यकार १३३ 


फुटकर लेखों और संपादकीय लेखों के संग्रह हिन्दी भाषा और साहित्य की अमूल्य 
. निधि हैँ । हिन्दी के लिए उनके निजी प्रयत्न और उसके समर्थन में जोरदार दलील, 
इन दोनों से हिन्दी भाषा को बहुत सहारा और अन्त में मान्यता मिली । 


राधाचरण गोस्वामी 


आरंभ से ही राधाचरण गोस्वामी यह धारणा लेकर चले कि हिन्दी गद्य 
और पच्च दोनों के क्षेत्र में भारतेन्दु की कृतियों ने आदश 
स्थापित कर दिया है। भारतेन्दु द्वारा संपादित हरिइचन्द्र 
मेगजीन' के अंकों से गोस्वामीजी बहुत ही प्रभावित हुए। 
भारतेन्दु के प्रति श्रद्धा और हिन्दी के प्रति अपने अनु- 
राग का परिचय देने के लिए उन्होंने हिन्दी-प्रचारा्थे 
भारतेन्दु' पत्रिका मथुरा से निकाली। कवियों के 
प्रोत्साहन और पथप्रदर्शन के लिए, भारतेन्दु की तरह, 
उन्होंने भी कविकुल कौमुदी' संस्था की स्थापना की । 
राधाचरण गोस्वामी राधारमणी संप्रदाय के. राधाचरण गोस्वामी 
आचार्य होते हुए भी उदार और समाज-सुधारक विचारों के थे और हिन्दू समाज 
में जात-पांत के विरोधी भारतेन्दु की समाज-सुधारक नीति के कारण ही गोस्वामी- 
जी का झुकाव उनकी ओर हुआ था। उनके उत्साह और हिन्दी-प्रेम से पं. मदनमोहन 
. मालवीय बहुत प्रभावित हुए। अपने जीवन का अंतिम भाग गोस्वामीजी ने मालवीय- 
जी के नेतृत्व में हिन्दी-प्रचार के अर्पण कर दिया। द 


गोस्वामीजी कलम के धनी थे। फुटकर लेखों के अतिरिक्त उन्होंने छः सुन्दर 
नाटक लिखे, जिनमें सती चन्द्रावही! और अमरसिंह राठौर ऐतिहासिक 
नाटक हैं । इसमें तत्कालीन उदयपुर के गौरव और साधारण परिस्थितियों का 
चित्रण किया गया है । गोस्वामीजी के दूसरे नाटक थे--सुदामा-नाटक' और 
तन मन धन श्री गोसाईंजी के अपेण'। उन्होंने बंगला से तीन नाटकों का हिन्दी में 
अनुवाद भी किया । 





१९वीं शती के अन्तिम दशकों से लेकर २०वीं शती के पच्चीस वर्ष तक 
गोस्वामीजी ने हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया । काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा और भी कोई 
ऐसी संस्था नहीं थी, जिससे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध न रहा हो । एक बार हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के वह अध्यक्ष भी चुने गए थे । 











१३४ "भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 
अम्बिकादत्त व्यास 


हिन्दी की मशाल हाथ में लेकर आगे बढ़नेवालों में अम्बिकादत्त व्यास का 
नाम भी आदर से लिया जाता है । विशुद्ध प्रतिभा और प्रकाण्ड पांडित्य की दृष्टि 
से अपने समकालीन साहित्यकारों में 
वह अद्वितीय थे। ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में उन्होंने ब्रजभाषा में कविता 
करनी आरंभ की। उनकी कविता 
इतनी उच्चकोटि की थी कि भारतेन्दु 
क्‍ कि अा, उससे आकर्षित हुए और “कवि-वचन- 
| के जा कु रे सुधा में उन्होंने व्यासजी की कविताओं 
५ 52.20 की समालोचना की । भारतेन्दु के आग्रह 
्ज् >29 पर व्यासजी को, जब वह केवल बारह 
रे का वर्ष के थे, सुकवि' की उपाधि दी गई। 
शीघ्र ही वह अपनी वाकपटुता और 
अम्बिकादत्त व्यास संस्कृत की विद्वत्ता के लिए समस्त 
ध उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो गये। उनके 
भाषण सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आने लगे । पीयूष प्रवाह' और “वैष्णव पत्रिका' 
नामक दो मासिक उन्होंने निकाले और स्वयं ही उनका संपादन किया। ब्रजभाषा 
में व्यासजी ने बहुत-कुछ लिखा हैं। उनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध 'ललिता- 
नाटिका' और 'गोसंकट' नाटक हैं। पहली रचना में क्ृष्ण-जीवन का वर्णन है 
और दूसरी रचना में, जो उन्होंने भारतेन्दु के आग्रह से लिखी थी, यह सुझाया गया 
हैं कि भारत में गोवध के विरुद्ध हिन्दू-समाज में जो असंतोष है, उसे कैसे दूर किया 
जाय । एक विलक्षण साहित्यिक और उत्साही समाज-सुधारक और साहित्यिक 
कार्यकर्ता के रूप में अम्बिकादत्त व्यास का स्थान काफी ऊंचा है । 








रे 


र् ! 
गा हर ऐ 


बद्रीनारायण चौधरी 


भिर्जापुर-निवासी बद्रीनारायण चौधरी, कछा और साहित्य दोनों के माने 
_ हए पारखी थे और भारतेन्दु के निकटतम मित्रों में से थे। उनका जन्म एक सम्पन्न 
. जमींदार घराने में हुआ था और उनमें धनी लोगों के सभी गुण थे । उन गुणों 
में विशेष उल्लेखनीय उनकी नफासत और परिमार्जित बोली थी। वास्तव में 
सबसे पहले उनकी रुयाति का कारण उनकी भाषण-शैली थी और बाद में 

















कुछ समाज-सुधारक साहित्यकार १२५ 


इसीके कारण उन्हें लिखने की प्रेरणा 
मिली । उन्हें सादगी पसन्द नहीं थी । 
इसलिए उनकी हौली में भी भारीपन 
हैं। इस दोष की क्षतिपूर्ति उनके साधा- 
रण हास्य और व्यंग्य से हो जाती है। 
उनका गद्य हँसी के मारे लोगों को 
लोट-पोट कर देता था । क्‍ हि 
बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत-सी. 6#/772 42000 
फुटकर कविताएं लिखी हैं और कुछ... ॥//7% दर मा 
नाटक भी । इनमें प्रमुख हैं--भारत /॥ बा 
सौभाग्य. और कक हि कादान्विती: । ये बे नशयणे सब 
क्ृतियां तो महत्त्वपूर्ण हें ही, पर वास्तव द 
में बद्रीनारायण ने हिन्दी की सेवा अनथक प्रचारक और साहित्य-सेवी के रूप में 
अधिक की । द 





श्रीनिवासदास आदि अन्य साहित्यकार 


इन साहित्यिकों के अतिरिक्त भारतेन्दु के अनुयायियों में कई अन्य लेखकों 
तथा हिन्दी-सेवियों की भी गणना होती है, जिनके प्रयास से साहित्य की अभिवृद्धि 
हुई और हिन्दी-प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनमें दिल्‍्ली-निवासी श्रीनिवासदास 
का नाम प्रथम है। भारतेन्दु की रचनाओं से प्रभावित होकर श्रीनिवासदास हिन्दी 
की ओर आशक्ृृष्ट हुए और नाटकों में विशेष रुचि लेने छगे। इन्होंने प्रह्नलाद-चरित्र', 
रणधीर' और प्रेम मोहिनी', तत्व संवर्ण नाटक और संयोगिता स्वयंवर' 
नाम के नाटक लिखे । किन्तु सबसे अधिक सफल इनका परीक्षा गुरु उपन्यास 
रहा, जो उस समय हिन्दी-पाठकों के लिए एक नई वस्तु थी । उपन्यास का विषय 
समाज-सुधार-सम्बन्धी है । दिल्ली-निवासी होने के कारण इनकी भाषा में खड़ी 
बोली के ठेठ रूप के दशन होते हैं । 

ध्यामा स्वप्न' के लेखक, जगमोहरनासह भी इसी श्रेणी में आते हैं । इस 
नाटक की नवीनता यह है कि इसमें ग्रामीण-जीवन की गरिमा और नदी-नाछों 
तथा पव॑तों की सुषमा को चित्रित किया गया है। केशव भद्‌ट ने इसी समय शम- 
दाद, खोसन' और ,सज्जाद संबुल”' नामक नाटक लिखे। इन्होंने बिहार में 
हिन्दी-प्रचार का कार्य सफलतापूर्वक किया । एक और सज्जन, जिनका उल्लेख करना 
आवश्यक है, मोहनलाल विष्णुलाल पाड़्या थे। यद्पि वह गुजराती थे,तथापि काशी- 








१३६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


वास के समय भारतेन्दु के संपंक में आने के कारण हिन्दी की ओर खिंच गये। अपने 


जीवनकाल में इन्होंने बारह ग्रन्थ लिखे । प्रायः सभीकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है । 


इन ग्रन्थों में सर्वप्रमुख 'रासो संरक्षा' है, जिसमें चंदवरदाई और पृथ्वीराज रासो 
का विस्तार से वर्णन है । इन्हीं व्यक्तियों में हुम तोताराम हरिहर द्विवेदी, सीताराम, 
राजा रामपालसिह, काशीनाथ खत्री और कारतिकप्रसाद खतन्नी को भी गिन सकते 
हैं। इन सभीपर भारतेन्दु के व्यक्तित्व तथा उनकी रचनाओं का प्रभाव पड़ा था 
और सभीने हिन्दी में एक या अधिक ग्रन्थ लिखे । तोताराम अनथक हिन्दी-प्रचारक 
होने के अतिरिक्त भाषा-संवर्दधिनी सभा के संस्थापक भी थे । इन्होंने कई मौलिक 
ग्रंथों का लेखन और कई ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद हाथ में लिया, किन्तु कुछ समाप्त 
न हो सकने के कारण और कुछ प्रेस में ही पड़े रह जाने के कारण प्रकाशित नहीं 
हो पाया । लेखक के रूप में इनकी ख्याति फिर भी बनी रही और हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने इन्हें अपना सभापति चुनकरण्तो इस तथ्य की और भी पुष्टि कर दी । 


हरिहर द्विवेदी ने ज्योतिष-शास्त्र पर हिन्दी में ग्रन्थ लिखा, जो एक नई परिपादी' 
का द्योतक था, किन्तु इसका साहित्यिक महत्व अधिक न था । सीताराम अपने 


हिन्दी-अनुवादों के लिए प्रसिद्ध हैँं। इन्होंने उत्तरराम-चरित, मृच्छकटिक, माल- 
विकाम्निमित्र, हितोपदेश और प्रजाकत्तेंव्य का हिन्दी-अनुवाद किया, जो इतना 
सुन्दर बन पड़ा कि आज भी प्रामाणिक माना जाता है। इसी प्रणाली का अनुसरण 
करते हुए इनके पश्चात गदाधर्रासह ने कादम्बरी' और बंगला से दुर्गेशनन्दिनी' 
के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराये । राजा रामपालूसिह ने सन्‌ १८८२३ में लंदन से 
“हिन्दुस्तान” नामक एक हिन्दी पत्रिका निकाली | भारत लौटते ही इन्होंने इसे 
देनिक रूप दे दिया और उसका नाम रखा हिन्दुस्तान । इसके सम्पादकों में मदन- 
मोहन मालवीय, बालमुकुंद गुप्त और प्रतापनारायण मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं । 
 कातिकप्रसाद खत्री ने प्रकाश” साप्ताहिक और प्रेमविकासिनी मासिक निकाछा । 
हिन्दी भाषा का प्रथम शब्दकोश तैयार करने का श्रेय भी इन्हींको है । 

ऊपर कुछ प्रमुख साहित्य-प्रेमियों का परिचय दिया गया है, जिनके अध्यव- 
साय तथा तत्परता के फलस्वरूप हिन्दी-गद्य-साहित्य अपने ऊषा-काल में समृद्ध हो 
सका। ये सब समाज-सुधारक और संभवत: और भी बहुत-से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
. रूप से भारतेन्दु हरिदचन्द्र से प्रेरणा ले साहित्य के मार्ग पर आगे बढ़े । सभीमें 
हिन्दी के लिए छगन थी। सभी हिन्दू-समाज में सुधार के समर्थक थे और सबने 


.. पुरानी रूढ़ियों के विरुद्ध अपने-अपने तरीके से आवाज उठाई और कायें किया । 
बीसवीं शती में और आधुनिक काल में हिन्दी-साहित्य की जो उन्नति और 


... आहुंमुखी विकास हुआ है, इन सेवाभावी समाज-सुधारक नेताओं को हमें उस विकास 


॥ ु | । 





क्र जाया ४ हद न- व पा कट न 5 ० मर ह "पड पह हक शक नेट 26272 रे हा जि छा 


दी 5037 -अज हा 





कुछ समाज-सुधारक साहित्यकार क्‍ १३७ 


_ की नींव डालनेवाछों में समझना चाहिए । हिन्दी-साहित्य और भाषा के विकास में 


इन सभीका योगदान बहुमूल्य है और भावी साहित्य पर उनका प्रभाव स्पष्ट है । 
निस्सन्देह इन सबने हिन्दी-साहित्य की सेवा की है, किन्तु यहां हमारे लिए इनके 
कार्य और समाज-सेवा का साहित्य-सेवा से भी अधिक महत्त्व है। हिन्दी-साहित्य- 
जगत में इनका पहला स्थान समाज-सुधारक के रूप में है और समाज-सुधार के 
कार्य की प्रगति के साथ-साथ हिन्दी-भाषा का विकास भी हुआ, यह हमें स्वीकार 
करना होगा। इसलिए निजी अधिकार और क्षेत्र में ये लोग नेता भी कहे जा सकते हैं। 
हिन्दी-साहित्य के विकास में इनके ऐतिहासिक महत्व को यदि हम छोड़ दें तो हिन्दी- 
विकास-दर्शन में कुछ कमी रह जायगी। अतः इन सभीका थोड़े-बहुत अंश में जो 
योग हिन्दी को मिला है, उसका परिचय उनके कार्य-कलापों द्वारा देकर ही मैंने संतोष 
किया है। वास्तव में इस युग का सामाजिक दृष्टिकोण, समाज-सुधार का कार्य और 
तत्कालीन समाज को ऊंचा उठानेवाली ज्ञवृत्तियां ही एक प्रकार से प्रेमचन्द-साहित्य 
का आधार हैं। अत: इस युग की एक मजबूत कड़ी को यथास्थान जोड़ने से ही आगामी 
राष्ट्रीय चेतना के युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार मिल सकता है, अन्यथा 
इन सबको चर्चा हिन्दी-साहित्य के इतिहास का विषय हैं, जिसका विवेचन 
अनेक ग्रन्थों में हो चुका है । 








अध्याय : ७ 
राजनीतिक चेतना 


जो जन-आन्दोलन धार्मिक जागरण और समाज-सेवा की भावना के रूप 
में आरम्भ हुए, उन्हींके फलस्वरूप धीरे-धीरे शिक्षित समाज में राजनीतिक चेतना 
का उदय हुआ । छोग अपने देश की पराधीन स्थिति समझने लगे और प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से राष्ट्रोन्रति की बात करने छगें। देश पर अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य 
ही चुका था और सन्‌ १८५७ का संघर्ष भी शासकों द्वारा दबा दिया गया था | अब 
यह स्पष्ट हो गया था कि भारत की स्थिति इंग्लैण्ड के उपनिवेश से बढ़कर और 
कुछ नहीं । उस समय के कुछ साहित्यिकों ने निर्भीकता से इन भावनाओं को व्यक्त 
किया और शासकों पर भी छींटे कसे । हमने इससे पूर्व के प्रकरण में कहा है कि 
भारतेन्दु की विचारधारा और रचनाओं में राष्ट्रीय तत्व स्पष्ट दिखाई देता है । 
उनके समकालीन नेताओं में ऐसे बहुत-से थे, जो समाजसुधार के समर्थक और पुराने 
रूढ़िवाद के घोर विरोधी थे, किन्तु राष्ट्र की स्वाधीनता की कल्पना का उदय अभी 
नहीं हुआ था । सन्‌ १८५७ की जनक्रांति के समय लोग विदेशी सत्ता से देश की 
मुक्ति के स्वप्न अवश्य देखने छंगे थे, किन्तु साधारणत: लेखकवर्ग ने अभी राष्ट्रवादी 
विचारों को अपने लेखन का विषय नहीं बनाया था। इस दिशा में भारतेन्दु 
अग्निम पंक्ति के लोगों में थे, जिन्होंने सुधार के अथे को व्यापक बनाकर उसमें देश 
की स्वाघधीनता को भी समाविष्ट कर लिया था। समाज-सुधार-सम्बन्धी विचार 
. छोगों को आन्दोलित कर चुके थे । परिवर्तत और सुधार के पक्ष में नेता भाषण ही 
नहीं देते थे, उनके लेखों के प्रकाशन के लिए पत्र-पत्रिकाएं भी देश के विभिन्न भागों 
में प्रकाशित होने छगी थीं। सन्‌ १८५७ की जन-कान्ति के दमनचक्र के बाद समस्त 
देश में यह धारणा स्थिर हो चुकी थी कि पराधीनता का चक्र अब कुछ समय तक 
अवश्य चलेगा | इसलिए जो शक्तियां पहले समाज-सुधार और सांस्कृतिक विषयों 
को उभारती थीं, वे ही अब देश की स्थिति की ओर जनसाधारण का ध्यान भाकृष्ट 
करने लगीं। चेतना की परिधि धीरे-धीरे विस्तृत होने लगी और उसमें सामाजिक 
.. हित के साथ-साथ राष्ट्रीयता का भी समावेश होने लगा । 


राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की कुछ प्रमुख संस्थाएं 
कप यह छोकमत के जाप्रत होने का समय था। कोई राष्ट्रीय संस्था ऐसी नहीं 
.. थी, जो जनमत को शासकों तक पहुंचा सके । सरकारी धरातल पर सुधार की जो _ 





हा हे हो राजनीतिक चेतना... ः पर 


..“” बात होती थी, वह प्रशासनिक संशोधनों के अन्तर्गत ही रहती थी । इस अवसर पर 


जन-जागरण को सबसे अधिक सहायता कुछ स्थानीय संगठनों अथवा समितियों से 


'मिली। बंगाल, मद्रास, बम्बई और देश के अन्य भागों में कुछ संस्थाओं का गठन 


हुआ, जो दबी जुबान से राष्ट्रीय हितों की चर्चा करने लगीं । इन संस्थाओं का जन्म 
चाहे किसी भी उद्देश्य से हुआ हो, राष्ट्रीय चेतना में इन सभीका योगदान है। इस 
काल को (सन्‌ १८५७ से १९००, जिसे हमने प्रारंभिक माना है) सबसे बड़ी घटना 
समाज-सुधार के लिए प्रत्यक्ष आन्दोलन और इन संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय चेतना 
का बीजारोपण है । भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में जे. तटराजन ने इन 
संस्थाओं की पूर्ण सूची दी है और इनमें महत्व को आंकते हुए लिखा है कि 
इन संस्थाओं ने ही सन्‌ १८८५ में कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया । इन्हीं- 
के कारण सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने उत्तर और पश्चिमी भारत का सन्‌ १८७८-७९ 
में विस्तृत दौरा किया और छः वर्ष बाद एक अखिल भारतीय संस्था के लिए भूमि 
तैयार की ।१ संक्षेप में इन संस्थाओं का परिचय इस प्रकार है। 
. «(ब्रिटिश इंडियन ऐसोसियेशन--यह संस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा 
के जमींदारों का संगठन था, जिसकी स्थापना सन्‌ १८५१ में हुई । संस्था का हिन्दू 
पेट्रियट” नामक पत्र भी था, जिसके रामगोपाल घोष और राजेन्द्रलाल मित्र जैसे 
प्रसिद्ध विद्वान संपादक रह चुके थे | जमींदारों की संस्था होने के कारण यह ऐसो- 
सिएशन निजी हितों पर ही अधिक विचार करती थी और जब कभी सार्वजनिक 
अथवा राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इसके सामने आते थे, तो स्वभावत:“उस्का विवेचन 
नरम भाषा में होता था । फिर भी इस संगठन द्वारा पारस्परिक विचार-विनिमय॑ 
और विभिन्न समस्याओं को जनता के सामने रखने का यदा-कदा अवसर मिलता था। 
किन्तु साधारण लोग एक और संस्था की आवश्यकता महसूस करन लगे, जो 
उन्हीं समस्याओं का अधिक साहस के साथ विवेचन कर सके । 

२. यह संस्था थी, ब्रंगाल नेशनल लीग । इसकी स्थापना अमतबाजार 


अिकलभह लक 'भक्तर 


पत्रिका के तत्कालीन सम्पादक, शिशिरकुमार घोष ने सन्‌ १८७० में की। छ: वर्ष 


. बाद इसी संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन' ने ले लिया। यह संस्था अधिक 


सक्रिय और सतके थी । इसके सदस्यों की संख्या बराबर बढ़ती गई। राष्ट्रीय 


हित और राष्ट्रीयता-सम्बन्धीः प्रश्नों पर यह अधिक साहस के साथ अपने विचार 


व्यक्त करने के लिए कुछ ही वर्षों में प्रसिद्ध हो गई। इसके प्रमुख कार्यकर्ता 
सुरेन्द्रनाथ बैनजी और आनन्दमोहन बोस थे । 
३. ___ .े. बम्बई एसोसिएशन ( बस्बई क्‍ एसोसिएदन (१८८०)--बम्बई की यह संस्था बंगाल की 


3 'हिस्ट्री ऑव ३ डियन जनलिझ्मः--भाग २,--पृष्ठ ६६ 











१४० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


इंडियन एसोसिएशन के ठीक अनुरूप थी। इसके संस्थापक थे दादाभाई नौरोजी 
और मंगलदास नाथुभाई । ये छोग भी स्पष्ट वाद-विवाद और राष्ट्रीयता की 
ओर शझुकाव के लिए विख्यात थे। इस संस्था के विचारणीय विषयों में प्रायः भार- 
तीय जनता की कठिनाइयों और सरकार की दमन-नीतिं का समावेश रहता था । 

४. भद्रास नेटिव एसोसिएशन (१८८१) और पूना की सार्वेजनिक सभा, 
जिसका नाम बाद में महाजन सभा कर दिया गया था, की स्थापना भी सन्‌ १८८१ 
में ही हुई। इन दोनों संस्थाओं के नियम, उपनियम तथा कार्यप्रणाली प्रायः बंगाल 
तथा बम्बई की संस्थाओं के सदश ही थे । 

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो लछोकचेतना देशभर में उदभासित 
हुई थी और जिसकी चर्चा रुंदव तक के समाचार-पत्रों में भी होती थी, वह इन्हीं 
संस्थाओं के कार्य का फल थी। इन सब संस्थाओं की कार्यप्रणाली में बहुत-कुछ साम्य 
था। सभीके सदस्यों में प्रदेश-विशेष के उच्चतम शिक्षित, विशेषकर पाश्चात्य 
विचारधारा से प्रभावित वर्ग के नेता, सम्मिलित थे, जिनकी समाज में ही नहीं अपितु 
अंग्रेज अधिकारियों में भी प्रतिष्ठा थी। प्रत्येक संस्था का कम-से-कम एक मुखपत्र 
था, जिससे उन्हें प्रचार-कार्य में विशेष सहायता मिलती थी । सभी संस्थाएं अपने 
वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर विवरण प्रकाशित करती थीं, जिनमें वर्षभर की 
गतिविधि का उल्लेख रहता था। सभीका उद्देश्य लोकमत को जागृत करना था 
और राष्ट्र की आवश्यक समस्याओं में जन-साधारण की रुचि उत्पन्न करना था । 
बंगाल के नेताओं ने इस नवचेतना को जगाने में सर्वप्रथम भाग लिया। इन नेताओं 
में विपिनचन्द्र पा और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे महान जननायक सम्मिलित थे । 
ब्रह्म-समाज की स्थापना से जो जागृति पूर्वी भाग में उत्पन्न हुई, उन्नीसवीं शती की 
समाप्ति तक और बंग-भंग के आन्दोलन के समय वह चरम सीमा पर पहुंच गई । 
इस घटना के दो सुपरिणाम हुए---एक तो बंगारू का विभाजन देशव्यापी प्रशइन बन 
गया और दूसरे, समस्त देश का वातावरण राजनीतिमय हो गया। भारत के आधु- 
निक इतिहास के विद्यार्थी इस बात से सहमत हैं कि इस आन्दोलन ने देश में 
आधुनिक राजनीति की नींव डाछी और भारतीय जनता को अंग्रेजी सरकार के 
विरोध का प्रथम पाठ पढ़ाया । 
क्रांतिकारी विचार-धारा द 

इस आन्दोलन का एक और परिणाम यह हुआ कि वातावरण के राजनीतिमय 


.. होने के साथ-साथ उसमें कुछ उमग्रता आ गईं | कम-से-कम बंगाल के बारे में यह 


. कहा जा सकता है कि वहां के एक शिक्षित वर्ग में क्रांतिकारी विचारधारा ने जन्म 
.. लिया । इसका सर्वप्रथम लक्षण सन्‌ १९०६ में बनुशीलन-समितियों की स्थापना 





राजनीतिक चेतना १४१ 


था । बंगाल में स्थान-स्थान पर ऐसी समितियां संगठित की गईं । यद्यपि बाह्यरूप 
से इनका उद्देश्य धामिक तथा सांस्कृतिक था, किल्तु वास्तव में स्वाधीनता-प्राप्ति 
इनका लक्ष्य था। एक वर्ष बाद ही इस संस्था की शाखाएं असम, बिहार, पंजाब, 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और पूना तक फैल गईं । इस प्रकार देशभर में क्रांतिकारी 
भावना व्याप्त हो गई | खुले आम विप्लव की बात होने लगी और अरविन्द घोष 
जैसे नेताओं का सम्बन्ध इस आन्दोलन से जुड़ गया। संस्था के मुखपत्र युगान्तर 
(१२ अगस्त, १९०७) में इस प्रकार लिखा गया--यदि विप्लववादी देशी 
सिपाहियों में गृप्तरीति से स्वतंत्रता का मंत्र फूंक दे तो बड़ा काम हो सकता 
है । शासकों से खुल्लमखुल्ला युद्ध करने का समय आ जाने पर यही नहीं कि 
इतने सेनिक सहायता के लिए मिल जायंगे वरन्‌ वे अस्त्र-शस्त्र भी हाथ लग जा 
सकते हैं, जिनसे शासकों ने उन्हें सुसज्जित किया है। इसके अतिरिक्त यदि अंग्रेजों 
के दिल पर पूरी तरह दहशत जमा दी जाय, तो उनका सारा जोश और हिम्मत ठंडी 
पड़ जायगी। कुछ ही दिनों में सरकारी आदेश से पत्र बन्द कर दिया गया, किन्तु इस- 
के बन्द हो जाने पर भी विप्लव के बोये गए बीज नष्ट नहीं हो सके और इस.राज- 
नीतिक चेतना ने इन्हें अंकुरित किया तथा प्रस्फुटित होकर ये सब दिशाओं में फैल 
गये । इसके फलस्वरूप पंजाब में गदर पार्टी और उत्तर प्रदेश में मातृदेवी जैसी 
संस्थाओं का जन्म हुआ और लाला लाजपतराय, भाई परमानन्द आदि पर अभियोग 
चलाये गए । उधर महाराष्ट्र में तिलक की उग्र राजनीति का स्फुरण हुआ | इस 
प्रकार राष्ट्रीय चेतना की यह विचारधारा बंगाल में ही सीमित नहीं रही, 
किन्तु ऋतिपूर्ण जोश के वेग से अन्य प्रदेशों में भी पहुंची तथा उन सब प्रदेशों की 
भाषाओं को उसने नये विचार प्रदान किये । हिन्दी लेखक तथा कवि सहज ही इस 
विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने इस राष्ट्रीय चेतना को अपनी भावाभि- 
व्यक्ति का विषय बना लिया। उस समय के क्रांतिकारी शहीद गेंदालाल दीक्षित ने 
'शिवाजी-समिति' की स्थापना प्रयाग में की । वह हर समय यह गाया करते थे--- 
>अभदि देशहित मरना पड़े मुखको सहस्रों बार भी 
तो भी न में इस कष्ट को ध्यान में छाऊं कभी । 
उनकी संस्था का नारा था---भाइयो आगे बढ़ो, फोर्ट विलियम छीन लो 
इन्हीं दिनों नवजात राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर मैथिलीशरण गुप्त ने भी निम्न 
पंक्तियां लिखी थीं-- 
“दीन हें हम किन्तु रखते मान हें 
भव्य भारतवर्ष की संतान हें 





. $ भगवानदास केला-- भारतीय स्वाधीनता श्रांदोलन--पृष्ठ ७४ 








जम लक सह नी जद गडकरी 3कन 3३ -कवि 2 उस सा उपलेटतशतारसवर एप सतन८०्रधदपाए-फरगररसए के इससे परत विवाह पाप रकापादहकडरहपपपएए7पण 7 एणएण 


| श्री मैथिलीशरण युप्त.के सीजन्य से 





१४२ भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 


न्याय से अधिकार अपना चाहते 
कब किसीसे मांगते हम दान हें ।”* 
स्वाधीनता की ओर संकेत करते हुए उन्होंने यह कविता सन्‌ १९१२ में 


लिखी थी | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नव-चेतना ने हिन्दी को अनु- 


प्राणित किया और हिन्दी-साहित्य में राजनीतिक विचारधारा ने प्रवेश किया । 
विप्लववादी विचारधारा के अतिरिक्त इसी समय कांग्रेस में नरमदलीय 
विचारधारा का जन्म हुआ । वास्तव में उस समय कांग्रेस पर नरमदल का ही 
अधिकार था और उसके अग्रणी नेताओं में गोखले, रानाडे, श्रीनिवास शास्त्री, 
सी. वाई. चिन्तामणि, मोतीलाल नेहरू तथा मदनमोहन मालवीय थे । विप्लवकारी 
आन्दोलन तत्कालीन कांग्रेस के लिए एक नई वस्तु थी, फिर भी कांग्रेस इस 
आन्दोलन के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकी । कांग्रेस बंग-भंग का विरोध उस समय 
पूरे जोर से कर रही थी। अन्ततोगत्वा बंगाल का पुन: एकीकरण हुआ । उसके 
तीन वर्ष बाद महासमर आरंभ हो गया और आगामी तीन-चार वर्षों तकः 
राष्ट्रीय आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कारण धीमी गति से चलता रहा । 


गांधीजी का राजनीति में प्रवेश और असहयोग-आंदोलन 

इस बीच में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गये थे और उन्होंने 
देश की राजनीति में भाग लेना आरंभ कर दिया था । युद्ध की समाप्ति के बाद 
जो घटनाएं घटीं, उनके कारण कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम में परिवर्तेत हुआ और 
कांग्रेस का लेतृत्व गांधीजी के हाथों में आ गया । जलियांवाला बाग का ह॒त्याकांड 
और असहयोग-आन्दोलन ने स्थिति एकदम बदल डाली । वातावरण में राजनीति 
पहले से ही व्याप्त थी, अब क्षोभ की ज्वाला भड़क उठी | यह स्वातंत्र्य-संग्राम का 
आरम्भ था । गांधीजी के नेतृत्व में अब कांग्रेस ने अंग्रेजी सत्ता से अहिसात्मक युद्ध 
की रणभेरी बजा दी । समस्त देश असहयोग-आन्दोलन के लिए तैयार हो गया और 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश-व्यापी आन्दोलन का संचालन आरम्भ किया । यह 
आन्दोलन स्वाधीनता के लिए संघर्ष था। भारत की दूसरी भाषाओं की तरह इस 
आन्दोलन के फलस्वरूप हिन्दी भी लोकप्रिय हुई और इसके कलेवर में बहुत वृद्धि 
हुईं। गांधीजी के नेतृत्व और उनकी धारणाओं के कारण हिन्दी को अब अखिल 
भारतीय भाषा के रूप में देखा जाने छगा । गांधीजी ने आधुनिक आवश्यकता के 
आधार पर और नवीनतम युक्‍क्तियों के बलपर हिन्दी पठन-पाठन और हिन्दी-शिक्षा 


को राष्ट्र-निर्माण के कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग बना दिया । अहिन्दी प्रांतों में 








राजनीतिक चेतना द १४३ 


हिन्दी का प्रचार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतम-प्रोत रचनाओं का निर्माण 
होने लगा। इस प्रकार गांधीजी ने स्वामी दयानन्द के स्वप्न को साकार किया । 
“आधुनिक हिन्दी-साहित्य के विकास का इतिहास स्वतंत्रता-आंदोलन के 
पटल पर लिखा गया हैँ । विदेशी सरकार और देश की जनता के विद्रोह की पुरी 
अनुभूति और उसका विकास हिन्दी-साहित्य की विभिन्न धाराओं में विकसित 
हुआ हैँ, हिन्दी ग्य का विकास सरकारी सहयोग के फलस्वरूप नहीं हुआ ।”१ 
यज्ञदत्त शर्मा का यह कथन सत्य हैं और गत सौ वर्ष के घटनाक्रम पर प्रा 
उतरता है। हिन्दी की यह विद्येषता रही है कि देश के जनसाधारण की भाषा के रूप 
में इसे सभीने स्वीकार किया । यह सब होते हुए भी हिन्दी भाषा का विस्तार इस 
कारण भले ही हुआ हो, किन्तु इसके साहित्य के निर्माण का आधार असंदिग्धरूप 
से वे जन-आन्दोलन थे, जिन्हें कोई दल विशेष नहीं अपितु जनता और उसकी उद्दे- 
लित भावनाएं स्वयंमेव आगे ढकेलती हैं । वह सचेत साहित्यकारों की जागरूक 
रचनाओं से विकसित हुआ है । यही तत्व भारत की अन्य भाषाओं और साहित्य 
के विकास में भी सहायक हुए । 
असमी, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलगू इत्यादि सभी भाषाओं का साहित्य 
इस बात का प्रमाण है कि इन भाषाओं का विकास राष्ट्रीय आन्दोलन के निनाद 
से ध्वनित हुआ हैँ और राष्ट्रीय नेताओं के पद-चिह्नों पर चला है। वर्तमान समय में 
साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं द्वारा विविध भाषाओं के साहित्य का जो सर्वेक्षण 
हुआ है, वह भी इस विचार को पुष्ट करता हैं। असमिया साहित्य के संबंध में 
बिरंचिकुमार बरुआ लिखते हँ---राष्ट्रीय चेतना ने, जो आधुनिक ' असमिया 
साहित्य के अभ्युदय का स्रोत मानी जाती हैँ, आधुनिक लेखकों को बहुमुखी 
अभिव्यक्षित प्रदान को ओर सभी दिश्वाओं में साहित्य की धारा प्रवाहित 
हो उठी ।/१ 
यही स्थिति हम उड़िया भाषा के साहित्य में पाते हैं। उड़िया- 
साहित्य का दिग्दर्शन कराते हुए विच्छन्द चरण पटटनायक ने इस' 
आन्दोलन के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया है-- सन्‌ १९२१ के प्रारंभ: 
सें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में अहिसात्मक 


५ यज्ञदत्त शर्मा हिन्दी का विकास!---प्ृष्ठ १ 
२ “-पुप्मह गब्रधगादोीं 20)स्‍520प्रशार३$ शारदा 7385 ऊलला इबाांत [0 958 ४९ ४0प7८९ 
0 पट ॥ल्यद्वांइड्शा726 00 770व46-0-. है58क77652८. टन्‍द्वांपा-ड.. 0छिपात 5 (४96 
7005 ०0 पाहटड९ शात्राट5, बात 0फ्रढटाड ज0 ग्राठएल्प धछ्गांय। प्रोशण 67050 
. & प्रगच्रा;-डंत८त ०ड्गी0725807.7? 
"(७०गांसाएए०घक्ाए वजता॑बोओ पताटएशापा2ट 2०8० 3. 














१४४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


असहयोग भन्‍्त्र से दीप्त होकर सारे भारत में जातीयता की जो आग 
जलाई थी, उससे उत्कल बरी नहीं रह सका था। इसी अभिनव भन्त्र में 
दीक्षित होकर श्री बांछानिधि महान्ति और श्री वीर किशोरदास आदि कई कवियों 
ने सरलू-तरल भाषा तथा सुमधुर संगीतात्मक कविताओं के द्वारा जिस नतत़ 
अग्निमयो उत्तेजना का प्रवाह इस देश में प्रवाहित किया था, वह आज भी लोकचित्त 
में अंकित है । गोपबन्धु चौधरी के अथक परिश्रम से उत्करू सम्मिलनी' सामयिक 
रूप से कांग्रेस के साथ मिल गई थी। फलतः 
कल5 उत्कल का जातीय भाव महाभारतीय भाव 
ल्‍्क् में बदल गया । सन्‌ १९२१ के पहले और 

है 2 ! )! (८// // है 
8५ ॥॥ रे 4 





बाद की ओड़िया जातीय कविताओं के 
निरीक्षण से मालूम पड़ता हे कि उनमें 
ऋमदा: उत्कख और फिर भारत को मुख्य 


| “ है 

(४ शासकों की लोह श्यृंखला से मुक्त कराने 

हु ५ । । ! ओर स्वाधोन' भारत की प्राण-प्रतिष्ठा 
करने के लिए इस अहिसा-आन्दोलन ने 
साहित्य-निर्माण की दिशा में भो जिस 
गोपबन्धु चोधरी आइउचयेंजनक उन्मादना की सृष्टि की थी, 

उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतीक उत्कल के सत्यवादी बकुलवनविद्यालय के अधिनायक सर्वेस्व- 
त्यागी गोपबन्धु दास हें । इसके पहले गोपबन्धु ने यथाअवसर अपनी विभिन्न 
चिन्ताओं के आश्रय से कई छोटी-छोटी कविताओं की रचना की थी, जिनमें उत्कल 
के अधःपतन तथा निपीड़ित जनता के प्रति गंभीर सहानुभूति का स्पष्ठ चित्रण 


हुआ था। सन्‌ १९२३-२४ में जब वह बिहार के हजारीबाग जेल में कारादण्ड भोग 


रहे थे, उसो समय उन्होंने काराकविता',. बन्दौर आत्मकथा, धर्मेपर्दा, 
गोमहात्म्य' और ब्रह्मतत्व' आदि पुस्तकों की रचना की थी। उन पुस्तकों में उनके 
कविमानस के अनिन्दय चित्र दिखाई पड़ते हें । उग्र जातीय भाव, अत्याचारी विदेशी 


. शासक के कुशासन के प्रति कठोर विद्गप, देश के अधःपतन के प्रति गंभीर सहानुभूति, 
देश और जातिकी कल्याण-कामनामें आत्मोसगंकी सनोवत्ति--ये सभी उन रचनाओं 


में अपने प्रकाश से उद्दीप्त हो उठे हें । धर्मपद गोपबन्धु के कवि-सानस को एक 
अमर सन्‍्तान हूँ । इसकी निर्जोब कहानी प्रतिभा के स्परदे से एक नये आलोक में 
उद्भासित हो उठी है । ओड़िया लोगों के मन की जड़ता दूर करना, कृपसण्ड्कपना 


.. छोड़ समूचे भारत तथा विश्व के प्रति इनकी दृष्टि को विकसित करना, भोड़ियाओं 


स्थान दिया गया हे। भारत को विदेशी 


नए सब --पनाननससकम्मनशिनिनाननन नकणा जकलनरीकला >लकाकण तल 77 :॑ पल 








राजनीतिक चेतना १४५ 


के हृदय में प्रढलय को ज्वाला प्रज्ज्वलित करना और उन्हें नये जीवन से भर देना 
ही गोपबन्धु के जीवन का उद्देशय था। अनुमान हे कि उन्हींके हाथों समाज पत्रिका 
के द्वारा ओड़िया गद्य अपनी स्वाभाविक अवस्था की ओर पुनः छोौट आया ॥7* 
बंगला भाषा के साहित्य पर इंस राष्ट्रीय चेतना का जो प्रभाव पड़ा, वह 
सर्वेविदित हैँ । उसका पर्याप्त उल्लेख इस प्रबन्ध में इतस्ततः: हो चुका है । मराठी 
और गुजराती साहित्य पर आधुनिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया रानडे, तिलक, 
और महात्मा गांधी के जीवन तथा रचनाओं से ही स्पष्ट है, जो इन परिस्थितियों 
को जन्म देनेवालों में अग्रणी रहे हैं । 
दक्षिण की दो भाषाओं के साहित्य-सरोवर में इंस देशभक्ति की भावना 
और गांधीजी के आह्वान ने कसी लहरें पैदा कीं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी हमें 
देखने को मिलता हैं । तमिलनाद के सुविख्यात लेखक मीनाक्षी सुन्दरन्‌ लिखते हैँ 
कि “प्रहलाद और सन्त अप्पर की निर्भयता की ओर दक्षिण की जनता का सदा 
. आकर्षण रहा है । इसलिए यदि महात्मा गांधी के अहिसात्मक युद्ध ने भी उन्हें अपनी 
ओर आक्ृष्ट किया और उनमें प्रेरणा भर दी तो इसमें आइचर्य ही क्‍या ॥. . « 
.. उन हछोंगों के लिए देशभक्ति एक धार्मिक कत्तंव्य और स्वातंत्र्य-संग्राम नटराज 
के तांडव का प्रतीक बन गया ।” * 
गांधी-युग के आविर्भाव के समय तेलुगु साहित्य में कई प्रवृत्तियां विद्यमान 
थीं। विभिन्न प्रवृत्तियों में भी राष्ट्रवादी चेतना ने इस भाषा के विकास पर भी प्रभाव 
डाला । हनुमत्‌ शास्त्री ने इस विषय में लिखा है--- 
“शांघीजी के नेतृत्व में जब सन्‌ १९२० से भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक राष्ट्रीयता की लहर दोड़ी तब तेलगु-साहित्य के क्षेत्र में एक स्वच्छ राष्ट्रीय 
काव्यधारा बह पड़ी ३3 





५  रामइ्भाषा रजतजयन्ती भंथ!--पृष्ठ २११-१२ 
२ “0 ४४6 वंछ्यादा ४88 2७०५४ 2006%०त ६९ छ०फ णीश-ब्र904 20| 52057 
#ए72४, 7९ पिड छा/दकां 5 एबड/एथ7 0 50प7 जताब ज्ांफ फक्रांड कथा जंणड ००: ५४० 
- 8 श2एटड 0 70765. ए€ ईटिख्ा 70 [0९20 ब8द्यांघई 2 0726 बात ए०शट" 9ी चाल 
एड9ए4 दि, 0 एरठातवेक, 202073 एच्चयातंयां 5057 >लटबाा76 6 700) बावे पंथ 
9४$$ 'फ्रक्ाः ज्ञांगिक्‍0प पाल इए००तें 75 90009" पाल 7ब्रा।ब्र8 ६00 7 फ्रा70/क्वगा ७7४, 
70 गं5 50पए #फ्विट्वा 0439... रबर (एन्‍्ातेतरं बाते 75 5809887209, (00९)३४४०७8 
77९ ए९०ए गलद्ा। एाी वछाकनिबागवे, व्रत पछएं॥दत (6 परीक्षा] ३0785 एी छंद ए४ए 92 
द्बा6त पड एक्कावीतबए #ि#६. . -रिव्ए)णांडआरओ 9600265 #टक्ट व. कलॉाडांएणप5 तंपाए 2700 (7८ 
+#९८त90 700एटएरआएं इइटॉस्‍ 9९९0प्ा68 8 ते॥ए26 ०ी (8९ 727४७], 8प८९ 070 5पट८८55 
ब20 2075प्रागफक्वां070, 70 ६08४ ताणं॑76 ऐिल2३ णी 5४४: ,7 
"(ग्राडाएएठ7कए गशउंबध 72702८27४ए७८०४---?०४४८ 238-9 


तेलुगु और उसका साहित्य*--प्रृष्ठ ७६ 





वन आान दर पं५२१४+क 4 2 दक तल कह ० आह. कक 7% २३४०८ २६०२-०2: - ६ 








१४६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


इस संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रवादी 
विचारों के प्रसार ने संपूर्ण भारतीय साहित्य को कितना अधिक प्रभावित किया. 
और स्वातंत््य-संग्राम से उत्पन्न भावनाओं के संस्पर्श से किस प्रकार देश की सभी 
जन-वाणियां झंकृत हो उठीं । किन्तु गांधीजी द्वारा अपनाई राष्ट्रभाषा हिन्दी 
की गूंज इन सब भाषाओं के साहित्य में सर्वाधिक मुखरित हुई और राष्ट्रीय 
चेतना की अभिव्यक्ति का वह केन्द्र बन गई । इस प्रकार “विवर्तन के 
एक ही आकुल क्षण में एक यूग का आविर्भाव होता है । राष्ट्रीयता और 
जातीयता के पुनरुन्‍्मेष के साथ आस-पास के जगत तथा पश्चिस के अनाहुत 
अतिथि सम्राट की यथार्थभूलक स्वीकृति और तज्जन्य प्रतिक्रिया दिखाई देतो 
है । राष्ट्र अपनी समष्टि के लिए पुनर्मूल्यांकन में संलरन होता हेँ और हिन्दी- 
साहित्य में इसकी ध्वनि सुनाई पड़ती हे, यह एक तात्कालिक और सहज 
प्रतिक्रिया थी ।”१ ५ द 

यही प्रतिक्रिया हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हुई। हम देख चुके हैं कि 
ब्रह्मसमाज और विशेषकर आयेंसमाज के आन्दोलन ने किस प्रकार हिन्दी-पत्र- 
कारिता के जन्म और उसके संवर्द्धंन में योग दिया। उस धामिक और सामाजिक 
जागरण को इन हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं ने घोषित किया और इस प्रकार हिन्दी- 
गद्य के प्रसार तथा परिमाजेंन में सहायता की । किन्तु बीसवीं शताब्दी में कांग्रेस 
के सत्याग्रह-आन्दोलन की राष्ट्रीय चेतना ने पूर्व शताब्दी की पत्रों-सम्बन्धी गति- 
विधि को भी फीका कर दिया । अब हिन्दी पत्र प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर गये और 
सच्चे अर्थों में भारतीय जनता के प्रवक्ता के रूप में प्रकाशित होने लगे । प्रायः 


. सम्पादन का कार्य करनेवाले अपने क्षेत्रों के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे । 


जब पत्रों का संचालन ऐसे सम्पादक करें, जो नेता भी हों और स्वयं भी लेख लिखें 
तो पत्रों के प्रभाव का व्यापक होना और उनका लोकप्रिय हो जाना स्वाभाविक 
ही हे। ह 

हिन्दी-पत्रकारिता में राष्ट्रीयता का बीजारोपण करने तथा उसे सिंचित 
कर पल्‍लवित एवं पुष्पित करने में सवंश्री राजा राममोहन राय, राजा रामपालुसिह, 


हक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, महावीरप्रसाद ढिवेदी, 53 


गुप्त, बालक्ृष्ण भट्ट, लोकमान्य तिलक (हिन्दी केसरी पूना के सम्पादक व संस्था- 
पक ) , गांधीजी, मदनमोहन मालवीय, सुभाषचन्द्र बोस, राजेन्द्रप्रसाद, जवाहरलाल 
नेहरू, माखनलारू चतुर्वेदी, गणेशशंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, 
नरेन्द्रदेव, बालकृष्ण शर्मा नवीन”, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, 

$ हिन्दी अनुशीलन ' में नन्ददुलारे वाजपेयी के लेख राष्ट्रीय चेतना? से--४८्ठ ५२ 








राजनीतिक चेतना .. १४७ 


क्ृष्णकान्त मालवीय, द्वारकाप्रसाद मिश्र, कमलापति त्रिपाठी, हरिभाऊ उपाध्याय, 
आदि समाज-सुधारकों, राजनेताओं अथवा क्रांतिकारी लेखकों के नाम लिये जा 
सकते हैं, जिन्होंने हिन्दी-पत्रकारिता के माध्यम से स्वतन्त्रता-संग्राम में योग देने 
के लिए अपूर्व त्याग किये तथा कारावास आदि की अनेक यातनाएं सहीं । 


हिन्दी और स्वातंत्र्य-संग्राम 

जो भाषा सदियों से सभी प्रकार के सार्वजनिक आन्दोलनों के लिए दर्पण 
के समान रही हो, यह असंभव था कि आधुनिक युग के महानतम आन्दोलन से 
बह प्रभावित न होती । समस्त उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में जहां हिन्दी बोली 
. और समझी जाती है, हिन्दी लेखकों ने अपनी भाषा की परंपरा के अनुसार स्वा- 
- घीनता-संग्राम में आरंभ से ही बढ़-चढ़कर भाग लिया और देशभक्ति के गीत 
गाये, जिससे जत-मानस में एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार नव- 
जागृति के इस आन्दोलन ने नये गीतों को “जन्म दिया। वास्तव में हिन्दी-साहित्य 
की अभिवृद्धि के लिए गत पचास वर्षों में जितनी प्रेरणा राष्ट्रीय भावना से 
मिली, इतनी संभवत: और किसी तत्व से नहीं मिली । स्वाधीनता के लक्ष्य ने हिन्दी 
को अधिक उन्नत किया अथवा हिन्दी ने राष्ट्रीय भावना को अधिक बढ़ावा दिया, 
यह एक विचारणीय विषय है। यही कहा जा सकता है कि आधी शताब्दी तक ये 


दोनों अन्योन्याश्रित रहे । राष्ट्रीय चेतना अथवा उदात्त जातीय भावना का. .. 


साहित्य से कितना घनिष्ठ संबंध है, इस विषय पर नन्ददुलारे वाजपेयी लिखते 
है कि इस चेतना के “विशिष्ट स्वरूप को मृत्ते किये बिना साहित्य अपने अस्तित्व 
को अक्षुण्ण नहीं रख सकता ओर न बह सार्वभौम ही बन सकता है । वह सात्र 
शेलो-शिल्प अथवा सिद्धान्त-प्रवचन बन जायगा । राष्ट्र या जाति के विशिष्ट 
अस्तित्व से युक्त न होने के कारण उसकी जीवन-दक्ति क्षीण और निष्प्रभ रहेगी । ... 


अतएवं यदि हम यह जानने का प्रयत्न करें कि वर्तमान समय में हमारी विशिष्ट 


राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है और उसकी गहरी गतिविधि किस दिद्ा में है, 
तो यह उचित ही होगा ।”* इस उक्ति की साथ्थकता सोर्वभौम है, और हिन्दी- 
साहित्य पर दुष्टिपात करने से इस कथन का प्रमाण सहज ही मिल जायगा । 
स्वाधीनता-संग्राम के नेताओं को यदि हम लें तो उनमें से अधिकांश हिन्दी 
के समर्थक थे और है, यहांतक कि स्वयं महात्मा गांधी ने हिन्दी-प्रचार को अपने 
रचनात्मक कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग बनाये रकंखा । जबसे उन्होंने कांग्रेस 
. का नेतृत्व संभाला तभीसे हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा। स्वयं हिन्दी 


७७७७७७एए-७ए/ए"७८""शशरशल्‍रा७४एएल्‍॥/७ए७७७७एए्रश्ल्‍त७७७७७््ाएशााा 9 वी 


. $ “हिन्दी-अनुशीलन? (धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक)--पृष्ठ ५२ 





१४८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


सीख लेने और दूसरों को हिन्दी पढ़ने का परामशें देने तक ही उनका हिन्दी-प्रेम 
सीमित नहीं था। सन्‌ १९१८ में ही उन्होंने अहिदी प्रांतों में हिन्दी-प्रचार के लिए 
एक बुहत्‌ संस्था (दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा) की स्थापना की । 
उनकी इन सेवाओं के कारण ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें दो बार 
(सन्‌ १९१८, १९३५) वाषिक अधिवेशनों का सभापति चुना। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सभापतिपद से भाषण देते हुए सन्‌ १९१८ में महात्मा गांधी ने 
कहा था--- 

“आपने सुझे इस सम्सेलन का सभापतित्व देकर कृतार्थ किया है । हिन्दी- 
साहित्य की दृष्टि से मेरी योग्यता इस स्थान के लिए कुछ भी नहीं है, यह में खूब 
जानता हूं । मेरा हिन्दी भाषा का असीम प्रेम ही मुझे यह स्थान दिलाने का कारण 
हो सकता है। में उम्मीद करता हूं कि प्रेम की परीक्षा में में हमेशा उत्तीर्ण 
होऊंगा । डर 

“साहित्य का प्रदेश भाषा की भूमि जानने पर ही निश्चित हो सकता हे । 
यदि हिन्दी भाषा की भूमि सिर्फ उत्तर प्रान्त की होगी, तो साहित्य का प्रदेश संकु- 
चित रहेगा। यदि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी, तो साहित्य का विस्तार भी 
राष्ट्रीय होगा । जेसे भाषक वेसी भाषा । भाषा-सागर में स्नान करने के लिए पूर्वे- 
पश्चिचम, दक्षिण-उत्तर से पुनीत महात्मा आयेंगे, तो सागर का सहत्व स्नान करने- 
वालों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए साहित्य-दृष्टि से भी हिन्दी भाषा का स्थान 
विचारणीय हे ।! द 

इस प्रकार हिन्दी से प्रत्यक्ष नाता जोड़कर और सार्वजनिक रूप से उसे 
समस्त राष्ट्र की भाषा स्वीकार करके इस नवनिर्माण के युग में उन्होंने हिन्दी को 
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर किया और इस भारती के आराधकों में नवीन उत्साह 
तथा प्रेरणा का संचार किया। 

हिन्दी भाषा और स्वातंत्य-संग्राम को दृष्टि में रखते हुए नवोदित विचार- 
घाराओं और उनके प्रभाव पर विचार करना यहां आवश्यक है । आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य और स्वाधीनता-संग्राम की क्रमिक उन्नति में लगभग कार्य-कारण का 
सम्बन्ध है । प्रथम महायुद्ध के समय और तुरन्त उसके बाद जनजागरण की पहली 

लहर देशभर को विलोड़ित कर चुका थी । जनता में राष्ट्रीयता की भावना, 
विदेशी शासन से मुक्त होने की महत्वाकांक्षा और राष्ट्र को उन्नत करने की उत्कट 
इच्छा के कारण जो वातावरण पैदा हुआ, उसके संचित बल से एक ओर असहयोग- 


. $ 'राष्ट्रमाषा हिन्दुस्तानीः--प्रृष्ठ १०-११ 








राजनीतिक चेतना क्‍ १४९ 


आन्दोलन चला और दूसरी ओर भारतीय विचारकों और शिक्षित समाज ने प्रेरणा 
की खोज में देश के गौरवमय अतीत की छानबीन की । वास्तव में यह प्रक्रिया १९वीं 
शताब्दी के मध्य से चली आ रही थी, किन्तु २०वीं शताब्दी में वह फलित होने 
लगी । हिन्दी उपन्यास और कहानी का सामाजीकरण इसी प्रक्रिया के पुष्पित 
होने से हुआ और प्रेमचन्द इसके सर्वोत्तम फल हुए । हिन्दी कथा-साहित्य तिलूस्म _ 
और ऐयारी की परिधि से निकलकर वास्तविक-जीवन की ओर बढ़ा । हिन्दी _ 
के प्रायः सभी लेखक अपनी लेखनी लेकर स्वाधीनता-आन्दोलन के अविभाज्य अंग 
बन गये । 


कांग्रेस और हिन्दी 


राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वमान्य सूत्रधार गांधीजी बन गये थे, इसलिए भाषा 
के प्रश्न पर उनके विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उनके सम्मुख 
जो राजनीतिक कार्यक्रम था, उसमें वह भाषा को महत्त्वपूर्ण स्थान देते थे । इसी- 
लिए हिन्दी के संबंध में उनकी मान्यता उनका व्यक्तिगत विचार न रहकर काला- 
न्तर में कांग्रेस की नीति बन गई । हिन्दी के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर देने 


मात्र से गांधीजी को संतोष नहीं हुआ । हिन्दी-प्रचार को और विशेषकर अहिन्दी- 


भाषी प्रान्तों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था करने को उन्होंने अपने साव॑ंजनिक जीवन 
का स्थायी कार्यक्रम बना दिया और इस प्रकार हिन्दी-प्रसार देश की राजनीति 
का एक अंग बन गया । कांग्रेस में उन दिनों अधिकतर अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का 


ही बोलबाला था । संस्था का समस्त कार्य अंग्रेजी भाषा में चछता था और इसके 
 वाषिक सम्मेलनों में अंग्रेजी से अनभिज्ञ किसी भी व्यक्ति के लिए भाग लेना संभव 


न था। गांधीजी के विचारों का उनके साथियों पर इतना प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस 
के अधिवेशनों में हिन्दी के प्रयोग जैसे ऋन्‍्तिकारी प्रस्ताव पर भी किसीने आपत्ति 


नहीं की । गांधीजी के अनुरोध के फलस्वरूप सन्‌ १९२५ में कांग्रेस के कानपुर 
अधिवेशन में हिन्दी-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और वह पास हो गया । प्रस्ताव 
'इस प्रकार था--- 


. “कांग्रेस की यह सभा प्रस्ताव पास करती हे कि कांग्रेस, अखिल भारतीय 


कांग्रेस कमेटी और विंग कमेटी की कार्रवाई आम तौर पर हिन्दुस्तानी में चलेगी । 
'अगर कोई वक्‍ता हिन्दुस्तानी न जानता हो या दूसरी आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी 


या प्रान्तीय भाषा इस्तेमाल की जा सकती हू। प्रांतीय कमेटियों की काररवाई आम 
तोर पर प्रांतीय भाषाओं में चलेगी । हिन्दुस्तानी भी इस्तेमाल की जा सकती 


3 १) 
| 


है 





“22822 


वि मल कक 





१५० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


इस प्रस्ताव के संबंध में गांधीजी ने निम्त टिप्पणी लिखी थी---“हिन्दु- 
स्तानी के उपयोग के बारे में जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह लोक-मत को बहुत आगे 
ले जानेवाला है । हमें अबतक अपना काम-काज ज्यादातर अंग्रेजी में करना पड़ता 
है, यह निस्‍्सन्देह प्रतिनिधियों ओर कांग्रेस की महासमिति के ज्यादातर सदस्यों 
पर होनेवाला एक अत्याचार ही है । इस बारे में किसी-न-किसी दिन हमें आखिरी 
फेसला करना होगा ही । जब ऐसा होगा तब कुछ वक्‍त के लिए थोड़ी दिक्‍कतें पैदा 
होंगी, थोड़ा असन्तोष भी रहेगा। लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए यह अच्छा ही 
होगा कि जितनी जल्दी हो सके, हम अपना काम हिन्दुस्तानी में करने लगें ।१ 
इसके बाद से हिन्दी को और अधिक प्रोत्साहन मिला । हिन्दी-भाषी कार्ये- 
कर्त्ता अधिकतर हिन्दी में ही भाषण देने लूगे । सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि 
कांग्रेस-अधिवेशनों का विवरण, जो अभी तक केवल अंग्रेजी में ही तैयार और प्रका- 
शित होता था, अब हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपने लगा । अखिल भारतीय 
कांग्रेस के कार्यालय से परिपत्र और कुछ पत्र-व्यवहार अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी 
में भी होने लगा तीसरी बात यह हुई कि वाधिक अधिवेशनों में सभापति का भाषण 
चाहे अंग्रेजी में पढ़ा जाता हो, किन्तु उसकी प्रकाशित प्रतियां हिन्दी में भी बांटी 
जाने रूगीं । इस प्रकार हिन्दी को निविवाद रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता 
दी गई। ह 
कांग्रेस के मंच से इस नीति का कभी विरोध नहीं हुआ । सभी गुटों के 
लोगों अथवा विभिन्न भाषा-भाषियों द्वारा इस प्रणाली का समर्थन होता रहा । 
हां, कुछ वर्णो बाद सन्‌ १९३९ में गांधीजी ने हिन्दी की परिभाषा में थोड़ा संशी- 
धन किया । उसे हिन्दुस्तानी का नाम देकर उसमें देवनागरी तथा उर्दू लिपि दोवों 
को स्थान दे दिया । क्‍ 
२३ मई, १९३६ के हरिजन सेवक' में “हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शीर्षक लेख में 


उन्होंने लिखा--- 


“हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्द एक ही भाषा के मुख्तलिफ नाम हेँ। हमारा 


. भतल्‍रूब आज एक नई भाषा बनाने का नहीं है, बल्कि जिस भाषा को हिन्दी, हिन्दु- 


स्‍्तानी और उर्द कहते हैं, उसे अन्तर्प्रान्‍्तीय भाषा बनाने का हमारा उद्देश्य हेँ । 


.. में मानता हूं कि श्री कन्हेयालाल मुंशी ने हंस! की भाषा के समर्थन में जो कहा 


है, वह सही है। तमिल या तेलगु की किसी चीज का उल्था आप हिन्दी या हिन्दु- 
स्तानो में करें, और उसमें संस्कृत शब्द न आयें, यह हो नहीं सकता, उनका आना 


करीब-करीब लाजिमी है, क्योंकि उनमें संस्कृत शब्द बहुत ज्यादा हैं। यही 


१ 'राष्ट्रमाषा दिन्दुस्तानी--पृष्ठ २५ 








22233 ,मज22 विश जज 05 मल ० के बजट लक कक मु 


नजर उंलिनजक-नजि---+-+--+--+>- -->-..... हिल न मल 





राजनीतिक चेतना ह क्‍ १५१ 


हाल अरबी लफ्जों का हे । अरबी की किसी चीज का तर्जुमा अगर हम हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी में करने बेठें, तो उसमें अरबी दब्दों को आने से हम रोक नहीं सकते । 
रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि' के हिन्दी या हिन्दुस्तानी अनुवाद सें अगर संस्कृत शब्दों 
को, जिनकी कि बंगाली भाषा में भरमार हे, इरादतन बचाया जाय, तो उससे 
जो लालित्य या माधुर्य है, वह बहुत कम हो जायगा । अगर मौलवी अब्दुलहक- 


साहब और आकिलसाहब जैसे साहित्यिक मुसलमान चाहते हें कि आम जबान को 


सिर्फ हिन्दुओं द्वारा बोली जानेवाली भाषा का रूप लेने से बचाना जरूरी है, तो 
उन्हें इसमें अपना खास योग देना होगा। अगर में हटा सकं तो में उनके दिसागों 
से उर्द-रूप को खालिस मुसलमानों की जबान मानने का खयाल हटा दूं, जिस तरह 
कि में साहित्यिक हिन्दुओं का यह खयाल दूर कर दूं कि हिन्दी तो सिर्फ हिन्दुओं की 
भाषा हें। अगर दोनों के दिलों से यह खयाल जुदा नहीं होता, तो उत्तर भारत के 
हिन्दुओं और मुसरूसानों की कोई आम जबान नहीं बन सकती, फिर उसे आप 
चाहे किसी भी नाम से पुकारें। इसलिए यहां हमें कम-से-कम नाम के ऊपर झगड़ने 
की जरूरत नहीं । अगर पूरी सच्चाई के साथ आपका मतलब एक जबान का हे, 
तो आप उसे चाहे जो नाम दे सकते हैं ।”* 

इसी संबंध में राजेंद्रबाब्‌ू ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं-- 

“कांग्रेस के विधान सें जहां भाषा का जिक्र हे वहां न हिन्दी शब्द का व्यव- 
हार किया गया हे न उर्दू” शब्द का, बल्कि वहां हिन्दुस्तानी शब्द का ही इस्तेमाल 
हुआ हूं । जब गांधीजी ने दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा का प्रचार १९१८ में आरम्भ 
किया था तब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तत्त्वावधान सें ही आरम्भ कराया था । 
उसी समय वह इन्दौर में साहित्य-सम्मेलन के सभापति हुए थे। कांग्रेस के विधान में 
“हिन्दुस्तानी” शब्द का व्यवहार महात्माजी और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने ही किया 
था। उनके ही शब्द को कांग्रेस ने मान लिया था। दक्षिण भारत में जिस सभा के 


: द्वारा राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम-काज भी किया जा रहा है, उसका नाम दक्षिण 
भारत हिन्दी-प्रचार-सभा हे । इससे स्पष्ट हे कि गांधीजी ने जबसे इस काम को 


हाथ में लिया हूं, उन्होंने हिन्दी और उद्‌ं को दो भिन्न-भिन्न भाषा नहीं माना हें ४ 
यद्यपि दानों की शब्दावली में अन्तर है और वह अन्तर दिन-दिन बढ़ता जा रहा हैं; 
तथापि दोनों का व्याकरण प्रायः एक ही हे और बह व्याकरण दूसरी किसी भाषा 
के व्याकरण से पुरा-पुरा नहीं सि्ता। भाषा-तत्वविदों का कहना हुँ कि भाषा की 
विभिन्नता द्ाब्दावली से उतनी नहीं होती, जितनी उसके वाक्‍्यों की गढ़न और व्या- 


करण के नियमों के कारण होती हे । इसलिए यह मानना अनुचित और भाषा- 


१ राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी --प्रृष्ठ ७४-७४ 











१५२ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा' 


विज्ञान के नियमों के प्रतिकूल नहीं है कि हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा का नाम है 
अथवा एक ही भाषा की दो शलियां हैं, दो विभिन्न भाषाएं नहीं ।” * 

हिंदी के प्रसार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
हिंदी और हिन्दुस्ताती भाषाओं को सदा ही कांग्रेस-आन्दोलन तथा उसकी कार्य- 
प्रणाली से यथेष्ट बल और प्रोत्साहन मिलता रहा। कम-से-कम अहिन्दी क्षेत्रों के 
संबंध में कहा जा सकता है कि उनमें हिन्दी और हिन्दुस्तानी पर जोर देने से कोई 
अन्तर नहीं पड़ा, क्योंकि देवनागरी अक्षर ही उन क्षेत्रों में सुगमता से सीखे जा 
सकते थे। संस्कृत जाननेवाले लोग पहले ही इनसे परिचित थे। अन्य लोगों के 
लिए भी फारसी वर्णमाला की अपेक्षा हिन्दी लिपि सजातीय होने के कारण 
कहीं अधिक सरल है । 


. भाषा में व्यापक विषय-वस्तु 


उन्नीसवीं शती के आरम्भ में हिन्दी अधिकतर धामिक और भक्ति-भाव- 
संबंधी अथवा नायक-नायिका-भेद-संबंधी विचारों की ही वाहिनी थी । कालान्तर 
में उसमें सामाजिक विचारधारा का समावेश हुआ । उन्नीसवीं शती के धार्मिक 
और सामाजिक आन्दोलनों द्वारा हिन्दी-गद्य को विकास का अच्छा अवसर मिला । 
बीसवीं शती में जब हिन्दी राजनीतिक आन्दोलन की सहचरी हो गई, तो इसका 
क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया । आधुनिक राजनीति स्वयं एक व्यापक विषय 
है । प्रशासन, उद्योग-धन्धे, अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, और चाल विषय 
इसके प्रधान अंग हैं। धीरे-धीरे हिन्दी इन सभी विषयों के विवेचन का साध्यम 
बन गई। 
कांग्रेस जन-आन्दोलन के केन्द्र बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद जैसे नगर तो 
थे ही, जहां बड़े-बड़े उद्योग और कारखाने स्थापित हैँ, उसके साथ ही इस आन्दोलन 
का जोर छोटे शहरों में और विशेषकर कच्चे घरौंदों में रहनेवाली ग्रामीण जनता 
में भी कम न था। इतने अधिक और विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित जनसाधारण के 
आह्वान के लिए हिन्दी को अपनी हब्दावली और शैली दोनों को ही विस्तृत 
और व्यापक बनाना पड़ा । और फिर वर्षों तक अ. भा. कांग्रेस का प्रधान कार्यालय 
स्वराज्य भवन, इलाहाबाद में रहा । वहां के हिन्दीमय वातावरण का भी प्रधान 
कार्यालय के कर्मचारियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा । फिर भी, इस विभिन्नता के 
दिग्दर्शन के लिए यदि हम कांग्रेस की ही विभिन्न गंति-विधियों का विवेचन करें 
तो पर्याप्त होगा । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्य अनेक विभागों में विभा- 


कि आत्मकथा--पृष्ठ ४५२-३ 





क्‍ राजनीतिक चेतना .. श१५३ 


जित था, जिनकी संख्या समय-समय पर आवश्यकतानुसार घटती-बढ़ती गई । 
कुछके नाम और उनके कार्य की व्याख्या नीचे दी जाती है-- 

१३, विशुद्ध राजनीतिक कार्य--इसका संबंध सरकार से पत्र-व्यवहार, 
सरकारी नीति की प्रतिक्रिया, कांग्रेस के राजनैतिक ध्येय तथा कार्य-प्रणाली की 
परिभाषा आदि से था। यह विभाग प्रशासन की विभिन्न प्रणालियों और राजनीति 
के विभिन्न सिद्धान्तों के अध्ययन में भी दिलचस्पी रखता था। जनतंत्रवाद, समाज- 
वाद, साम्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद आदि का विवेचन और इनकी 
टीका-टिप्पणी उस समय काफी होती थी। आचार्य नरेन्द्रदेव व संपूर्णानन्‍्दजी के 
लेख व कृतियां इसका उदाहरण हैं । 

२० विदेश-विभाग--यह विभाग विदेशी गतिविधि का विशेष रूप से 
अध्ययन करता था। उन दिनों राष्ट्र-संध की गतिविधियों में भारत की बहुत दिल- 
चस्पी थी | इटली और अबीसीनिया की घटनाओं, जर्मनी में हिटलर की बढ़ती 
हुई शक्ति और नाजीवाद का उदय, विदेशी सत्ता के अधीन दलित देशों के स्वा- 
तंत््य-आन्दोलन---इन सब बातों के विशेष अध्ययन और कांग्रेस की प्रतिक्रिया 
ज्ञापित करने के लिए इस विभाग का संगठन किया गया था। 

.._३. आ्थिक विभाग--इस विभाग के अन्तर्गत छोटे और बड़े उद्योग-धंधे, 
श्रम-समस्या, कामगरों का संगठन, सरकार की आयात-निर्यात-नीति तथा उसकी 
आलोचना, देश का आथिक कल्याण कैसे हो और जनसाधारण के रहन-सहन का 
स्तर कैसे बढ़ाया जाय, इन सब बातों का संबंध था। रचनात्मक कार्यक्रम भी इसी 
विभाग के अन्दर आता था । अब कांग्रेस-कार्याझय से आथिक समीक्षा नामक 
पत्रिका भी निकल रही हैं। 

४. कृषक-विभाग--भारत किसानों का देश है। कांग्रेस ने दूसरे विश्व- 
युद्ध से पहले ही यह समझ लिया था कि वह सच्ची सार्वजनिक संस्था तभी बन 
सकती है जब किसानों के दिल में उसका आदर हो । इसके अतिरिक्त भारत का 
किसान अत्यधिक शोषित और दलित रहा है। उसकी दरिद्रता और निरीहता 
विश्वविख्यात है। किसान की अपनी आथिक और सामाजिक समस्याएं भी अगणित 
हैं। इन सबका समाधान करने के लिए कांग्रेस ने पहले ही से एक कार्यक्रम का निर्माण 
किया था। विभिन्न प्रान्तों में लगान-संबंधी स्थिति विभिन्न प्रकार की थी । उसका 
अध्ययन करना और समस्याओं के समाधान के लिए उचित सुझाव देना, इस विभाग 
का काम था। 

५. शिक्षा--हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना गांधीजी ने सन्‌ 
१९३७ मे की। शिक्षा के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा कार्य था, जो अभी भी चल रहा है। 





१५४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


इसके अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा-प्रणाली का विकास किया गया है और उसे नियम- 
बद्ध कर व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। स्वाधीनता से पहले यह 
सब कार्य कांग्रेस-सचिवालय में विशेष रूप से तथा तत्संबंधी अन्य संस्थाओं में किया 
गा जाता था। 
हा ६. समाज-सेवा--इस विभाग के अन्तगंत हरिजनोद्धार का कार्य सबसे 
; महत्वपूर्ण था। गांधीजी की दृष्टि में हरिजन-सेवा और दलितवर्ग के छोगों की स्थिति 
में सुधार, उनके सामाजिक कार्यक्रम का अविभाज्य अंग था । इसके लिए अलग से 
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की गईं, जिसकी शाखाएं सभी 
प्रान्तों में बनीं । 
कहना न होगा कि इन सब विभागों का काम-काज अधिकतर चाहे अंग्रेजी 
में होता हो, फिर भी बहुत-कुछ धीरे-धीरे हिन्दी में होने लगा, विशेषकर प्रांतीय हु 
कांग्रेस कमेटियां और व्यक्तिगत कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं में हिन्दी में पत्र-व्यवहार द 
करने की प्रवृत्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ती गईं | चूंकि इन सभी विभागों के वाधिक - 
विवरण अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही में प्रकाशित होते थे, इसके कारण हिन्दी में 
विवरण-शैली की भाषा परिमार्जित हुई, शब्द-भंडार बढ़ा, वस्तु-विषय व्यापक 
होता गया। वास्तव में सन्‌ १९३७ में जब पहली बार उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, 
मद्रास, मध्य प्रदेश और बम्बई में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने और हिन्दी-भाषी प्रान्तों 
ने हिन्दी के प्रयोग पर जोर दिया, तो उसका आधार और बातों के साथ हिन्दी के 
क्षेत्र में कांग्रेस का अपना अनुभव भी था। हिन्दी भाषा के इतिहास में राष्ट्रीय आन्दो- 
लन, विशेषकर कांग्रेस के कार्यक्रम द्वारा, जो प्रोत्साहन मिला है, महत्व की दृष्टि 
से उसकी तुलना हम मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य से ही कर सकते हैं। 
कांग्रेस के नेतृत्व में स्वाधीनता-आन्दोलन के उतार-चढ़ाव का प्रभाव हिन्दी 
भाषा और साहित्य के उतार-चढ़ाव पर काफी पड़ा । उदाहरणार्थ जब नये संवि- द 
धान के अनुसार सन्‌ १९३७ के आम चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय हुई और + 
छः प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ, उससे हिन्दी को असाधारण 
बढ़ावा मिला । प्रान्तीय विधान-सभाओं और राजनीतिक क्षेत्रों में हिन्दी को 
विशेष स्थान मिल जाने के कारण पुराने हिन्दी पत्रों का महत्व बढ़ा और नवीन 
पत्रिकाएं प्रकाशित होने रूगीं। बिहार, मध्यप्रदेश, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और 
पंजाब में नये दैनिकों और साप्ताहिकों ने जन्म लिया । पटना से राष्ट्रवाणी', 
नवराष्ट्र' और बाद में आर्याव्त', नागपुर से 'नवभारत', लखनऊ से हुंकार, 
इलाहाबाद से श्री विजय, खंडवा से 'कर्मवीर', दिल्ली से बीर अर्जुन और महा- 
. रथी' और लाहौर से शक्ति” दैनिक इत्यादि ऐसे पत्र हैं, जिनका प्रकाशन आरम्भ 











राजनीतिक चेतना १५५ 


हुआ अथवा जिन्हें कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने से विशेष बल मिला। प्रायः ये सभी पत्र 
कांग्रेस-दछ अथवा उसके समर्थकों द्वारा संचालित तथा संपादित होते थे । 

हिन्दी को प्रोत्साहन वैधानिक और प्रशासनिक गतिविधि के अतिरिक्त 
उस समय के सार्वजनिक वातावरण से भी मिला । सन्‌ १९३७ में कांग्रेस ने जन- 
सम्पर्क-विभाग के नाम से एक नई शाखा खोली । इस विभाग का प्रायः समस्त कार्य 
भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी, के माध्यम से होता था, जिसने देहातों में 
हिन्दी-प्रचार को प्रोत्साहित किया । 


राष्ट्रीय नेताओं की अनूदित रचनाएं 

इस युग के हमारे राष्ट्रीय नेताओं में बहुत-से नेतागण जननायक ही नहीं थे, 
साहित्य-स्रष्टा भी थे। उनकी उच्च शिक्षा-दीक्षा, पाइचात्य विचारधारा का 
अध्ययन, उनकी आदर्शावादिता और सार्वजनिक आन्दोलन के नेता के रूप में 
तप और त्याग का जीवन--ये सब बातें साहित्यरचना के लिए सर्वोत्तम पृष्ठ- 
भूमि बन गईं । कांग्रेस का नेतृत्व गांधीजी के हाथ में आने से पहले हमारे राज- 
नीतिक जीवन में दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिछक, लाला लाजपतराय, 
पं. मदनमोहन मालवीय, अरविन्द घोष, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, विपिनचन्द्र पाल जैसे 
नेता थे, जो धुरन्धर विद्वान्‌ भी थे। इनमें से सभीने समकालीन साहित्य को समृद्ध 
किया और उसपर अपनी छाप छोड़ी है। उसी परंपरा में गांधीजी आये और उनके 
साथ मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, चित्तरंजन दास, भूलाभाई देसाई, 
सरदार पटेल, सुभाषचन्द्र बोस, मानवेन्द्रनाथ राय, आचार्य नरेन्द्रदेव, मौलाना 
आजाद, महादेवभाई देसाई, किशोरलाल मशझरुवाला, काका कालेलकर, बी. जी. 
खेर, ग. वा. मावलंकर, टी. प्रकाशम्‌, श्रीनिवास शास्त्री, तेजबहादुर सम्र, 
डा. अम्बेदकर, सरोजनी नायडू, डा. सच्चिदानन्द सिन्हा, राजगोपालाचार्य, राजेन्द्र 
प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभि सीतारमैय्या, विनोबा भावे, कृपछानी और 
जयप्रकाश नारायण आदि भी राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुए । 
इन सभीने अंग्रेजी अथवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में विशुद्ध साहित्यिक विषयों 
से लेकर राजनीति-शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म आदि अनेक आधुनिक 
विषयों पर ग्रन्थ लिखे । राजाजी जैसे व्यक्तियों का कथा-रस भी हिन्दी जगत को 
मिला। पर हिन्दी में विशेष रूप से जो ग्रन्थ लोकप्रिय हुए, वे राष्ट्रीय नेताओं 


की आत्मकथाएं हैं । 
साहित्य के विकास में आत्मचरितात्मक लेखनकला महत्त्वपूर्ण प्रगति की 
द्योतक हैँ । प्रारम्भ में जब मनुष्य ने पढ़ने-लिखने की कला सीखी, तब सर्वप्रथम 








१५६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


उसके मानस पर आसपास के वातावरण का प्रभाव अंकित होना स्वाभाविक था 
और जब यह कला उसने हस्तगत की अथवा उसे इसमें कुछ क्षमता प्राप्त हुई तब 
तज्जिनत प्रभाव की प्रतिक्रिया ही उसके रचित साहित्य में उद्भासित हुई। बड़ी- 
बड़ी नदियों, ऊंचे पर्वतों, विशाल सागर, विस्तृत आकाश, चांद और सूरज, संक्षेप 
में, प्रकृति की सभी प्रेरक शवितयों ने मानव के मानस में अक्षय प्रेरणा को जन्म 
दिया । जब इन शक्तियों ने मानव-जीवन को अभिभूत किया तो मानव-हृदय से 
उनके प्रति कुछ भय और कुछ आदर-मिश्वित भाव अभिव्यक्त हो उठे । प्रकृति की 
प्रशंसा में उसने स्तोत्र और गीत रचकर मानों उसके अदृश्य प्रकोप को शान्त करने 
के लिए भावों का अर्ष्य चढ़ाया | उसने प्राकृतिक शक्तियों को देवी-देवता 
मान अचंना की | प्रकृति की नीराजना के लिए बनी इस भावभूमि में साहित्य का 
जन्म हुआ । 

मानव-मन अधिकाधिक विकसित होता चला गया और मनुष्य-जीवन 
की कला से तो कया जीवन के रहस्य से भी पूर्णतः अभिज्ञ बन गया । जीवन की 
रहस्यपूर्ण बातों और बहुमुखी समस्याओं को जानने और समझने के लिए वह तत्पर 
और सन्नद्ध था। मानव-मनत की इस विकासधारा के साथ साहित्य-सरिता भी 
आगे बढ़ती चली । भौतिक विज्ञान, वर्णनात्मक रचनाओं, कविता और कहानी 
जैसी मनोरंजक कछाओं इत्यादि के साथ-साथ आत्मगत अनुभवों की अभिव्यक्ति 
को भी अब मार्ग मिला। हमारे प्राचीनतम साहित्य में अभी भी इस प्रकार के साहित्य 
की सर्वोत्तम कृतियां मिलती हैं । भारत में गौतम बुद्ध और महावीर के प्रवचनों 
और उपदेशों के विभिन्न संग्रहों में आत्मचरितात्मक तत्व मिलते हैं। इसी प्रकार 
पाव्चात्य साहित्य में भी वही विचारधारा दिखाई देती है । यह कौन नहीं जानता 
'कि प्रारम्भिक ईसा-काल की रचनाओं के लेटिन साहित्य में सेन्ट ओगास्टीन 
कन्फेशन्स' और कासानोवा की आत्मकथा' का बहुत ऊंचा स्थान है। फ्रांसीसी क्रांति 


के पूर्व और उन वर्षो में जब गिलोटीन द्वारा सैकड़ों व्यक्तियों की जानें ली जाती थीं. 


उस समय तत्कालीन राजनीतिक क्रांति के आधार पर अनेक पुस्तकें लिखी गई । 
उन रचनाओं में एक रचना, जिसका अभी भी अध्ययन किया जाता है और जो करीब 
५० वर्षों तक यूरोपीय विचारधारा को प्रभावित करती रही, रूसो की 'कन्फेशन्स' 
नामक आत्मकथा थी । द 
महान पुरुषों की आत्मकथाओं का और उनके समान ही जीवन-चरिता- 
. त्मक साहित्य का मानव-हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता हैं। परिणामतः ऐसी 
. रचनाओं की गहरी छाप समकालीन साहित्य पर पड़ती है और दीघेकाल तक 
ये रचनाएं साहित्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं | वर्तमान भारतीय साहित्य भी इस 





है 
१ 





राजनीतिक चेतना १५७ 


विचारधारा से प्रभावित हुआ है और इस आत्मचरितात्मक लेखनकला की ओर 
नेताओं के सहज झुकाव को पुष्ट करता है । राजनीतिक क्रांति और सतत संघर्ष 
में भारतीय साहित्य ने अपनी सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी में भी आशातीत प्रगति 
की है। इंस काल में केवल राजनीतिक या ऐतिहासिक ही नहीं किन्तु साहित्यिक 
रचनाएं भी बहुत बड़े परिमाण में हुई हैं। क्रांति के विचार, मुक्तिकरण के 
आदर्श और जनजीवन में रचनात्मक कार्य की प्रेरणा, इन सबको इस साहित्य में 
पूरी अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना मिली है । तत्संबंधी सभी कृतियां साहित्य की 
दृष्टि से अनुपम हैं, किन्तु हमारे नेताओं के जीवन-चरित्र की कहानियां और उनकी 
आंत्मकथाओं का उसमें विदेष स्थान है । 
केवल साहित्य और उसके विकास की दृष्टि से ही इन कृतियों का विशेष 
महत्त्व नहीं अपितु जो प्रभाव इन कृतियों ने समकालीन विचारधारा पर डाला हैं 
और जो अभी भी उसे प्रभावित कर रही हैं तथा भारतीय मानस को चित्रित 
करने में इनका जो हिस्सा है, उसके कारण इनका विशेष महत्व हैं। जब हम इस 
पर विस्तार से विचार करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि ये थोड़ी-बहुत 
क्ृृतियां हमारे साहित्याकाश में श्रुव तारे की तरह अटलू और स्थिर रूप से अपनी 
प्रतिभा बिखेरती हैं । द 

वर्तमान युग के साहित्य का दर्शन करते समय हमारे सामने काफी संख्या 
में उन व्यक्तियों की आत्मकथाएं और उनकी जीवनियां मिलती हैं, जो अपने 
समय में राजनीतिक अथवा सामाजिक जनक्रांति के अगुआ रहे हैं तथा जो 
स्वतन्त्रता-संग्राम में जनता-जनार्दन के माने हुए नेता रहे हैं । इनमें सबसे 
प्रथम और सबसे आगे महात्मा गांधी का नाम है। उनकी सत्य के प्रयोग' नामक 
आत्मकथा एक महान्‌ रचना है, केवल इसलिए नहीं कि वह भारत के एक सर्वे- 
मान्य नेता की आत्मकथा है, वरत्‌ उसकी निजी विशेषता और महत्त्व हैं। 
उसकी दौली, तत्कालीन समस्याओं के प्रति लेखक का दृष्टिकोण और उसमें निहित 
विचार-सामग्री पर लेखक ने अपने ऊंचे चरित्र और प्रतिमा की अमिट छाप डाल 
दी है। इस प्रकार यह आत्मकथा स्वाधीनता के महान आन्दोलन की, जिसका गांधीजी 
ने नेतृत्व किया और जो उस समय भारत में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए उच्च शिखर 
पर पहुंच गया, पृष्ठभूमि का उज्ज्वल दर्शन करवाती है । इस आत्मकथा का गांधीजी 
के अनुगामियों पर और इस भारी अहिंसक आन्दोलन में जो रुचि रखते थे, उनपर 
बहुत प्रभाव पड़ा। इस आत्मकथा ने गांधीजी के आदर्शों के सत्य रूप को केवल भार- 
तीयों के छिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव-जाति के कल्याणार्थ प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट 
कर दिया । इसलिए इसमें तनिक भी आइचर्य की बात नहीं है कि गांधीजी की इस 





१५८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


आत्मकथा को उनके जीवन के अनुभवों और सत्य के प्रयोगों की एक अमूल्य निधि 
माना जाता है । 
सत्य के प्रयोगों की इस कहानी के साथ-साथ इसी शताब्दी में कुछ अन्य 
आत्मकथाएं भी प्रकाश में आई | प्रमुख रूप से इनमें लाला लाजपतराय, नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद* और कतिपय अन्य व्यक्तियों 
की आत्मकथाएं हैं । 
इस काल में शायद पहली बार हमें एनी बेसेन्ट और विजयालक्ष्मी पंडित 
जेसी महिलाओं हारा लिखित जीवन-गाथाएं प्राप्त हुईं। इन सभी आत्म-कथाओं 
ने समकालीन इतिहास के साहित्य में श्रीवृद्धि की है, विशेषतया स्वाधीनता की 
ओर अग्रसर होनेवाले आन्दोलन के इतिहास को इन पन्नों में सुरक्षित करके | 
भारत की इस युग की विचारधारा को प्रभावित किया है, जिससे आधुनिक है 
साहित्य भी विकसित हुआ । यह सारा ही आत्मकथा-साहित्य बड़ा के 
मूल्यवान और उत्कृष्ट हैं। इस युग की प्रेरणा-शक्ति इसमें निहित है । 
आत्मचरितात्मक साहित्य का यह एक विशेष गुण हैं कि समकालीन साहित्य- 
कारों के छिए वह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, उनके सामयिक विचारधारा- 
संबंधी ज्ञान में अभिवृद्धि करता है और पाठकों को चिर नवीन प्रेरणा प्रदान 
करता हैं । 
हिन्दी भाषा और साहित्य पर इनके अनूदित भाषणों का प्रभाव भी कम 
नहीं पड़ा । अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, इन राष्ट्रीय नेताओं का हिन्दी की प्रगति में 
काफी योगदान रहा । इस अनूदित साहित्य के कारण हिन्दी परिमाण की दृष्टि 
से ही समृद्ध नहीं हुई, विषय वैभिन्‍्य की दृष्टि से भी बहुत छाभान्वित हुईं। 
राजनेतिक नेता और हिन्दो | 
राष्ट्रीय नेताओं ने स्वातंत््य-आन्दोलन की अवधि में जो साहित्य निर्माण 
किया, भाषा उससे अवदप्र समृद्ध हुईं, किन्तु सभी रचनाएं विशुद्ध साहित्य की. हि 
परिधि में नहीं आतीं । इस साहित्य का कुछ अंश विवरणात्मक, वर्णनात्मक अथवा 
राष्ट्रीय जीवन के कुछ पहलुओं से संबंधित होने के कारण असाहित्यिक भी कहा 
जा सकता हैं । के 
स्वातंत््य-संग्राम से संबंधित नवचेतना के युग में हिन्दी भाषा और साहित्य द 
की जो अपूर्व अभिवृद्धि हुई, उसका श्रेय राजनीतिक नेताओं को दिया जाता है । | 








१ राजेन्द्रवाबू ने अपनी आत्मकथा मूलरूप से दिन्दी में लिखी दे । श्रन्य सबको 
. श्रनूदित हैं । ; 





राजनीतिक चेतना १५९ 


इनसे पूर्व सांस्कृतिक तथा सामाजिक चेतना का जो युग था, उसपर विस्तार से 
विचार किया गया है और उस युग के विभिन्न आन्दोलनों के वेताओं की हिन्दी- 
सेवा पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । इस देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन 
के नायकों ने जो कुछ हिन्दी के लिए किया, उसके संबंध में संक्षेप में कुछ लिखना 
आवश्यक है । यदि पूर्ववर्ती नेताओं ने अपने विचारों के व्यापक प्रचार के लिए 
हिन्दी का आश्रय लिया था, तो अब जबकि भारतेन्दु-युग तथा द्विवेदी-युग में हिन्दी 
साहित्य की दृढ़ नींव रक्खी जा चुकी थी, वर्तमान-युग के जननायकों के व्यक्तित्व 
और इतित्व द्वारा हिन्दी के विभिन्न साहित्यिक विभागों को अधिकाधिक उन्नत 
किया गया । अब राष्ट्रीय विचारों को सयत्न व्यापकता प्रदान करने की आवश्यकता 
नहीं रह गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय भावना किसी भी प्रकार की भाषा अथवा शाब्दिक 
अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं थी । इस दृष्टि से साहित्यिकों को विशुद्ध साहित्य- 
सृजन का अवसर मिला । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्रायः समान परि- 
स्थितियों में उत्पन्न इस साहित्य में विविवता का अभाव है । वास्तव में इन तीस- 
पैंतीस वर्षों में जो घटनाएं घटीं और समय-समय पर भारतवासियों को जिन परि- 
स्थितियों का सामना करना पड़ा, जो उतार-चढ़ाव उनके सामने आये और जिस 
प्रकार शुभ और अशुभ दोनों को ही अपने प्रयत्न का फल मानकर उन्हें संतोष 
करना पड़ा, इन सबके कारण राष्ट्र और राष्ट्र के नेताओं को जो नत्रीन अनुभव 
हुए, इन सभी अनुभवों की झलक हमें इस काल के साहित्य में प्रतिविबित हुई 
स्पष्ट दिखाई देती हैं। शासन के दमनचक्र की ऋ्रता और उसके प्रतिक्रियास्वरूप 
पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए कठोर सत्याग्रह का ब्रत, कारावास की यौतनाएं--- 
अनुभवों की यह एक ऐसी शंखला है, जो शारीरिक संवेदनशीलता को बेधकर 
आत्मा में कहीं गहरी उतरती है । इसके साथ ही राष्ट्र-हित के लिए आत्मत्याग 
और बलिदान की भावना मानवीय प्रेरणा के सभी द्वार खोल देती है । साहित्य- 
सृजन के लिए इससे अधिक उवेरा भूमि और कहां मिलेगी ? नई आशाएं, अभिनव 
स्वप्न ले, मानव के मस्तिष्क में अवतरित होती हैं, नवीन अभिलाषाएं उसके मानस 
को जगाती हैं, स्वतंत्रता की चाह और परतंत्रता से क्लेश जन-जन के हुदयों में 
नव-नव भावों का संचार करते हैं । ऐसे अवसर पर घनाढ्य और बैभवशाली 
लोग भी सुख का मोह त्याग, कठित ब्रतधारी नेताओं का अनुकरण करने को तत्पर 
हो जाते हैं। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू, देशबन्धु चित्तरंजन दास, सुभाष- 
चन्द्र बोस जैसी विभूतियों ने महात्मा गांधी के विचारों के अनुकूल अपने जीवन को 
_ बदल दिया। ये उदाहरण इसी चेतना के सूचक हैं। क्रांति के इस यज्ञ में, स्वाधीनता 
के लिए, गणेशशंकर विद्यार्थी, भगतर्सिह, रामप्रसाद 'बिस्मल” और चदन्धशेखर 








१६० भारतीय नेताओं की हिन्दी-सेवा 


आजाद जैसे बलि होनेवाले शहीदों की आहुतियां पड़ीं, जिससे कांति की ज्वाला 
भड़क उठी । त्याग और बलिदान की ये कहानियां इस युग के साहित्य-सुजन की 
पृष्ठभूमि बन गईं । कवि ने भावुकतापूर्ण स्वरों में इन आत्माओं को श्रद्धांजलि 
अपित की, कथाकार ने इन घटनाओं को कथा में गूंथकर अमरत्व प्रदान किया 
और उपन्यासकार न इस आन्दोलन के सम्यक दृश्य को राष्ट्रीय पटल पर चित्रित 
कर भारत के साहित्य को उज्ज्वल किया । अपने जीवनकाल में नेताओं ने भी 
अपने हत्यों, वाणी तथा लेखनी द्वारा राष्ट्रीय आदर्शों को मूरतिमान किया । हिन्दी 
भाषा और साहित्य को इससे युगान्तरकारी गति मिली । इस भाषा का क्षेत्र अधिक 
व्यापक होने के और सर्वंसम्मति से हिन्दी राष्ट्र की प्रतिनिधि भाषा होने के कारण 
उसे इन प्रवृत्तियों से विशेष व्यापकता मिली । इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वातंत्य- 
संग्राम और तज्जन्य मानस-मंथन से हिन्दी भाषा तथा साहित्य अनेकानेक रत्नों 
से अलंकृत हुआ । इस मानस-मंथन की गति तीत्र हो रही हैँ और भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में अग्नसर हो रही हैं । देश की नवीन राजनीतिक और सामाजिक परि- 
स्थितियां और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र इस मंथन को नाना प्रकार से आन्दोलित 
. कर रहा है| परिणाम भी इसके विविध होंगे, किन्तु भाषा और साहित्य की दृष्टि 
से उनके सार्थक होने में कोई संदेह नहीं है । 

इसी आन्दोलन के कारण साहित्य के विभिन्न अंग भी समृद्ध हुए । साहित्य 
की जिन परंपराओं का आरंभ उस समय हुआ, वे ही परंपराएं द्वितीय महायुद्ध के 
समय और फिर स्वाधीनता के बाद पुष्ट होकर आधुनिक हिन्दी साहित्य के रूप 
में सामने आ रही हैं | परिस्थितियों से निस्‍्संदेह साहित्य प्रभावित हुआ है और हो 
रहा है, किन्तु मूलतः अभी भी राष्ट्रीय भावना और गांधीवाद ही इसे प्रेरित करने- 
वाली शक्तियों में हैं । नवीन धाराएं और नये विचार पुरानी धारा में आ मिले हैं, 
किन्तु उसका स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं । 


हे 








अध्याय : ८ 


. लोकमान्य बालूगंगाधर तिरक 
(सन्‌ १८५६-१९२० ) 


हि . भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकासक्रम में लोकमान्य तिलूक 


एक आवश्यक लड़ी हैं। उन्हें प्रायः भारतीय प्रजातंत्र का पिता कहा जाता है। हमारे 


देश की जो दो विचारधाराएं थीं---गांधी- 
जी से पूर्व (सन्‌ १९१७ तक) और 
गांधीजी द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण 
करने के बाद--इन दोनों धाराओं को 
पिलाने का कार्य लोकमान्य ने किया। 
यद्यपि यह महत्वपूर्ण कार्य अधिकतर राज- 
नीति से संबंध रखता है, परन्तु लोकमान्य 
की सार्वजनिक सेवाओं का प्रभाव साहित्य 
के क्षेत्र पर भी पड़ा और हिन्दी भी इससे 
अछूती नहीं रही । वास्तव में जिन परि- 
हर स्थितियों और प्रयत्नों को हिन्दी के उन्नयन 
ही वोस्य तिलक का श्रेय दिया जाता है, उनके -निर्माण में: 
| लोकमान्य तिकक का काफी बड़ा हाथ है, 





. और इसीलिए मैं समझती हूं कि उनके योगदान का मूल्यांकन हमारे प्रयास के लिए: 
आवश्यक है। द क्‍ ' 


साहित्य-निर्मामा......... |. द 
... लोकमान्य तिलक का सार्वजनिक जीवन राजनीतिक कार्य तक ही सीमित 
नहीं था । वास्तव में अध्ययन, अध्यापन तथा लेखन को उनका सर्वप्रथम व्यसनः 
कहा जा सकता है । राजनीति से बाहर उन्होंने जो कार्य किया, उसपर हम तीन 
प्रकार से विचार कर सकते हैं। छोकमान्य लेखंक के रूप में, पत्रकार के रूप में. 


और शिक्षक के रूप में । 


अधिकांश लोग लोकमान्य को गीता-रहस्य” के लेखक और प्राचीन भारत 


. के इंतिहास-वेत्ता के रूप में जानते हैं। संस्कृत और ज्योतिषशञास्त्र के विद्वान होने 


के नाते और प्राच्य विद्या के गहन अध्ययन के कारण, उन्होंने जो कुछ लिखा: 








पक! ४ 5 





१६२ भारतीय नेताओं को (हिदी-सेवा 


उसे प्रामाणिक माना गया । इतिहास, भारत-विज्ञान (इंडोलोजी ) और पुरातत्व- 
विज्ञान आदि पर जो टीकाएं उन्होंने लिखीं, उन्हींके आधार पर वह अपने समय 
के प्रथम श्रेणी के लेखकों में गिने जाने के अधिकारी हैं । 

तिलक के संबंध में यह कहा जाता है कि वह लेखक पहले थे और राज- 
नीतिज्ञ बाद में । यदि देश की दयनीय स्थिति और दुखी जनता की पुकार सुनकर 
वह राजनीति की ओर न खिचे होते, तो हमारे साहित्य-भंडार को गीता-रहस्य॑ 
जैसे अनेक ग्रंथ मिल गये होते। तिऊूक के मुख से निकले हुए उदगारों से भी इस 
घारणा की पुष्टि होती है--मेरी हादिक इच्छा पर विचार किया जाय तो वह 
प्रोफेसर बनकर ग्रन्थ निर्माण करने की ही जान पड़ेगी, क्योंकि मुझे परिस्थिति 
के अन्याय से राजनंतिक क्षेत्र में उतरना पड़ा या सम्पादक बनना पड़ा (१ 

तिलक के संघर्षमय जीवन ने उनकी लेखनी को और भी सबल बना दिया। 
उसमें कमे था और उस कर्म का महत्व था । वह कर्म से अपनी आत्मा को ऊंचा 
उठाना चाहते थे | इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए उनके पास सबसे बड़ा शस्त्र 
अगर कोई था तो वह थी उनकी लेखनी, जिसका उन्होंने भरसक उपयोग किया 
और जिस उपयोग का व्यापक और चमत्कारी प्रभाव सभी स्वीकार 
करते हैं । 

विभिन्न विषयों पर अनेक फुटकर लेखों के अतिरिक्त तिछक ने तीन महत्व- 
पूर्ण ग्रन्थ लिखे । इनमें प्रथम गीता रहस्य है। दूसरे ग्रन्थ हैं ओरायन' (मृगशीर्ष ) 
और '“आकेटिक होम इन दी वेदाज” (आये छोगों का मूल वसित स्थान) । स्पष्ट 
है कि ये दोनों ही ग्रंथ प्राच्यविद्या और भारत-विज्ञान-संबंधी विषयों पर हैं। संस्कृत 
के पंडित होने के साथ-साथ तिलक वैदिक साहित्य तथा प्राच्यविद्या के भी विद्वान 
थे और इस विषय पर प्रायः निबन्ध, लेख आदि लिखते रहते थे । इससे पहले 
लोग ऐसा समझते थे कि भारतीय संस्क्रति तथा उसकी प्राचीनता आदि के संबंध 
में अनुसन्धान केवल विदेशी विद्वान ही करते हैँ | तिछक का अपना अनुसंधान- 
कार्य इस घारणा के अपवाद स्वरूप है। सभी विशेषज्ञों ने यह स्वीकार किया कि 


. औओरायन' ने जो नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, “उसके अनुसार अब सारा प्राचीन 


साहित्य नये ढंग पर तंयार करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हे ।/* ओरायन' 
का प्रकाशन सन्‌ १८९३ में हुआ । दस वर्ष बाद 'आर्कंटिक होम इन दी वेदाज' 





.. $कृपाशंकर--राष्ट्रनिमाता तिलक"--पृष्ठ २१३ 
. *हापकिन्स विश्वन्रिद्यालय (अमरीका) के डा० ब्लूमफील्ड का मत--पांडुरंग गणेश' 
.._ देशपांडे द्वारा लिखित 'लोकमान्य तिलक! में ढद्ध त--पृष्ठ २००: 





लोकंमान्य बालगंगाधर तिलक . ... १६३ 


प्रकाशित हुई, जिसमें वेदों की प्राचीनता के संबंध में और अधिक प्रमाण तथा 
निदिचत मत प्रकट किये गए। बोस्टन (अमरीका) विश्वविद्यालय के आचार्य 
डा. वारन ने इस पुस्तक के संबंध में लिखा है--- 

“अपने सिद्धान्त को प्रस्थापित करने के लिए इस पुस्तक के लेखक ने जितने 
प्रमाण दिये हैं, वे इतने सशक्त और निर्णायक्त हें कि ऐसे प्रमाण अबतक किसी भी 
प्राच्य-विद्या-विज्ञारद ने कभी नहीं दिये । उनका खोजा हुआ सिद्धान्त शास्त्रीय 
पद्धति की कसौटी पर सोलहों आने सही उतरता हे । अब यह प्रन्‍न नहीं रहा कि 
आरयों का मूल स्थान कौन-सा है । १ 

गीता रहस्य के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । गीता के 
- कर्मयोग पर जितनी टीकाएं आधुनिक समय में प्रकाशित हुईं हैं, उनमें दो सर्वश्रेष्ठ 
मानी जाती हँ--तिरूक का गीता रहस्य और अरविन्द घोष का गीता 
दर्शन । गीता-रहस्य'” का अनुवाद देश की सभी भाषाओं में हुआ है और इसे 
असाधारण लोकप्रियता तथा मान्यता मिली है । गांधीजी ने इस पुस्तक के सम्बन्ध 
में छिखा था--- 

“अपनी अतुलित बुद्धि और बिद्वत्ता से तिलक ने गीता के ऊपर एक महान 
टोका लिखी । उनके लिए गीता अनेकानेक सत्यों का सदन थी, जिसपर उन्होंने 
अपना मस्तिष्क चलाया। मेरी समझ में उनकी गीता की टीका उनकी स्मृति का 
एक स्थायी स्मारक होगी, जो स्वतन्त्रता-संग्राम के सफल होने के बाद भी अमर 
. रहेगी ।”* द 
' जैवकीर 
... लोकमान्य तिलक केवल पुस्तकें लिखने और सार्वजनिक सभाओं में व्या- 
. ख्यान देने से ही संतोष न कर सकते थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत का स्वप्त देखा और 
'स्व॒राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस मूलमंत्र की उद्भावना की । एक प्रकार 
से इस स्वप्न को साकार करने का यत्न ही उनके जीवन की गतिविधियों का आधार 
कहा जा सकता हैं । उन्हें जनता से बहुत-कुछ कहना था और स्वराज्य के संदेश 
का प्रचार करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी, मराठी, 
और हिन्दी में समाक्षारपत्र प्रकाशित करने आरंभ किये । सन्‌ १८८१ में उन्होंने 
आयंभूषण प्रेस की स्थापना की तथा केसरी और मराठा” नामक दो साप्ता- 
. हिक पत्र निकालने आरम्भ किये, जिसमें उन्होंने जीवन के इस मूलमंत्र की जी भरकर 


.. $ 'लोकमान्य तिलक'--पांडुरंग गणेश देशपांडे--पृष्ठ २०६ 
- हक्रपाशंकर--राष्ट्रनिर्माता तिलकौ--पृष्ठ २२७ 














१६४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


व्याख्या की और जनता का उद्बोधन किया ।१ इस कायें में उनके अभिन्न मित्र... 
आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलनकर उनके साथ थे। आज की तरह, लोक- 
मान्य के जमाने में खुल्लमखुल्ला बोलने, लिखने और आन्दोलन करने की स्वतंत्रता 
नहीं थी । लोगों को निर्भीक बनाने के लिए लोकमान्य ने अपने अखबार का नाम 
केसरी रखा और उसे अपने विचारों का संदेशवाहक बनाया । उसके ध्येयमंत्र 
के रूप में उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक चुना था, जिसका हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
केसरी" में इस प्रकार छपता था --- 

“स्वामी कुंजर-व॒न्द के इस घने कान्तार के भोतर, 

रे, एक क्षण भी न तू ठहरना उन्मराद सें आकर, 

हाथी जान शिला विदीर्ण करके पेने नखों से निरी, 

सोता है गिरि-गर्भ में यह नहीं भीमाकृती केसरी ।* 


प्रथम वर्ष के केसरी" में विष्ण शास्त्री, तितकक और आगरकर तीनों के 
लेख प्रकाशित हुए हैँ। तिलक धर्मशास्त्र, राजनीति और कानून-संबंधी लेख लिखते 
थे । आगरकर के विषय थे---इतिहास, अर्थशास्त्र और सामाजिक सुधार। साहित्य- 
संबंधी लेख विष्णु शास्त्री के होते थे । 

मराठा अंग्रेजी का पत्र था और उसके ग्राहक भारत के सभी प्रान्तों में 
थे। इसके संपादक के सामने सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं इंग्लैंड तक का पाठक-समाज 
था । इसलिए मराठा के लेख केसरी' से अधिक प्रौढ़, जोशीले एवं राष्ट्रीयता के 
गहरे रुंग में रंगे होते थे । पर महाराष्ट्र के लोगों को तिलक के केसरी” में लिखे लेख 
जितने पसंद थे, उतने मराठा' के नहीं । इसीलिए राष्ट्रीय चेतना के साथ केसरी” 
को भी अधिक व्यापक बनाने का यत्न किया गया और इसी दृष्टि से हिन्दी केसरी” 
का जन्म हुआ । कर 

समाचार-सम्पादक का काम सदा जोखिम का होता है । पर जब पत्र 
केसरी” अथवा मराठा जैसा हो और सम्पादक तिलक जैसा निर्भीक और स्वतंत्र 
विचारों का व्यक्ति हो तो जोखिम निश्चित संकट का रूप धारण कर लेता है । 
तिलक विचारशीर और देशभक्त सम्पादक थे और इसके साथ ही अपने समय के 
प्रभावशाली जननायक । इसलिए कत्त॑व्यपालन का मार्ग सदा उनके लिए आत्महित 
अथवा निजी सुरक्षा का मार्ग नहीं हो सकता था | उनपर तीन बार आपत्तिजनक 


५ लोकमान्य तिलकांचे केसरीतील लेंख'--भाग १्ला--पृष्ठ १ 
मपांडुरंग गणेश देशपांडे---लोकमान्य तिलक!--प्रृष्ठ १० 
. तिलक सन्‌ १८८७ में केसरी के सम्पादक बने । 








लोकमांन्य बालांगाधर तिलक १६५ 


समाचारों के प्रकाशन अथवा सम्पादकीय टिप्पणियों के कारण दिशद्रोह' के 
अभियोग में मुकदमे चले । तीनों बार उन्होंने अपनी निर्भीकता, लोकहित और 
विचारस्वातंत््य का परिचय दिया । अदालत के दण्ड अथवा कारावास की यातना 
के भय से कभी विचलित नहीं हुए । परिणामतः उन्हें कारावास का दण्ड मिला 
और देश से निर्वासित भी किये गए । पर तिरूक कभी इन विपत्तियों के कारण 
सरकार के आगे झुके नहीं और बराबर अपने सिद्धान्तों तथा आदर्शों के अनुसार 
अपने कत्तंव्य का पालन करते रहे । इस प्रकार पत्र-सम्पादन के क्षेत्र में भी तिलक 
ने एक नवीन आदर्श की स्थापना की । सभी राष्ट्रीय समकालीन पत्रों ने उनकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की और उनके वकतव्यों को सराहा । उनकी निर्भभता और अदम्य 
साहस को देखकर सभी विस्मित हुए । शासकों की निन्‍्दा करते हुए अमृतबाजार 
पत्रिका, चेम्पियन, ट्रिब्यून” आदि भारतीय पत्रों ने तिलक को श्रद्धांजलि 
-अपित की । सन्‌ १९०८ के प्रसिद्ध मुकदमे में अदालत में अपनी ओर से वक्तव्य 
देते हुए तिकक ने कहा था--- 

“मेरे मराठी लेखों के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर मुझपर जो इलजाम 
: रूग्राये गए हें, वे बिल्कुल अनुचित हूँ। मेरे मूल मराठी लेख ओर यहां पेश किये गए 
“उनके अनुवाद, दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज हैं । आपको (जूरीगण को) 
न तो हमारे समाज का कोई ज्ञान हे और न हमारी भाषा ही आप जानते हैं। इस- 
लिए इस अनुवाद के बल पर ही यदि आप मुझे अपराधी ठहरायें, तो यह एक 
: भयंकर बात कही जायगी ।** ६ 

तिलक ने स्वयं अदालत में जिरह की । वह तीन दिन तक बहस करते रहे-। 
संरकारी वकील उनके प्रश्नों का उत्तर न दे सका। अनुवाद वास्तव में दोषपूर्ण 
था, पर इसकी किसे चिन्ता थी । उन्हें छः वर्ष के लिए देश से निर्वासित किये जाने 
का दण्ड: मिला । इस मुकदमे और अनोखे निर्णय की संसारभर में धूम मची । 
: इंग्लैंड के पत्रों में बहुत चर्चा हुई । मास्को में लेनिन ने यह टिप्पणी की-- 

. भारतीय जननायक तिल्‍रूक को जो घृणित दण्ड दिया गया है, उसके विरुद्ध 

'अम्बई की गलियों में प्रदर्शन हुए।* , . . 


री डो. वी. ताम्हनकर-- लोकमान्य तिलक! (अग्रेजी)--पष्ठ १८० । 


३ []76 त689०4०6४ इट्यांट7८6 935860 07 (76 [शातांब्] 70९070८7७४४, 7]27 8०४०८ 

- 75640 ४966 तैटाआ078फब्ववंठाड बाते. 8 डप2९ 49 809789ए पृ.९ 2955 
2९075९०७5 ४० 7. फपाठएुट 70 78ए8 उैझंबा ००ात्यतेटड बाग पाल॑# 
गण शा 870ए७ 099 645 बाणत॑ 50एात3.7? 


लगाता $ शशीशआ4€ ४ ट्र्यंडं 70 ७४००7 ?0फ7प2८8---स्‍2. 0. १ ५७४70270]:27 
परठाद्ाए470ए प्रपा--7०88 77] 








१६६ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


केसरी” मराठी और अंग्रेजी दोनों में निकलता था। किन्तु मराठी के लेख 
अधिक प्रभावशाली होते थे, क्योंकि तिलक की यह निश्चित धारणा थी कि स्व- 
भाषा जनता के हृदय तक जल्दी पहुंचती है और अधिक प्रभाव पैदा करती है । दूसरे, 
अंग्रेजी जाननेवालों की संख्या कम थी तथा जनसाधारण अधिक संख्या में इसे समझ 
नहीं सकते थे। इसी विचार के आधार पर हिन्दी केसरी” का प्रकाशन भी आरंभ 
हुआ। तिलक इसमें स्वतंत्र रूप से लिखे गए लेख प्रकाशित करने के पक्ष में थे। मराठी 
'केसरी' से हो अनूदित लेखों को ही छाप देने के पक्ष में वह नहीं थे। उनके इस विचार 
पर अप्पाजी विष्णु कुलकर्णी ने तिलक के संस्मरण में प्रकाश डाला है । कुलकर्णों 
आठ वर्ष तक तिलूक के साथ रहकर उनके लेखनादि में सहयोग देते रहे थे। अनूदित 
लेखों के विषय में उन्होंने तिलक के उपर्युक्त विचारों को स्पष्ट किया है और लिखा है 
कि एक बार एक सज्जन की इस प्रार्थना पर कि मराठी 'केसरी' के लेखों का हिन्दी 
अनुवाद करके एक हिन्दी केसरी” न्किला जाय, तिलक ने उत्तर दिया था कि 
“मराठी केसरी" में स्थानीय विषयों की अधिक चर्चा रहती हे, अतः हिन्दी-भाषी 
जनता के लिए उनका इतना उपयोग नहीं होगा। पत्र की सफलता के लिए उस क्षेत्र _ 
को समस्याओं पर तीव़ता से लिखनेंवाले लेखकों की आवश्यकता हे और तभी 
वह लोकप्रिय हो सकता हैं ।/* तिरूक के इस विचार में उनका अखिल भारतीय 
दृष्टिकोण तथा सांस्कृतिक संतुलन का प्रमाण मिलता हैँ । इस विचार से उन्होंने 
केसरी” का हिन्दी-संस्करण निकालने का निश्चय किया और इस प्रकार अपना 
विचार -कार्यरूप में परिणत किया । इसकी प्रशंसा में गांधीजी ने ये शब्द कहे 
>> 
“लोकमान्य तिलक महाराज ने अपना अभिप्राय कार्य करके बता दिया हें । 
उन्होंने केसरी” और “मराठा में हिन्दी-विभाग शुरू कर दिया हुँ ।/* पाठकों 
की सुविधा तथा पत्र की बिक्री की दृष्टि से यह उचित समझा गया कि हिन्दी 
केसरी” पूता की बजाय नागपुर से प्रकाशित किया जाय । सन्‌ १९०३ में हिन्दी 
केसरी' का प्रकाशन आरम्भ हुआ और पत्र के सम्पादक माधवराव सप्रे नियुक्त 
हुए । यह पत्र सन्‌ १९२० तक नागपुर में बराबर चलता रहा और सन्‌ १९२० 
में वहां से काशी इसका स्थानान्तरण हो गया, जहां वह सन्‌ १९४५ तक चलता रहा। 
'हिन्दी-केसरी' का हिन्दी-पत्रकारिता में ऊंचा स्थान है । हिन्दी पत्रों में निष्पक्ष 
संम्पादन और निर्भीक आलोचना के आदहों के स्थापन का बहुत-कुछ श्रेय इसी- 
. को है। 
१ लोकमान्य तिलक यांच्या आठवणी व आख्यायिका--पृष्ठ १०१ 
अबनारसीदास चतुर्वेदी--राष्ट्रभाषा--पृष्ठ १८३ 








बह गो मे मल 5 हक आय कक 








लोकमान्य बालगंगाधर तिरूक द 9६७ 


जिस प्रकार तिछक के उत्साह और उनकी उच्च भावना को सरकार दमन _ 
द्वारा शिथिल नहीं कर सकी, उसी प्रकार उनके तीनों पत्र अनेक प्रहारों के बाव- 
जूद चलते रहे और दिनोंदिव अधिक लोकप्रिय होते गए । स्वातंत््य-संग्राम की 
नींव दृढ़ करनेवाले पन्नों में इन साप्ताहिक पत्रों का नाम सदा अमर रहेगा और 
पत्रकार के रूप में लोकमान्य ति॒कक मदनमोहन मालवीय इत्यादि देशभक्त 
संपादकों में शिरोमणि गिने जायंगे । 


शिक्षा-सम्बन्धी विचार 

शिक्षा के प्रश्त पर तिरूक के विचार मौलिक तथा राष्ट्रीय थे | प्रचलित 
शिक्षा-पद्धति से उन्हें असन्तोष था, क्योंकि भारतीयता की भावना से न वह 
प्रेरित हुई थी और न विद्यार्थियों में उसका संचार ही करती थी । तिरक आधुनिक 
शिक्षा में राष्ट्रीय विचारों और भारत्वीय धर्म तथा संस्कृति का समावेश चाहते 
थे। वह मातुभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में थे। वह चाहते थे कि 
स्कूलों का वातावरण भारतीय संस्कृति और विचारधारा के अनुरूप हो और विद्या- 
थियों में देश की संस्कृति, इतिहास आदि के बारे में गौरव की भावना पैदा हो । 
सरकार द्वारा खोले गए स्कूलों में इन बातों का प्रायः अभाव था । इसलिए तिलक ने 
सन्‌ १८८० में ही एक नई शिक्षा-संस्था की स्थापना की, जिसका नाम न्यू इंग्लिश 
स्कल' था । बंगाल की नेशनलछ काउन्सिल आँव एजुकेदन' की भांति इस संस्था को 
भी वह एक केन्द्र बनाना चाहते थे, जिसके अन्तर्गत इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं 
स्थापित की जा सकें । यह संस्था थी 'समर्थे विद्यालय | इसकी विशेषता यह थी 
कि यह न तो सरकार से अनुदान लेती थी और न किसी प्रकार सरकारी हस्तक्षेप 
स्वीकार करती थी । बाद में एक और विस्तृत संस्था का जन्म हुआ, जिसका नाम 
महाराष्ट्र विद्या-प्रसारक मंडल था । समर्थ विद्यालय का संचालन यह मंडल 
करने लूगा और कुछ अन्य पाठशालाएं भी इसके द्वारा खोली गईं। इन स्कूलों में 
बौद्धिक शिक्षा के साथ-साथ कला-कौशल और उद्योग-धंधों के शिक्षण का प्रबन्ध 
भी किया गया था। किन्तु विशेष बात यह थी कि भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास 
तथा आधुनिक राजनीति की जानकारी विद्यार्थियों को देना आवश्यक समझा 
जाता था। इस संबंध में तिलक की आधारभूत धारणा यह थी कि शिक्षा का माध्यम 
मातृभाषा ही होना चाहिए ।* ह 





_.. १(आ) लोकमान्य तिलक! (अगर (अ) लोकमान्य तिलक! (अ'ग्रेजी)-डी. वी. तांम्हंनकर--प्ृष्ठ २३-५४ 
(आ) तिलक के लेखों का संगद! (लोकमान्य तिलकांचे केसरीतील लेख)--पृष्ठ १२२ 
से १४२ द ' 





१६८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 
हिन्दी-प्रेम 


लोकमान्य तिरूक जेसे देशभक्त और स्वाभिमानी राष्ट्र-प्रेमी नेता के 


लिए यह असंभव था कि शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर भी इतना विचार करने 
के पश्चात्‌ वह राष्ट्रभाषा के प्रश्त पर ध्यान न देते। तिलक की बौद्धिक प्रतिभा 


उदात्त और तकंसंगत थी । इसलिए उनका चिन्तन उन्हें इस निष्कर्ष पर ले गया. 


कि हिन्दी ही समस्त देश की भाषा हो सकती है । इस परिणाम पर पहुंचते ही उन्होंने 
हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार में रुचि लेनी आरंभ कर दी । अपनी व्यस्तता के होते 
हुए भी हिन्दी के लिए यथासंभव सभी कुछ करने को वह सदा तैयार रहते । अपने 
सार्वजनिक भाषणों में तिलक ने हिन्दी के महत्व पर अपना मत प्रकट करना 
आरम्भ किया । यह भी स्पष्ट है कि तिरूक के हिन्दी-प्रेम का आधार राष्ट्र की 
एकता की आकांक्षा और स्वराज्य की कल्पना थी । किसी भी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन 
के आयोजन को वह राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ हिन्दी के माध्यम का उपयोग किये बिना 
संभव न मानते थे। कुछ हिन्दी-प्रेमियों द्वारा राष्ट्रभाषा के संबंध में भेजे गए परि- 
पत्र के उत्तर में लोकमान्य ने कहा था--- 

“राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता अब सरेत्र समझी जाने रूगी हे। राष्ट्र के 
संगठन के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है, जिसे सर्वत्र समझा जा सके । 
लोगों सें अपने विचारों का अच्छी तरह प्रचार करने के लिए भगवान बुद्ध ने भी 
एक भाषा को प्रधानता देकर कार्य किया था। हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती 
है । राष्ट्रभांषा सर्वसाधारण के लिए जरूर होनी चाहिए । मनुष्य-हुदय एक दूसरे 
से विचार-परिवर्ततन करना चाहता हैँ, इसलिए राष्ट्रभाषा की बहुत जरूरत हे । 
विद्यालयों में हिन्दी की पुस्तकों का प्रचार होना चाहिए । इस प्रकार यह कुछ ही 
यर्ष में राष्ट्रभाषा बन सकती है ।/" 

तिलक के इन विचारों वा कारण उनके अपने सिद्धान्त हो सकते हैँ, किन्तु 
. इस बात का प्रमाण भी विद्यमान है कि इस विषय में उनपर गांधीजी का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा । लखनऊ की एक भाषा और एक लिपि-प्रचार-परिषद्‌ (सन्‌ १९१६) 
में लोकमान्य तिलक ने देवनागरी लिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में 


. अपनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में 


दिया । उन्होंने कहा--- 
... “यद्यपि में हिन्दी भाषा में बोल नहीं सकता और यह बात मेंने सम्मेलन 


के उद्योगियों से प्रकट भी कर दी थी, फिर भी जब उन छोगों ने आग्रह किया कि 


 १बनारसीदास चत्तुर्वेदी--राष्ट्रमाषा'--मुख पष्ठ 





डक कपिल 5. आज + -आ + 


न्च््न्स्क् 


जी क्रकाए "ाजए एक लिण चाप ए जी तन ल्‍ल्‍ लत | कपल डी जा उस 77 


लोकमान्य बालगंगाधर तिरूक १६९ 


अवश्य ही में यहां आकर राष्ट्रभाषा के विषय में अपने कुछ विचार प्रकट करूँ तो 
सेंने उस आज्ञा को शिरोधाय किया ।”*१ 
इसी अवसर पर बोलते हुए गांधीजी ने कहा, “सभापतिजी (तिलक) 
के व्याख्यान से में सुली और दुःखी दोनों हुआ हूं, क्योंकि आपने जो विद्वत्तापूर्ण 
आतें कहीं हें, वे यदि हिन्दी में कही गई होतीं तो कितना रूभ होता ? «. - उनके 
लिए हिन्दी सीख लेना कोई कठिन नहीं हे, जबकि लाड डफरिन ने ओर महारानी 
विक्टोरिया ने हिन्दी सीख ली थी।” ९ 
गांधीजी के इस कथन के बाद तिलक ने हिन्दी सीख ली और फिर सा्व- 
जनिक सभा में भी हिन्दी में भाषण देने लगे । खंडवा में उन्होंने हिन्दी में भाषण 
दिया था, जिसका जिक्र काका कालेलकर ने तिलक के संस्मरण में किया है । इस 
भाषण को सुनकर गांधीजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि लोकमान्य 
तिलक ने हिन्दी की एक नई शैली प्रचलित की है, जिस शैली में छोटे-छोटे वाक्‍्यों 
. में बड़े-से-बड़े विषयों का स्पष्ट और अद्भुत विवेचन करने का सामर्थ्यं है ।* 
आज के यूग में हिन्दी में भाषण देना यद्यपि कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, किन्तु 
उस समय जबकि हिन्दी भाषा का प्रयोग बहुत ही कम होता था, तिरुक का यह 
हिन्दी-भाषण भी क्रांतिकारी कदम ही माना जायगा । 
तिलक ने हिन्दी कैसे सीखी, इस बारे में एक रोचक घटता का वर्णन 
रामेश्वर दयाल दुबे ने एक लेख में किया है। वह इस प्रकार है--- 
कलकत्ता में सन्‌ १९१७ में राष्ट्रभाषा प्रचार-सम्बन्धी एक. सम्मेलन 
आयोजित हुआ । तिलक और गांधीजी दोनों इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में तिलक 
ने अंग्रेजी में सारगभित भाषण दिया | उसके पचात्‌ गांधीजी हिन्दी सें बोले + 
उन्होंने लोगों से पुछा कि कितने छोग लोकमान्य तिलक के भाषण को समझे । 
इसपर बहुत कम हाथ उठे । तब उन्होंने पुछा कि यदि यही व्याख्यान हिन्दी में 
होता तो कितने लोग समझते । इसपर प्रायः सभी हाथ उठे । इस प्रकार राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के प्रति गांधीजी की श्रद्धा और अनुराग सार्वजनिक रूप से पहली बार कलकत्ता 
में प्रकट हुआ । इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद लोकमान्य ने हिन्दी पर पूर्ण अधि- 
कार कर लिया (४ 
इससे भी पूर्व ऐसा ही एक सम्मेलन सन्‌ १९०५ में काशी नागरी प्रचारिणी 


१ बनारसीदास चतुर्वेदी--राष्ट्रभाषाः--पृष्ठ १७० 

२ बनारसीदास चतुरबेदी--राष्ट्रभाषा---पृष्ठ---१७५-६ 

3 'लोकमान्य तिलक यांच्यां आठवरणी व आख्यायिका? --पृष्ठ ११० 
४ राष्ट्रमाषा रजत जयन्ती अन्थ', उत्कल--प्रृष्ठ- १४ 











१७० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


सभा के तत्वावधान में रमेशचन्द्र दत्त की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस 
सम्मेलन में तिलक ने देवनागरी को राष्ट्रलिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित 
किया था। उन्होंने कहा था--. द 

सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्व की यह बात ध्यान में रखने की हे कि 
एक लिपि निर्धारित करने का यह आन्दोलन केवल उत्तर भारत के लिए नहीं 
हैं । यह एक बहत्तर आन्दोलन का सम्रष्टि रूप हे, में कह सकता हैं कि समग्र भारत 
के लिए एक भाषा मान लेने का पह एक राष्ट्रीय आन्दोलन हैँ । क्योंकि किसी 
जाति को निकट छाने के लिए एक भाषा ही एक महत्वपूर्ण तत्व हे । एक भाषा के 
साध्यम से ही आप अपने विचार दूसरों पर व्यक्त करते हैं। . . . हमारा लक्ष्य 
न केवल समग्र उत्तर भारत के लिए ही, वरन्‌ में तो कहूँगा कि आगे चलकर मद्रास 
के दक्षिणी भाग समेत समस्त भारत के लिए एक भाषा रखने का भी हैं।”५ 

एक लिपि के समर्थन में तिलक ने कहा-- 

'लार्ड कर्जन के स्टेंडर्ड टाइम की भांति हम राष्ट्रीय स्तर पर स्टेंडड लिपि 
चाहते है' और यदि स्टेंडर्ड टाइम के बदले वह हमें स्टेंडर्ड लिपि देते तो हमारा 
ओर अधिक सम्मान उन्हें प्राप्त होता। हम सारे प्रांतीय भेदभाव भूलकर इसे करके 
ही रहेंगे ।”२ 

पन्‌ १९०६ में कलकत्ता में तिलक के हिन्दी-विषयक विचारों को 
उनकर गांधीजी को बड़ी प्रसन्नता हुई थी । उन्होंने इसे इन शब्दों में व्यक्त 


“कलरूकत्ता-कांग्रेस के समय हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने के संबंध में उन्होंने 
जो कहा था, उसे सुनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था । वह कांग्रेस पंडाल से 
तुरन्त ही छोटे थे। हिन्दी के संबंध में उन्होंने अपने शांत भाषण में जो कहा, उससे 


तिलक यह मानते थे कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनने के योग्य हैं । इस सम्बन्ध 

में काकासाहेब कालछेलकर ने तिलक के राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी विचारों को 

अपने संस्मरण में व्यक्त किया है तथा यह भी दर्शाया है कि तिलक ढीली-ढाली 

भाषा पसन्द नहीं करते थे । उनकी अपनी भाषा में ज्वाला रहती थी और हिन्दी 

को भी वह ऐसी ही तेजमयी बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा था-- 

.._ “हिन्दी राष्ट्रभाषा बनने योग्य है, यह बात सत्य है, पर जबतक हिन्दी 
१ नागरी अचारिणी पत्रिका --बर्ष ६१, अंक १, संवत्‌ २०१३--पृष्ठ ८१-८४ 


. * नागरीमग्रचारिणी पत्रिका--वर्ष ६१ / अंक १, संवत्‌ २०१३--पृष्ठ ८४ 
* 'मेरे समकालीन'-.ृष्ड २६८ 





. लोकमान्य बालगंगाधर तिलूक १७१ 


. भाषा-भाषी लोगों में देशभक्ति की तीत्र ज्योति प्रज्ज्वलित नहीं होगी तबतक 
हिन्दी भाषा में तेज का संचार नहीं होगा । जब हिन्दी-प्रेमियों में खुशामदखोरी 
या चापलसी की वृत्ति का त्यागकर देश के कोने-कोने में नया संदेश पहुंचाने 
. की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होगी तभी हिन्दी भाषा समृद्ध होगी ।” * 
तिलक की वक्‍तृता को गोलीबार की उपमा दी गई है । सिपाही जिस प्रकार 
छाती या माथे के नजदीक बंदूक रखकर निशाना लगाता है, लोकमान्य तिछूक उसी 
तरह अपनी सीधी-सादी भाषा में छोटे-छोटे वाक्‍्यों के वाग्वाण चलाकर श्रोताओं 
के हृदय तथा बुद्धि को बेध देते थे । इसीलिए उन्हें हिन्दी में इस तेज का अभाव 
. खटकता था । उन्होंने कहा भी था--/हमको वह दरबारी भाषा कहां से 
आयेगी ? वास्तव में हिन्दी पर परतंत्रता का परिणाम बहुत बुरा हुआ है ।”* 
निस्सन्देह तिछक के इन क्रांतिकारी विचारों ने. हिन्दी-साहित्य की 
विचारधारा पर पर्याप्त प्रभाव डाल्न और उसे राष्ट्रभाषा-पद के योग्य 
बनाने के लिए यत्न-शील रहकर अपने अनुयायियों को भी इन विचारों के 
अनुकूल बनाया । 
तिलक के इन विचारों ने उनके अनुयाय्ियों को भी प्रभावित किया और वे 
सभी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के उपयुक्त समझने लगे | एन. सी. केलकर ने, जो तिलक 
के बाद केसरी' के सम्पादक हुए इस संबंध में कहा था--- 
“मेरी समझ में हिन्दी भारतवर्ष की सामान्य भाषा होनी चाहिए--यानी 
समस्त हिन्दुस्तान में बोली जानेवाली भाषा होनी चाहिए। निसस्‍्सन्देह, हिन्दी दूसरे 
कार्यो के लिए प्रान्तीय भाषाओं की जगह तो ले नहीं सकती । सब प्रान्तीय कार्यों. 
के लिए प्रान्तीय भाषाएं ही पहले की तरह काम में आती रहेंगी । प्रान्तीय भाषाओं 
की उन्नति तो अपने मार्ग पर होती ही रहेगी । प्रान्तीय शिक्षा और साहित्य का 
विकास प्रान्तीय भाषाओं के ही हारा होगा। लेकिन एक प्रान्त दूसरे प्रान्त से सिले,. 
तो पारस्परिक विचार-परिवर्तन का माध्यम हिन्दी होनी चाहिए, क्‍योंकि हिन्दी 
. अब भी अधिकांश प्रान्तों में समझ ली जाती है और बोलने तथा चिटठी लिखने 
लायक हिन्दी थोड़े समय में ही सीख ली जाती है । इस विषय में कोई प्रान्तीय 





$ -लोकमान्य महणाले, हिन्दी राष्ट्रभाषा होण्यास लायक शआाहे खरी, परंतु जोंवर 
हिन्दी बोलण।च्या लोकांमश्ये देशभक्ति चा जोम व खरी तलमल नाहीं, तोंवर त्या भाषेंत 
तेज यावयाचर नाहीं। राष्ट्राला कांहीं तरी संदेश पोहों च विण्याची तलमल माणसांत 
उत्पन्न होईल तेव्हांच त्याचे हानूना भाषा समृद्ध होईरल ।! 
“जोकमान्य तिलक यांच्या आठवणी व आख्यायिका--पृष्ठ १०६ 
+ लोकमान्य तिलक यांच्या आठवणी व आख्यायिका--पृष्ठ ११० 





१७२ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


भाषा हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती ।” १ 

महाराष्ट्र में गत चालीस वर्षों से हिन्दी का प्रचार-कार्य सुचारु रूप से हो 
रहा है और इस भाषा का वहां व्यापक विस्तार हैँ। इसकी पृष्ठभूमि वास्तव में 
तिलक और उनके अनुयायियों ने तैयार की थी। महाराष्ट्र ऐसा अहिन्दी-भाषी 
क्षेत्र है, जहां कई हिन्दी विद्वान उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दी समाचारपत्रों का 
संपादन किया । यह कहना उचित होगा कि तिलक का हिन्दी-प्रेम जहां उनकी 
राजनीतिक दूरदशिता और महान नेतृत्व का परिचायक है, वहां उनका व्यक्तित्व 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कराने के लिए श्रेय का भागी कहा जा 
सकता हैं। यह उत्कर्ष-बेला यद्यपि सन्‌ १९५० में आई, किन्तु वहांतक पहुंचने के 
लिए हिन्दी को सबसे बड़ा सहारा गांधीजी और उनके समकालीन नेताओं का ही 0 
मिला । हिन्दी के विकासकाल में (सन्‌ १९०० से १९५०तक) भारतीय नेताओं.” 
को अनथक प्रयत्न करने पड़े । उनके विचारों की दुढ़ता और ओजस्वी व्यक्तित्व की द 
छाया में हिन्दी बढ़ी और सुदृढ़ बनी। तिरूक हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के. प्रयत्त 
में सदा अडिग और देवनागरी लिपि की उपयोगिता के कड़े समर्थक रहे । यद्यपि 
उनकी लेखनी हिन्दी-साहित्य की विशेष सेवा न कर सकी, तथापि उनकी वाणी 
हिन्दी भाषा के विकास के लिए सदा कर्मशील रही । तिरूक कर्म के धती थे और 
अपने इस विचार-कर्म से उन्होंने हिन्दी के विकास-क्रम को आगे बढ़ाया, यह 
निविवाद है । 





हा 


+.... सर राकासोफितासमसक/रस्‍ानाभ9कर»+ भन३नयम न »+क जे थ ममनस २३३७३०५०५००%ाभस ५ मम धन्‍क «9 ५४८५ प ७४8३ ५०९५५+ २ +ाम कान +ऊकऊ« वसा क 52४१९ ++ नम भा मव++क की 


५ राष्ट्रमाषा--पृष्ठ ६१-६४ 





| 





अध्याय : ९ 
मदनमोहन मालवीय 
(सन्‌ १८६१-१९४६ ) 


आधुनिक काल में हिन्दी के निर्माण और विकास का सर्वाधिक श्रेय 
प्रायः तीन नेताओं को दिया जाता है--स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी और 
. सदनमोहन मालवीय । इनके उत्साह, समर्थन और 
प्रभावशाली नेतृत्व ने राष्ट्रीय दृष्टि से हिन्दी भाषा का 
आधार दृढ़ किया और लोगों को इसका साहित्य- 
भंडार भरने की प्रेरणा दी । इस त्रिमृ्ति में अन्तर 
केवल यही ज्ञा कि स्वामी दयानन्द और महात्मा 
गांधी दोनों अहिन्दी-भाषी प्रान्तों के थे तो मालवीयजी 
हिन्दी-भाषी प्रान्त के थे और उनकी मातृभाषा हिन्दी 
थी । उनका जन्म २५ दिसम्बर, १८६१ ई. को प्रयाग 
मदनसोहन मालवीय में हुआ था। जिस समय मालवीयजी का जन्म हुआ उस 
. समय तक राजा राममोहन राय का ब्रह्म-समाज विक- 
 सित हो चुका था और रामकृष्ण परमहंस के उपदेशामृत का प्रसार हो रहा था । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती भी वैदिक धर्म की चिन्तन-धारा के साथ तज़्ये विचार _ 
ओर सुधार से देश को अतीत के गौरव का स्मरण दिला रहे थे। देश की एकता 
: के लिए उन्होंने प्राचीन वैदिक संस्कृति और आयं-भाषा हिन्दी को सम्बल दिया । 
ऐसे समय में मालवीयजी का जन्म हुआ था। मालवीयजी ने सन्‌ १८८४ में उच्च 
शिक्षा समाप्त की । तभी से उन्हें दो बातों की लूगन थी, साहित्य-सेवा और 
जनसेवा । इन दोनों लक्ष्यों की पूति उनको हिन्दी की ओर ले गई। विद्यार्थी-जीवन 
समाप्त करते ही वह इधर आक्ृष्ट हुए और लिखने के प्रत्येक अवसर का स्वागत 
करने छगे। ऐसे अवसर बराबर आते भी रहे। किन्तु इससे कहीं बढ़कर हिन्दी 
की सेवा करने के अवसर उन्हें साव॑जनिक कार्यों द्वारा मिले। इस प्रकार लेखनी 
तथा अपने सार्वजनिक जीवन की गतिविधि द्वारा मालवीयजी ने हिन्दी की सेवा की | 
इन दोनों पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करना उचित होगा। 
लेखक और पत्रकार द द 
अपने कालेज-जीवन से ही मालवीयजी की रुचि लेखन की ओर थी । 





ख्ब 3. अंभ-सापाम राह गलइए 








१७४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


लिखने और बोलने में अभिरुचि होने के कारण ही इन्होंने कालेज में पढ़ते समय 
' साहित्य सभा और हिन्दू समाज” की स्थापना की । यह भी कहा जाता हैकि 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, उपाध्याय, प॑ 
बदरीनारायण चौधरी इत्यादि साहित्यकारों के बीच बैठ मालवीयजी कविता 
और साहित्य के रस का पान करते और कराते थे। चौदह वर्ष की उम्र में ही 
शृंगार रस के बारे में उन्होंने एक दोहा लिखा था--- 
यह रस ऐसो हे बुरो, सन को देत बिगारि 
याते पास न जाइए, जब लों होय अनारि ।१ 
इससे इनकी रसिक वृत्ति तथा काव्यवृत्ति दोनों की झलक मिलती है। '्यो सेंटल 
कालेज की पत्रिका में तथा स्व॒तन्त्र रूप से वह प्रहतन लिखा करते थे। लोग उन्हें 
सफल हास्य-लेखक मानते थे । इसी विद्यार्थी-जीवन के उनके प्रहसन के दो नमूने 
देखिये। जेंटलमैन' नामक कविता में उन्होंने पढ़े-लिखे छोगों का चित्र खींचा है। 
विषय की बारीकी को देखते हुए उन्होंने प्रहसन को काव्य रूप दिया | वह लिखते 
हैं--- 
“अहले यूरप पूरा जेंटिलमेन कहलाता हूँ हम 
'डोंन्ट से” बाबू दु मी मिस्टर कहा जाता है हम । 
गंगा जाना पुजा जपतप छोड़ो ये पाखण्ड सब, 
घूरने में मुंह को मिरजाधर में नित जाता हे हम । 
बाब ओ' चाचा का कहना “लाइक हम करता नहों, 
. पापा कहना अपने बच्चों को भी सिखलाता है हम ॥ र 
वह हास्य-लेखक ही क्या जो सदा औरों की ही हँसी उड़ाता रहे और अपने 
ऊपर कुछ न लिखें। सफल लेखक सदा अपने ऊपर दूसरों को हँसने का अवसर 
देता है। सो मालवीयजी ने भी अपना नाम झकक्‍्कड़सिंह रखा और अपना रेखाचित्र 
इस प्रकार खींचा--- 
/गरे जूही के हैं गजरे पड़ा रंगी दुपट्टा तन, 
भला क्‍या पृछियें धोती तो ढाके से मंगाते हें, 
कभी हम वारनिश पहनें कभी पंजाब का जोड़ा, 
हमेशा पास डंडा हे यह क्षक्कड़सिह गाते हूँ ॥”3 
ऐसे कविता-कलाप के अतिरिक्त मालवीयजी ने गम्भीर विषयों पर भी छेख 


3 “महामना मदसमोहल मालवीय--पृष्ठ ८हे 
* सहामना मदनमोदन मालबीय--पृष्ठ ३२ 
3 महामना मदमभोहन मालवीय--पृष्ठ ३२ 








सदनमोहन मालवीय... १७५ 


लिखने का क्रम आरम्भ किया । शिक्षा समाप्त करते ही यद्यपि उन्होंने अध्यापन 
कार्य शुरू किया, पर जब कभी अवसर मिलता कुछ-न-कुछ और किसी-त-किसी 
पत्र में अवश्य लिखते । बालक्ृष्ण भद्ठ के हिन्दी प्रदीप' में उन्होंने हिन्दी के समर्थन 
में और दूसरे विषयों पर बहुत-कुछ लिखा । लेखन-कला के उपयोग का पहला 
सुअवसर इन्हें सन्‌ १८८६ में अतायास ही मिल गया। इसी वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस 
का दूसरा वाषिक उत्सव हुआ । उत्सुकता और सार्वजनिक जीवन की पुकार 
मालवीयजी को भी वहां ले गई । जब इस युवक का सुन्दर भाषण कालाकंकर 
. के राजा रामपालसिंह ने सुना तो उन्होंने मालवीयजी को 'हिन्दुस्तान' दैनिक 
का सम्पादक बनने पर राजी कर लिया। यह एक यशस्वी जीवन का शुभ श्रीगणेश 
सिद्ध हुआ । देश-सेवा के साथ प्रथम हिन्दी दैनिक के सम्पादक के नाते यहां से 
उनकी हिन्दी-सेवा का आरम्भ हुआ । हिन्दी के महत्व के संबंध में उनके विचार 
.. जितने स्थिर थे, उतने ही दृढ़ भी । बम्बई में राष्ट्रभाषा के संबंध में बोलते हुए सन्‌ 
.. १९१९ में उन्होंने कहा था--- ह 
.... “वह कौन-सी भाषा है, जो वृन्दावन, बद्रीनारायण, द्वारका, जगन्नाथपुरी 
इत्यादि चारों धामों तक एक समान धार्मिक यात्रियों को सहायता देती है ? वह एक 
हिन्दी भाषा हैँ। लिग्वा फ्रेंका, लिग्वा फ्रेंका ही क्‍यों लिग्वा इंडिका हे। गुरु नानकजी 
लंका, तिब्बत, मक्का और मदीना, चीन इत्यादि सब देशों में गये । वहां उन्होंने 
किस भाषा सें उपदेश दिया था ? यही हिन्दी भाषा थी। इससे जान पड़ता हे कि 
उस समय भी हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा थी, और उसका सार्वजनिक प्रचार था।* 
. मालवीयजी की लेखनी से मंजकर हिन्दुस्तान चमक उठा । बहुत*जल्दी 
वह बहुत लोकप्रिय हो गया । सबसे पहले हिन्दी में तड़ित समाचार इसी पत्र में 
निकले थे । जनता और सरकार दोनों ने इस पत्र को अपनाया । सोए हुए लोगों को 
. कुम्भकर्णी नींद से जगाने के लिए यदि सबसे अच्छा और सीधा कोई उपाय है, 
तो वह पत्र है। महाकवि अकबर इलाहाबादी ने एक बार कहा था--- 
द खींचो न कमानो को, न तलवार निकालो। 
जब तोप मुकाबिल हो, तो अखबार निकालो ॥* 


मालवीयजी यह बात समझ चुके थे। सन्‌ १९०५ में मालवीयजी की हिन्दू, 
विश्वविद्यालय की योजना प्रत्यक्ष रूप धारण कर चुकी थी। उसको जीवित रखने के 


१ बम्बई में १६ अप्रेल १६१६ की नवम्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से . 
भाषण-- महामना मदनमोहन मालवीय--पृष्ठ ३४ 
.. * “महामना मदनमोहन मालवीय--पृष्ठ ४२ 





१७६ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


लिए पहले ही उन्होंने यह सोच लिया था कि कोई ऐसा पत्र निकाला जाय, जो 
हिन्दू विश्वविद्यालय की निरन्तर चर्चा छेड़ता रहे और छोग उसे भूलने न पावें । 
इस विचार से उन्होंने सन्‌ १९०७ में अस्ध्युदयः की स्थापना की थी । 

बालक्ृष्ण भट्ट ने इसका नामकरण किया और मालवीयजी ने दो बरस 
तक इसका संपादन भी किया । इसके बाद वह संयुक्त प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य 
हो गये और पुरुषोत्तमदास टंडन, कृष्णकांत मालवीय, गणेशशंकर विद्यार्थी और 
वेंकटेशनारायण तिवारी का भी सहयोग इसे प्राप्त हुआ । प्रारम्भ में वह साप्ता- 
हिक रहा, फिर सन्‌ १९१५ से देनिक हो गया। अभ्युदय' के नाम से ही उसकी 
नीति भी स्पष्ट है और इसी नीति के कारण वह ब्रिटिश सरकार की आंखों में सदा 
खटकता था । कई बार इसे जमानतें देनी पड़ीं, कई जमानतें जब्त हो गई और इस _ 
तरह कई बार महीनों यह बंद भी रहा, किन्तु अभ्युदय' देश, समाज, और साहित्य 
की सदा अथक सेवा करता रहा । इसका महत्व इसलिए भी बहुत है, क्योंकि इसके 
साथ कई बड़े त्यागी नेताओं का नाम जुड़ा ही नहीं, इसके उत्तरोत्तर अभ्युदय में 
उन सबने पूरा योगदान दिया है। | 

'लीडर' और हिन्दुस्तान टाइम्स” की स्थापना का श्रेय भी मालवीयजी 
को ही है। जनजागृति में इन पत्रों का जो भी हाथ रहा हो, उसकी चर्चा यहां असंगत 
होगी, क्योंकि ये पत्र अंग्रेजी के हैं । किन्तु लीडर' के हिन्दी संस्करण भारत 
का आरम्भ सन्‌ १९२९ में हुआ और हिन्दुस्तान टाइम्स' का हिन्दी संस्करण 
'हिन्दुस्तान' भी वर्षों से निकलता आ रहा है । इनकी मूल प्रेरणा में मालवीयजी 
ही हैं । लीडर' के एक वर्ष बाद ही मालवीयजी ने मर्यादा नामक पत्र निकलवाने 
का प्रबन्ध किया था | उनका यह अभिमत सदा रहा कि अंग्रेजी पढ़ी-लिखी जनता 
के लिए लछीडर' काफी था, पर हिन्दी समझनेवाले लोगों के लिए भी बौद्धिक 
खाद्य आवद्यक है| इस पत्र में बहुत दिनों तक राजनीतिक समस्याओं पर 
योग्यतापूर्ण निबन्ध लिखे गए।... हे 

सन्‌ १९३३ को २० जुलाई को भालवीयजी की संरक्षता में सनातन धर्मे 
नामक पत्र निकला, जिसमें धामिक विषयों के अतिरिक्त विज्ञान, कलाकौशल, 
अर्थशास्त्र, समाज, साहित्य इत्यादि सभी विषयों पर महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित 
होते थे । 

अन्य पत्रों कीं भी मालवीयजी सदा संहांयता करते रहे और अपने विचारों 


के विस्तार के साथ चेतना की आभा प्रसारित करते रहे । वह पत्रों द्वारा जनता 
में प्रचार करने में बहुत विश्वास रखते थे और स्वयं वर्षों तक सम्पादक रहे थे। 
. उनकी एक और विशेषता स्मरणीय हू । हिन्दी-संसार में माछवीयजी की हिन्दी का _ 





- भदनमोहन मालवीय द १७७ 


सदा एक अलग स्थान रहा है । संस्कृत के परम्‌ विद्वान होते हुए भी ठेठ संस्कृत के 
शब्दों के अत्यधिक उपयोग को उन्होंने कभी अच्छा नहीं माना । अचरज, जतन, 
 रूगन, पेठना, प्रानी आदि बहुत-से देशज शब्द उनके लेखों में मिलेंगे। वह बड़ी सरल, 
सबकी समझ में आनेवाली हिन्दी लिखते और बोलते थे। इसीलिए जनसाधारण 


हा ... में भी उनकी हिन्दी बड़ी प्रिय बन गई और उसी सरछता से उसका विकास और 
..... विस्तार हो सका । पत्रकारिता का अनुभव हो जाने के अतिरिक्त (हिन्दुस्तान 
में रहते हुए सम्मेलनों, सार्वजनिक सभाओं आदि में वह भाग छेने रूगे। कई साहि- 


_ त्यिक और धामिक संस्थाओं से उनका सम्पर्क तथा सम्बन्ध जुड़ गया और इस नाते 
वह हिन्दी-प्रसार का कार्य करने छगे । सन्‌ १९०६ में प्रयाग के कुंभ के अवसर _ 
पर उन्होंने सनातन धर्म' का विराट अधिवेशन कराया, जिसमें उन्होंने सनातन 
धम्मं-संग्रह नाम का एक बृहत ग्रन्थ तैयार कराकर महासभा में उपस्थित किया | _ 
कई वर्ष बाद तक सनातन-धर्मे-सभा के बड़े-बड़े अधिवेशन मालवीयजी ने कराये । 
.. इससे अगले कुंभ में त्रिवेणी के संगम पर इनका सनातन धर्म महासम्मेलर्ना 
.. भी इस सनातन धर्म महासभा” से आ मिला। सनातन धर्म महासभा के सिद्धान्तों 


० क्‍ ... का प्रचार करने के लिए काशी से सनातन धर्म' नाम का साप्ताहिक भी प्रकाशित 
..... होने लगा और लाहौर से विश्वबंधु' निकला। इसकी मूल प्रेरणा में भी मालवीयजी 


ही थे। 

मालवीयजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के घोर समर्थक थे । सार्वजनिक 
... जीवन में उनका पदापंण विशेषकर दो घटनाओं के कारण हुआ (१) अंग्रेजी 
- और उद्‌ के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हिन्दी भाषा को क्षति न पहुंचे, इसके लिए 


। । न जनमत-संग्रह करना और (२) भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल तत्वों को 


- प्रोत्साहन देना । आयेंसमाज के प्रवर्तक तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने हिन्दी की जोः 


| « .॒] सेवा की थी, मालवीयजी उसका सम्मान करते थे, किन्तु धामिक और सामाजिक 
_.. : विषयों पर वह आयंसमाज के कट्टर विरोधी थे। आयंसमाज की वैदिक धर्म की 
“..... व्याख्या से वह सहमत नहीं थे । समस्त कर्मकाण्ड, रीतिरिवाज, मूर्तिपूजन आदि 

..._ को वह हिन्दू-धर्म का मौलिक अंग मानते थे। इसलिए धा्िक मंच पर आयंसमाज 


. कौ विचारधारा का विरोध करने के लिए उन्होंने जनमत संगठित करना आरम्भ 
_ किया। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप पहले भारत धर्म महामंडल' और पीछे अखिक 
.. भारतीय सनातन धर्म-सभा' की नींव पड़ी । धामिक विचारों को लेकर दोनों: 
. सम्प्रदायों में चाहे जितना मतभेद रहा हो, किन्तु हिन्दी के प्रश्न पर आययंसमाज 
और सनातन धर्म सभा में मतैक्य ही नहीं था, अपितु एक दूसरे से स्पर्धा-सी भी थी ।' 
शिक्षा और प्रचार के क्षेत्र में सनातन धर्मं सभा ने हिन्दी को उन्नत करने के लिए 








१७८ भारतोय नेताओं की हिदी-सेवा 


जो कुछ किया, उसका विवरण अन्यत्र दिया जा चुका है। यहां यही कहना 
पर्याप्त है कि इस संस्था तथा आन्दोलन के सर्वप्रथम नेता मालवीयजी थे और 
समाचारपत्रों द्वारा उन्होंने अपने इन विचारों का प्रसार और प्रचार करके भारतीय 
संस्कृति के गौरव तथा हिन्दुत्व की भावना को गहरी बनाने का पूरा यत्न किया। 

मालवीयजी एक सफल पत्रकार थे ओर हिन्दी-पत्रकारिता से ही उन्होंने 
जीवन के कर्मक्षेत्र में पदापंण किया । पत्रकारिता-जगत में उन्होंने सम्मान और 
सफलता पाई तथा अपने पत्रों का मान भी बढ़ाया। इसी लिए मालवीयजी के देहाव- 
सान पर मद्रास के हिन्दू ने उनके इस पक्ष को लेकर मालवीयजी की बड़ी प्रशंसा 
करते हुए लिखा था--- 

“हृदी-पत्रकार के रूप सें उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का श्रीगणेश 
किया था और अपने पत्र के लिए एक अच्छी ख्याति अजित की । पत्रकारिता में... 
उनकी रुचि उत्तरोत्तर गहरी होती गई। पत्रकारिता की समस्याओं तथा संभावनाओं 
के प्रति उनकी अन्तदू षिट ने उन्हें उन प्रेस-कानूनों का घोर आलोचक बना दिया, 
जिन्होंने इस देश में मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता को एक मजाक भर बना 
दिया हू ।१ | 

वास्तव में मालवीयजी ने उस समय पत्रों को अपने हिन्दी-प्रचार का प्रमख 
साधन बना लिया था और हिन्दी के स्तर को ऊंचा किया था। 
सावेज नक कार्यों द्वारा हिन्दी-सेवा 

धीरे-धीरे मालवीयजी' का कार्यक्षेत्र व्यापक होने लगा। पत्र-सम्पादन 
से धार्मिक संस्थाएं और इनसे सावंजनिक सभाएं, विशेषकर हिन्दी के समर्थनाथे, 
और यहां से राजनीति की ओर---इस क्रम ने उनसे सम्पादन-कार्य छुड़ा दिया 
और वह विभिन्न संस्थाओं के सदस्य, संस्थापक अथवा संरक्षक के रूप में सामने 
आने लगे। पत्रकार के रूप में उनकी हिन्दी-सेवा की यही सीमा है, यद्यपि छेखक _ 
की हैसियत से वह' िंदी के विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहे । इस अवधि 
में दो पत्रों का उन्होंने सम्पादन किया और चार हिन्दी पत्रों की और दो 
अंग्रेजी पत्रों (दैनिकों) की स्थापना की । अब मालवीयजी शिक्षा, संस्कृति 
ओर राजनीति के व्यापक क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुए और उनका स्वरूप 


१. “पुन ४80 ४7:2० [थांड पाल ॥6 35 3 लांजता 0प्राप्रक्ना॥: बणएत 00 प० 3 7० 
ए८एप्रॉब07 ई07 5 92967. 600 पांड 7760650 हि ][॒०एप्राकशांडाय। 2070एटटे ६0 926 टौ056 
गाते ड्विद्रताए, ॥॥ ४०४ फ्रांड.. ग्रोड्रंत० ६गएएश०१8९ ०6 ए०0थापबा।6९3४ चढ़. ७टो।. 85 
पं€ ए0060७8 ०0 (8 एए585४ पड: ए्ब्तेंड कप 8. छियांतेबएील द्यपूट 0 ५८ 7255 
ईगणड जागांला मरए९ पराब्तेठ 8 ॥0०९एच७०ए ०7९१० णीणंडांणय ० पड 00, 

| गृफर प्लराशतएा (१४७०7०3४) 4-4-46 





: भदनेमोहन मालवीय. १७९ 


सावंजनिक नेता का हो गया था। हिन्दी के विकास में उनके योगदान का अब 
दूसरा अध्याय आरम्भ होता है । 

हिन्दी की सबसे बड़ी सेवा माललीयजी ने यह की कि उन्होंने उत्तर 
प्रदेश की अदालतों और दफ्तरों में हिन्दी को व्यवहार-योग्य भाषा के रूप में 
स्वीकृत कराया । इससे पहले केवल उर्दू ही सरकारी दफ्तरों और अदालतों 
की भाषा थी । सन १८९० से ही इसके विरुद्ध आन्दोलन किया गया और 
मालवीयजी ने उत्तर प्रदेश में तथा अन्य प्रान्तों में जनमत संगठित किया और 
अपनी मांग के अनुरूप वातावरण पैदा किया । फिर तक तथा आंकड़ों के आधार 
पर शासकों को आवेदन-पत्र दिया | इस आवेदन-पत्र में मालवीयजी ने लिखां थां 
कि “परिचमोत्तर प्रदेश तथा अवध की प्रजा में शिक्षा का फेलना इस समय 
सबसे आवश्यक कार्य है और गुरुतर प्रमाणों से सिद्ध किया जा चुका हे 
कि इस कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब _ कचहरियों और सरकारी 
दफ्तरों में नागरी अक्षर जारी किये जायंगे । अतएवं अब इस शुभ कार्य में ज्ञरा- 
सा भी विल्‍रूम्ब न होना चाहिए और न राज्य-कर्मंचारियों तथा अन्य. लोगों 
के विरोध पर कुछ ध्यान ही देना चाहिए।. . - हमें पूर्ण आशा हैं कि. वे 
. बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक, जिनके प्रबल प्रताप से लाखों जीवों ने इस 
घोर अकाल रूपी काल से रक्षा पाई है, अब नागरी अक्षरों को जारी करके 
इन लोगों की भावी उन्नति और वृद्धि का बीज बोयेंगे और विद्या के सुखकर 
प्रभाव के अवरोधों को अपनी क्षमता से दूर करेंगे ।५ 

सन्‌ १९०० में गवनेर ने उनका आवेदनपत्र-स्वीकार किया और इस 
प्रकार हिन्दी को सरकारी कामकाज में स्थान मिला | इस निर्णय से हिन्दी- 
आन्दोलन की बहुत सहायता हुई और इसके समर्थकों को प्रोत्साहन मिला । हिन्दी 
की स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ और इसके प्रचार तथा प्रसार का कार्य 
वेग से आगे बढ़ने लगा। इस सफलता का श्रेय मालवीयजी को है । इसे उन्होंने 
इन शब्दों में स्वीकार किया है और हिन्दी के विकास के लिए सुझाव दिये हैं। 
उन्होंने कहा है -- द 

“हमने कहा था कि कचहरियों की भाषा हिन्दी भी कर दी जाय, राजा: 

ने हमारे प्रदेशों में कचहरियों की भाषा हिन्दी भी कर दी । इन दिनों इस देश 


4 कचहरियों तथा प्रारम्भिक पाठशालाओं में फारसी लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि 
का प्रचार कराने के लिए संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर सर एन्टोनी मेकडानल को २ 
माच सन्‌ १८८६ ६० को भेजे गए अभ्यर्थना लेख (मेमोरियल) से, जिसका डा० श्यामसुन्दर- 
दास ने अनुवाद किया तथा नागरी प्रचास्णी सभा ने जिसे प्रकाशित कराया था 








१८० भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 


में कचनहरियों को जो भाषा है, वह हिन्दी है। यत्न चेष्टा का प्रयोजन है, आदमी 


जिस बात के लिए यत्न और चेष्टा करता हे, वह हो जाती है . . . जो स्कूल 


कालेज स्थापित किये गए हैं, उनमें लड़के हिन्दी पढ़ें । यूरोपीय इतिहास, 
काव्य, कलाकौशल आदि की पुस्तकें हिन्दी में अनुवादित हों। हिन्दी में उपयोगी 


पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाय । सरकार ने स्कूलों में हिन्दी जारी कर दी हैं। 


अब हमें चाहिए हम हिन्दी की उत्तमोत्तम पाठ्य पुस्तकें तैयार करें हज 
इससे पहले सन्‌ १८९३ में मालवीयजी काशी नागरी अ्रचारिणी सभा 
की स्थापना में पूर्ण योग दे चुके थे। वह सभा के प्रव्तंकों में थे और आरम्भ 


से ही इनकी सहायता सभा की सम्बल् रहा। सभा के प्रकाशन, शोध और हिन्दी- क्‍ 


भैसार-कार्य में माछ्वीयजी की रुचि नराबर बनी रही और वह सभा के संरक्षक 
के रूप में परामर्श देकर तथा अन्य प्रकार से अन्तिम दिन तक सभा की सहायता 
करते रहे । हे 

हिन्दी-आन्दोलन के सर्वप्रथम नेता बन जाने के कारण मालवीयजी 
पर हिन्दी के प्रचार और साहित्य की अभिवृद्धि का दायित्व भी आ पड़ा । 


इन्हीं उद्देश्यों की पूत्ति के हेतु सन्‌ १९१० में मालवीयजी की सहायता से प्रयाग _ 


मे अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन” की स्थापना हुई। उसी वर्ष 
अक्तूबर मास में सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ, जिसके सभापति 
मालवीयजी थे । अपने अभिभाषण में हिन्दी की व्याख्या करते हुए उन्होंने 
कहा था-.. 

हिन्दी साहित्य का रसपान करने में मुझको अन्य मित्रों की अपेक्षा 
कम स्वाद नहीं मिलता ।” 

भालवीयजी विशुद्ध हिन्दी के पक्ष में थे और हिन्दी, हिन्दुस्तानी को एक 
नहीं मानते थे । उनके विचार देखिये । इसी भाषण में उन्होंने कहा था-...- 


“जो विदेशी हिन्दी के विद्वान्‌ हैं, बे यही कहते आये हें कि हिन्दी 


कोई भाषा नहीं है । इस भाषा का नाम उद्‌ हे, इसीका नाम हिन्दुस्तानी है। ये 
छोग यह सब कहेंगे, किन्तु यह न कहेंगे कि यह भाषा हिन्दी हे ।... ऊंचे पद 
पर प्रतिष्ठित कितने ही अंग्रेज अफसरों ने मुझसे पुछा था कि हिन्दी क्‍या हे? 
इस प्रांत की भाषा तो हिन्दुस्तानी है । भें यह प्रश्न सुनकर दंग रह गया। 
समझाने से जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तब मेंने कहा कि जिस भाषा को 
... आप हिल्दुस्तानों कहते हैं, वही हिन्दी है। अब आप कहेंगे कि इसका अर्थ क्‍या 
... १ 'महामना मदनमोहन मालवीय--पृष्ठ १०१ 





मदनसोहन मालवीय १८१ 


हुआ ? इसका अर्थ यह हैँ कि न हमारी कही आप मानें, न उनकी कही 
हम | ॥)१ 

शिक्षा के क्षेत्र में मालवीयजी ने जो अद्वितीय कार्य किया है, उसका भी 
एक आवश्यक अंग हिन्दी-प्रचार है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 
द्वारां हिन्दी के प्रसार में जो सहायता मिली, वह स्वतःसिद्ध है । सन्‌ १९१७ में 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और कालान्तर में यह एशिया का सबसे 
बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। यह विश्वविद्यालय उनके इन स्वप्नों तथा 
आदशों का मूर्त रूप था | भारत के प्राचीन गौरव का स्मारक था, जिसका 
निर्माण मालवीयजी ने अपना खून पसीना बहाकर किया था । इसीलिए उन्हें 
इसपर गवं था, जिसे उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है -- 

“जब हम फ्रांसीसियों तथा जमेनों को अपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों 
पर गवं करते हुए देखते हें तथा जापातियों को अपने देश तथा राष्ट्र के प्रति 
उत्कट देशप्रेम रखते हुए देखते हें तो हम अवध्य ही इन सब विचारों से प्रभा- 
वित होते हैं । हम उन्हींकी सन्‍्तान हैं, जिन्होंने नालन्दा, तक्षशिला जेसे विशव- 
विद्यालयों को जन्म दिया था । इस विद्या के प्राचीन केन्द्र पर हमारा गदवें 
करना स्वाभाविक ही है ।”* 

वास्तव में यह एक ऐतिहासिक कार्य ही उनकी हिन्दी-सेवा का अमिट 
शिलालेख है । प्रारम्भ से ही इस संस्था का यह नियम रहा है कि प्रत्येक 
विद्यार्थी अनिवार्य रूप से हिन्दी पढ़ेगा । जब हम यह देखते हैं कि इस विश्व- 
विद्यालय में प्रतिवर्ष सेकड़ों विद्यार्थी अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों से प्रविष्ट होते हैं, 
तो इस नियम का महत्त्व समझ में आता है | हिन्दी की अनिवायं शिक्षा द्वारा 
भाषा का जो प्रसार हुआ, उसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में हिन्दी तथा 
संस्कृत को विशेष स्थान प्राप्त है । हिन्दी के स्नातकोत्तर अनुसंधान में यह 
विश्वविद्यालय देश में सर्वप्रथम था। इन्हीं अनुकल परिस्थितियों का यह फल 
हैँ कि इस विश्वविद्यालय ने कई विद्वानों को जन्म दिया । इसके अतिरिक्त 

सनातन धर्म सभा के प्रमुख नेता होने के कारण देश के विभिन्न भागों 
जितने भी सनातन धममम कालेजों की स्थापना हुई, वह मालवीयजी की सहायता 


) मालवीयजी के १० अक्तूबर, १६९१० को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से 
दिये गए भाषण से- महामना मदनमोहन मालवीय --प्रृष्ठ १८-& 


९ मालवीयजी के २६ जनवरी, १६२० को हिन्दू विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-भाषण 
से -महामना मदनमोहन मालवीय--पृष्ठ ४४ 





१८२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


से हुई । इसमें कानपुर, लाहौर, अलीगढ़ आदि स्थानों के सनातनधर्म कालेज 
उल्लेखनीय हैँ । सनातनधर्म स्कूलों और अन्य शिक्षण-संस्थाओं की संख्या तो 
बहुत अधिक है। इन संभीके प्रमुख सहायक और आजीवन संरक्षक मालवीयजी 
रहे । इन सभी संस्थाओं द्वारा हिन्दी का प्रचार हुआ । 

शिक्षा के माध्यम के विषय में मालवीयजी के विचार बड़े स्पष्ट थे । 
अपने एक भाषण में उन्होंने कहा--भारतीय विद्यार्थियों के मार्ग में 
आनेवाली वर्तमान कठिनाइयों का कोई अन्त नहीं है । सबसे बड़ी कठिनाई 
यह है. कि शिक्षा का साध्यम हमारी मातृभाषा न होकर एक अत्यन्त दुरूह 

विदेशी भाषा हैं। सभ्य संसार के किसी भी अन्य भाग सें जन-समुदाय की 
शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है । १ 

..._ मालवीयजी विद्यार्थियों के बीच रहते थे । शिक्षा उनके जीवनकार्ये 
का एक अंग थी । उसकी समस्या उनके चिन्तन का विषय था। अतः विद्यार्थियों: 
की कठिनाइयों को वह सहानुभूति से सोचते थे और उसे दूर करने का यत्न करते 
थे। वह समझते थे कि विद्यार्थियों के लिए निजी भाषा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना 
कहीं अधिक सरल हूँ । उन्होंने कहा था-- 

“अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा पठित विषयों पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करने में उसे बाधा पड़ती हे और उस प्राप्त ज्ञान को अंग्रेजी में व्यक्त करना 
उसे ओर भी कठिन प्रतीत होता है । हमारे विद्यार्थियों का किसी भी विषय में 
उतना अच्छा ज्ञान नहों हो सकता, जितना उसी विषय का अपनी मातृभाषा के 

. द्वारा अध्ययन करके एक अंग्रेज बालक प्राप्त करता है। भारतीय नवयुवक 
की सोचने तथा अपनेको व्यक्त करने की दोनों शक्तियों का छास हुआ है । 
_ अतएव राष्ट्रीय शिक्षा अपनी उत्तमता के उच्च शिखर पर तबतक नहीं पहुंच _ 
सकती जबतक जनता की सातृभाषा अपने उचित स्थान पर, शिक्षा के माध्यम 
तथा सर्वंसाधारण के व्यवहार के रूप में, स्थापित न की जाय ।* 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन” जैसी साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना 

: द्वारा, काशी विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण-केन्द्रों के निर्माण द्वारा और 
सार्वेजनिक रूप से हिन्दी-आन्दोलन का नेतृत्व कर उसे सरकारी दफ्तरों में 
स्वीकृत कराके मालवीयजी ने हिन्दी की जो सेवा की, उसे साधारण नहीं कहा 


... जा सकता | उनके प्रयत्नों से हिन्दी को यश, विस्तार और उच्च पद मिला। 





महामना मदनमोहन मालवीय --पृष्ठ 8० 
मदहामना मदनमोहन मालवीय--प्ृष्ठ ६१ 





सदनसोहन मालवीय. .. १८३ 


किन्तु इस बात पर कुछ आइचय होता है कि ऐसी शिक्षा-दीक्षा पाकर और 
विरासत में हिन्दी तथा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके मालवीयजी ने एक भी 
स्वतन्त्र रचना नहीं की । उनके अग्रलेख, भाषण तथा धामिक व्याख्यान ही 
उनकी शैली और ओजपूर्ण अभिव्यक्ति का परिचय देते हैं । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि वह उच्च कोटि के वक्‍ता और लेखक थे । संभव है, बहुधंधी होने के 
कारण उन्हें कोई पुस्तक लिखने का समय नहीं मिला । अपने जीवनकाल में 
उन्होंने जो कुछ हिन्दी भाषा और साहित्य के लिए किया, वह सभी हिन्दी-प्रेमियों 
के लिए पर्याप्त है, किन्तु उनकी निजी रचनाओं का अभाव खटकता हैं। उनके 
भाषणों और फूटकर लेखों का भी कोई अच्छा संग्रह आज उपलब्ध नहीं है । 
केवल एक ही संग्रह उनके जीवनकाल में ही सीताराम चतुर्वेदी ने प्रकाशित 
किया. था, वह भी पुराने ढंग का है और उतना उपयोगी नहीं जितना होना 
चाहिए । लोकमान्य तिलक, राजेन्द्रबाब्‌ और जवाहरलाल के मौलिक या 
अनूदित साहित्य की तरह मालवीयजी की रचनाओं से हिन्दी की साहित्य- 
निधि भरित नहीं हुई । इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि हिन्दी भाषा 
और साहित्य के विकास में मालवीयजी का योगदान क्रियात्मक अधिक हें, 
रचनात्मक साहित्यकार के रूप में कम । 

वक्ता के रूप मं 

.._ मालवीयजी की वाग्धारा निर्बाघ गति से बहते झरने की तरह थी। 
हिन्दी और अंग्रेजी दोनों पर ही उनका समान अधिकार था और दोनों 
ही भाषाओं में धाराप्रवाह बोलने में वह असाधारण वाग्शक्ति तथा क॑ला का 
परिचय देते थे । सार्वजनिक सभाओं में उनके भाषण सुनने के लिए हजारों की 
भीड़ एकत्रित होती थी । मालवीयजी प्रायः लम्बे भाषण देते थे, किन्तु उनकी 
वाक्पटुता और वक्‍तृत्व शैली के कारण श्रोतागण थकने नहीं पाते थे और सदा : 
उन्हें आदर और शांति के साथ सुनते थे । वह जितने निपुण राजनीतिक विषयों 
पर भाषण देने में थे, उतने ही निष्णात धारमिक उपदेश और कथा कहने में 
भी थे। प्रयाग और काशी में उनकी कथा-सभाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें वह कभी- 
. कभी दो-दो तीन-तीन घंटे लगातार बोलते थे, तो भी जनता मन्त्रमुग्ध-सी उनकी 

कथा सुनती थी । उनकी भाषा में असाधारण प्रवाह था । 

कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में सन्‌ १८८६ में कांग्रेस 

का द्वितीय अधिवेशन हुआ था । मालवीयजी पहली बार इसमें सम्मिलित हुए 
और बोले भी । कांग्रेस में यह उनका सर्वप्रथम भाषण था । इस भाषण में 


.. उन्होंने कहा था--“क्या कोई कह सकता हे कि ग्रेटब्रिट्रेल हम स्वतस्त्र-जन्मा 





१८४ .. भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


भारतीयों को प्रतिनिधित्व के अधिकार देने में संकोच करेगी जब उसने अपनी 
भाषा और अपने साहित्य के द्वारा हमें इसके महत्व को समझने के योग्य बना 
दिया है, उसको प्राप्त करने के लिए उत्तेजित कर विया हूँ ।”* 

मालवीयजी ने पुनः भावावेश में कहा-- 

“मे प्रत्येक उदार अंग्रेज से पुछता हूं कि क्या हमको इस अधिकार से 
बंचित होने के विरुद्ध शिकायत करने का दृढ़े कारण नहीं हे और क्‍या यह . 
अधिकारच्युत होना अंग्रेजों के अयोग्य अन्याय नहीं हे ? निरचय ही प्रत्येक 
स्वतन्त्रता-प्रेमी उदार अंग्रेज की यही इच्छा हैँ कि जिस स्वतन्त्रता का वह 
स्वयं उपभोग करता हैं, वही स्वतन्त्रता सबको मिले, क्योंकि एक कवि के 
कथनानुसार-- 

“स्वतस्त्रता की दिव्य ज्योति का जिसने पाया अमरू विलास, 

वही पुरुष है, 'वही धर्म हे, वही परम पुरुषार्थे प्रयास । 

तुच्छ परिधि में नहीं बंधा हैँ उसके बेभव का उल्लास, 

सकल विद्व में स्थापित करता वह स्वतन्त्रता सबके पास ॥* 

मालवीयजी की इस वकक्‍तुता से कांग्रेस के संस्थापक मि० हयूम बड़े 
प्रभावित हुए और उन्होंने कलकत्ता-कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा-- 

. “किन्तु जिस भाषण का सबसे अधिक उत्साह के साथ स्वागत हुआ, वहु 
था कुलीन ब्राह्मण मदनमोहन मालवीय का भाषण । इनके गौर वर्ण, सुन्दर 
आकृति, स्वभाव तथा प्रखर बुद्धि ने प्रत्येक दर्शक को तुरन्त आकृष्ट कर लिया 8 
मालवीय ने पासवाली कुर्सोा पर खड़े होकर सुझबझपूर्ण और ऐसी शक्ति तथा 
वाकपदुता से भाषण दिया कि उसके प्रवाह के वेग के सामने कुछ भी न टिक 
सका ३ 





महामना मदनमोहन मालवीय”--पृष्ठ १५६ 


२७ 707 मै€ एड एथेफ्टड चरं०८०७ए ०07गिटड 
जब शटओं 0 गेल ए97८व0ठफऋरांएथा८८ फराफांच 
. (२० ग्रद्चाए०त्7 00प0703$, 96० ८क्चाडट टाए्एु822९$ परत 
क्रकूलएलः छोाल्गत९त, 33 (96९ 22प३९ 0 खाद 


3, “फ्रपा एटाड2ए8 ४6 596९८॥ फ्रा३६ धड 77050 €०धापशंबड्रट्गीए #ट८्टांएटत ए2७$ 
0706 77966 997 एप्ाता६ १४४००४ ०0०० शवॉगएंए9, 2 ऐंहीं3 टघड८ पिन 
म्या०, ध056 ब्िंए 00०्राणॉका0ा, बण्त तलावनाटाए 27डटाल्त लिबापाट5, 8502६ 
शाप खगांटीटटपबाए, था 0706 47797652८60 ९एल:-ए 2ए2, बणते शं० तेल 
4 एफ ०06 रोग ऐटआंतलट पट शिट्ांतेदाए छ०फरटते 070 3 फ्रबि 

.. कंशाएाणाफ़ण ऋुंध्टला जाता बा साट87 बाते ल09प८४८९, प्री४:४. टथायांल्ते 
-धफ्टाप्रापरप्व 0072८ ४:८४८ 


... "ईए०ण 06 00787688 ८००5 ० 886 59 3. 0. प्रफा८- द | द 











मदनमोहन सालवीय १८५ 


ह्यूम ही क्यों गांधीजी भी मालवीयजी की वकक्‍तृत्व-शक्ति से कम 
प्रभावित नहीं हुए थे । उन्होंने मालवीयजी के धाराप्रवाह भाषण का बड़े 
सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है । उन्होंने लिखा है-- 

“पंडित मदनमोहन सालूवीयजी को अपने खयालूात को हिन्दी में बताने 
में कुछ कठिनाई नहीं मालूम पड़ती है । उनका अंग्रेजी का व्याख्यान चांदी- 
सा चमकता हुआ कहा जाता है, लेकिन जैसे मानसरोबर में से निकली गंगा की 
धारा सुर्य की किरणों से सुवर्ण की नाई झलकती है, बसे ही श्रीमान्‌ पंडितजी 


. का हिन्दी व्यास्यान-प्रवाह भी झलकता है ।/ 


कांग्रेस का कोई ऐसा अधिवेशन नहीं हुआ, जिसमें मालवीयजी की 


_ वाणी छोगों को सुनने को न मिली हो । कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं हुआ, 


जिसपर मालवीयजी ने अपने विचार प्रकट न किये हों । रूगभग तीस वर्ष 


तक मालवीयजी प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय विधान-सभाओं के सदस्य रहे और 


उनकी ख्याति सदा सर्वोत्तम वक्‍ताओं में रही । कांग्रेस-सदस्य ही नहीं, शासक- 
वर्ग भी उनकी वाणी के ओज और संयम के आगे झुकता था। इस प्रकार 
मदनमोहन मालवीय ने अध्यापक, पत्रकार, प्रचारक, सार्वजनिक नेता और 
साहित्यिकों के प्रश्रवदाता के रूप में जीवन-पयेनत हिन्दी की अपूबे 
सेवा की । 





१, वनारसीदास चतुर्वेदी राष्ट्रभापा--पृष्ठ १६१ 





. अध्याय: १० 
. महात्मा गांधी 
( सन्‌ १८६९-१९४८ ) 


गांधीजी का सर्वतोमखी व्यक्तित्व विराद था । उतना ही सवंतोम॒खी 
व्यापक प्रभाव उसका हिन्दी-साहित्य पर ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं 
के साहित्य पर पड़ा है । किन्तु यहां मेरा 
अभीष्ट केवल गांधीजी द्वारा हिन्दी-आन्दोलन' 
का नेतृत्व है । भारतव्यापी राष्ट्रीय आन्दो- 
लन का सूत्रपात करते समय ही उनकी' यह 


2726. मान्यता थी कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही देश 


की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तभी से 
उन्होंने अपनी इस मान्यता का जनता में 
प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । 


हिन्दी का प्रसार-प्रचार और गांधीजी 
अपने सार्वजनिक जीवन के ऊषाकाल 


जि नह 





अहात्सा गांधी में ही दक्षिण अफ्रोका में प्रवास के समय _ 


गांधीजी ने राष्ट्रभाषा की समस्या पर विचार कर लिया था और 
हिन्दुस्तान लौटते ही उन्होंने अपना मत प्रकट करना आरम्भ किया । सबसे पहले 


गुजरात शिक्षा परिषद, भरोंच के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने हिन्दी के महत्त्व 


का उल्लेख किया ।१ उसी वर्ष कलकत्ता-कांग्रेस में बोलते हुए उसी बात को फिर 
दोहराया और लोकमान्य तिरूक तक से हिन्दी में बोलने का आग्रह किया । 
उनके भाषा-सम्बन्धी विचारों से शिक्षित वर्ग परिचित हो चला था | हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का ध्यान गांधीजी की ओर जाना स्वाभाविक था। सन्‌ 
१९१८ मे सम्मेलन ने उन्हें अपना सभापति चना, जिसका उल्लेख पिछले पष्दों 
: में किया जा चुका है | इस मान्यता ने मानो गांधीजी को और भी उत्साहित 
किया हो और उन्होंने अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-प्रचार की व्यापक योजना 


. बना डालो और तुरन्त उसे कार्यरूप देने की व्यवस्था की । उसी समय गांधीजी ._ 


__कै सुझाव पर सम्मेलन ने प्रचार का दायित्व अपने ऊपर ले लिया । इस कार्य 
* राष्ट्रभाषा हिदुस्तानी--पृष्ठ ३ से 5 तक 


््च्य्द्डड:ः:724% 225 52-27: टपए7 0-००. लीललल नरक ल जनक 








 महात्मागांधी...._ १८७ 


. को गाँधीजी ने कितनी गंभीरता और तत्परता से आरम्भ किया, उसकी 


द्योतक यह बात है कि शिक्षकों के प्रथम दल के साथ गांधीजी ने अपने पुत्र 
देवदास को सन्‌ १९१८ में ही दक्षिण भारत भेजा । 

: दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” की स्थापना तो उन्होंने की ही 
स्वयं दक्षिण में श्रमण कर लोगों में राष्ट्रभाषा की भावना को भी दृढ़ किया 
आरम्भ में ही उनके व्यक्तित्व का हिन्दी के प्रचार और विस्तार के लिए 
कितना उपयोग हुआ और किस. प्रकार अहिन्दी-भाषी दक्षिण-निवासियों 
को उन्होंने प्रेरित किया यह हिन्दी प्रचारक की एक रिपोर्ट से ज्ञात होता हैं 
उसमें लिखा है--“आगामी अप्रैल (सन्‌ १९२९) में हिन्दी-प्रचार-कार्य के 
जन्मदाता महात्मा गांधी आन्धा प्रांत में ँ्रमण करने आनेवाले हैं ।. . - और 
इसमें इस निदचय को प्रकाशित किया गया--१- महात्माजी को जो सान-पत्र 
दिये जायं, वे सब हिन्दी में हों । २. जहां-जहां हिन्दी पाठशालाएं हों, वे 
स्थान उनके कार्यक्रम में जुड़वाने का अवेइ्य यत्न किया जाय ।+ 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपने व्यक्तित्व और अनन्य हिन्दी-प्रेम 


के कारण गांधीजी ने दक्षिण में हिन्दी-प्रचार को सहज बना दिया और अपने 


प्रति लोगों की श्रद्धा को हिन्दी की तरफ झुकाकर बड़ी आसानी से हिन्दी की 
सेवा की और अन्यों से ली । हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता के विषय में गांधीजी 
ने एक प्रचारक को लिखा था-- . 

. “जबतक तमिल प्रदेश के प्रतिनिधि सचमुच हिन्दी के बारे में सख्त 
नहीं बनेंगे, तवतक महासभा में से अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं होगा । में देखता 
हूं कि हिन्दी के बारे में करीब-करीब खादी के जेसा हो रहा हे । वहां जितना 
संभव हो, आन्दोलन किया करो । आखिर में तो हम लोगों की तपदचर्या और 
भगवान की जंसी इच्छा होगी बसा ही होगा ।/३ 

दक्षिण में हिन्दी-प्रचार का कार्य सन्‌ १९१८ से १९२७ तक हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन की ओर से, पर गांधीजी के संरक्षण में, होता रहा। सन्‌ 
१९२७ में गांधीजी के ही सुझाव पर “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा' की 
स्थापना हुई और यह कार्य उसके सुपुर्द हुआ। दक्षिण में हिन्दी-प्रचार-कार्य 
बराबर आगे बढ़ता रहा था, पर गांधीजी उसकी प्रगति से सन्‍्तुष्ट न थे | 


उन्होंने सन्‌ १९३५ में इस कार्य का निरीक्षण करने और आवश्यक सुधार 


सुझाने के लिए काका कालेलकर को दक्षिण भारत भेजा । इस जांच के परिणाम- 


$ 'हिंदी-प्रचारक'--फरवरी, १६२६--पृष्ठ १३ 
“हिंदी-प्रचारक--फरवरी, १६२६--पृष्ठ १५ 





१८८ भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 


स्वरूप सभ्‌ १९३६ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रदेश के लिए 
चार प्रांतीय सभाओं की स्थापना हुईं । इस समस्त कार्य की देखरेख के लिए 
अलग से हिन्दी-प्रचार-समिति की स्थापना हुई, जिसका नाम आगे चलकर 
सन्‌ १९३७ में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति रखा गया । यह समिति आज भी 
देक्षिण के अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी-प्रसार का कार्य तत्परता से कर रही 
है। इसका प्रधान कार्यालय वर्धा में है। उस समय गांधीजी के कार्यक्रम में हिन्दी 
के प्रसार के लिए 'दक्षिण भारत प्रचार सभा' और'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की _ 
स्थापना से बड़ा प्रयास देश के इतिहास में कभी नहीं किया गया। इस कार्य की 
समीक्षा करते हुए मालचन्द्र आप्टे ने लिखा है : 
 वक्षिण में हिन्दी-प्रचार का कार्य गांधीजी की प्रेरणा से हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की ओर से शुरू हुआ । गांधीजी ने ही इस कार्य को अपने 
कंधों पर लिया, तब धन-जन की कमी क्यों महसूस हो ? गांधीजी ने उत्तर- 
भारतीय धनी लोगों से इस कार्य के लिए समय-समय पर घन मांगा, और वह 
मिला भी । स्वर्गीय जमनालाल बजाज ने इस काय॑ में गांधीजी का हाथ बंदाया । 
उन्होंने खुद काफी आथिक सहायता दी और घधन-संग्रह की पुरी जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ली ” द 
हिन्दी के प्रसार का यह कार्य एकदम अनूठा है और जबतक हिन्दी भाषा 
जीवित रहेगी, प्रत्येक भारतवासी गांधीजी के प्रति क्ृतज्ञ रहेगा। उन्होंने सदा हिन्दी 
को राष्ट्रीय एकता और परतंत्रता से मुक्त होने की आकांक्षा का साधन माना । 
इसके साथ ही उन्होंने हिन्दी को साध्य भी समझा, जिसका पठन-पाठन अपने-आपकमें 
एक आदश हूँ और एक यथार्थ आवश्यकता की पूर्ति है। हम इस विवेचन को राष्ट्र- 
भाषा पर गांधीजी की ही उक्ति से समाप्त करते हैं--- 
अंग्रेजी ने हमपर जो जादू का असर डाला वह अभी नष्ट नहीं हुआ 
हैं । उसके कारण हम हिन्दुस्तान को, उसके ध्येय की ओर प्रगति में रोडे 
अठकाते हूँ । हम अंग्रेजी सीखने में जितने साल बिताते हें, उतने महीने अगर 
. हिन्दी सीखने में बिताने का कष्ट नहीं करते तो जनता के लिए हमारा प्रेम 
बिल्कुल ऊपरी हे । 
गांधीजी की व्यावहारिकता, हिन्दी के प्रति उनके अगाध प्रेम और हिन्दी-प्रचार 
के लिए उनकी लगन, इनका पूर्ण परिचय देने के लिए ये थोड़े-से शब्द पर्याप्त हैं। 


हि _सयरममभभ३७४० ५०० 4ाप-+ननत 9५७५७, ५३०+५+५७७७७७७ ५७३ +७०++.» जनक आम ५४७ अमन ०५०७७७७५;:»«ग/समाम कक ४७५५ ७३५१९७५७०न «५५५५-५० ५३७०4, 





$ 'दिंदी-प्रचार का इतिहास”--आंध्र राष्ट्रभाषा प्रचार-संघ--पृष्ठ ६ 
. _* गांवीवाणी*--पृष्ठ २३१३ 








महात्मा गांधी क्‍ १८९ 


 राष्ट्रभाषा-संबंधी विचार 


समाज-सेवा-परिषद के अध्यक्ष-पद से गांधीजी ने समाज-सेवा की तरह 
राष्ट्रभाषा की सेवा की ओर भी ध्यान दिलाया। उनके लिए देश-प्रेम का एक अंग 


. अथवा उसका व्यक्तिकरण भाषा-प्रेम में भी निहित था । उन्होंने कहा था--- 


“सम्राज की सबसे बड़ी सेवा हम पहले अपने-आपको बन्धनों से मुक्त 
करके ही कर सकते हें । मेरा विद्वास है कि अंग्रेजी भाषा तथा रीति-रिवाजों 
के अनुकरण से ही हम और अधिक बंधनों में पड़े हुए हें। देश-प्रेम और जनता के 
प्रेम से हमें देशी भाषाओं की ओर निहारना चाहिए ।. . « राष्ट्रीय व्यवहार 
में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति होने के लिए अत्यावश्यक हूँ ।** 

अपने एक लेख में क्या अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है?” गांधीजी 


लिखते हैं--- 


“कितने ही स्वदेशाभिमानी विद्वान कहते हें कि अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा 


होनी चाहिए । मेरी समझ में यह प्रश्न ही अज्ञान दशा का सूचक हे । हमारे 


स्वनासधन्य वाइसराय ने एक बार अपने भाषण में अंग्रेजी के राष्ट्रभाषा 
होने की आशा प्रकट की है । वाइसराय महोदय का मत हे कि अंग्रेजी भाषा 
धीरे-धीरे इस देश में फंलेगी । वह हमारे कुटुम्बों में प्रवेश करेगी, और बाद में 
वह राष्ट्रीय भाषा की उच्च पदवी प्राप्त करेगी । ऊपर की दृष्टि से विचार 


, करने पर यह बात कुछ ठीक जंच जाती है, और अपने उस शिक्षित वर्ग की दक्षा 
. देखकर, जो बिना अंग्रेजी की सहायता के अपना काम हो नहीं चला सकता, 


ऐसी ही सूचना मिलती हे । परन्तु दीघं दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि 
अंग्रेजी न तो राष्ट्रीय भाषा हो सकती हे और न होनी चाहिए ॥९ 
गांधीजी ने राष्ट्रभाषा के निम्नलिखित पांच लक्षण३ बताये हैं और 
उन्हें विस्तार से समझाया भी हैं | जैसे पहला लक्षण है--- 
“वह भाषा राज-कमंचारियों के लिए सरल हो ।” इसकी व्याख्या में 
गांधीजी ने लिखा है कि “यह भानी हुई बात हे कि राज-कर्मचारियों में अंग्रेजी 


का भाग थोड़ा ही है । राज्य के उच्च कर्मचारी ही अंग्रेज हैं, दोष बड़ा भाग 


हिन्दुस्तानियों ही का हें और यह तो हर कोई स्वीकार करेगा कि भारतवासियों 
के लिए भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी कहीं कठिन हें ।” आज 


स्वाधीनता के बाद हमारे नेताओं ने संविधान में हिन्दी को राजभाषा बना 


५, राष्ट्रसापा'--पृष्ठ १ 
२, राष्ट्रभापा--प्रृष्ठ ४५ 
3. राष्ट्रभाषा-संबंधी पांचों लक्षण राष्ट्रभाषा' के ए. ४३-४४ से उद्ध त किये गए हैं । 








१९० .. भारतीय नेतओं की हिंदी-सेवा 


ही दिया हैँ । इस निर्णय में भी गांधीजी की प्रेरणा अवश्य थी, यह हमें 
मानना चाहिए 

गांधीजी ने राष्ट्रभाषा का दूसरा लक्षण बताया हँ--उस भाषा के 
हारा भारतवर्ष के परस्पर के घामिक, आर्थिक तथा राजनेंतिक व्यवहार 
निभ सकें ।” इसको भी उन्होंने यह कहकर पुष्ठ किया है कि अंग्रेजी भाषा 
जनसमाज की भाषा हो जाय, यह सवथा असंभव हे । 

तीसरा लक्षण उन्होंने बताया है---उस भाषा को देश के अधिकांश 


_ निवासी बोलते हों।” और यह प्रमाणित है कि अंग्रेजी भारत के अधिकांश निवा- _ 


सियों की भाषा है ही नहीं क्‍ 
. गांधीजी के अनुसार चौथा लक्षण है-- वह भाषा राष्ट्र के लिए 
सरल हो ।” इसका भी. अंग्रेजी में अभाव है, क्योंकि यह सिद्ध ही है कि वह 


समस्त राष्ट्र के लिए* सरल नहीं । गांधीजी ने बार-बार यह कहा है. 


कि “भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह सहज में समझ ले। देहाती 
बोली सब समझते हैं । भाषा का मर करोड़ों सनुष्यरूपी हिमालय में 
सिलेगा, और उसमें ही रहेगा । हिमालय में से निकलती हुई गंगाजी अनन्तकाल 
तक बहती रहेगी, ऐसे ही देहाती हिन्दी का गौरव रहेगा और जेंसे छोटी- 
सी पहाड़ी से निकलता हुआ झरना सूख जाता हे, बसे ही संस्कृतमयी तथा 
फारसीमयी हिन्दी की दद्ञा होगी ।* 
गांधीजी ने पांचवां लक्षण बताया है--“बहू भाषा क्षणिक या अल्प- 
स्थायी स्थिति के ऊपर निर्भर न हो”। इसपर विचार करते हुए उन्होंने 
लिखा हैं, “अंग्रेजी भाषा वर्तमान में जो सत्ता भोग रही है, वह अस्थायी है । 
: अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा हो, ऐसी कल्पना ही हमारी निरबंलता सूचित करतो हे । 
.. पांच लक्षणों से युक्त हिन्दी भाषा की सस्ता करनेवाली दूसरी कोई भाषा 
है ही नहीं । हिन्दी भाषा का निर्माण राष्ट्रभाषा के योग्य ही हुआ है और वह 
.. बहुत बरसों पहले राष्ट्रभाषा की भांति व्यवहृत ही चुकी है ।”* द 
...... गांधीजी ने स्वदेशाभिमान का आधार भी स्वभाषा को ही माना हैं । 
वह हमेशा यह कहते रहे कि “स्वदेशाभिमान को स्थिर रखने के लिए हमें हिन्दी 


.. सीखना आवदयक हू ।”* यूं गांधीजी का दृष्टिकोण बड़ा उदार था और वह यह 
.. . कदापि नहीं चाहते थे कि मनुष्य अपने ज्ञान को केवछ एक ही भाषा के ज्ञान में: 
-. बांध ले। वह सदा इस विचार के थे कि अन्य भाषाओं से ज्ञान और विचार का 





राष्ट्रभाषा'---पृष्ठ ४३-४४ 
3, राष्ट्रभाषा “पृष्ठ ४६. 


..  ह# - श्र है 





महात्मा गांधी... १९१ 


संग्रह करके उसका लाम हिन्दी भाषा और साहित्य को भी मिले । अंग्रेजी 
भाषा के मूल्य को वह जानते थे और उसके साहित्य का भी उनका गहरा अध्ययन 
था। किन्तु विदेशी भाषा के आगे अपनी भाषा के महत्व और गौरव को भुला 
देना वह कभी अभीष्ट नहीं समझते थे | इसीलिए उन्होंने लिखा--- 

“में चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखनेवाले हमारे युवा स्त्री-पुरुष जितना 
चाहें अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें और फिर उनसे यह आज्ञा 
रखूगा कि वे अपनी विद्वत्ता का छाभ भारत सरकार को उसी तरह दें ज॑से 
बोस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हें । लेकिन में यह नहों चाहूंगा कि एक भी 
भारतवासी अपनी मातृ-भाषा को भूल जाय, उसकी उपेक्षा करे या उसपर 
श्मन्दा हो ओर यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देशी भाषा में विचार 
नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता । द 

हे (यंग इंडिया, १-६-२१) 
दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के समय ही गांधीजी ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न 
को समझ लिया था और उनकी यह धारणा भी बन चुकी थी कि हिन्दी ही 
उस भाषा का स्थान ले सकती है । हिन्द स्वराज्य” में सन्‌ १९०९ में उन्होंने 
राष्ट्रभाषा की समस्या पर इस प्रकार लिखा था--- 

“हरेक पढ़ें-लिखे हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का, हिन्दू को संस्कृत 
का, मसलमान को अरबी का, पारसी को परशियन का और सबको हिन्दी का ज्ञान 
होना चाहिए । कुछ हिन्दुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों 
को संस्कृत सीखनी चाहिए । उत्तर और पद्चिम में रहनेवाले हिन्दुस्तानी को 
तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिन्दुस्तान के लिए तो हिन्दी ही होनी चाहिए ।”* 

अपनी आत्मकथा के आरंभ में भी गांधीजी ने लिखा हें-- 

अब तो में यह मानता हूं कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षणक्रम में 
भातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए भी स्थान होना चाहिए । 
» » » यदि भाषाएं विधिपूर्वक पढ़ाई जायं और सब विषयों का अध्ययन 
अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हमपर न हो तो पूर्बोक्त भाषाएं भाररूप न 
सालम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने रूगे ।3 
द इस विचार को व्यक्त कर देने मात्र से गांधीजी को सन्‍्तोष नहीं हुआ । 
हिन्दी-प्रचार को, विशेषकर अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में हिन्दी पढ़ाने के 
“त्रिपथगा”, माचचे, १६६०--पृष्ठ ७ द 


हिन्द खराज्य! १६०६--एृष्ठ श्२र४ _ 
:. 8. आत्मकथा --पृष्ठ १८ 


. 





१९९... भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


_ लिए सक्रिय प्रयत्नों को उन्होंने अपने सावेजनिक कार्यक्रम का स्थायी अंग _ 
बना लिया। राजनीतिक कार्य के साथ-साथ हिन्दी को आगे बढ़ाना भी उन्होंने 
आवश्यक समझा । इसी उद्देश्य से उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से नाता 
जोड़ा और सन्‌ १९१८ में उन्होंने उसका सभापति बनना स्वीकार किया । 
गांधीजी के नेतृत्व के कारण वह आन्दोलन, जो उत्तर भारत तक सीमित था और 
जिसमें हिन्दी-भाषी व्यक्तियों की ही प्रधानता थी, अब अखिल भारतीय बन 
गया और उसका स्वरूप राष्ट्रीय हो गया । उन्हींके सुझाव पर अहिन्दी-भाषी 
क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचारार्थ एक नई संस्था का जन्म हुआ, जिसका उल्लेख 
किया जा च॒का है । 

गांधीजी जैसे व्यवहार-कुशछ नेता के लिए यह स्वाभाविक था कि 
जो उपदेश वह औरों को दें, उसपर स्वयं भी अमर करें । इसलिए उन्होंने स्वयं 
हिन्दी सीखना आरम्भ किया और धीरे-धीरे हिन्दी-भाषी लोगों से पत्र-व्यवहार 
हिन्दी में ही करना आरम्भ किया। सार्वजनिक सभाओं में, कांग्रेस की परिषदों 
में उन्हें जब कभी अवसर मिलता, वह हिन्दी के महत्व पर जोर देने से न 
चुकते । उनका यह विचार था कि विदेशी भाषा की गुलामी से मुक्त हुए बिना 
सच्ची आजादी पाना असम्भव हैं । क्‍ 
गांधीजी ने यंग इंडिया के बाद हरिजन' नामक साप्ताहिक प्रकाशित 
करना आरम्भ किया । यह पत्रिका पहले अंग्रेजी में प्रकाशित हुई । एक 
वर्ष के बाद ही उन्होंने उसके हिन्दी और गुजराती संस्करण निकालने की 
व्यवस्थां कर दी । इन पत्रिकाओं के पाठक और सार्वजनिक कार्यकर्ता इस 
बात से प्रिचित हैं कि हिन्दी हरिजन' को आगे बढ़ाने के लिए गांधीजी कितने 
उत्सुक और प्रयत्तशील रहते थे । गांधीजी के ही कारण अनेकानेक लोगों ने, 
विशेषकर अहिन्दी-भाषी लोगों ने हिन्दी सीखी और इसके प्रति रुचि पैदा की । 
इसलिए उनके योगदान को आंकते समय केवरू उनकी रचनाओं को ही 
आधार नहीं बनाया जा सकता, यद्यपि उनकी संकलित रचनाओं की संख्या 
भी बहुत बड़ी है। उनकी सबसे बड़ी देन वास्तव में यह थी कि उन्होंने राजनीति, 
शिक्षा और समाज को हिन्दी के अनुकूल बनाया और हमारे राष्ट्र के लिए 
. हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में उच्च पद पर आसीन किया । द 
कै हे हिन्दी के प्रति इन सेवाओं के कारण महात्मा गांधी को सन्‌ १९३५ में 
... दूसरी बार अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर-अधिवेशन 
हे ; का सभापत्ति चुना गया । उस पद से दिये गए अपने अभिभाषण में गांधीजी ने 
.._. राष्ट्रीयता और व्यावहारिकता की दृष्टि से हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाछा । 


धन पविककना मप्र एन पका पेय ५८०० चर 


अपन कप ०. पफिल्‍कारंब9३ 35 पे सधमर-सप की तक ८ पास 


3 
रे 
£ 
[ 
+ 
हैः 
+ 
्‌ 
४ 
क 
१ 
[( 
। 
) 
|] 
ः 
| 
५ 
| 


हि अल 


>> 3 कप आम+ मनन सन मनन नभलननन «८ बस 


्य ३७ एलन नया मिफल सब लसल सन अंक न्‍ अप पक 





- महात्मा गांधी १९३ 


उन्होंने हिन्दी पठन-पाठन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्य का अंग बताते हुए 


सभी अहिन्दी-भाषी प्रान्तों के लोगों को हिन्दी सीखने का परामर्श दिया । अपने 
भाषण में उन्होंने कहा-- 
मे हमेशा से यह मानता रहा हूं कि हम किसी भी हालत में प्रान्तीय 


भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते । हमारा मतरूब तो सिर्फ यह हे कि विभिन्न 

ब्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए हम हिन्दी भाषा सीखें । ऐसा कहने में 

हिन्दी के प्रति हमारा कोई पक्षपात प्रकट नहीं होता । हिन्दी को हम राष्ट्रभाषा 

. सानते हैं । वह राष्ट्रीय होने के लायक है । वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती हे, 

जिसे अधिक-संख्यक लोग जानते, बोलते हों और जो सीखने में सुगम हो । 

ऐसी भाषा हिन्दी ही हे, यह बात यह सम्मेलन सन्‌ १९१० से बता रहा है. 

. और इसका कोई वजन देने लायक विरोध आज तक सुनने में नहीं आया हे । 
. अस्य प्रान्तों ने भो इस बात को स्वीकार कर ही लिया है ।”+ 


कांग्रेस की बागडोर गांधीजी के हाथ में आने से पहले अंग्रेजी के माध्यम से 


ही कांग्रेस का संमस्त-कामकाज होता था । यह कांग्रेस की कार्येप्रणाली, उसके 
उद्देय और नीति के अनुरूप ही था, क्योंकि अभी तक नरम दल के हाथों में 
'ही संस्था का नेतृत्व था । कांग्रेस का प्रभाव अभी तक नगरों में रहनेवाले 
“शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था और उनसे सम्पर्क के लिए अंग्रेजी का माध्यम 
पर्याप्त था । गांधीजी के कांग्रेस में आने पर ही यह नीति बदली । कांग्रेस का 
“लक्ष्य अब जनसाधारण से सम्पर्क स्थापित करना हो गया । तभी तो यह संस्था 
. विदेशी शासन का अन्त कर सकती थी और उस उंद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
'सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा अथवा असहयोग आन्दालन के देशव्यापी कार्यक्रम 


की कल्पना कर सकती थी । अब राष्ट्र की सेवा के लिए भारतीय समाज के 


जीवन की दीक्षा लेना आवश्यक था। यह भाव इस युग में स्पष्ट रूप से प्रकट 
« अं संक्षेप में, गांधीजी ने राजनीति में राष्ट्रसेवा, त्याग और बलिदान की 
_ भावना को सर्वोच्च स्थान दिया। 


दृष्टिकोण, लक्ष्य और नीति में ऐसा आधारभूत परिवततेन होने के 


. साथ यह आवश्यक था कि जनसाधारण तक पहुंचने के लिए अंग्रेजी के साथ- 
"साथ भारतीय भाषाओं का आश्रय लिया जाय । देश के अधिकांश भाग में यह 
'जनसम्पर्क का कार्य हिन्दी द्वारा ही हो सकताथा, यह बात गांधीजी ने 
समझ ही नहीं ली थी, वह इसे बार-बार दोहराते भी रहे । मद्वास में कांग्रेस- 
मंत्रिमंडल द्वारा अनिवार्य हिन्दी शिक्षण के विरुद्ध कुछ आलोचना सुनने में 


ज राष्ट्रभाषा | हिन्दुस्तानी” पृष्ठ ४४-४५ 








2 2 50 22% 8 037%56 5208 7272: 2: 5 व करी 4०.08 335 % 2002. 2 लक लि डील पट वन :+न्यीवमंन+ अल का 
७७ 322: मम 3. मन + 8-१ छ ऑफ कमकना अल मनन बल व्यसन मन अमन ८ व न्‍ आह लकप-स उन आवक ४३४ मठ दर 2० 


2 मम अत मर «बनी हमे. बल आक जनक सबके प पक पल >न्ट तप पक 





१९४ क्‍ भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


आई थी। मद्रास सरकार की विज्ञप्ति पर गांधीजी ने 'हरिजन सेवक' में जो 
टिप्पणी छापी, उसका एक अंश इस प्रकार हैं--- द 


: हिन्दुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा है या होगी, अगर ऐसी घोषणाएं हमने 


सच्चाई के साथ की हें, तो फिर हिन्दुस्तानी का ज्ञान प्राप्त करने में कोई बुराई 


: नहीं हे ।. . « अगर हमें अखिल भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त करनी है, तो प्रान्तीय 


आवरण को भेदना ही पड़ेगा । सवाल यह है कि हिन्दुस्तान एक देश और राष्ट्र 
हे या अनेक देशों और राष्ट्रों का समूह हे ?जों लोग यह मानते हें कि यह एक 
वेश हे, उन्हें तो राजाजी का पूरा समर्थन करना ही चाहिए ।”९ 

. गांधीजी ने इस विचार का भारतीय राजनीति तथा राष्ट्रीयता की नवीन 
परिभाषा द्वारा व्यापक प्रचार किया । यह धारणा ओर हिन्दी को विशुद्ध 
साहित्य की परिधि से निकालकर राजनीति के मंच पर स्थापित करना गांधीयुग 


का प्रथम लक्षण है । हि । 
गांधीजी का कार्य बड़ा विस्तृत था । जीवन का कोई पहलू तथा क्षेत्र 


- 


ऐसा नहीं, जहां गांधीजी का ध्यान न गया हो और जिसपर उन्होंने अपने 


विचार व्यक्त न किये हों । विचारों को मूर्तरूप देने के लिए उन्होंने स्वाधीनता 


से पहले ही अनेक संस्थाओं की स्थापना की, जैसे गांधी-सेवा-संघ, चर्खा-संघ, 


हरिजन सेवक संघ, आदिम जाति सेवक संघ, तालीमी संघ, राष्ट्रभाषा-प्रचार- 


सभा, दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा, इत्यादि-इत्यादि । ये सभी संस्थाएं 
जहां स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करती थीं, वहां समग्र राष्ट्रीय कार्यक्रम की 
दृष्टि से एक-दुसरे की पूरक थीं। ये सभी अपना कार्य अधिकतर हिन्दी में करती 
थीं। इसलिए सभीसे हिन्दी के प्रसार में विशेष सहायता मिली। गांधीजी के 
नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनकी प्रत्येक गति-विधि उनके 


: सम्यक्‌ कार्यक्रम का अंग होते हुए भी प्रत्येक एक दूसरे की पूरक थी, अर्थात्‌ 


प्रत्येक से अन्य सभी गतिविधियों को पूर्ण छाभ पहुंचा । इन गतिविधियों का 
सर्वाधिक प्रभाव हिन्दी-प्रचार के कार्य पर पड़ा और हिन्दी को देशव्यापी 
भाषा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । क्‍ हे 
साहित्यिक के रूप में क्‍ 
द महात्मा गांधी ने जो निजी छेखनी से लिखा और वाणी से कहा, वह 


अब हिन्दी का बहुमूल्य साहित्य है । अपने जीवनकाल में गांधीजी हिन्दी में 


का .. ऊुछ-न-कुछ बराबर लिखते रहे । उनका लिखित साहित्य तीन भागों में 
_ विभकत है-(१) 'हरिजन ------. ६ / है रजन सेवक', हिन्दी नवजीवन', "नई तालीम” आदि हे 


..* दरिजन सेवक', २० सितम्बर, १६३६ 




















महात्मा गांधी १९५ 


पंत्रिकाओं में उनके सम्पादकीय तथा अन्य लेख, (२) उनके पत्र तथा रचनाएं, 
और (३) उनके प्रवचन । उनकी अपनी हिन्दी पत्रिकाओं में जो अग्रलेख 
आदि छपे हैँ, उनका साहित्यिक महत्व चाहे कितना ही हो, उनका राजनीतिक 
प्रभाव व्यापक था । अपनी भाषा के सम्बन्ध में उन्हें स्वयं कोई भ्रम नहीं था, 
किन्तु वह राष्ट्रीय कारणों से बाध्य होकर ही हिन्दी पत्र निकालते और स्वयं 
हिन्दी में लिखते थे । सन्‌ १९२१ में जब पहली बार हिन्दी नवजीवन” का 
प्रकाशन आरम्भ हुआ, तब गांधीजी ने नम्नतापू्वंक सम्पादकीय स्तम्भ में 
लिखा था “यद्यपि मुझे मालम हे कि नवजीवन को हिन्दी में प्रकाशित करना 
कठिन काम है, तथापि मित्रों के आग्रह के वश होकर और साथियों के उत्साह 
.. से नवजीवन का हिन्दी अनुवाद निकालने की धुष्ठता में करता हूं। . . -हिन्दुस्तानी 
#... भाषानुरागी हिन्दी नवजीवन में उत्तम प्रकार की हिन्दी की आजा न रखें। . . , 
मुझे न तो इतना समय है कि हमेशा हिन्दुस्तानी में लेख आदि लिखकर दे 
सक्‌ं, और न बहुत हिन्दुस्तानी लिखने की शक्ति ही मुझमें है ।”* 

. यह देखते हुए कि इन्हीं लेखों को चार से अधिक भागों में संकलित 
किया गया है, गाधीजी की विनग्रता अथवा क्षमा-याचना उनके व्यक्तित्व के 
अनुरूप सारगर्भित जान पड़ती हैँ । अनेक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर हिन्दी 
में उनके विचार आज विद्यमान हैं। इन लेखों ने न केवल प्रेरणा तथा पथप्रदर्शन 
द्वारा कोटि-कोटि भारतीयों की सेवा की है और हिन्दी-साहित्य को परोक्षरूप 
से समृद्ध किया है, अपितु ये अपने निजी प्रभाव और महत्व के कारण हिन्दी की 
अमल्य निधि बन गये हूं । 

. गांधीजी की एकमात्र मौलिक रचना गीता का हिन्दी गद्यानुवाद हैँ । 
और कोई पुस्तक मूलरूप से उन्होंने हिन्दी में नहीं लिखी । हां, उनके बहुत-से 
हिन्दी में लिखे पत्र हैं, जो हाल में संकलित किये गए हैं। इनमें से अधिकांश 
विभिन्न हिन्दी-प्रचार-संस्थाओं तथा उनके कार्यकर्ताओं को लिखे गए हैं । 
इनकी दौली प्रत्यक्ष, सीधी और सरल है । इन पत्रों को देखकर आइचर्य होता 
है कि सीमित शब्दावली और हिन्दी भाषा का साधारण ज्ञान रखते हुए भी 
गांधीजी अपना मन्तव्य कितने स्पष्ठ और व्यवहाररूप से दूसरों पर प्रकट 
कर देते थे । टंडनजी के नाम उनका एक पत्र देखिये-- 





ह २, सहाबलेदवर 
भाई टंडनजी,.... द २८-५-४५ 
मेरे पास उर्दू खत आते हें, हिन्दी आते हें और गुजराती । सब पृछते हें, 


+१ 'राष्ट्रमाषा दिन्दुस्तानीः--पृष्ठ २३ 


|| 7 मन ला कम 2235 ह 





१९६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


में केसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन में रह सकता हूं और हिन्दुस्तानी सभा में भी ? 
वें कहते हैं, सम्मेलन की दृष्टि से हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती हे, जिसमें 
नागरी लिपि को ही राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, जबकि मेरी दृष्टि में नागरी 
और उद् लिपि को यह स्थान दिया जाता है और उस भाषा को जो न फारसी- 
मयी है और न संस्कृतमयी । जब में सम्मेलन की भाषा औरूनागरी लिपि को 
पुरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूं, तब मुझे सम्मेलन से हद जाना चाहिए, 
ऐसी दलील मुझे योग्य लगती है । इस हालत में क्‍या सम्मेलन से हटना मेरा 
फर्ज नहीं होता हे ? ऐसा करने से लोगों को दुविधा न रहेगी, और मुझे पता: 
चलेगा कि में कहां हूं । 
कृपया शीघ्र उत्तर दें। मौन के कारण मेने ही लिखा हूं । लेकिन मेरे 
अक्षर पढ़ने में सबको मुसीबत होती है, इसलिए इसे लिखवाकर भेजता हूं । 
आप अच्छे होंगे ? ॥॒ है 
आपका, 
सो० क० गांधी” 
यदि गांधीजी अंग्रेजी या गुजराती में लिखते तो संभवत: भाषा अधिकः 
प्रांजल और सुन्दर होती, परन्तु भावाभिव्यक्ति में विशेष अन्तर. न होता । 
किन्तु भाषा अथवा भावों की दृष्टि से यह पत्र अच्छा और सुलिखित ही कहा 
जायगा। गांधीजी के ऐसे सभी व्यक्तिगत तथा अन्य पत्र हिन्दी में प्रकाशित 
गान्धी-साहित्य का अंग हैं । हिन्दी की स्थिति तथा उसके प्रसार पर इस 
प्रकार के पत्रों का अनुकूछ प्रभाव पड़ा, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता ।_ 
. अब हम गांधीजी के प्रवचन-साहित्य को लेते हैं। वर्षों तक वह प्रतिदिन 
प्रार्थना के बाद हिन्दी में प्रवचन देते रहे और इन प्रवचनों में विभिन्न विषयों 
पर अपने विचार प्रकट करने का उन्हें अवसर मिला । उनका यह प्रवचन- 
साहित्य अपनी विविधता तथा व्यापकता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी: 
. सरल और मनोरंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। बात करते समय गांधीजी 
बहुत सीधे-सादे और अधिक जानकारी न रखनेवाले व्यक्ति की तरह बोलते 
. थे, किन्तु उनके प्रवचनों में जहां-कहीं सत्यान्वेषण के रूप में किसी विवाद के 
निष्कर्ष की ओर संकेत है, वहां उनकी. भाषा में दृढ़ता और गहराई दोनों ही. 
विद्यमान हैं। उदाहरणार्थ उनका निम्न प्रवचन देखिये, जिसमें उत्तेजनापूर्ण 
.. वातावरण में उन्होंने जनता से शांत और अहिसा के पथ पर अ्डिग॑ रहने 
. का अनुरोध किया है । 
* राष्ट्रमाषा हिंदुस्तानी--पृष्ठ १७३ 











मा 


महात्मा गांधी... द १९७ 


.. - ख़बर आई है कि हमारे तजंदीक ही गुड़गांव में कई गांव जल गये हें |! 
किसने किसके सकान जलाये हें, इसका पता चलाने की कोशिश में सें हूं, पर 
सही पता रूगना कठिन है । लोग कहेंगे कि जब इतने करीब में यह सब हो रहा: 
है तब यहां बेठा में लंबी-चौड़ी बातें कैसे सुना रहा हूं ? जब आप लोग यहां आ: 
गये हें और हमारी बदकिस्मती से गुड़गांव में यह हो रहा है तब अपने मन को, 
बात में आपसे कहूंगा ही । और मेरा यही कहना हे कि हमारे चारों ओर अंगार 
जलते रहें तो भी हमें तो दांत ही रहना हे और चित्त स्थिर रखते हुए हमें भरी: 
इस अंगार में जलना हे । हम क्‍यों दहशत के मारे यह कहते फिरे कि दूसरों: 
जून को यह होनेवाला हे, वह होनेबाला है ? जो बहादुर होंगे, उनके लिए. 
उस दिन कुछ भी होनेवाला नहीं हे, यह यकीन रखिये। सबको एक बार मरना 
ही है । कोई अमर तो पैदा नहीं हुआ है । तो फिर हम यही नि३चय क्‍यों न कर ले 
कि हम बहादुरी से सरेंगे और मरते दस तक अपनी ओर से बुराई नहीं करेंगे ॥: 
जान-बुझकर किसीको मारेंगे नहों। एक बार मन में ऐसा नि३चय कर लेंगे. 
तब आप स्थिरचित्त रहेंगे और किसीकी ओर नहीं ताकेंगे। जो डरा-धमकाकर, 
पाकिस्तान लेना चाहेंगे, उनसे कह देंगे कि इस तरह रक्तीभर भी पाकिस्तान: 
मिलनेवाला नहीं हे। आप इन्साफ पर रहेंगे, हमारी बुद्धि को समझा देंगे, 
दुनिया को समझा देंगे तो आप पूरा-का-पुरा हिन्दुस्तान ले जा सकते हूँ । 
जबदंस्ती से तो हम पाकिस्तान कभी नहीं देंगे ।”* 

वाक्‌-साहित्य होने के नाते उनकी भाषा में पुनरावृत्ति और शिथिल 
वाक्य-विन्यास के दोष कहीं-कहीं अवश्य आ गये हैं, किन्तु फिर भी प्रवचन- 
साहित्य द्वारा भाषा और साहित्य दोनों की यथेष्ट समृद्धि हुई। गांधीजी: 
की सत्यानुभूत विचारधारा और दिव्य प्रतिभा की चमक से बहुत कम ऐसे 
विषय हैं, जो उद्भासित और आलोकित न हुए हों । पिछड़े हुए छोगों के विकास 
की समस्या, शिक्षा-प्रणाली, देहात-सुधार का काम, छोटे उद्योग-धन्धों की. 
प्रगति, साधारण बीमारी में दवादारू या प्राकृतिक चिकित्सा, धर्म, दर्शन, 
राजनीति, तथा भाषा-समस्या इत्यादि विषयों पर गांधीजी ने एकदम मौलिक. 


विचार प्रकट किये हैं, जिन्होंने समस्त आधुनिक भारतीय चिन्तन में आमूल क्रान्ति 


की है, जिसका प्रभाव पादचात्य पदार्थवादी दर्शन पर भी पड़ा । साधन को 
साध्य के समकक्ष आदर्श बनाकर जो समन्वय और समीकरण उन्होंने उदात्त. 
मर्यादित मानव-जीवन के लिए उपस्थित किया, वही गांधी-दर्शन का प्राण है 


और आज समस्त पीड़ित मानवता के लिए आशा का दीपक है । गांधीजी के : 


१ 'प्रार्थना-प्रवचन'-पृष्ठ ६८-६६ 





" ! १९८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


खिन्‍्तन में एक विशेष उदात्त दृष्टिकोण है, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी 
ओर आइष्ट किये बिना नहीं रह सकता । उनका सुभाषित तथा सुलिखित 
विपुल साहित्य ऐसा दीपक राग है, जिसने भारत में ही नहीं, समस्त संसार 
की निराशा के अंधकार में डूबी-बूझी हुई असंख्य मानवताओं को ज्योतित 
किया । अगणित साहित्यकारों, कलाकारों, दार्शनिकों, राजनीति-विशा रदों,. 
सुधारकों को उन्होंने श्रकाशवान युगप्रवतक बनाया । और एक हिन्दी ही 
उनकी इस दिव्य प्रेरक शक्ति की प्रमुख वाणी थी । राष्ट्रभाषा के पद पर भी 
गांधीजी ने ही उसका अभिषेक किया । हमारे अस्तुत मूल्यांकन का लक्ष्य गांधीजी 

का यही ऐतिहासिक कतंत्व है।. 
राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलनों से सम्बन्धित नेताओं की 
रचनाओं में जो .साहित्य-तत्व है, हिन्दी के विपुल साहित्य के निर्माण में उसका 
योगदान महत्वपूर्ण है । सबसे पहले हम गांधीजी की रचनाओं को लेते हैँ । 
अपनी लेखन-शैली के प्रवाह, भाषा की सरलता तथा सौष्ठव के लिए गांधीजी 
विख्यात हैं। अंग्रेजी और गुजराती में तो उन्होंने बहुत-कुछ लिखा ही, हिन्दी 
में उनके प्रवचत-साहित्य तथा फुटकर रचनाएं और यथार्थ वर्णन का भावात्मक 
अभिव्यंजना की दृष्टि से बहुत ऊंचा स्थान है । उनकी मौलिक रचनाओं तथा 
अनूदित रचनाओं को मिलाकर हिन्दी में जितना गांधी-साहित्य है, वह संसार 
की किसी भी भाषा में किसी एक लेखक की रचनाओं से अधिक ही होगा, 

. कम नहीं । द 

गांधीजी का लेखन सोहेश्य था । अपने विचारों का प्रचार ही उनके 
लिए सर्वोपरि थ्रा, इसलिए उनके प्रत्येक वाक्य में सरलता का प्रयास है ।. 
जवाहरलाछूजी ने भी उनकी भाषा के सम्बन्ध में कहा हँ--“गांधीजी की 
भाषा सादा, सरल और विषय-संगत होती थी । किसी भी अनावश्यक दाब्द का 
अयोग वह शायद ही कभो करते हों ।”१ सुविवेचित विचार उनकी अशभि- 
व्यक्ति का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनकी भाषा स्वभावतः विचार-प्रधान 
भी है । गांधीजी सत्य के पुजारी थे । उसका प्रतिपादद वह सहज ही सरल 
. भाषा में करते थे । उनके हृदय से निकली सचाई पाठक के हृदय में संक्षिप्त 
और स्वच्छ रूप में भी सीधे ही पहुंचती थी । इसी कारण जीवन के गूढ़तम 
... सत्य को भी वह सूत्र रूप में. कह सकने में समर्थ और सफल हुए । उदाहरण के 
.._ लिए उनके इन वाक्‍्यों को देखिये--.“शरीर की स्थिति अहंकार को ही बदौलत 


.._ सम्भवनीय है; । शरीर का आत्यन्तिक नाश ही सोक्ष हे । जिसके अहंकार 





0.) अा्रपिताऊइण एज 











। 
हु 
५ ११) १३ 
(४ है! 
$ क्र 
ह 
। 


; 
है पक 
है 


दी । 


सहात्सा गांधी १९९ 


77. प्र 


का आत्यन्तिक नाश हो चुका है, वह तो प्रत्यक्ष सत्य की म॒ति हो जाता है । 
सत्य की व्याख्या भी उन्होंने एक सूत्र में इस प्रकार की --“ . . सत्य 


सर्वदा स्वावलम्बी होता है और बल तो उसके स्वभाव में ही होता हैं ।* 


उनकी एक उक्ति और देखिये । उसमें उनके जिन भावों की अभिव्यक्ति 
होती है, वह गांधीजी की ही लेखनी की प्रवीणता हो सकती हैं । उन्होंने लिखा 
है--“में ऐसी कला और ऐसा साहित्य चाहता हूं, जो लाखों से बोल सके ।3 


संतकाव्य और बाइबिल गांधीजी की भाषा के सदेव आदर्श रहे । अलंकारों 


से उन्हें विशेष मोह नहीं । उनका प्रयोग केवल वहीं किया गया है, जहां दृष्टान्त 
द्वारा अपनी बात समझाना अभीष्ट था। उदाहरणा्थ--- 
४ ..,  शद्ध अहिसा के नाम से ही हमें भड़क नहीं जाना चाहिए। इस 


अहिसा को हम स्पष्टतया समझ लें, और उसकी सर्वोपरि उपयोगिता को स्वीकार 
कर लें, तो उसका आचरण जितना. कुठिन माना जाता है, उतना कठिन 


नहीं हैं । भारत-सावित्री' की रठ लगाना आवश्यक हे । ऋषि-कवि पुकार-पुकार- 


कर कहता है, जिस धर्स में सहज ही शुद्ध अर्थ और कास ससाये हुए हैं, उस 


धर्म का हम क्‍यों आचरण नहीं करते ?” यह धर्म तिलक लगाने या गंगा-स्नान' 


करने का नहीं, किन्तु अहिसा और सत्य आचरण का है। हमारे पास दो अमरवाक्य 


हैं, अहिसा परम धर्म हे' और सत्य के सिवा दूसरा धर्म नहीं ४ इसमें वांछनीय 
सब अर्थ और काम आ जाते हैं ।* ै 

इसी अहिसा को उन्होंने एक वाक्य में इस तरह रख दिया है-“. . .अहिसा, 
अपने सक्रिय रूप में, सम्पूर्ण जीवन के प्रति एक सदभावना है । यह विशुद्ध प्रेम 


.] 


है... * गांधीजी की मातृभाषा गुजराती थी। इसलिए उनकी भाषा में गुजराती 


शब्द तो हैं ही, वाक्य-विन्यास पर भी गुजराती छेखन-शैली का प्रभाव है। जैसे उप- 
युक्त उदाहरण में शुद्ध अहिसा के नाम से हमें भड़क नहीं जाना चाहिए' से यह स्पष्ट 


“हो जाता है। किन्तु इससे भाषा की अभिव्यक्ति और सौंदय्य में अन्तर नहीं पड़ता 
_ है। गुजराती और अंग्रेजी में ही नहीं, हिन्दी में भी उनकी छेखन-दैली एक कलाकार 
की सुंदर अभिव्यक्ति हैं । एक शब्द भी व्यर्थ नहीं, नपे-तुले शब्द और अपने-अपने 
स्थान पर ही ठीक । उनकी शैली में न आडम्बर हैं और न व्यर्थ श्रृंगार । उनकी 


१ श्री ४23 बजाज के नाम सावरमती-जेल से लिखे १७-३-१६२३ के एक 
पत्र से । 
हु 'द्विन्दी नवजीवनः--१४ फरवरी,१६२४ 
3 राष्ट्रपिता'--पृष्ठ २४ 
४ हरिजन सेवक'--२० जुलाई, १६४० 
५ 'गांवी-वाणी --पृष्ठ ३७ 





५५ लक रनज कफ अय > 3 (कल+ डिजोर८करा+ न कम व्यगती पर कपल २“ आन इनथ८ ००७ रहम+>+&>>०«त «9» वन कप पक पसथग 7 %८+ पथ "हे 3०फ पं ३३%: ५०००७७३४४ पक 9 


पी अल न 
73 न मर 32-82 22 मय 2332 


2223० 23423 5 332 422-4 22:4२ 222:3534 4447 /:% मे 3० 


५.० +धध त-छ... धरना केक-न उप ० कपआ अंक से. के नव अल व सर चिकन ५८३ नली अकनद पर प हल ८ अल 





5०42: % 6 ४ 2२-८८ कर 302 से ५ कक 203 रद + कप लतव* पवन पथ +क 5 असर लो ी5 दकज 2 + 5 
5203-22 कक द॥232९8 जप... 20 30524 8 कूल अकक३५० ५३२०५. > सै: 2 6 40287: कक ल5अ 23045 30238 ५६ अल 


अर -+ कान -ल्मनम “पतन मत “पर ान+: का जलन मम नया पमाापा+- सम 


7२०० द भारतीय नेताओं का हिंदी-सेवा 


श्वादगी से ही उनकी भाषा सरल और सुंदर है । फिर भी वह इस सादगी में शैली _ 
'का अद्भुत सौंदय भर देते थे । उनकी भाषा और शैली भाव-सौंदय्य से भरी हुई 


'रहती थी । उनके छोटे-से-छोटे वाक्य में भी गद्य-काव्य का सौंदय भरा रहता है । 


 श्ाय दया की एक कविता है/---इस छोटे-से वाक्य में इस प्राणी के संपूर्ण जीवन 
की अभिव्यक्ति हो गई है । उसमें कितना प्रभावोद्“ेक, कितनी कला है ! इसी 
भ्रकार--समस्त कला अन्तर के विकास का आविर्भाव ही है ।”* इस छोटेसे 
वाक्य में जीवन का संपूर्ण अन्तर्भाव मुखरित हो उठता है। इस वाक्य की तरह ही 
बिना बोले उनके भाव व्यक्त हो उठते हैं । गागर में सागर के समान गांधीजी के _ 
वाक्यों में भावों का- सागर भरा होता है । उनकी पुस्तकों, लेखों और भाषणों से 
पनिकली विचारधारा से भाषा पर उनके अधिकार का पता चलता है । इसलिए 
भाषा अपने-आप उनके दिव्य विचारों का अनुसरण करती है। इसीलिए 
'गूजराती-भाषी होते हुए भी गांधीजी को हिन्दी में अपने विचार व्यक्त करने 
“में कभी कठिनाई नहीं हुईं। और फिर उनका अपना सारा जीवन ही एक काव्य 
' अनकर मुखरित हो उठा । उनकी आत्मा सतत झंकृत वीणा बन गई, जिससे 
आत्म-समर्पेण की रागिनी निकलती और जो उनके कभी न थमनेवाले कर्ममय 
: जीवन के मृदंग पर ध्वनित होकर सदा जन-मानस को उत्साहित करती रहती है। 
उन्होंने अपने जीवन-काव्य को क्ियात्मक मानवीय करुणा से ओत-प्रोत कर दिया । 
मानवता की प्रतिमूरति बनकर उन्होंने भावों को जगाया । मानवता के पुजारी 
*बनकर उन्होंनें आत्मा की कछा को सजाया और कला, उन्हींके शब्दों में, “सनुष्य 
“की आन्तरिक दिव्यता को प्रकट करती हू ।” 


गांधीजी की भावसुषमा और शैली-सौंदय्य हमें उनके उन दब्दों में दिखाई 


' देता है, जहां गांधीजी स्वयं इसमें खोये-से दिखाई देते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, 
'जिब सें सूर्यास्त को सुषमा या चन्द्रमा के सोंदर्य को देखता हूं, तब मेरा अन्तः 
: करण प्रभु की पुजा में फेल जाता है ।7* यह गांधीजी के भाव-सौंदर्य का उत्कृष्ट . 
नमना हैं । उनका सारा जीवन ही आत्म-सौंदय से जागृत है और श्रेष्ठ कहा का 
सुन्दर प्रतीक है। अतः यह मानना होगा कि हिन्दी भाषा और साहित्य की उन्होंने. 
.. _*अनच्य सेवा की है। डी 


महात्मा गांधी के निजी समर्थव और गांधीयग की , विचारधारा द्वारा 


.. हिन्दी भाषा और साहित्य को जो प्रोत्साहन मिला, हिन्दी के इतिहास में वह सर्वथा 
. अपूर्व है | गांधी-विचारधारा ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया। 


..._$ 'ांधी-बाणी'--प्रष्ठ १४० 


...._* 'हमारे राष्ट्रनिरमाता-पृष्ठ ४००. 


<हाअइलकधनअ थक ७भथननथघ७७५५ ५ रमन नननान+ नस २० क५+ऊ++ ८-००... ७००.०.०००००.०.. 3 --ऋ- >> क 
























लक कुल कल ०० --+5७३+स्किकतन+-+१०-- 


 भहात्मागांधी. द >0 0 


कक इसलिए जिस किसी साहित्यिक ने देश के जीवन का विस्तृत चित्रण किया अथवा 
:... भारतीय जनता के किसी भी पहलू को लेकर उसे अपनी रचना का आधार बनाया, 
“-.... यह इस विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित हुए बिना न रहा। वास्तव में यह 


बात समस्त भारतीय भाषाओं के तत्कालीन साहित्य पर लछागू होती है, किन्तु 


: . हिन्दी पर विशेषरूप से | अतः हिन्दी को गांधीजी की देन का मूल्यांकन करते 
..... समय उनके व्यक्तिगत सहयोग का विवरण देना ही काफी नहीं। इस शती के साहित्य 
“धर उनके निजी प्रवचनों, उपदेशों तथा लेखों से कहीं अधिक व्यापक प्रभाव स्वयं 
उनके जीवन, उनके आद्शों तथा मूल विचारों का पड़ा । 


हिन्दी उपन्यास, गल्प, नाटक और काव्य---साहित्य के इन सभी अंगों पर 


2 हे हे शांधी-यग की विचारधारा का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आधुनिक कथा- 
. साहित्य, विशेषकर उपन्‍्यासों में, राष्ट्रीय जीवन का जैसा सर्वांगीण चित्रण प्रेमचन्द 
गा के उपन्यासों में हुआ है, वैसा संभवत: और किसीकी रचनाओं में नहीं हुआ। प्रेमचन्द 
.... की सबसे बड़ी विशेषता उनकी आदर्शवादिता थी । अपने आरंभिक काल में सामा- 
._.. जिक जीवन की कुरीतियों के पटाक्षेप द्वारा उन्होंने इस आदर की पूर्ति की, जिसका 
.... «समूना “निर्मला, 'सेवासदन', प्रेमाश्रम' आदि हैं। इसके बाद जैसे-जैसे प्रेमचन्द की 
. . रचनाओं में प्रौढ़ता आती गई और भारतीय जीवन के विविध पक्षों का चित्रण 
- करने की ओर वह अग्रसर हुए, उनकी विषयवस्तु राजनीतिक होती गई। उस समय 
भारतीय राजनीति के सूत्रधार गांधीजी थे । इसी कारण प्रेमचन्द के बाद के उपन्यासों 
.... . का वातावरण राष्ट्रीय आन्दोलन से व्याप्त हो गया । रंगभूमि' और कर्मभूमि' 
...... उनके राजनीतिक उपन्यासों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । ये उपन्यास, इनकी कथा- 
::. अस्तु, इनके पात्र गांधी-विचारधारा से इतने अधिक प्रभावित हैं कि रंगभूमि और 
. ' ढ'अकंम्मभूमि' को गांधीवादी उपन्यासों की संज्ञा दी गई है। प्रेमचन्द की कहानियों में 


|. भी गांधीवाद और उसके आदर्शों की झलक मिलती है। इसी श्रेणी में भगवती- 













. असाद वाजपेयी, भगवतीचरण वर्मा, जैनेन्द्रकुमार, इलाचन्द्र जोशी और 
स्व. चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास आते हैं। सेठ गोविन्ददास, गोविन्दवल्लभ पंत, 
,.... उपेच्द्रनाथ अइक' आदि के नाटकों में तथा मैथिलीशरण गुप्त, स्व. बालक्ृष्ण शर्मा 
.. नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारीसिंह 'दिनकर' और सुभद्राकुमारी चौहान 
. की कविताओं में गांधी-विचारधारा की अर्थात्‌ राष्ट्रीयता की प्रतिध्वनि है। भार- 


तीग्ने साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालें तो ऐसा भास होता है कि आधुनिक साहित्य 


. पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और विचारों का जो गहरा प्रभाव पड़ा, उसकी तुलना 
“हम केवल साहित्य तथा कला पर पड़े उस प्रभाव से कर सकते हैँ, जो दो हजार वर्ष 
.... हुए गौतम बुद्ध और बौद्धमत का पड़ा था। 





23-72: म कम 72: डक मकर 7078 कक ध अल नधयकन 7 पकय जज 5 
2७४७४७७४७७४०७४७७ ७ “नल की एल 


डलनल्दर 


“अत असप> सके मा 4 775: स क. 


२०२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


गांधीजी राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा और मोहंम्मद की परम्परा में थे । “उनकी 
वाणी से निविकार सत्य देव-पुरुषों के वचनामृत की भांति ही निःसृत होता था | 
सत्य, अहिसा, प्रेम, खादी आदि विषयों पर उनका जीवन-दर्शन वेदवाक्यों की भांति 
ही अवतीर्ण हुआ हैं । उनका समस्त लिखित और वाक्‌-साहित्य सत्य की पारदर्शोंः 
मणियों से जड़ा हुआ जगमग-जगमग है । द मल 
. अह अमृत वाणी शाइवत साहित्य और कला की परम आत्मा है, जिससे 
प्रेरित होकर ही सर्वजनहिताय साहित्य की सृष्टि होती है । जनवादी साहित्य 
भर कला का यह सत्याग्रही युग-युग तक भारती की वरद संतति को प्रेरित 


फैरता रहेगा । 





अध्याय : ११५ 
: पुरुषोत्तमदास टंडन 
क्‍ ( सन्‌ १८८२ ) 
हिन्दी-प्रचार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में पं. मदनमोहन मालवीय का 
उत्तराधिकारी बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ८ | 
को ही कहा जा सकता है। अखिल... 


















भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ५ 
द जट ८5 
स्थापना के बाद मालवीयजी ने टंडनजी ... पज्छ) (५ वर जज पर 


को सन्‌ १९०९ में “अम्युदय' का 
सम्पांदक ही नहीं बनाया, वरन्‌ सम्मेलून 
का समस्त कार्यभार भी उनके सुपुर्द 
कर दिया और उन्होंने इस दायित्व को 
ऐसी खूबी से निभाया हैं कि टंडनजी 
अब सम्मेलन के प्राण” विख्यात हैं । 
गत पचास वर्षों से हिन्दी साहित्य । 
सम्मेलन और हिन्दी के पक्ष को जिन पुरुषोत्तमदास टंडन 
कठिनाइयों और प्रतिकूल परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ा, उन संकट की घड़ियों में टंडनजी ही हिन्दी-आन्दोलन 
का सबसे दृढ़ सहारा रहे हैं। आरम्भ से अन्त तक वह अपने सुविचारित सिद्धान्तों 
पर अडिग रहे हैँ और इसके लिए उन्होंने बड़े-से-बड़े नेताओं और संस्थाओं का 
मुकाबला ही नहीं किया, वरन्‌ हँसी-खुशी वेयक्तिक त्याग भी किया हूँ। 
सेठ गोविन्ददास ने स्मृति कण' में टंडनजी के संबंध में लिखा है--- 
“टंडनजी का अंतरंग उस प्रकार का हे, जो हिमालय के सदृश अडिग और 
गंगा के सद॒श निर्मेल चरित्र का निर्माण करता है । . . - वह उन व्यक्तियों में हें, 
जिनका सारा जीवन किसी-नत-किसी प्रकार की ऋ्रान्तिकारी सेवा में व्यतीत हुआ 
है। . . - इस देश के पराधीन होने के कारण इस सेवा का सर्वोत्कृष्ट और उच्चतम 
सार्ग था देश को स्वाधीन करने का प्रयत्न । इस प्रयत्न में आवश्यकता थी बड़ी-से- 
बड़ी जोखिम उठाने की ओर बड़े-से-बड़े त्याग करने की । टंडनजी ने जीवनभर 
“यही किया । फिर वह अपने मतों पर इस प्रकार अडिग रहे कि महात्मा गाँधी के 





के... ..--०-००--३लत-मणयततरन तततरानमन्‍नतसननकलानक- रन कान भनमक लिलकगयपन-ककतसन्‍नम-+ ला" तताे 
५. >डरयबल स्‍हतर-काथमंसलका+बनपासकपालप8ात८5 न कमान वन न खल न्‍ तल बकल-नत 0 य पेडीलेकनकोकि।०क कक कमिविलिका- 5 


९ सिर कर समय ननमइइन सभा. प जप नंअ लि ३ सनक कमनक&ते 5 «बन ८«+मलप- कक" 


दलजेटरंकरप सके कक पार 


बन पेन -असकपनवब ८2 त>पपतल रवि न्‍न्‍स समर नये कनन 


(2 समपप>्य>सप>त-+-++ पवन मनन पपपससक+ जप 


22777 547: अे...32४०नाथ+ कमअमपसत पता 


8 2 2:/22600:22/422:4/ 37% 


शेण्ड..... भारतीय नेताओं की हिन्दी-सेवा 


सदश नेता के सामने भी झुके नहीं । 


यह सब उनकी दुढ़ता का प्रमाण है । उनके आलछोचक उनकी कर्मनिष्ठा 


और निःस्वार्थ हठ के आगे झुकते आये हैं और बराबर उनका आदर करते रहे 
हैं । टंडनजी का कार्यक्षेत्र अधिकंतर इलाहाबाद रहा है, जहां वह वकालत करते 
थे। असाधारण रूप से सफल और अत्यधिक व्यस्त वकील होते हुए भी सार्वजनिक 
कार्यों के किए समय निकालना उनके लिए कभी कठिन न हुआ । आरम्भ से ही 
अपनी त्याग-भावना के कारण उन्हें कितनी मान्यता मिली, इसका प्रमाण यह है 
कि उस समय जब जवाहरलालूजी ने राजनीति में पदार्पण किया, टंडनजी इलाहा- 
बाद के और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं में पहले ही अपना स्थान बना चुके थे । * 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तो सूत्रधार बह रहे ही, कांग्रेस में भी उनका स्थान 
प्रथम पंक्ति में रहा । 

टंडनजी आस्थावान्‌ पुरुष हैं, किन्तु वह अपने धामिक विद्वासों का प्रदर्शन 
करना पसन्द नहीं करते । इसलिए कम लोग यह जानते हैं कि वह राधास्वामी- 
मत के अनुयायी हैं और प्रायः सर्वप्रथम गुरु की समाधि के समीप बैठकर ध्यान- 
मग्न होना उन्हें रुचता है । राधास्वामी-मत से संबंध भी इस बात का कारण हो 
सकता है कि उन्हें सन्‍्तवाणी, विशेषकर कबीर, दादू और रैदास की वाणी से विशेष 
मोह है और इन सन्‍्तों की शिक्षा का टंडनजी के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी 
पड़ा है । 


सार्वजनिक व्यक्तित्व 


. छाला लाजपत राय द्वारा स्थापित छोक सेवा मंडल के सदस्य बन जाने से 
टंडनजी का कार्यक्षेत्र पंजाब भी बन गया। सन १९२६ में मंडल का सदस्य 


. बनकर और वकाछूत को तिलांजलि देकर टंडनजी ने अपना समस्त जीवन 

. सार्वजनिक कार्यों के लिए अपित कर दिया। छाछा लाजपतराय की मृत्यु के 

... बाद वह 'छोक सेवक मंडल के सभापति बने। मंडरू का प्रधान कार्यालय 
.. लाहौर था, इसलिए उन्हें अधिकतर वहीं रहना पड़ता था। इस स्थिति में पंजाब 
के हिन्दी-आन्दोलन को प्रेरणा मिली और टंडनजी के पथप्रदर्शन में प्रान्तीय 

. हिन्दी सम्मेलन और आयंसमाज, सनातनधर्म-सभा, देव-समाज आदि द्वारा 

.. स्थापित शिक्षण-संस्थाओं में हिन्दी के लिए अधिकाधिक स्थान देने की भावना 





4 स्मृतिकण!--पृष्ठ १५१ 


.._. ६ 'राजर्षि अभिनन्दन-सभन्थ! में जवाहरलाल नेहरू का लेख--बड़े साई-पृष्ठ ७ 





2 





... पुरुषोत्तमदास एंड: द र्ग्प 


को बल मिला । इस अवधि में पंजाब में शायद ही कोई ऐसी हिन्दी-संस्था हो और 

कोई ही ऐसा बड़ा साहित्यिक उत्सव हुआ हो, जिसमें टंडनजी ने सक्तिय रूप से 
_ भाग न लिया हो । हिन्दी के सभी केन्द्रों से उनका निकट सम्पर्क रहा । लाहौर, 
अमृतसर, जालंधर और अबोहर, ये हिन्दी के केन्द्र थे और इन सभीको टंडनजी 
से यथासमय परामर्श और सहायता मिलती रही है । 

यह सव्वंविदित हैँ कि टंडनजी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जन्मदाताओं 
में से हैं। इस संस्था की स्थापना में मालवीयजी के निकटतम सहायकों में टंडनजी 
का नाम आता है और सम्मेलन की प्रथम नियमावली उन्हींकी लिखी हुई है । 
तबसे आजतक सम्मेलन बराबर टंडनजी के उतना ही निकट रहा है, यद्यपि समय*+ 
समय पर इसे उनपर अधिक आश्रित भी होना पड़ा है। टंडनजी के एकछजत्र नेतृत्व 
में ही सम्मेलन प्रौढ़ हुआ हैं और अपने पचास वर्ष के जीवन में ऊंच-नीच और गरम 
नरम परिस्थितियों से पार पा सका है। संकट के समय टडनजी की पतवार ही 
सम्मेलन की नाव को तट पर लगाने में समर्थ हो सकी है । 

ठंडनजी की दूसरी हिन्दी-सेवा सम्मेलन के तत्वावधान में हिन्दी विद्या- 
पीठ की स्थापना थी। सम्मेलन प्रचार आदि के अनेक कामों में उलंझा था, इसलिए 
स्वतंत्र रूप से अध्ययन आदि के लिए विद्यापीठ की स्थापित करना उचित समझा 
गया । सन्‌ १९३० तक विद्यापीठ सम्मेलन का ही एक अंग रही और उक्त वर्ष में 
इसे पृथक करके स्वतंत्र रूप दे दिया गया। हिन्दी के शिक्षण और प्रचार में विद्यापीठ 
आज बहुमूल्य कार्य कर रही है। 

उच्चकोटि के सार्वजनिक नेता और व्यवस्थापक की हेसियत से ही टंडनजी 
ने हिन्दी की सेवा नहीं की, वह स्वयं ऊंचे साहित्यिक और साहित्य के पारखी हैं । 
जिन्होंने टंडनजी को साहित्यिक गोष्ठियों और कवि-सम्मेलनों में भाग लेते देखा 
है, वह जानते हैं कि वह कितने काव्यप्रेमी और रसिक हैं। यदाकदा वह स्वयं भी 
कविता करते हैं। टंडनजी ने बानरसभा” नामक एक कविता लिखी थी, जो 
बालकृष्ण भट्ट के हिन्दी प्रदीप में छपी थी। आल्हा छंद और अवधी-भाषा में अंग्रेजों 
पर लिखी हुईं यह एक विनोदपूर्णं कविता है। पुष्प और दीपक नामक कविता भी 
“हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के 'नवीन पद्य संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। कबीर और रहीम 
के वह विशेष प्रशंसकों में हैं। उन्हींकी प्रेरणा से दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन रहीम खानखाना के मकबरे पर प्रति वर्ष इस महान कवि की बरसी 
मनाने लगा है और मकबरे की इमारत में सरकार द्वारा सुधार का काम भी उन्हीं- 
के सुझाव से होना आरम्भ हुआ है । 

टंडनजी सन्‌ १९३२ में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 





पालन सलीलद जाप नलन> कप पप ८ 


(+फकशाए-दरेकलपकान्‍ा सिपिकालर-.. "कब पक 


अ्चेलकीरी पक: 


फू -स>कपब ससरकउकध न अकसर ि34२०4३३५०२४६ पजडड-८ 5: पणदठा सकल इन जरलडर 


७ पेपर +तय सपने कप सदा मत फन्‍क कप + चल पदक ं3 





क-पनकनक पक कनपार सनक न सरलता ५ रत $तमक नमक आए कप न पदक नाना न ८ का" कादाधाइुकेबेसउअप+फरक्षापकाक-5 भाप“ उतर 


फब्ककट : पाक देकर 





०६. भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 


'कानपुर-अधिवेशन के सभापति हुए थे और अनेक बार प्रान्तीय सम्मेलनों का सभा- 


पतित्व कर चुके हैं । टंडनजी का सम्मेलन पर कितना प्रभाव है और हिन्दी के वह 


कितने कट्टर समर्थक हैं, इसका ऐतिहासिक उदाहरण सन्‌ १९४१ का चुनाव था, 
जिसमें गांधीजी के समर्थन और अपने महान्‌ व्यक्तित्व के बावजूद राजेन्द्रबाबू 


हार गये और अमरनाथ झा अबोहर में होनेवाले अधिवेशन के सभापति चुने गए । 


“विरोध का कारण हिन्दी और हिन्दुस्तानी कां विवाद था। टंडनजी सदा हिन्दी के 


पक्ष में रहे हैं और 'हिन्दुस्तानी' के विरोधी । यद्यपि बहुत-से व्यक्तियों को यह 
जानकर आश्चर्य होगा कि विशुद्ध हिन्दी के समर्थक टंडनजी फारसी के बहुत अच्छे 
विद्वान हैं । 

. गांधीजी ने सन्‌ १९४५ में हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रश्न पर मतभेद के कारण 
हिन्दी सांहित्य सम्मेलन से त्यागपत्र दे दिया । उन्होंने टंडनजी के नाम पत्र में 
लिखा---“जब में संम्मेलन की भाषा और नागरी लिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान 


नहीं देता हूं, तब मुझे सम्मेलन से हट जाना चाहिए, ऐसी दलील मुझे योग्य लगती 


हैं ।/१ टंडनजी ने इस पत्र के उत्तर में कहा कि गांधीजी के और सम्मेलन के 
दृष्टिकोण में कोई मौलिक मतभेद नहीं, किन्तु यदि गांधीजी इस बात से सहमत 
न हों तो उनके निर्णय को सम्मेलन को दुःख के साथ स्वीकार करना पड़ेगा । 
टंडनजी ने अपने पत्र में लिखा--- 


“सम्मेलन हिन्दी को राष्ट्रभाषा सानता है। उर्द को वह हिन्दी की एक होली 


मानता है, जो विशिष्ट जनों में प्रचलित हे । 
वह स्वयं हिन्दी की साधारण शो का काम करता है, उर्दू गैलो का नहीं । 


आप हिन्दी के साथ उर्द को भी चलाते हैं। सम्मेलन उसका तनिक भी विरोध 
नहीं करता। किन्तु राष्ट्रीय कामों में अंग्रेजी को हटाने में वह उसकी सहायता का 
स्वागत करता हे। भेद केवल इतना है कि आप दोनों चलाना चाहते हें। सम्मेलन 


आरंभ से केवल हिन्दी चलाता आया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सदस्यों को 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के सदस्य होने में रोक नहीं है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी अकादमी के सदस्य हैं, और हिन्दुस्तानी 


अकादमी हिन्दी और उर्दू दोनों शैलियां और लिपियां चलाती है। इस दृष्टि से मेरा 
निवेदन हूँ कि मुझे इस बात का कोई अवसर नहीं लगता कि आप सस्मेलन छोड़ें। 


. “एक बात इस संबंध में और भी है । यदि आप हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के अबतक सदस्य न होते, तो संभवतः आपके लिए यह ठीक होता कि आप हिन्द 
स्तानो प्रचार-सभा का काम करते हुए हिन्दी साहित्य सस्सेलन में आने की आव- 


. * 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीः--पृष्ठ १७३ 





| 


->चइंकर किस -| ह ह 








पुरुषोत्ततदास टंडन... रगड़ 


इहयकता न देखते । परंतु जब आप इतते समय से सम्मेलन में हें, तब उसे छोड़ना 
' उसी दा में उचित हो सकता है, जब निश्चित रीति से उसका काम आपके नयें 
.. कामों के प्रतिकूल हो । यदि आपने अपने पहले काम को रखते हुए उसमें एक शाखा 
...._ बढ़ाई है, तो विरोध की कोई बात नहीं है। है 

पर मुझे जो बात उचित लगी, ऊपर निवेदन की । किन्तु यदि आप मेरे दष्ठि- 
. कोण से सहमत नहीं हें और आपका आत्मा यही कहता हे कि सम्मेलन से अलूग 
हो जाऊं, तो आपके अलग होने को बात पर बहुत खेद होते भी नतमस्तक हो आपके 
. निर्णय को स्वीकार करूंगा ।** 
.... यह पत्र जहां गांधीजी के प्रति टंडनजी के आदरभाव और सत्कार का सूचक 
है, वहां उनकी (टंडनजी ) दृढ़ता का भी परिचायक है । हिन्दी भाषा और देवनागरी 
लिपि के प्रश्न पर वह किसी भी दशा में समझौते के लिए तैयार नहीं थे, यद्यपि वह 
स्वयं और समस्त हिन्दी-जगत, गांधीजी ने हिन्दी के लिए जो कुछ किया उस ऋण 
सें कभी उऋण नहीं हो सकते । इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि गांधीजी के 
सम्मेलन से त्यागपत्र के कारण जो परिस्थिति पैदा हो गई थी, उस संकट की स्थिति 
से सम्मेलन टंडनजी के नेतृत्व के कारण ही निकल सका। बात सिद्धान्त की थी । 
 टंडनजी का कहना था कि देवनागरी अक्षर ही हिन्दी के लिए सबसे अधिक उप- 
_युक्‍त हैं और हिन्दी के लिए दो लिपियां निर्धारित करना भाषा के लिए और इसके 
व्यापक प्रचार के लिए घातक होगा । टंडनजी के मत में कितनी सच्चाई थी, यह 
इस बात से प्रमाणित होता हैं कि सन्‌ १९४९ में हमारी संविधान-परिषद्‌ ने भी 
हिन्दी और देवनागरी लिपि को ही मान्यता दी । किन्तु गांधीजी का पक्ष भी सत्य 
था। देश की राजनीतिक परिस्थिति बदल जाने से, अर्थात्‌ भारत के टुकड़े हो जाने. 
से, उदूं लिपि और अरबी-फारसी-प्रधान उद्द्‌-भाषी मुसलमानों का बहुमत 
_ देश से पाकिस्तान चला गया और हिन्दी के लिए रास्ता खुल गया । तब भी यह 
रास्ता इतना साफ और सीधा नहीं है, जैसा कि हिन्दी को सर्वेसम्मति से संविधान 
द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित कर देने पर भी उसके अब चतुदिक विरोध से सिद्ध है-। 
पहले एक विरोधी उर्दू थी, आज देश की शेष सभी भाषाओं ने मिलकर हिन्दी के 
विरुद्ध व्यूह-रचना कर ली है, जिसमें भारत सरकार के अहिंदी नेताओं और 
.._नौकरशाही का खुला-छिपा सहयोग एक सावेजनिक अपवाद बन गया है । 
साहित्यिक व्यक्तित्व । 

.. टंडनजी हिन्दी के अच्छे लेखक और आलोचक भी हैं । यदाकदा मनोरंजन 

के लिए कविता भी कर लेते हैं । सितम्बर १९४७ में उन संसत्सदस्यों के सम्मान 
$ 'राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीः--पृष्ठ १७४-५ 








मं का पे ओोक, हाजी लियह लेक करकअ कल सर क्‍० को नजर पमन 3 मन तक ल्‍ ३५. प कवर काते पं पलमसकप रबर 7+ तप म वतन घन किए टच पक प्टएप आप 4 कक ब 'उंड 
-इपमनी जन पनल लत -++ पल निन-- 7" पिन कवणाउ नम ५ लनना पतन निज कान >नन्‍नमना + ५० 7 पा लानत न्‍नभत- + जलन नल न तन किन आन ++नन जि भजिका तन तशलयिति-+ट ककया न का कसताता/ प वएक प्यार पेन कप कक अप+ पल पदक नम उन बम 


आज 3 3 कमल 3 कम 





२०८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


में, जो हिन्दी के प्रसिद्ध छेखक थे, एक आयोजन नई दिल्‍ली में किया गया था । 
आयोजन अनौपचारिक था और गुरुद्वारा रोड पर एक साहित्य-प्रेमी * के घर पर हुआ 
था । उस अवसर पर सर्वेश्री मैथिलीशरण गुप्त, रामधारीसिंह दितकर', बालक्ृष्ण 
शर्मा तवीन' ने अपनी-अपनी चुनी हुई कविताएं सुनाईं। समारोह के सभापति 
थे टंडनजी। अन्त में कुछ शब्द कहने के स्थान पर उन्होंने भी एक निजी कविता 


पढ़ी, जिसका शीर्षक दीपक' था। उनकी शैली परिमाजित है, उसमें ओज है और 


उसका सबसे बड़ा गुण उसका प्रवाह है। आज से चालीस व पूर्व भी टंडनजी की. 


भाषा कितनी सौंदर्यपूर्ण और भावान्वित थी, इसका उदाहरण कविता-कौमुदी 


के लिए लिखी उनकी प्रस्तावना से ज्ञात होता है । इसमें उन्होंने कविता को सृष्टि 
का सौंदर्य कहा है । उनके लिए जीवन का सौंदर्य ही कविता है । इस सौंदर्य से 
अभिमूत हुई उनकी लेखनी भी काव्यमयी बन गई है । उन्होंने इसी कविता की 
कौमुदी में मग्त होकर लिखा हं--- कविता सुष्टि का सोंदय है, कविता ही सृष्टि _ 
का सुख है, और कविता हो सृष्टि का जीवन-प्राण हुं । परमाणु में कविता हे, 
विराट रूप में कविता है, बिन्दु में कविता हे, सागर में कविता हे, रेणु में कविता 
हैं, पर्वत में कविता हे, वायु और अग्नि में कविता हे; जल ओर थल में कविता 
है, आकाआझ में कविता है, प्रकाश में कविता हैँ, अंधकार में भी कविता है, 
सुर्य और चन्द्र और तारागण में कविता है, किरण और कौमुदी में कविता 
है, वृक्ष में कविता है, जिधर देखो कविता का ही साम्राज्य है ।”* इसे पढ़ते- 
पढ़ते अनुभव होता है मानो टंडनजी की लेखनी भी कविता बन गई हैं । उसके 
हर शब्द में कविता है, हर वाक्य में कविता है और संपूर्ण शब्दचित्र काव्य- 
मय है । जो भी शब्द पढ़िये, वही कविता बनकर सामने आता है। टंडनजी 
को केवल कविता से ही संतोष नहीं होता, वह कविता के साथ महाकाव्य की 
कल्पना करते हैं । सृष्टि के साथ ब्रह्माण्ड उनके सामने आता है। सृष्टि का हर 
अगु-परमाणु उनके लिए कविता है और यह ब्रह्माण्ड महाकाव्य । वह पुनः लिखते 


: हँ--- प्रकृति काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अद्भुत महाकाव्य हे । जिस मनुष्य 
ने इस सारगभित रसमयी कविता के आनन्द का स्वाद चखा, वही भाग्यवान्‌ है । 


जिसने इस सरस्वती-मन्दिर में कुछ शिक्षा ग्रहण की और मनन किया, वही पंडित 
है। जिसने इस अमृत-प्रवाह सें डूबकर, दो-चार कलश भरकर प्यासे-थके हुए 


रोगी वा मृतप्राय यात्रियों को कुछ बूंदें पिछाकर उन्हें शक्ति दी और पुनर्जीबित 


: १ श्री पुत्तलाल वर्मा करुणेश? की नर्सरी में 


कविता कौमुदीः-अ्स्ताववा .. . - .. -  #& 7 





पुरुषोत्तरदास टंडन.“ |. २०९ 


किया, वही कवि है ।”१ निस्सन्देह टंडनजी भाग्यवान हैं, जिन्होंने सरस्वती-मंदिर 
में बेठ उसकी आराधना ही नहीं की, सरस्वती का प्रसन्न प्रसाद भी पाया है। वह 
निश्चय ही उच्च कोटि के पंडित हैं, जिन्होंने साहित्य और वाह्ममय का अध्ययन, 
... चिन्तन और मनन किया है। अपने ही शब्दों और अर्थों में वह कवि हैं, जिन्होंने 
.. अनेक लेखकों को अपनी वाणी और लेखनी से प्रेरणा दी है, जीवन दिया है और 
ज्ञानामृत का पान कराया हैं। उन्होंने हिन्दी-भाषा को शक्ति दी है और उसके 

. साहित्य को पुनर्जीवित किया है। इतना ही नहीं उन्होंने हिन्दी को अभिलक्षित 

. स्थान पर पहुंचाने की सदा आशा रक्‍्खी है । उसीके लिए आजीवन उन्होंने प्रयास 


.. «किया है। जवाहरलालजी ने उनकी इस आशावादी शक्ति की सराहना करते 


द हुए लिखा हे--उम्मीद पूरी होना एक बात हूँ पर उम्मीद पूरो होने की ताकत 


«रखना बड़ी बात है ।?* टंडनजी के लिए यह उक्ति सर्वथा उपयुक्त है। आज भी 
.... “उनका संकल्पबरू उतना ही दृढ़ है, जितना पहले था कि स्वाधीन भारत में हिन्दी 


. अपने गौरवपद को अवश्य पायेगी और समस्त देश की राष्ट्रभाषा बनकर देश के 
नवनिर्माण के साथ आगे बढ़ेगी । सितम्बर १९४९ में राष्ट्रभाषा के प्रइन परे 
संविधान-सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था--- हमें यह ध्यान रखना चाहिए 
कि जसे-जेसे हम अपनी भवितव्यता की ओर आगे बढ़ते जाय॑ं, वेसे-वेसे अतीत से 
हमको बांधनेवाली वह लम्बी ओर दृढ़ शृंखला दुबे न होने पाये । वरन्‌ होना 
तो यह चाहिए कि वह प्रत्येक पग पर और भी दृढ़ होती जाय । मेरा निवेदन है. 
कि हमारा तात्त्विक राजनीतिक सिद्धान्त यह होना चाहिए कि हमारा जीवन भूत- 
कालिक न हो, वरन्‌ वह उस वर्तमान सें हो, जो हमें अतीत से बांधे रखता है ।73 
हिन्दी का अतीत से नाता तोड़ देने के समर्थकों या पक्षपातियों के उत्तर में टंडनजी 
ने यह विचार प्रस्तुत किये थे। वह भूतकाल से वर्तमान की कड़ी को जोड़कर 
हिन्दी के लिए उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैँ। यही भाव इन पंक्तियों 
में झलकता है । टंडनजी गंभीर विषय के लिए भी कैसी रुचिकर शब्दावली का 
प्रयोग कर सकते हैँ, यह उनके बजट के संबंध में दिये हुए भाषण से ज्ञात होता है । 
देखिये बजट के संबंध में उनके विचार और उसके उपयुकत आलोचना-शैली । 
मार्च १९५४ को लोक-सभा में बोलते हुए टंडनजी ने कहा--- 
.... “सभापति महोदय, में आज इस बहस के आखिरी दिन में खड़ा हुआ 
हैँ ।. .. अभो हम होली की ऋतु में हैं ओर होली के बाद यहां इकटठे हुए हें । 


4 कविता-कोमुदो'--अस्तावना 
२ राजपि अभिनन्दन-गन्थ'--पृष्ठ ७ 
3 'शासन-प्थ-निदर्शेनं--पृष्ठ १३-१४ 





बल 


उपर नापह फेज नदालाम 44502 2भभ व 27. अत 
हलन पननलनभद आ० अल्प प-स्‍ऋ्रजर नस पे +अ उन ह ३ कक ९०. पक 


न; जहा उसके कमतककटपस 


222 लक के टिक 3200 की 2220 मत 02073: म कम क 


“परदे: 6+ पे कर लो २+३ सा 2 नाक कक बको पल परन्नवफेरे, सदा कद» २६ 3 उबर + पयाधा 
'सलट पड पेन २८- अर >ेकननप+ 94३२ रब रस +3+++न८+८+उ ८ आस प७८५२+५ न + पक पक रत कप <त्कासपपस>उ5प- कक पाप पर ड पद रपपपृत सम ध कब 


> ३ स+-सपर कक अक पक जज >सलम> > पक जमकर 


जन अप फ रकम 23२०८ "प+-स ५ %- 


कप जय उ्कडड 2 


अबकबकट़नतसनत+ 2 सकल िल ८ 





२१० . भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 


गुलालों का आकाश हमने देखा है । कहीं-कहीं गुलाल के साथ गर्द का गुब्बार भी 
देखा है । यह हमारा बजट भी होली के आकाश के समान गुलाल और गर्द से छाया 
हुआ है । हमारी पंचवर्षोय योजना में दोनों मिले हुए हें। इन चन्द मिनटों में मुझे 
सब ब्योरे में नहीं जाना है, परन्तु जहां में मानता हूं कि पंचवर्षीय योजना में कुछ 
रंगीनी है, दिलों को प्रसन्न करनेवाली वस्तु है, वहां मुझे व्यर्थ का आडम्बर और 
गदं का गुब्बार भी दिखाई देता है और में पूछना चाहता हूं कि जिन दीन और गरीब 
भाइयों से हमारा देश भरा पड़ा है और जिनके बारे में अभी मेरे मित्र श्री श्रीमन्ना- 


 रायण अग्रवाल ने गांधीजी का एक उद्धरण पढ़ा, उन दीनों-गरीबों की झोंपड़ियों 


में इस योजना से अबतक क्या हुआ ? इससे अगले दो वर्ष में उनको क्या लाभ हो 
जायगा ? इस बात में मुझे गहरा सन्‍्देह है। मुझे इस पंचवर्षीय योजना से यह नहीं 
दिखाई देता कि हमारे गांवों की दशा कुछ बहुत उन्नत होनेवाली हू, उसके लिए 
लो योजना का कुछ रूप-रंग अलग होना चाहिए! 

इन उदाहरणों से टंडनजी की भाषा-दैली के गुण-दोष का परिचय मिलता 
है । शब्दों का चयत और उपंयोग वह बहुत सोच-विचारकर करते हूं, उन्हें हल्का 
शब्द कहीं पसन्द नहीं । भाषा सरल होती है, पर तो भी उसमें कुछ अलंकार उसे 
भूषित करने के लिए रहते हैं। अनुप्रास टंडनजी की भाषा में प्रायः मिलता है--- 
जैसे गुलाल और गदं का गुब्बार । शब्द ही नहीं वाक्य-विन्यास भी इस ढंग का 
है कि उससे भाषा अधिक रोचक और अति मधुर हो सके। उनका रसिक हृदय 
भाषा और भाव दोनों का पारखी हैं। उनकी निम्न भावाभिव्यक्ति चित्ताकर्षक 
है । वह लिखते हैं--- 

“बिहारी ने यह तो सच कहा हें--- 

.. अनियारे दीरध नयन, किती न तरुनि समान 

वह चितवन कछ ओर है, जिहि बस होत सुजान । 

“किन्तु बिहारी ने इस रसीले दोहे में केवल बाहरी आंखों ही के रस का 

वर्णन किया और वह भी अध्रा। वास्तव में वश करनेवाली आंखों में इतना भेद 


नहीं होता, जितना वश होनेवाली आंखों में । हौरे की परख जौहरी की आंखें 


करती हैं, पदार्थ रूपी चित्रों में चितेरे के हाथ की महिमा कवि की ही आंखें पह- 
चानती हूँ ।” टंडनजी की आंखों से भाषा का सौंदर्य कैसे छिप सकता है । वह सच्चे 


हीरे के पारखी हैं। तभी तो वह पुनः: लिखते हैं--“हिन्दी बोलनेवालों का यह्‌ 
..._ सौभाग्य हे कि कविता के ऊंचे आदशो के समीप तक पहुंचनेवाले कई कवि ऐसे हुए 
... हैं जिल्‍्होंने हिन्दी भाषा द्वारा अपनी अमूल्य वाणी से संसार का उपकार किया _ 


शासन-पथ-निदर्शन!-- पृष्ठ ६६ 














री. 


पुरुषोत्तमदास टंडन 3 


है। . . . इनके भावों को जिसने समझा, वह सच्चा पंडित है । इनके सर्म को जिसने - 


पाया, वह स्वयं महात्मा है । संसार साहित्य की चर्चा करता हूं, कांच को हीरा 
जानकर उसके पीछे दौड़ता है । . - . अनेक भाषाएं अपने-अपने कांच के टुकड़ों को 


सामने रख हीरे का दम भरती हूं, किन्तु जेसा कबीर ने कहा हे-- 


सिहन के लंहड़े नहीं हंसन की नह पांत । 
लालन की नहिं बोरियां, साधु न चले जमात । 
“कवियों के भी लंहड़े नहीं होते। वह काल, वह देश भाग्यवान्‌ है, जहां एक 
भी कवि उत्पन्न हो जाय । . . . कुछ कांच पंहचाननेवाले समालोचक हिन्दी-भाषा 


.. में साहित्य की कमी देखते हें । गांव का रहनेवाला, जिसने अपनी गांव की दुकान _ 
सें रंग-बिरंगे कांच के टुकड़े देखे हें, नगर में आकर जब एक बड़े जोहरी की दृकान 


में जाता हें तो अपनी गांव की दूकान के समान रंगीले कांचों को न देखकर बहुमूल्य 
सणियों का तिरस्कार करता है और कहता हे---हमारे गाँव की दूकान के समान 
यहां मणियां तो हैं ही नहीं । ठीक यही दशा इन समालोचकों की है ।” हिन्दी 
भाषा में टंडनजी भावों के लाल और शब्दों की मणियां पिरोते हैं । उनका भाषा- 
सौष्ठव जौहरी की दुकान के सच्चे हीरे के हार-सा सुन्दर और समुज्ज्वल है । 
देखिये उन्होंने अपनी भाषा में कैसी सुन्दर मणियां पिरोई हैं । इस प्रस्तावना के 
अंत में उन्होंने लिखा हँ१--- “इस कविता-कौमुदी की छठा, संग्रह होने के कारण, 
बादलों से छत्कर आती है, तो भी अंधकार दूर करने के लिए पर्याप्त है । इसमें 


. अमूल्य सणियों की लड़ियां हें, साथ-साथ रंगीले कांच के टुकड़ों की बन्दनवारें भी 


हैं ।” टंडनजी की भाषा-कौमुदी की आभा भी हिन्दी-साहित्य के आंगन में इसी 
तरह अपनी छटा बिखेर रही है । उनकी भाषा का यह एक उत्तम उदाहरण है । इससे 
यह भी ज्ञात होता है कि हीरे और कांच दोनों ही को उपयुक्त स्थान देनेवाले ठंडनजी 
अपनी भाषा में भी तत्सम और तदभव दोनों प्रकार के शब्दों को स्थान देते हैं । 
एकदम तत्सम शब्दों से ही उन्हें मोह नहीं । सरलता के लिए वह तत्सम शब्दावली 


. को न्‍्यौछावर कर सकते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से उनकी भाषा के छालित्य और 


प्रांजलता का परिचय हमें मिला | टंडनजी जीवन में संकल्प के आग्रही और सिद्धान्त 
के ब्रती हैं। सत्यनिष्ठ होने के कारण उनकी स्पष्टोक्ति में कभी-कभी तीत्नता का 
तीखापन भी आ जाता है। कभी-कभी वह भाषा के माध्यम से आलोचक पर चोट 
भी करारी करते हैं। उनके कटाक्ष अथवा तीक्रोक्ति में प्रभाव होता है और बल भी ॥ 


मूल्य-नियंत्रण पर लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा था--- 


) कविता-कौमुदी--प्रस्तावना (इसे टंडनजी ने मार्यशीर्ष ३, संवत १६७४ में 
लिखा था )) 





प्रककमारलड 


९८५० एल न 8 कक स्कानाशकतत उपर पेन पता पदक वीर प्र।८ ४5 वघाउ5 ज ३ व ज कम डा; 


आल पथण-नरीलवर-> नमक +»ानानशिषनयनकान तन कान होने चनिलण- वनाम कहर ज-वुकशपशसहनकसका.पनपर 2 बफ्टस्ट ला वात मां नल न “नं व माया 
पाक मशथकन्‍युता- अर पी कपरथप पा ब्+ ८ ८4 कमब लक सकपाधप री त थद" कियरा कप नर बपकक पकनी िकइल्‍म 3० स थक धारक: पक 2 4४३५८ ५ ५ भम्पनपंकम+ कमाए उथ - पक + पर बे पटक वतर उपकनया शव अपकपन५: अर 


फस्डा 


अल लक 24:2८मन 4 कम सछ तन 


'असयकपन समम-इलपओए तन अल कस सनन भय कसा माह ८5५ ५०% कलेपेलित- --५ 5 ता पक 


३५ #पकन 5 परम 6 मंकपलने 5 पर मर २... कम प पजननज जन नणा न 


रा प म  अ 











११२ ... भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


'क्ंट्रोल की बात आप करते हैं। कंट्रोल होना चाहिए, इसे में भी मानता हूं, 


नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन केवल कीमत पर ही नहीं । मुख्य चीज तो यह होनी 


चाहिए कि जीवन पर एक कंट्रोल और नियंत्रण हो । लेकिन आज जीवन पर वह 
कंट्रोल कहां है ? कंट्रोल अपने ऊपर और अपने शासन पर और अपने कार्यकर्त्ताओं 
पर होता चाहिए ।” १ 

शासन पर कैसी कड़ी चोट की है और नियंत्रण की कैसी आलोचना की 
हैं। ऐसी भाषा के प्रयोग में टंडनजी पटु हैं। वह शब्दों के अर्थ में आस्था रखते 
हैं और इनका निरर्थक अथवा प्रभावहीन उपयोग उन्हें नहीं भाता। हां, लम्बे 
भाषणों अथवा लेखों में जहां वह कभी-कभी सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने का यत्न 


करते हैं, उनकी भाषा को समझने में कठिनाई होती है, कम-से-कम वह सररहू 


और सुग्राह्म नहीं रहती । फिर भी टंडनजी की भाषा में प्रवाह है और साहित्य- 


तत्व है, जो उसे आकर्षके बनाये बिना नहीं रहता । 


सन्‌ १९२२ में तेरहवें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से भाषण 
देते हुए टंडनजी ने जो उद्‌गार प्रकट किये और जिस प्रकार अपने विचारों को सजाकर 
रखा, वह कोई साहित्यिक ही कर सकता है । इस भाषण में उन्होंने कहा--- 

“साहित्य कानन के इस अंश में बड़े-बड़े तेजस्वी पुरुषों की वाणी की 
झनकार हो रही है, किन्तु अब भी बहुत-से स्थान ऐसे हूँ, जहां नये-नये प्रतिभाशाली 
गायकों और व्याख्याताओं के बसने की आवद्यकता है । यह समय भारतवर्ष के 
लिए महान परिवर्तत और बड़े महत्व का हे। यही एक ऐसा अवसर हे, जबकि 


_भनुष्य के और देश के भाग्य में ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते और जबकि वह 
अपने विचारों और कृत्यों से संसार का सारा मानसिक प्रवाह बदल दे। . . . कृत्रि- 
सता छोड़िये, भावुकता संग्रह कीजिये । सुर्य-सी नेसगिक ज्योति का सौंदर्य पहाड़ों 


ओर जंगलों में स्वतः दिखाई पड़ता है । हरे, लाल और पीले कांच के टुकड़ों की उसे 


- आवद्यकता नहीं। बिजली की ज्योति को सुन्दर बनाने के लिए आप भले ही अपने 
कांच के टुकड़े भिन्न-भिन्न रंगों में रंगें, और उतको भिन्न-भिन्न भूषणों से भषित _ 


करें, किन्तु सूर्य की ज्योति इन कृत्रिम आभूषणों का तिरस्कार ही करती रहती 


.._ है। आभूषणों को आवश्यकता, कवियों के चलन के अनुसार भी, परकीया नायिका _ 
.._ को अधिक होती है। स्वकीया सती का श्रृंगार आभूषणों पर न निर्भर ही है और न 

. उससे बढ़ता ही है। . : - वाणी को सार्थकता इसीमें है कि वह आकाश्ञ में सीढ़ी 

.._ बांधकर मनुष्य को उस स्थान पर चढ़ा दे, जहां से वाणी का उद्गार हुआ हैं। . . . 
.._ आप अपनी वाणी का ऊंचा आदर्श रखें। वह पविन्न कुल की पुत्री है, उसका श्यूृंगार 


. 9 शासन-प्रथ-निदशेन--पृष्ठ ४५ 





पुरुषोत्तमदास टंडन २१३ 


नैर्सागक मालती और मल्लिका से ही कर उसका पूजन करें। . . - भारतवर्ष के 
इस परिवर्तंनकाल में हमें ऐसे उपासकों की आवद्यकता है, जो अपनी वाणी से स्व- 
तंत्रता का नाद देश में भर दें। नगर, ग्राम, जंगल और पहाड़ों से घृणित दुर्बलता 
और निर्वार्थता को निकालकर महाद्वाक्ति की मूरति को जनता के हृदय में स्थापित 
. कर उसके पवित्र पूजन के लिए नृत्य और गान आरम्भ करें। निस्सार ओर नीचे 
गिरानेवाले रसों और उन्हींके समान पोच संचारी भावों, विभावों और अनुभावों 
को छोड़कर दिव्य नये रसों का प्रादुर्भाव कीजिये । उनके उपयुक्त संचारी भावों 
से उन्हें संचरित कीजिये और तब उनके परिणामस्वरूप महत्‌ अनुभवों का दर्शन 
कर कृतारथ होइये ।” १ 

. इस प्रकार के सुन्दर और साहित्यिक विचारों द्वारा और साहित्य सम्मेलन 
तथा अन्य हिन्दी-सेवी संस्थाओं में प्राण भरते रहने की चेष्टाओं द्वारा 
. बाब पुरुषोत्तमदास टंडन ने हिन्दी भाषा और साहित्य कौ असीम सेवा की है । 
हिन्दी की सेवा करनेवालों और इसके साहित्य की अभिवृद्धि करनेवालों की संख्या 
काफी बड़ी है, किन्तु टंडनजी का स्थान इस सूची में कुछ निराला है । उनके लिए यह 
कहना कि हिन्दी-प्रचार अथवा विस्तार में टंडनजी ने सहायता की हास्यास्पद-सा 
 छंगेगा, क्योंकि वह इस दती के प्रथम दशक से इस समस्त आन्दोलन के प्रवतंकों 
में से हैं। वास्तव में टंडनजी उस मंच के निर्माता है, जिसपर आकर अनेक हिन्दी- 
प्रेमियों ने अपनी-अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार हिन्दी के भण्डार को भरा। 
यह कहना गलत न होगा कि उनका ध्यान केवल इस भंडार की ओर ही नहीं रह 
सकता था। वह मंच की स्थिरता तथा दृढ़ता के लिए भी उत्तरदायी थे। यदि मंच 
ही निर्बेह हो जाय और उसके ट्ट जाने का भय रहे तो साहित्य-सेवियों के कार्य 
का मार्ग ही अवरुद्ध हो सकता है । इसलिए रंगमंग के सूत्रधार की भांति टंडनजी 
को इस साहित्यिक मंच के स्थायित्व को बनाये रखने के लिए बराबर सतर्क और 
स्चेष्ट रहना पड़ा है। यह ऐसा कार्य था, जिसे प्रत्येक व्यक्ति सम्पन्न नहीं कर सकता 
 था। इस कार्य के गंभीर दायित्व को उन्होंने भछी प्रकार निभाया। यह टंडनजी की 
हिन्दी के लिए सबसे बड़ी सेवा है । इस दिशा में उनका योगदान अद्वितीय माना 


जायगा । 

दूसरे, टंडनजी हिन्दी के ऐसे संरक्षक और प्रहरी रहे हैं, जिन्होंने केवल 

मंच की ही चिता नहीं की अपितु समय-समय पर स्वयं उसपर आकर साहित्य- 

भंडार को समृद्ध करने का भी यत्न किया । उनका मार्गदर्शन अन्य साहित्यिकों को 

एक मंच पर छा जुटाने और साहित्य-सृजन के हेतु अनुकूल वातावरण बनाये रखने 
१ लिखपु ज--पृष्ठ ५४-५५-५६ 





+ पकलकपक 


उनपर याद अपार लुलपयपसत 3० ५ 0“ कटने खत न पित्त न 4पात अर्पंशकए कल दान सपर+ 92०८5: 


बन डबब+०>पप-स २० #“अममप+८5सक+०समसनना पाप कर >अरथापप ८ <ज5न्‍-स्‍२ तन थाप+5 ८3८८८ पन्‍+ परत परवथपनप+ रन अपन; सम 


सपडेडल5: अपमान: 


रत अकममपान- नर पप अर पद ३८ पाक; “+-पर पक धन -उ हमर“ विफरयावााताइकध पथ पक भा जप पिन उधम भरकम ८८ उपर 





२१४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेव। 


_ तक ही सीमित नहीं था । इन अनुकूल परिस्थितियों का प्रभाव स्वयं टंडनजी पर भी 


० 


पड़ा और इनसे उनका अपना मानस भी झंकृत हुआ । इसका प्रमाण टंडनजी की 
रचनाएं हैं, जो भाषणों, लेखों, पत्रों आदि के रूप में बिखरी पड़ी हैं और सौभाग्य 
से, संकलित अथवा फुटकर, हमें उपलब्ध हैं। उनकी संयत, किन्तु सजीव और ओज- 
पूर्ण शैली ने हिन्दी के साहित्य-भण्डार को समृद्ध किया है। अतः टंडनजी की हिन्दी- 
सेवाओं के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वह गत पचास वर्षों से हिन्दी 


साहित्य सम्मेलन तथा अन्य हिन्दी-संस्थाओं के अटल प्रहरी और साहित्यिकों के क्‍ 


अचूक मार्गदर्शक और प्रेरणा-स्रोत रहे हैं । 











.. कैसी भी परिस्थिति हो, उनकी पहली 


... की होती हैं। सामने आनेवाली घटनाओं 


अध्याय: १२ 
डॉ० राजन्द्रप्रसाद 
.. (१८८४) 


राजेन्द्रबाबू के साहित्य से परिचित कोई भी व्यक्ति उनकी लेखनशैली 
के सम्बन्ध में ठीक अनुमान लगा सकता है। उनकी नैसगिक सरलता, गांभीयरय॑ 
. और एकरूपता उनके शब्दों से झलक 
पड़ती है। दैनिक जीवन के जितने भी 
पहल हैं, उन सभीमें राजेन्द्रबाबू व्यव- 
हार से स्वाभाविक और यथार्थ रहे हैं । 


प्रतिक्रिया कत्तंव्यपरायणता और आदर 


को अथवा जीवन के तथ्यों को वह जिस 
उदारता से मान्यता देकर, उनसे निपटने 
. का यत्न करते हैं, उसे असाधारण ही 
.. कहा जा सकता है। इसका यह- अभि- 
प्राय नहीं कि उनमें निजी विचारों 
अथवा आत्मगत भावों का अभाव है। 
सच बात यह है कि आत्मिक तत्त्व के 
प्राचुर्य से ही उनमें बाहरी जगत के प्रति राजेंद्रबाबू 
आदर-भाव का प्रादुर्भाव हुआ है । उनकी उदारता तथा सहिष्णुता का आधार 
. उनका विवेक और समन्वयात्मक बुद्धि है। द ह 
आरम्भ से ही उन्होंने सदा अपने-आपको पीछे रखना सीखा है । जिसे स्वार्थ 
अथवा निजी हित कहते हैँ, उसकी कल्पना उनके लिए न सहज है, न स्वाभाविक । 
यत्न करने पर ही वह ऐसा भेद-भाव कर सकते हैं, जिससे उनमें निजीपन की चेतना 
उत्पन्न हो । उनके लिए उपकार का अर्थ है परोपकार और सुख से अभिप्राय है. 
औरों का सुख | और इस विचारधारा के पीछे न कोई अहम्‌ है और न किसी प्रकार 
का दंभ । यह सब उनके लिए एकदम स्वाभाविक और सीधी-सादी बात है। 
सौभाग्य से उनके जीवन की गति ऐसी समतरू और समरस रही हैं कि उतार- 











:क " अप: मान्यनदनसप-ब2क9 न पन्‍ दाद उम.लदल्‍नफान खा 


22225 %2.2032 8735: 3323 0033 2 ४5५36 


डाक्क 


खरे अल्ट्रा ८८ 


3.4 5३:35 २७४ सन 5 उन अल कप # रा न१८०८ 9 रे "नए मर “का असश न ८ पवार +४४- ८लर पक जन पन्लकल उप 3 मन पकधोर अअका- जकरं+ «न 5०अब्क० ५ ७3० ७८००५ ८-७० ०३४००९ २०न बनने अ० न 25 ० 5 ० 
० कर्नल ा३+-नअ ज सषपपपपपपाकमन- फल पर ० नर अप्स कन्‍यो १. +म 0 पम्थब अन्त पका ++ समन“ कक +०८रका८म 52: ब कप सका "फपान्‍याप कवि धकम पद कप दा मन 5 रथ हक फल पक उपर पतहनए ५+- कमर पथ वास पिन अपार अमान न्‍कापधषक- मर पनन 'अलकाक डेटा लकलह न शा ० 
०56 हर हे 2 कक > हर 











२१६ क्‍ भारतीय नेताओं की हिन्दी-सेवा 


चढ़ाव ने अथवा बाढ़ या सूखे ने उसके प्रवाह में बहुत बाधा नहीं डाली है। नदी 
की भांति मानवजीवन में भी यह तो हो नहीं सकता कि सदा ही परिस्थितियां एक- 
समान और मौसम एक-सा रहे । आंधी, तूफान और टीले-चट्टान तो मारे में 
आते ही हैं, किन्तु उस व्यक्ति के लिए इनका अस्तित्व कहां जो न तो इनकी चिता 
करे और न इनसे भयभीत हो । उसकी अपनी गंभीरता और निर्दिष्ट उद्देश्य के प्रति 
कत्तव्यपरायणता इतनी अधिक होती है कि ये सभी बाधाएं बुलबुले की तरह 
स्वयं ही बन-बिगड़कर लप्त हो जाती हैं। ठीक यही राजेन्द्रबाबू के जीवन में हुआ है। 
सावेजनिक जीवन में पदार्पण करते ही उन्होंने एक सीमित किन्तु सुस्पष्ट लक्ष्य 
के प्रति आस्था की घोषणा की और दिनोंदिन उनकी यह आस्था इतनी दृढ़ होती 
गई तथा विवेचन एवं अनुभव ने उसे एक ऐसे महान्‌ और सुन्दर स्वप्न में परिणत 
कर दिया कि जीवन की और सभी गति-विधियों से वह करीब-करीब बेखबर रहे । 
उन्होंने जो कुछ किया अथवा जो कुछ देखा, वह सब उसी महान्‌ लक्ष्य के माध्यम 
से और उसीकी पूर्ति हेतु देखा । 

ऐसे नेता और लोकहित-चिन्तक को आरंभ से ही आपबीती और जगबीती 
का चित्र खींचने की प्रेरणा मिली तो यह आइचयें की बात नहीं । राजेन्द्रवाबू का 
भावात्मक विकास वास्तव में महान्‌ है, किन्तु इससे यदि कोई वस्तु सफल स्पर्धा 
कर सकती है, तो वह उन्हींका बौद्धिक विकास है । उनके मस्तिष्क की प्रखरता 
और विलक्षणता के प्रमाण उन सभी पाठशालाओं और विद्यालयों में आज भी 
विद्यमान हूँ, जहां हर दृष्टि से वह सफल विद्यार्थी रहे । 

विद्यार्थी-जीवन में ही राजेन्द्रबाबू बरबस लिखने की ओर प्रवृत्त हुए । इसका 


. कारण सार्वजनिक कार्य में उनकी गहरी रुचि थी। कलकत्ता के सार्वजनिक और 


राजनीतिक क्षेत्रों से उनका व्यक्तिगत परिचय हो चला था और संयोग से उस 
समय बंग-भंग के कारण कलकत्ता में असाधारण उथलरू-पुथल थी। लेखन 
के माध्यम के सम्बन्ध में वह पहले ही निश्चय कर चुके थे और हिन्दी के 
प्रति गहरी दिलचस्पी उनके व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव छोड़गई थी । १९०५-६ क्‍ 


में ही उन्होंने हिन्दी में लिखना आरंभ किया। विद्यार्थी-जीवन की समाप्ति पर 

अभी जब वकालत आरंभ ही की थी, पं० पद्मर्सिह शर्मा के आग्रह से उन्होंने 

.._भारतोदय के लिए एक लेख लिखा । इस सर्वप्रथम प्रकाशित हिन्दी लेख में, 

जो स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति के बारे में था, उन्होंने लिखा-- 
..._ “समाज की पतितावस्था का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है । हमारे देश 
.... में दिक्षित सनुष्यों की संख्या इतनी कम है कि यदि कोई नया प्रस्ताव किया जाय 
...॑. तो उसे सेकड़े पीछे पंचानवे जान ही नहीं सकते। उनके जानने-जताने के दो ही उपाय 





राजेन्द्रप्रसाद द २१७ 


. हो सकते हें--एक समाचार-पत्रों के द्वारा और दूसरा व्याख्यानों या उपदेशों 
के द्वारा ।. . व्याख्यान का अर्थ कुर्सो-टेबुल लगाकर हाथ, पैर, सिर, या पंचांगों 
को परस्पर लड़ा-भिड़ाकर कुछ कह देना ही नहीं हे, बल्कि उन सभी उपायों को 
व्याख्यान कह सकते हूँ, जिनसे एक या अधिक मन्तव्य जनसमूह पर अपना प्रभाव 
. डाले ।१ 'महिला-उद्धार' के विषय में लिखते हुए राजेन्धबाब्‌ ने बालविवाह और 
वृद्ध-विवाह की बुराइयों की ओर समाज का ध्यान खींचा है। यहां उनकी भाषा-शैली 
लेख के योग्य नहीं, भाषण के योग्य है । इसे पढ़ने से ऐसा आभास होता है मानो वह 
. जनता को उदबोधन कर रहे हैं। उनकी भाषा में ललकार हैं। उदाहरणार्थ-- 
“इतना ही नहों, यदि आपकी स्त्री मर जाय तो आप चाहे कितनी बार ब्याह 
करलें। आप अपने भोगं-विलास के लिए चाहे सहस्राक्ष इद्ध भी बन जाय॑, 
६०, ७० वर्षों की अवस्था में भी १९-१५ की कन्या का हाथ पकड़ने में ज़्रा भी 
नहीं हिचकें । पर यदि ८ वर्ष की कन्या विधवा हो जाय तो उसे अपनी जिदगीभर 
आंसु बहाने पड़ें। में तो समझता हूं कि विधवाओं के अधिक होने के दो मुख्य कारण 
हें-१. बालविवाह और २. वृद्ध-विवाह्‌। हमारे चेता उन्त लोगों से जाकर क्यों नहीं 
पूछते जो ८-९ वर्ष के लड़के-लड़कियों का ब्याह करके उनके, देश के जीवन और 
बंद के जीवन को एक ही कुठार से उच्छिन्न कर देते हें ।” 
इस लेख की भाषा से यह विदित होता है कि लेखक ने यह लेख अपने जीवन 
के आरंभ-काल में, समाज के कार्यक्षेत्र में पदापंण करने से पूर्व, लिखा है । इसीलिए 
भाषा में नवीन विचारों का जोश हैं और पतित हिन्दू-समाज की स्थिति का दर्द है। 
उन्होंने समाज-संशोधक का भी अच्छा उदाहरण दिया है । इसी लेख के अन्त में 
. राजेद्बाबू ने लिखा है---सिंशोधक रेल का इंजन हे-उसे पीछेवाली गाड़ियों 


327 को भी खींच ले जाना है, वह केवल एक ही मनुष्य को बेठानेवाला मोटरकार 





नहीं हे कि सबको पीछे छोड़ता और उनपर अपनी घृणा की घुल बरसाता हुआ 
आगे निकल जाय ।* राजेन्द्रवाबू के शब्दों में कितनी सचाई है, यह उनके 
जीवन से प्रत्यक्ष हैं। उस समय राजेन्द्रबाबू लेखनी का अभ्यास कर रहे थे, यह 
उनके उस पत्र से भी ज्ञात होता है, जो पं० पद्मसिह शर्मा को उन्होंने लिखा था- 
सरस्वती में जो लेख देने की आज्ञा की गई, सो अनुल्लंघनीय न होने पर 
भी लेख के असामथ्योपहत होने से विरूस्बसाध्य होगी। . . .प्रथम तो ऐसा विषय 
नहीं सुझता, जिसपर हिन्दी रसिकों का अनुराग हो, द्वितीयतः हिन्दी लेख में भी 
साम्थ्यं नहीं । आप कुछ विषय निर्देश करें तो कुछ यत्न हो। समाज-संशोधन' 
१ भारतोदय'--सितम्बर, १६१०--समाज-संशोधन” लेख से 
२ “भरतोदयः--सितंबर, १६१०--समाज-संशोधन' लेख से 














२१८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


वाला लेख आपको इतना पसन्द होगा, यह मुझे कभी धारणा नहीं थी। यदि उधर 
भारतोदरय कृतार्थ हुआ तो इधर में भी कृतार्थ हुआ १ 

इससे स्पष्ट हैँ कि राजेन्द्रबाबू ने वास्तव में अपनी असमर्थ लेखनी को समर्थ 
बनाने के लिए शब्द-संग्रह' में पूरी शक्ति लगाई है। इसी अनवरत अध्यवसाय 
के परिणाम-स्वरूप आज वह सफल लेखक के रूप में हमारे सामने हैं। राजेद्धबाबू 
के इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि उन्हें जन्मना भाषा-शैली का प्रसाद नहीं 
मिला। कठिन परिश्रम और अध्यवसाय से ही उनकी लेखनी हिन्दी भाषा के 
साहित्य-तत्व को खोज सकी है । यह क्रमिक उन्नति कैसे हुई, उसके लिए इस दिशा 
में उनके जीवन-क्रम और विचारधारा की गति का अनुसंधान आवश्यक है । 


जीवनी और व्यक्तित्व 

राजेन्द्रबाब्‌ का जन्म उत्तर बिहार के जीरादेई नामक छोटे-से गांव में हुआ। 
सकल में दाखिल होने से पहले घर पर मौलवीसाहब के पास फारसी पढ़ी । उन दिनों 
में स्कछ की आठ वर्षो की पढ़ाई होती थी और सबसे नीची श्रेणी आठवीं कहलाती 
थी, उसीमें प्रवेश पाया । वहां पहले-पहल हिन्दी पढ़ना शुरू किया और वहीं कुछ 
दिनों के बाद हिन्दी के बदले संस्क्ृत पढ़ी । पर चौथे दर्जे में पहुंचते-पहुंचते हिन्दी- 
संस्कृत दोनों को छोड़कर उ्दूं और फारसी फिर ले ली, क्योंकि फारसी से कुछ परिचय 
था और समझा जाता था कि वकालत के पेशे में उससे मदद मिलेगी । इनके 
पिताजी की आशा थी कि राजेन्द्रबाबू पढ़कर बड़े वकील होंगे। इसी आशा के 
भरोसे हिन्दी से सम्पर्क छठ गया | एन्ट्रेस और एफ. ए. तक फारसी पढ़ी । बी. ए 
में ऐच्छिक विषय के रूप में राजेन्द्रबाबू ने हिन्दी में लेख लिखा और पास हुए । 
यद्यपि हिन्दी, संस्कृत से संपक छट गया था, तथापि रुचि बनी रही । 

कलकत्ता में हिन्दी भाषा परिषद्‌ नाम की एक संस्था थी और बिहारियों 
का एक बिहारी-क्लब था । इन दोनों जगह हिन्दी की चर्चा हुआ करती थी और यहां 
हिन्दी में लेख पढ़े जाते थे और भाषण दिये जाते थे। इन दोनों संस्थाओं में राजेन्द्र 
बाबू नियमित रूप से भाग लिया करते थे.। उस समय के मुख्य व्यक्तियों में बालमुकुंद 


गुप्त, छोटलाल मिश्र, जगन्नांथ. प्रसाद चतुर्वेदी, यशोदानन्द्न अखौरी, उमापति 


दत्त शर्मा, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, हरेकृष्ण जौहर, अमृतलाल चक्रवर्ती प्रभत्ति 
जब-तब इनमें भाग लिया करते थे और इन सबसे उसी सिलसिले में राजेन्द्रबाब का 


परिचय हुआ | पं. गोविन्दनारायण मिश्र से भी पीछे चछकर उनका परिचय हुआ । ये... 


सभी हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और साहित्यकार हो गये हैं। इन सबके संपर्क ने . 


_$ पदुमसिह शर्मा के पत्रः--एष्ठ २५१. 


्शचखख््््िेिि:िे: >> स्श्ससफसमणषषफषणम षम्णमर्आभ 











है! 4 


राजेस्द्रप्रसाद २१९ 


राजेन्द्रबाबू में सहज ही हिन्दी के प्रति अनुराग पैदा कर दिया ।* 

उन्हीं दिनों कुछ लोगों का विचार हुआ कि जिस प्रकार बंगीय साहित्य 
परिषद्‌ का वार्षिक समारोह धूमधाम से हुआ करता है, वैसा ही हिन्दी-साहित्यकारों 
का भी सम्मेलन हुआ करे तो अच्छा हो और कई लोगों के साथ मिलकर पत्रों 
में ऐसा सुझाव देते हुए अन्य हिन्दी-प्रेमियों के साथ राजेन्द्रबाब्‌ ने भी पत्र लिखा । 
औरों के दिलों में भी ये विचार उठ रहे थे और कुछ ही दिनों के बाद हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन सन्‌ १९१० में मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में 
काशी में हुआ, जिसमें राजेन्द्रवाबू शामिल हुए और वहां श्री पुरुषोत्तमदास टंडन से 
उनका परिचय हुआ । 

क़लकत्ता में रहते-रहते ही पद्मसिह शर्मा से उनका परिचय हुआ, जिसका 
एक कारण हिन्दी और संस्कृत के विद्वान्‌ पांडेय जगन्नाथप्रसाद थे। उनके परिचय 


. का एक फल यह हुआ कि हिन्दी-लेखन की ओ[र इनकी सहज प्रवृत्ति हो गई और 
. अब राजेन्द्बाबू ने लेख लिखना आरंभ किया। भारतोदय' में उनका सबसे 


पहला लेख प्रकाशित हुआ, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। इस पत्रिका के 
संपादक पदुमसिह शर्मा ही थे और उन्‍्हींकी प्रेरणा से राजेन्द्रबाब्‌ ने हिन्दी में यह 
लेख लिखा था। मैंने हिन्दी पर जोर यहां इसलिए दिया, क्योंकि उनकी सारी 
शिक्षा अंग्रेजी में हो रही थी | किन्तु यह लेख उनके हिन्दी-प्रेम का द्योतक है । 

जब कलकत्ता में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, तो स्वागत- 
समिति के अध्यक्ष पं० छोटेलाल मिश्र और मंत्री राजेन्द्रबाबू बने | उसके बाद 
उनका सम्बन्ध सम्मेलन से बराबर बना रहा और उसके वाषिक अधिवेशनों में 
शामिल भी होते रहे । जब-तब वह छेख भी लिखा करते थे और प्रकाशित करवाते 
थे। पटना में जब सम्मेलन का अधिवेशन १९२० में हुआ तो वह फिर स्वागत- 
समिति के पदाधिकारी बने और १९३६ में नागपुर-सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए । 
अखिल भारतीय सम्मेलन के अतिरिक्त बिहार प्रांतीय सम्मेलन के साथ भी उनका 
घनिष्ठ संपक रहा और उसके वार्षिक अधिवेशन में भी अध्यक्ष हुए । 

जब १९२८ में राजेन्द्रवाब्‌ इंग्लैण्ड गये, तब वहां से उन्होंने अपने अनुभव कुछ 
लेखों के रूप में लिख भेजे। पटना से मेरी यूरोप यात्रा' शीर्षक लेख दिश' साप्ता- 


_ हिक में प्रकाशित हुए । इस पत्र के राजेंद्रवाबू संपादक भी रहे और बहुत दिनों तक 


उनका नाम संपादक के स्थान पर चलता रहा, पर उसके वास्तविक संपादन में जब- 
तब लेख लिख देनेके सिवा उनका हाथ बहुत नहीं रहा,क्योंकि तबतक वह राजनीतिक 


क्षेत्र में पदापंण कर चुके थे। इस काल में हिन्दी लेखकों और पत्रकारों में जीवानंद 


_$ ये नाम स्वयं राजेन्द्रवाबू के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं । 





बम का अर लय आम मम 


वह >सकअक  अलप पास स र तमपप करकासल ८८८ चाप४ ८ “उपर +रा दा मक ८ पक 75८८ पल थे साफ पक वंन पका: कम पद अंक “ताप लए: राजन पमद- लाला तपुमेक्याान 








निज फानिलत+ 5 लत जलन नाल“ नलननब- 7 लत च्ट व रल नर >जपल्‍कननसम १र कक कसम फल त>पीशारड असल अल के... मर. कीम-पन नि औआ 20 77९ टली ७ 


२२० क्‍ . भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


दर्मा और पारसनाथ त्रिपाठी से संपर्क रहा । कलकत्ता में बाबूराव विष्णु पराड़कर 
और लक्ष्मणराव गदें के परिचय में आये । इस प्रकार अध्ययनकाल से ही, यद्यपि 
इनकी शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से हुई, फिर भी हिन्दी के अनेक विद्वानों के परिचय 
और संपक में आने से इस भाषा के प्रति इनकी सहज रुचि जाग्रत हुई और इस तरह 
उसमें रुचि ही नहीं ली, राजेन्भबाबू ने काफी पहले से हिन्दी का नेतृत्व भी किया । 

आगे चलकर राजेन्द्रबाबू ने अपनी आत्मकथा हिन्दी में लिखी । यह 
बृहत्‌ ग्रन्थ उनके हिन्दी पर पूर्ण अधिकार का प्रमाण है। आत्मकथा की भाषा 
परिष्कृत है। इसकी शैली की विशेषता भावों तथा विचारों का सरल और मनो- 
रंजक प्रवाह है । 

हिन्दी-प्रचार के काम में उनकी रुचि पहले से ही थी । जब महात्मा गांधी 
ने चंपारन में रहते सम्नय हिन्दी-प्रचार का काम दक्षिण भारत में आरंभ किया, तबसे 
उनकी विशेष रुचि इस काम में हो गई और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा की 
स्थापना के पहले ही जो कुछ प्रचारक हिन्दी-भाषी प्रांतों से भेजे गए, उनमें कुछ 
ऐसे थे, जिनको प्रोत्साहन देकर बिहार से राजेन्द्रबवाब्‌ ने भेजा । जब सभा नियमित 
रूप से स्थापित हुईं, तबसे ही उसके साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और कितने 
ही वर्षों से महात्मा गांधी की आज्ञा के अनुसार वह इसके उच्च पदाधिकारी रहे 


हैं और आज भी उसके अध्यक्ष हैं। उस सभा के सारे इतिहास के साथ राजेन्द्रबाबू 


का नाम अभिन्न रूप से जुड़ा रहा हैं । 
इस तरह बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के साथ और राष्ट्रभाषा प्रचार-सभा 
के साथ भी उनका क्रियात्मक तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इनकी बहुत इच्छा थी 


कि बिहार की आदिम जातियों के बीच हिन्दी-प्रचार का काम जोरों से हो और 


इसके लिए प्रांतीय सम्मेलन को प्रोत्साहित करते रहें, पर वह काम बहुत नहीं चला। 
हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा के साथ महात्माजी की प्रेरणा से वह शुरू से ही संबद्ध रहे हैं । 
नागरी प्रचारिणी सभा के साथ भी सम्बन्ध बना और दिनोंदिन बराबर बढ़ता 
गया। उसके प्रकाशनों में इनकी खासी रुचि रही हैं। हिन्दी साहित्य क्रे बृहत 


. इतिहास' के निर्माण को राजेन्द्रबाब ने ही प्रेरित किया और उसकी भूमिका भी 
लिखी । हिन्दी-साहित्य के विकास के लिए यह एक ऐतिहासिक सहयोग राजेन्द्रबाब॒ 

ने दिया है । 

संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला हैं और राजेन्द्रबाब 


इस सतत प्रयत्न में रूगें रहे है कि संविधान की यह धारा कार्यान्वित हो । 


साहित्यिक के रूप में 
साहित्यिक दृष्टि से राजेन्द्रबाब्‌ की भाषा-शैली में प्रसाद गुण हैं । जीवन का 








राजन्द्रप्रसाद २२१ 


अनुभव होने के साथ-साथ विचारों की परिपक्वता और लक्ष्य का स्पष्टीकरण उन्हें 
जिस ओर ले गया, उसका सुन्दरतम वर्णन उनकी अपनी रचनाओं में है । कहा जाता 
है कि व्यक्तित्व ही शैली है । इसीलिए राजेन्द्रबाब्‌ू की लेखनी विभिन्न विषयों की 
चर्चा करते हुए भी अपनी अन्‍्तरात्मा की झांकी प्रस्तुत करती है । उनके विचारों 
की सरलता, सात्विकता और स्पष्टता पूरी तरह उनके लेखन में प्रतिबिम्बित होती 
है। फिर भी शैली नी रस नहीं है। उनकी “आत्मकथा” में ग्रामीण जीवन का वर्णन 
सीधा और सरल होते हुए भी सजीव और रोचक है, किन्तु कल्पना से अधिक वह 
तथ्य के निकट है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह आंख नहीं मींच लेते । इसका 
उदाहरण आत्मकथा" में दिया गया मैसूर की यात्रा का वर्णन है--बिंगलौर 
और मेसुर के अलावा में उन प्राचीन मंदिरों को भी देखने गया, जो जेन-कारू 
और हिन्दू-काल की स्थापत्य-कला के अच्छे-से-अच्छे नमूने हें। श्रवण गोलवबेला 
और हलेवीड के दृश्य अद्भुत हैं। वे संसार के उन चकित करनेवाले स्थानों में 
हैं, जिनको न देखना मानो मनष्य की कृतियों के उत्तमोत्तम नम॒नों को न देखना हूं। 
: तीर्थंकर महावीर की बहुत विज्ञाल मूति एक पहाड़ की चोटी पर पहाड़ काटकर 
बनाई गई है, जो बहुत दूर से, प्रायः १०-१५ मीलों से, नज़र आने रूगती है । 
तारीफ यह कि उतनी बड़ी म॒ति कुछ अलग से तैयार करके वहां चोटी पर बेठाई नहीं 
गई हे, बल्कि वह पहाड़ की ऊंची चोटी को ही काटकर बना दी गई हे और चारों 
ओर की पहाड़ी काटकर समतल कर दी गई है । म॒ति ऐसी सुन्दर बनी हूं कि चाहे 
. आप मौीलों की दूरी से देखिये या नजदीक जाकर, उसके सभी अंग ऐसे अनुपात से 
बनाये गए मालम होंगे कि कहीं कुछ भी त्रुटि नज़र न आयेगी। प्रत्येक अंग, पेर 
की अंगुलियों से लेकर नाक-कान तक, अपने-अपने स्थान पर ठीक अनुपात में 
बना दीख पड़ता हुं । यह जनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ समस्त भारतवर्ष 
के जन दर्शन करने जाते हें ।”५ 
प्राकृतिक दृश्य के साथ-साथ राजेन्द्रबाबू प्रदेश के भूगोल और जीवन के 
तथ्यों को भी देखते जाते हैं, जो इस उदाहरण से स्पष्ट है -- तीसरा अद्भुत 
दृश्य प्राकृतिक था। वह हे गिरिसप्पा का जलप्रयात । यह ऐसे स्थान में हे, जहां 
ब्रिटिश ओर मसुर राज्यों की सरहद मिलती है । प्रायः एक हजार फुट की ऊंचाई 
से जल गिरता है । इसको एक ओर ब्रिटिश राज्य के एक कोने से और दूसरी ओर 
मेसुर-राज्य के एक कोने से हम देख सकते हें । पर मेसूर-राज्य में से देखने पर 
दृष्य अधिक सुन्दर ओर सुहावना मालूम होता है । वहां ठहरने और बेठकर 
दृश्य देखने का भी अच्छा और सुन्दर स्थान राज्य की ओर से बना दिया गया है। में 





6 आर ० + 
१ आत्मकथा'--(साहित्य संसार, पटना प्रथम संस्करण )--प्ृष्ठ ५६६ 











२२२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


कुछ देर तक बेठकर प्राकृतिक चमत्कार को देखता रहा। उन दिनों वहां से बिजली 
निकालने के लिए कारखाना बनाने, दूर-दूर तक बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध सेसूर- 
राज्य की ओर से किया जा रहा था। बहुत-से मजदूर वहां से कई मील की दूरी तक 
काम करते सिले। मालम नहीं कि इस प्राकृतिक चमत्कार पर इस मानुषिक बलात्कार 
का क्या असर पड़ा है और वह शोभा अब भी है या नहीं ।”* 

यदि घटना-विशेष का ठीक-ठीक, अतिरंजन-रहित किन्तु प्रभावोत्पादक 
वर्णन देखना हो, तो वह भी उनकी 'आत्मकथा' में मौजूद है। एक दिन जब राजेन्द्र- 
बाबू अस्पताल के वार्ड में थे, सहसा धरती कांपने छगी। उन्होंने बाहर देखा 
और बिहार के भयानक भूकंप का थोड़े-से शब्दों में जेसा हृदयग्राही वर्णन 
उन्होंने किया है, वह एकदम अनूठा है । “तुरन्त चारपाई से उतरकर 
बाहर निकल गया । सामने के मेदान में जाकर खड़ा हो गया, धरतो 
इतने जोरों से डोर रही थी कि खड़ा रहना कठिन था । साथ-ही-साथ 
भयानक गड़गड़ाहद थी, सेकड़ों रेलगाड़ियों के एक साथ चलने के बराबर 
आवाज हो रही थी। कुछ दूसरे बीमार, जो आस-पास के मकानों में थे और जो चल 
सकते थे, मेरे नजदीक ही आकर खड़े हो गये। मेदान सें बहुत-सी गायें चर रही थों, 
वे पूंछ उठाकर इधर-उधर दोड़ने लगीं। एक बार सब मिलकर जहां हम लोग खड़े 
थे, वहां इस तरह दौड़ी आईं कि जान पड़ा, हम लोगों पर हमला कर रही हें ! 
पर ऐसा कुछ न करके हम लोगों के पास दौड़ती आकर खड़ी हो गईं, मानों उन्होंने 
उस स्थान को निरापद समझा अथवा हम लोगों को अपना हितेषी मानकर हमारे 
पास रहना ही अच्छा समझा इततने में ही, कुछ दूर पर, नर्सो के रहने का बड़ा दो- 
मंजिला सकान धड़ास से गिर पड़ा । पर गड़गड़ाहट इतनी थी कि सकान गिरने 


की आवाज कम ही सुनाई दी, केवल धूल-गर्द को जोरों से उड़ते देखकर ही हमने 
समझा कि वह सकान गिरा है। अस्पताल के कुछ हिस्से जहां-तहां गिरे,पर सौभाग्यवश 


कोई मरा नहीं और न कोई घायल ही हुआ । कुछ देर में शान्ति हुई ।”* 
राजेन्द्रबाबू की शैली और उन्तकी समस्त रचनाएं उच्च और नितानन्‍्त मान- 
वीय आदरों की भित्ति पर खड़ी हैं। स्वान्त:सुखाय या 'कला कला के लिए', जैसे 
आदर्शों से वह कभी प्रभावित नहीं हुए। उनके छेखन के पीछे सदा आदर झिलमिल 
करता दिखाई देता है । उस आदरों की पूर्ति और अभिव्यक्ति के लिए ही वह लेखनी 


.. का आश्रय लेते हैं। इतिहास की घटनाओं की व्याख्या हो अथवा शिक्षा के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन अथवा राष्ट्रीय या रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा हो, उनकी 


9 आत्मकथा” (प्रथम संस्करण)--पृष्ठ ५६७-८८ 
. * आत्मकथा? (प्रथम संस्करण)--पृष्ठ रै८७. 


तप बम 


किसके न ज 2 उकह ह जल 


हा 


राजेन्द्रग्रसाद २२३ 


लेखनी, जान पड़ता है, हाथ की शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा के आदर्श-बल से चलती 
है। सांस्कृतिक विषयों पर उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसके पीछे अनुभव तो है 
ही, गंभीर चितन-मनन और सुलझे हुए विचार भी हैं। भारतीय संस्कृति में भारत 
की आत्मा का निवास है और इसलिए वह अमर बनी रही है। राजेन्धबाबू लिखते 
हल 

. “हमारा समाज समय की क्रान्तियों से अपनेको बिल्कुल अछूता नहीं रख 
सका, पर वह आज भी अपने सोलिक सिद्धान्तों के साथ अपनी संस्कृति के मौलिक 
आधारों के साथ ज्यों-का-त्यों खड़ा हें। आज चीन के सिवा दूसरा कोई ऐसा देश नहीं, 
जो अपनी संस्कृति को अनन्त-काल से आज तक उस तरह सुरक्षित रख सका हो, 
जेसा हिन्दू-समाज ने किया है। इसका क्या कारण है? आज क्‍यों हम प्राचीन समाजों 


...._ की तरह समय के गत॑ में बिल॒प्त नहीं हो गये हैं ? में मानता हूं कि हममें एक ऐसी 
.._ शक्ित हे, जो हमें बचाती आई हैँ और सेरा विद्वास हे कि वह आगे भी बचाती 
_ रहेगी। में तो यह भी सानता हूं कि वह दाक्ति भौतिक और पाथथिव साधनों पर 


अवलम्बित नहीं है, वह सनुष्य की आत्मा से सम्बन्ध रखती हं। वह केवल हमारे देदा 
और समाज की ही रक्षा नहीं करतो रहेगी, बल्कि सारे संसार के लिए त्राण-दाता 
बनेंगी ।/* भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा तथा मातृभाषा पर विचार प्रकट करते 
हुए उन्होंने छिखा है--- 

“राष्ट्रीय शिक्षा में पठन-पाठन की रीति और हैँ तथा शैली भी निराली हूँ । 
छात्र और बहुतेरे शिक्षक एक साथ रहते हें और एक दूसरे के सुख-दुःख में शरीक 
होते हैँ । शिक्षकों का सहवास-जनित प्रभाव छात्रों के हृदय पर पड़ता है और शिक्षक 
भी ऐसे ही हें, जिन्होंने विद्योपा्जन के साथ-साथ देश-सेवा और उसके लिए त्याग 
का व्रत लिया है। हमारी नीति हे कि हम अपने बच्चों को भारतीय रखें, न कि उन्हें 
विदेशी बना देवें। इसलिए हमारी उच्चकोटि की शिक्षा भी मातृभाषा द्वारा ही दी. 
जाती हैँ। जब में पटना यूनिवर्सिटी की सिनेट का सदस्य था और हिन्दी को शिक्षा 
का साध्यम बनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया था, तो सि० फाकेस ([7६५४८७5 ) 
ने मुझसे पूछा था कि यदि आपको अधिकार दे दिया जाय, तो क्या आप इस प्रस्ताव 
को कार्य में परिणत कर सकते हैं। मेंने उत्तर दिया था कि मेरे दिल में कुछ भी शक 
नहीं हैं, में कल ही उसके अनुसार काम करने लगूंगा। यह प्रस्ताव आज से चार साल 
पहले स्वीकृत हुआ था और फिर सुना हूँ कि वह इस कारण से हटा दिया गया है 


. कि वह व्यावहारिक रूप से काम सें नहीं छाया जा सकता है। राष्ट्रीय विद्यालय 
इसी दलील का मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए चेष्ठा कर रहा हे । वह प्रस्ताव केवल 


$ साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृतिः--एष्ठ १५६ 





पहन पसपबकपन पा: कनारभक रन प+ ८ _ मय ट «५ हसन स्पबाललफतथ० <०-+०० ५०-७०. 


न सपा वकन-+--म-- 2004 न ले वे ० न च आह धर 5 पद कप 505 है ०८ आह. 
- व अमल ककधमलेनम रद ग७ अर द ५० कानयथ८+ एप तन उस व + धदाफका नी । पलक तप कब 0०.77... १3००० ननथल पलपल पल गए“ वितकह 2885 








इस डिडकल्कसस्ट: 


अड3>लल पलट: मटर 


2 मअकनिजरनप८2%4+पय३०5 अल हक पड २ पन्‍न ५५ ८ कसम जनम >> पट प ५८ 5 बन 3. 57 2 





० 3 न 


220५०: -४८-८००- ६५ ७ जम प 45: प 


ऋि5 


20 3 कम ड अलग करे कल 








भ्न्च्म्ल्न्य्य्स्ल्य््य्स्स्ल्ख््ल्ल्ल्डा 225 32:72 225 डा 4ा5८८ 55996: अप 84727: | ७ हा का 5. 


२२४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


समेट्िक्युलेशन के लिए ही हिन्दी को माध्यम बनाना चाहता है। महाविद्यालय में 
उच्च शिक्षा भी हिन्दी द्वारा ही दी जा रही हे। हम समझते हें कि केवल माध्यम बदरू 
देने से ही जितना समय विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में लगता हूँ, वह बहुत 
घटाया जा सकता है । अभी पुस्तकों की भी कमी है, शिक्षक भी पूरे उपयुक्त नहीं 
मिलते, पर इन अड़चनों के रहते हुए भी हम आशा करते हूँ कि कुछ दिलों में ही 
इसका सनन्‍्तोषजनक फल देखने में आयेगा" ः 

वह चाहे पटना हाईकोर्ट के धनी प्रतिष्ठित वकील रहे हों या कांग्रेस के अध्यक्ष 
के रूप में बम्बई के अधिवेशन का सभापतित्व कर रहे हों, या देश का संविधान 
बनानेवालों की परिषद्‌ का पथप्रदर्शन कर रहे हों अथवा स्वाधीन भारतीय गणराज्य 
के राष्ट्रपति के उच्च पद पर आसीन हों, स्वभावतः और वास्तव में राजेन्द्रबाबू 
भारतीय किसान की आत्मा के सच्चे प्रतिनिधि हूँ । रंगीन कालीन, भव्य भवन, 
राजकीय सजधज और सुरीले, चमकते बैंड-बाजे, अन्य दर्शकों पर चाहे जो प्रभाव: 
डालते हों, किन्तु राजेन्द्रवाबू की नैसगिक सरलता और आन्तरिक ग्रामीणता पर _ 
वे झीना आवरण तक नहीं डाल पाते । ठीक यही बात उनकी रचनाओं के विषय में 
सत्य है। आसाम की मनोरम घाटियों को देखकर, वहां की पर्वतीय नदियों का 
कलकल निनाद सुनकर उन्हें केवल प्रकृति की श्ंगारमय सुषमा का ही ध्यान नहीं 
आता, बल्कि उन बीहड़ वनों में रहनेवाले लोगों के जीवन, हरे रंग के बिछौने 
जैसे धान के खेत, उस क्षेत्र के वन्य और कृषि-उत्पादन, इन सब बातों की तरफ 
वह बरबस खिंच जाते हैँ, यह बात इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाती है। अपनी 
आसाम-यात्रा के वर्णन में उन्होंने छिखा है-- 

“इस यात्रा में मत एक बात देखी । नवगांव जिले के गांवों में प्रसण करते 
समय देखा कि वहां बहुत जमीन परती है, जो अभी तक आबाद नहीं की गई। 


. जमीन पर बहुत अच्छी और हरी घास लगी हुई थी, क्योंकि वहां की जमोन में 


योंहो काफी नमी रहती है। कहीं-कहीं इन बड़ी परतियों में कुछ झोंपड़े नज़र 
आते थे, जिनमें थोड़े ही आदमी देखने सें आये । अभी तक जमीन पर कोई फसल 
नहीं थी और न जोतने-बोने का कोई चिन्ह ही देखने में आता था ॥* अथात 


. __राजेच्धरबाब के आदशों में लौकिकता हैँ और उनके लौकिक विचारों में अछौकिक 


ऊंचाई है, जिससे भाषा को रूप और गुण दोनों प्राप्त होते हैं । 


भाषा-शली 
राजन्द्रबाब के उच्चादर्शों, निर्मेल और निष्कपट विचारों और सादे जीवन 


१ भारतीय शिक्षा'--ए८्ठ ५५-५६ 
२ आत्मकथा” (प्रथम सस्करण)---पष्ठ २७० 





'राजेद्प्रसाद.... २२५ 


का प्रभाव उनकी भाषा पर पड़ा हैँ। उनकी पुस्तकों में विस्तृत विवरण जिन स्थलों 


था ः : पर आते है, आकर्षक तथा रोचक होते हुए भी अलंकृत नहीं हैं। अपनी भाषा को 
अनावश्यक अलंकारों से सजाने के लिए वह रुकते नहीं। अर्जुन जैसे बेधने के लिए 


केवल अपने लक्ष्य को देखता था, राजेन्द्रबाबू केवल अपने तथ्य की अभिव्यक्ति को 
लक्ष्य करते हैं। वह बाबा आदम के जमाने से चली आई नानी की कहानी की 


॥ :.._._ कालसिद्ध परम्परा में अपनी बात साफ और सीधे तरीके से कहते हैं । 


...._ राजेच्बाबू अपनी उदारता के दरवाजे सदा खुले रखना चाहते हैं । जीवन 
में ही नहीं, भाषा के लिए भी उनका यही उदार दृष्टिकोण है । हिन्दी और उसके 


|... साहित्य की अभिवृद्धि और विकास के लिए राजेन्द्रबाबू सरल शब्दों का चयन 


आवश्यक समझते हैं। कई पौधों से चुने हुए फूलों से गुलदस्ता अधिक रंगीन और 
सुन्दर बन जाता है, सुन्दर शब्दों का चयन और भाषा में उसका गठन साहित्य के 
सौंदर्य को भी बढ़ा देता है। राजेन्द्रबाबू ने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है, 


| ........ जिसका उल्लेख यहां अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि न केवल इससे यह ज्ञात होता है 
॥ . ७ कि भाषा के विकास में विविध शब्दों का संमिश्रण आवद्यक है, अपितु हमारा 
॥ प्राचीन हिन्दी-साहित्य भी इस बात का साक्षी है। सूर और तुलसी की इतियां 
॥ 5: ७ हिन्दी-साहित्य की अमर कृतियां हैं। उनमें भी किस प्रकार अन्य भाषाओं से 


' थी . ,,.. .  '. ३४ 
॥ + कर हा रु 
) 5. ३४ 
्‌ हर 
५) 
| मं ४2 
; ४. लिखते ०-० 
हु ५ 
/ 8१7 ०5 
न्‍+ * 
५; रे 
पु 


शब्दों को ले लिया गया, यह सब निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाता हैं । वह 


“(हिन्दी के प्राचीन प्रसिद्ध कवियों की कविता में भी बहुतेरे शब्द ऐसे मिलते 


आओ ये रे हैं, जो विदेशी भाषा के हें या विदेशी शब्दों के रूपान्तर मात्र हें । 


. सूरदास--हों हरि सब पतितन को नायक, 
को करि सके बराबरि सेरी इते मानको लायक ॥ 
तुलसीदास-गई बहोरि गरीब नेवाज्‌ ॥... 
सरल सबल साहिब रघराज।.. 
भइ बकसीस जाचकन दोन्‍्हा । 
बना बजर न जाय बखाना । 
जनवासे गवने मुदित सकल भूष सिरताज 
कुंभवरन कपि फौज बिडारी है 
.. लछोकप जाके बन्दीखाना । 
जो कुछ झूठ मसखरी जाता । 
बेठे बजाज-सराफ बनिक, अनेक मनहूं कुबेर से । 
गनी-गरीब ग्रासनर नागर । 





२२६ क्‍ भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 





23362 200 22: %32%2352*अ०- 


कोटि कंग्रन चढ़ि गए कोटि कोटदि रनधीर। द 
“तुलसीदास तथा हिन्दी के अन्य प्राचीन कवियों की रचना में अरबी-फारसी 
'के शब्दों का ही नहीं, उर्दू में आजकल प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है । 
.. जैसे-- द 
बालिस बासी अवंध का बूझिये न खाको ४ 
अर्थात्‌ अयोध्या के निवासी खाक भी नहीं समझते ॥ 
'कैयो बार कही पिय अजहूं न आये बाज ।' 
अर्थात, है स्वामी, मेने कई बार कहा, तुम अभी तक बाज नहीं आये। 
“इसमें खाक नहीं समझना और बाज नहीं आना-ये मुहावरे उर्ई में 
. आजकल प्रचलित हैं, जो शब्द पहले तुलसीदासजी की बोलचाल में थे ॥”* 
राजेन्धबाब्‌ ने.स्वयं शब्दों का चयन करके हमें दे दिया है और इनके 
उपयोग के लिए वह समझाते हैं--« 
“आज के युग में, जब दुनिया से वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण दूरी और 
समय का भेद उठता जा रहा है, कोई भी भाषा दूसरी भाषाओं के संपर्क से अपने 
को अछुती नहीं रख सकती । यदि वह ऐसा प्रयत्न करे तो संसार की दौड़ में वह बहुत 
पीछे रह जायगी और उसके लिए उन्नति के दरवाजे बन्द हो जायंगे। हिन्दी-भाषा के 
गुणों में एक विशेष गुण यह हे कि हिन्दुओं की भाषा होती हुई भी उसने अरबी-फारसी 
के ही नहीं, बल्कि तुर्को, पुतंगाली और अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को भी अछत नहीं. 
'समझा।-यदि ऐसा नहीं किया होता तो कितने ही शब्द, जो हमारे घरों में पहुंच गये, 
आज न होते और उनके पर्यायवाची द्ब्द हमारे पास शायद इतने सुगम न मिलते। 
इस प्रकार के दब्द प्रायः मनुष्य-जीवन के सभी कामों से सम्बन्ध रखते हें और 
उनके बिना जीवन-निर्वाह कठिन हो जाता । यथा--- 
“सौगात, गलीचा, बहादर, मुचलका, कुली, केंची, चाक, लाश, दारोगा, 
 तोप, चिक आदि तुर्की से । हा 
“अलमारी, अचार, बोतल, कमरा, आंलूपीन, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, 
मिस्त्री, सेज, तम्बाकू, नीलाम, तौलिया, परात, बुताम, सन्तरा आदि पुतंगाली से । 
“समन, जन, सिगरेट, रबर, रजिस्टर, मशीन, सजिस्ट्रेट, बेंक, बस, रिपोर्ट, 
..._ फीस, परेड, टिकट, ड्राइवर, टीन, टेबिल, मैनेजर, मास्टर, सिल, मेम्बंर, सेस, 
...._ सोटर, मिनट, बिल्‍्टी, बिगुल, प्लेग, पुलिस, बटन, मनीबेग, रजिस्ट्री, मनिआर्डर, 
... स्टेशन, प्लेटफार्म, ट्रेन, मानीटर, कांग्रेस, कालिज, कम्पनी, कलेण्डर, कमिटी 





७० 3०2 


5-८ कप 54 2झ552 पक - पक 


अकक- तक 












$ साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृतिः--पृष्ठ ५५-५६ 





राजन्द्रप्रसाद ॥ 


कापी, कार्निस, कुनेत, कोट, कौन्सिल, ग्लास, गिन्नी, गेस आदि अंग्रेजी से । 

“हुद, बालिग, हलवाई, अमीर, अतलस, तोशक, तकिया, हुबका, असबान, _ 
. बुखार, बहस, बलना, गल्ला, जेब, दलाल, तरावट आदि अरबी से । द 
..... पुर्जा, गुलाल, अखबार, नौकर, पुल, दंगल, सितार, जलेबी, रंदा, दवात, 
दिहात, बेशक, पलक, चद्मा, वकील, लाला, बीसा, बाबा, पाजी, दामाद, तालाब, 
बखिया, तमाचा आदि फारसी से ।* ; 

राजेन्द्रबाबू का यह दृढ़ मत है कि “हिन्दी भी यदि जीती-जागती भाषा 
होना चाहती है तो उसे अपने शब्द-भंडार को बढ़ाना पड़ेगा । बहिष्कार कौ. 
नोति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती और न विदेशी शब्दों को बाहर. 
रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती है । हिन्दी संस्कृत नहीं है, हिन्दुस्तान में: 
हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख बसते हें और तो भी वह हिन्दुस्तान हे ॥ 
उसी प्रकार हिन्दी में सभी भाषाओं से उत्तम शब्द हम लेंगे तो भी वह हिन्दी ही 
रहेगी ।”* अनेकता में हिन्दुस्तान की एकता और विविधता में भी हिन्दी की 
समरसता को बनाये रखने के लिए राष्ट्रपति की यह वाणी मंगल राष्ट्र-वाणी हैं, 
इसमें संदेह नहीं । 

राजेन्द्रबाबू की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, वे ठेठ हिन्दी के 
अतिरिक्त, भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उर्दू आदि कई जनपदीय भाषाओं के भंडार से 
लिये गए हैं, जैसे, मुशाहरा, तरक्की, शीरनी, तहकीकात, चिक्‍का इत्यादि। चूंकि 
राजेन्द्रबाबू इन सब भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं, उन्हें जो शब्द जिस भाषा से मिला, 
उन्होंने उसीको स्वीकार कर लिया। इसीलिए तत्सम शब्दों का बाहुल्‍य उनकी भाषा 
में कम मिलेगा । और जबसे गांधीजी की हिन्दुस्तानी-संबंधी नीति को कांग्रेस ने 
अपनाया, राजेन्द्रबाबू की भाषा पर सरलता की दिशा में और भी गहरा प्रभाव पड़ा |. 
यह बात हम उनकी भाषा को तुलनात्मक दृष्टि से देखने से समझ सकते हैं । 
उदाहरणार्थ मेरे यूरोप के अनुभव, संस्कृत का अध्ययन और चंपारन में 
महात्मा गांधी ये पुस्तकें १९३७ से पहले लिखी गई थीं। इन ग्रन्थों की भाषा की 
तुलना यदि हम आत्मकथा, बापू के कदमों में , और साहित्य, शिक्षा और संस्कृति" 
की भाषा से करें, तो बात आसानी से समझ में आ जायगी। तुलनात्मक अध्ययन के 
लिए चारों पुस्तकों में से कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 
मेरे यूरोप के अनुभव 

#/इस सर्द देश में भी उनके पेरों पर एक महीन मोजे के सिवा दूसरा कोई ढांकन 


१ साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृति--प्ृष्ठ ५४-५५ 
ृ प्रोर + 9 
* साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृतिः--पृष्ठ ४७ 





२२८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


नहीं रहता।” यह यूरोप की स्त्रियों की वेशभूषा के संबंध में है। वस्त्र के आवरण के 
. लिए ढांकन' शब्द राजेन्द्रबाब्‌ की निपट ग्रामीण भाषा का प्रारंभिक उदाहरण है । 
“भहायुद्ध तो खेर पृथ्वी के इतिहास में बहुत बड़ी चीज हुई है, यहां तो खेलने- 
वालों के भी इतिहास लिखे पड़े हैं। क्रिकिट और फुटबॉल तथा घुड़दौड़ का भी इतिहास 
है । जो घोड़े घुड़दौड़ में आते हैँ, उनके इतिहास लिखे मिलते हैं। घुड़दौड़ के घोड़ों 
का इतिहास बड़े घुड़दौड़ के दिन या उससे कुछ पहले समाचारपतन्न छापते हें और 
उनमें से प्रत्येक का हाल कि यह कहां से आया, उसका पिता कौन घोड़ा था और वह 
कभी घुड़दौड़ में दोड़ा था या नहीं, किसने उसे पाला, किसके हाथों से वह गुजरा 
और किस सवार ने उसे फेरा इत्यादि सभी कुछ लोगों को अवगत करा दिया जाता है। 
यह इतिहास जितनी सफाई और सचाई के साथ मिल सकता है, उतनी सफाई के साथ 
हमारे देह के बड़े-बड़े खानदानियों का इतिहास भी नहीं मिलता ।”* राजेन्द्र- 
बाबू का यह वर्णन भी उसी सफाई को लिये है, इसमें सन्देह नहीं रहता। 


संस्कृत का अध्ययन 

“जिस तरह उपरला हिंद बना, उसी तरह इसी युग में प्रब में एक 
ओर हिंद बना, जिसको लोग तब गंगा-पार का हिंद कहते थे और जो अब भी 
परला-हिंद ([":४8०० [7479 ) कहलाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि महाजनपदों 
के जमाने में भारत में सामुद्रिक व्यापारी उधर जाने लगे थे और वहां सोना मिलने 
के कारण उसका नाम सुवर्णभूमि उन्होंने रखा था। जो आज का फ्रांसीसी हिदचीन 
है, वहांतक ईस्वी पूर्व की पहली सदी में भारतीय राज्य स्थापित हो चुके थे । 
पहले कहा जा चुका हूँ कि सुवर्णभूमि के साथ सबसे अधिक ओर पुराना सम्बन्ध 
चंपा (भागलपुर) के लोगों का था। उन्होंने उसके प्रबी छोर पर चंपा राज्य स्थापित 
किया और बारहसो बरसों तक उस चंपा की बड़ी शक्ति और समृद्धि बनी रही । 
सलवका, सुमात्रा और जावा द्वीप, ये सब सिलाकर कुछ हिस्सा सुवर्णद्वीप और 
कुछ यवद्वीप कहलाते थे। इनमें तथा मदगास्कर दीप में भी ईस्वी सन की पहली सदी 


.. में भारतोय बस्तियां स्थापित हुईं । 





इस प्रकार भारत का विस्तार एक तरफ उपरले हिंद और दूसरी तरफ 

परले हिंद तक हो जाने से दोनों ओर से उसका सम्बन्ध चीन के साथ हो गया । 
परले हिंद होकर भारत और चीन के बीच स्थल और जलरू-मार्ग दोनों चलते थे । 
पहली सदी ईस्वी में घर्मदत्त और कश्यप सातंग नाम के दो भिक्षु पहले-पहल चीन 
. सें बौद्ध-धर्म का प्रचार करने गए और यह सिलसिला आगे दताब्दियों जारी रहा।/* 
मेरे यूरोप के अनुभव?--पृष्ठ १६, २८-२६ द कक न 

* संस्कृत का अध्ययन?--प्ृष्ठ १०६-७ . रा 





राजेद्धप्रसाद २२९ 


विषय गम्भीर होते हुए भी इसमें भाषा-सौष्ठव की कमी दिखाई देती है । 


“नम्पारन में महात्मा गांधी 
.. “एक ने नहीं, हजारों-हजार रयतों ने महात्मा गांधी से यही बयान किया 
कि उन्होंने मजब्र होकर, बेइज्जत होकर, मार खाकर शरहबेशी के मुआहिदों 
रे पर अंगूठों के निशान बनायें । जिन लोगों को रेयतों की हृदय-विदारक कहानियों 
2: के सुनने का दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य प्राप्त हुआ है--इजलास पर बेठकर फेसला 
ह ' लिखनेवाले चाहे जो कहें--उनका यह दृढ़ और अचल विश्वास हे कि रेयतों ने 
खुशी से शरहबेशी कबल नहीं की । हां, इतना अवद्य हू कि प्रत्येक रेयत के साथ 
जुर्म न किया गया हो--प्रत्येक रेयत पेड़ में बांधकर चमड़े की चमोटी से पीटा न 
गया हो, उसको मुरगीखाने अथवा कोठीघर सें बन्द न किया हो, उसके घर 
सिपाही न बेठाये गए हों, उसका पानी रोकने के लिए धांगड़ (एक अछत जाति 
के लोग) दरवाजे न रोके हों, उसको बांधकड्र धूप में न सुलाया गया हो, अथवा 
उसे बांधकर उसके सिर या छाती पर पत्थर या लकड़ी का बोझ न रखा गया हो- 
हज्जाम-धोबी को उसका काम करने से रोक न दिया गया हो, झूठा मुकदमा 
चलाकर उसे जेल न भिजवाया गया हो, उसके गांव का रास्ता और उसकी पतियों 
में गोओं का जाना बन्द न कर दिया गया हो--पर इतना अवश्य हे कि यदि किसी 
गाँव सें किसी बड़े प्रतिष्ठित रेयत को किसी प्रकार से दबा दिया गया तो उस गांव 
अथवा जवार के रेयत उसकी हालत देखकर मारे डर के दब गये । और उनका 
इस प्रकार डरना ओर दब जाना भी स्वाभाविक ही था 7१ 
आत्मकथा' द क्‍ द 
#इसी प्रकार उन्होंने (गोखले) प्रायः डेढ़-दो घंटे तक हम लोगों से बातें 
कीं। बातें करने का तरीका भी ऐसा था कि हम लोगों के दिल पर उसका बहुत 
गहरा असर हुआ। अत्त में उन्होंने कहा-- ठीक इसी समय उत्तर देना जरूरी नहीं 
.. है, क्योंकि सवाल गहन है, विचार करके हमसे एक दिन फिर मिलो और तब अपनी 
हे राय दो । हम लोग वहां से, एक प्रकार से खोये हुए से होकर निकले। अपने 'ेस' 
हा सें वापस आये। उनकी बातों का इतना असर पड़ा था कि कोई दूसरी बात सूझती 
...... हीनथी। 
|... “हम दोनों उनकी बातों पर विचार करने छगे। मुझे तो कई दिनों तक नींद 
द रु ...... नहीं आई । खाना-पीना सब कुछ बरायनाम रह गया। स्वदेशी के दिनों में देश कौ 
/ »... बातें सामने आती थीं। देशसेवा की भावना भी जब-तब जाग्रत होती थी | पर 


_अिरलकलमिकनननीिनीिनकिन न न ५ ५<+ 4 ९+++«+-न+<+ मनन“ नननननानननननननएगगएपिगएएगएएएए ट777/कथ/कदट द घटीनग गण ए भाप ए।ए।|ख77: गए +77क्‍: 7 /:  #_ -+4+ 


१ “चंपारन में महात्मा गांधी!ः--पृष्ठ ४२ 

















. २३० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


इसके पहले कभी इस तरह से यह प्रइन सामने नहीं आया था और न कभी ऐसे 


बड़े आदसी से मिलकर इस प्रकार के मामिक दब्दों के सुनने का ही सौभाग्य हुआ. 


था। एक ओर उनकी बताई देश के लिए हम जंसे लोगों की सेवा की जरूरत, दूसरी 


ओर भाई पर घर का सारा बोझ डालना ! भेरे भी दो पुत्र हो चुके थे और उनके 


भी तीन पुत्रियां थीं और एक लड़का । मां अबतक जीवित थीं । वह क्‍या कहेंगी, 


घर के दूसरे लोगों को कंसा दुःख होगा इत्यादि भावनाएं इतनी सताती रहीं कि 


जेसा ऊपर कहा है--खाना-पीना तक प्रायः छूट गया। हम दोनों के सिव्रा इन बातों 


को दूसरा कोई जानता नहीं था। भाई साथ में ही थे, पर उनसे भी नहीं कहा ॥ 


किसी दूसरे साथी से भी नहीं कहा । हाईकोर्ट जाना भी बन्द रहा। टहलना-घुमना 
छुट गया। कहीं-न-कहों एकान्त ढूं ढकर बेठना और चिन्ता करना, यही एक काम 
रह गया। प्रायः दस-बारह दिनों तक यही सिलसिला चला। भाई को कुछ शक हुआ 


कि तबीयत ठीक नहीं हैं। उनको कुछ कहकर टाल दिया । अभी अपना जी नहीं 


भरता था तो उनसे क्‍या कहूँ ।/१ भावानुभव की तरह ही राजेन्द्रबाब्‌ू का यह 
वर्णन बड़ा ही हृदयस्पर्शी हू । इन शब्दों में हम सीधे उनकी अन्तरात्मा का दर्शन 
कर सकते हैं । 


बापू के कदमों में” 


“जिसे हम जीवन और मृत्यु कहते हैं, उसमें महात्मा गांधी कोई भेद नहीं 
मानते थे। आत्मा अमर हे और शरीर बदल सकता हूँ तथा मृत्यु से केवल शरीर ही 
छटता ह। इसलिए वह कहा करते थे कि मनष्य को मृत्य का आलिगन करने के 
लिए हमेशा तयार रहना चाहिए । 

उन्होंने कभी अपनी हिफाजत के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं होने दिया । 
सभी जगह निर्भय होकर अपना काम करते ही रहे। प्रार्थना के लिए वह जा रहे थे 
.. कि हत्यारे ने भीड़ चीरकर, नमस्कार के बहाने, उनके सामने आकर, गोली मार 
. दी और हि रास का उच्चारण करते हुए वह गिर गये । उनके लिए इससे और 
. सुन्दर तथा भव्य मृत्य नहीं हो सकती थी। एक तो ईइवर में ध्यान लगाकर 
: प्रार्थना के स्थान पर जा ही रहे थे, गोली लगने पर भी मुख से हे राम' का ही 
_ उच्चारण हुआ ! 
 जनस-जनस मुनि जतन कराहों 
.. अन्त राम कहि आवबत ताहीं ! 


१ आत्मकथा--पृष्ठ ७०-७१ 


..._ “पर महात्माजी के मुंह में अन्तिम शब्द 'राम' का ही आया। इससे बढ़कर 





रमन 


राजेन्द्र प्रसाद . २३१ 


उनकी तपस्या का और क्‍या सुन्दर फल हो सकता था।”+ मृत्यु का इससे अच्छा 
वर्णन और कहीं नहीं देखने को मिलता । तुलसी-रामायण का नित्य पाठ करने- 
वाले राजेन्धबाबू के हृदय से गांधीजी की मृत्यु पर बापु के हे राम के उद्गार ने 
उनकी वाणी और लेखनी 'से सहज ही वही भाव-धारा प्रवाहित कर दी 


साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


सरस्वती के इस प्रसिद्ध मंदिर में कई वर्ष की साधना और तपस्या के 


उपरान्त आज आप स्नातक भाइयों ने उसका वरदान पाया हे--वह वरदान, 
जी आपके जीवन में आपके लिए अमोघ कवच होगा, और जो होगा आपकी 
जीवन-यात्रा का अक्षय संबल । अपनी इस ममतामयी और उदार माता के पवित्र 
. मंदिर से संभवतः शीघ्र ही विदा लेकर आप जीवन के व्यापक महासागर के यात्री 
बनेंगे और आपके हाथ में होगी अपनी जीवन-नौका की पतवार। इस समय जब 


आप अपने भाग्य और भविष्य के द्वार पर खड़े हैं, में आपसे कुछ शब्द इस विश्वास 
से कहना चाहता हूं कि संभवतः उनसे इस विश्ञाल जीवन-सहासागर में अपनी दिद्या 
निर्धारण करने में आपको सहायता मिले और आप उस पथ को पहचान सकें, जो 


: सानव को राम-राज्य की ओर ले जाता हे ॥”* 


इस प्रकार इन उद्धरणों की भाषा-शैली से यह प्रतिभासित होता है कि 
जैसे-जैसे राजेन्द्रवाबू की लेखनी आगे बढ़ी है, भावों और अनुभवों के सहारे 
उसका अभ्यास बढ़ता गया है और वह प्रवीण भी बन गई। इन उदाहरणों से यह 


भी स्पष्ट हो जाता है कि राजेन्द्रबाब्‌ की भाषा विविध भावों को साथ लेकर चलती 
हैं और उसमें विविध भाषाओं, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत इत्यादि के शब्दों का समावेश 


है । वास्तव में तो हिन्दी के रूप में समन्वय ही उनका आदशों हूँ । कोरे पांडित्य 
की ओर राजेन्द्रबाबू कभी आकर्षित नहीं हुए । इसके फलस्वरूप यद्यपि भाषा में 
काफी सरलता आई है, तथापि कहीं-कहीं वह अपरिमाजित प्रतीत होती है। शब्दों 
का चुनाव ही दोषपूर्ण नहीं, किन्तु कहीं-कहीं अभिव्यक्ति में भी शिथिलूता आ 
गई है और वाक्य-विन्यास अव्यवस्थित-सा दिखाई देता है। उनका अभिप्राय प्रमुख 
रूप से अपनी बात कह देना होता हैं और कहने में वह सचाई, लिखने का उद्देश्य 


. और भाषा की सरलता, बस इन तीन बातों का ही ध्यान रखते हैं । भाषा के रूप 


और श्ंगार के प्रति उनकी रुचि इतनी ही कम है, जितनी स्वयं अपनी वेशभूषा के 
प्रति। फिर भी उनके सरल, सतेज व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में सहज ओज 


है, उनकी रचनाओं में जीवन है और पाठक सहज ही उसकी ओर आकर्षित होता 


. 9 आापू के कदमों में'--पृष्ठ २६६ 
+ साहित्य, शिक्षा और संस्कृति--पृष्ठ १२७ 











२३२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


है। इसका प्रमुख कारण भाषा में विचारों का प्राधान्य और उनके विचारों में आदर्श 
का समावेश है । निष्प्रयोजन उन्होंने न कभी लिखा और न इसमें उनका विश्वास 
है । जहां उनका अभिप्राय अथवा प्रयोजन आया वहां विचार, ध्येय और आदशें 
इन तीनों ने लेखनी का पथप्रदशन किया | यही कारण है कि उनकी रचनाओं में 
सहस्रों पाठकों ने निजी भावनाओं और महत्त्वाकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब देखा है । 
अनेक पाठकों को उनसे समाज-सेवा और राष्ट्रीय रचनात्मक कार्य की प्रेरणा मिली 
हैं। उनकी शैली इस उद्देश्य की पूर्ति अवश्य कर सकी हैं| उसको ही यह श्रेय है कि 
उसने लेखक के स्थूल और सूक्ष्म विचार सहज ही व्यक्त किये और पाठकों को 
प्रभावित किया। इस शैली में व्यावहारिकता और सरल प्रांजलता है । शैली विचारों 
की वाहिनी होती है । शैली लेखक के व्यक्तित्व की, जो भाषा में प्रतिबिम्बित होता 
है, छाया बन जाती है। राजेन्द्रबाबू के ऊंचे, सौम्य व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब उनके 
संपूर्ण साहित्य में स्पष्टःप्रतिबिम्बित होता है, जिसकी सरल मधुर छाया हम उनकी 
भाषा-शैली में पाते हैं । ५ 
प्रभाव और योगदान 
राजेन्द्रवाब उन नेताओं में हैँ, जिनके सावंजनिक जीवन का प्रभाव हिन्दी 

की उन्नति और प्रचार पर अधिक-से-अधिक पड़ा हैँ । हिन्दी के प्रति उनका स्नेह 
प्रारंभिक वर्षों में ही जाग्रत हो गया था । हिन्दी-भाषी बिहार उनका सर्वप्रथम 
कार्यक्षेत्र होने के कारण उन्होंने सावंजनिक और निजी काम-काज हिन्दी में ही आरंभ 
किया । ऐसे व्यक्ति के छिए, जिसकी समस्त शिक्षा अंग्रेजी में ही हुई हो और जिसने 
स्कूल में, विश्वविद्यालय में वैकल्पिक विषय के रूप में भी हिन्दी कभी न पढ़ी हो, हिन्दी 
भाषा में दैनिक कामकाज करना, हिन्दी में अनेक पुस्तकों की रचना करना, और 
हिन्दी के पक्ष का ऐसा जोरदार समर्थन करना श्रेय की बात है । इन्हींके विचारों 
. और नेतृत्व के फलस्वरूप बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, जहां शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी माना गया । इससे पहले पटना विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में भारतीय 
भाषाओं, विशेषकर हिन्दी-सम्बन्धी प्रस्ताव, सबसे पहले राजेंन्द्रबाब्‌ ने प्रस्तुत 
_ किया। अपने तके, प्रचार और परिश्रम के बल पर ही उन्होंने घोर विरोध होते हुए... 
भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कराया । बिहार के सर्वमान्य नेता होने के कारण 
'राजेन्द्रबाबू के भाषा-सम्बन्धी विचारों तथा कार्य से उस प्रान्त में हिन्दी की उन्नति 
का मार्ग सहज ही प्रशस्त हो गया। द 

._ राजेन्द्रबाब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चोटी के नेताओं में केवल _ 
... वही ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सब रचनाएं मौलिक रूप से हिन्दी में लिखीं और बाद 

. में उनके अनुवाद दूसरी भाषाओं में हुए । इसका एकमात्र अपवाद इंडिया डिवाइ- 





राजेकेप्साद... २३३ 


डेड--खंडित भारत' है। इन पचास वर्षों में अग्नगण्य नेताओं में से किसीने भी- 
अपनी आत्मकथा अंग्रेजी भाषा के सिवाय किसी दूसरी भाषा में नहीं लिखी । 
केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने यह सम्मान अपनी मात॒भाषाओं को दिया--- 
गांधीजी ने अपनी जीवनी सत्यना प्रयोगो--गुजराती में लिखी और राजेन्द्रबांब 
ने अपनी आत्मकथा' हिन्दी में लिखी । इसी प्रकार उनके लगभग आठ-नौ और 
ग्रन्थ मूलतः हिन्दी में ही लिखे गए । इन रचनाओं से हिन्दी-साहित्य में जो समृद्धि 
आई, वह प्रत्यक्ष है। इस मौलिक साहित्य का जो प्रभाव हिन्दी पाठकों पर पड़ा, वह. 
अनूदित पुस्तकों का कभी नहीं पड़ सकता। इसी तथ्य को मान्यता देने के लिए 
नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें आत्मकथा” पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक' दिया 
और हाल ही में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ने उन्हें दो पुरस्कार दिये। एक, 
सर्वप्रथम वयोव॒द्ध हिन्दी-सेवी होने के नाते और दूसरा, गांधी साहित्य पर सर्वोत्तम 
रचना (बाएं के कदमों में) के लिए। यह मान्यता राजेन्द्रबाब्‌ू की हिन्दी-सेवा और 
उनकी रचनाओं के प्रभाव की सूचक हैँ तथा हिंदी-साहित्य को उनके योगदान 
का प्रमाण हैं । क्‍ 
इतिहास का विद्यार्थी राजेन्द्रबाबू का सबसे बड़ा योगदान उस रचनात्मक- 
कार्य को मानेगा, जो उन्होंने संविधान-सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति होने के नाते किया । संविधान-सभा यदि हिन्दी के पक्ष में सर्वेसम्मति 
से निश्चय कर सकी और अनेक दिशाओं से विरोध का समाधान कर सकी, तो 
उसका अधिकतर श्रेय भी संविधान-सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेन्द्रबाब को है। 
भारतीय संविधान के हिन्दी-रूपान्तर तैयार करने के प्रइन पर बहुत-सी कठिनाइंयां 
सामने आई, किन्तु राजेन्द्रबाबू के आग्रह पर संविधान लागू होने से पहले ही उसका 
हिन्दी-रूपान्तर तैयार कराया गया । इस कार्य के लिए प्रामाणिक पारिभाषिक शब्द 
तैयार कराने में भी उन्हींका हाथ था। उनकी समन्वयात्मक बद्धि ही इसको कर 
सकी । पारिभाषिक कोश तैयार करने के लिए उन्होंने एक समिति की नियक्ति _ 
की, जिसमें प्रत्येक भारतीय भाषा के कम-से-कम दो प्रतिनिधि लिये गए। शब्दों 
के इस व्यापक आधार पर निर्मित होने के कारण ही संविधान-शब्दकोश हिन्दी में 
ही नहीं, बल्कि और कई भाषाओं में स्वीकृत हुआ, जैसे बंगला, गुजराती, मराठी, 
उर्द, तेलग आदि हिन्दी की इस सेवा के लिए राजेन्द्रवाब्‌ का स्थान सदा हिन्दी- 
सेवियों की सूची में अग्रगण्य रहेगा । 
राष्ट्रपति-पद से उन्होंने हिन्दी को मान्यता ही नहीं दी, बल्कि उसके अधिक- 
.. से-अधिक व्यापक प्रयोग पर जोर दिया। स्वयं राष्ट्रपति-भवन में यथासंभव _ 
अंग्रेजी और हिन्दी को बराबर स्थान दिलाया । राजकीय समारोहों के लिए 





०>लफानटपयलकाण 


५2 कप ५ कक पद थी पका एप ० वन 07: पपंतइनप जल पक पक मम वर हक जन खुक धराम्रपाला कलम स पे मंातभलाा+ मन उप सनक 
किक लनकपइसट रेल ड नकल टली पतला डनताए “लजश चल काका कट चटुमध्कपद घर लीय वितातत हा 





















श्रे४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


निमंत्रण-पत्र, राष्ट्रीय अवसरों पर अभिभाषण, औपचारिक अवसरों पर राष्ट्र 
के नाम संदेश, विदेशी राजदूतों द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने-सम्बन्धी आयो- 
जन, राष्ट्रपति-भवन में समय-समय पर निकलनेवाले परिपत्र, कर्मचारियों के 
लिए निर्देशन, राष्ट्रपति के दौरे के कार्यक्रम--इन सभी बातों के लिए हिन्दी _ 
का प्रयोग किया जाने लगा । राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अनेक हिन्दी-सम्मेलनों 
और साहित्यिक गोष्ठियों के उद्घाटन किये और इन सभी अवसरों पर उनके 
भाषणों ने भाषा की समस्या और साहित्य-निर्माण पर मामिक प्रकाश डाला 
है । हिन्दी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने दूसरी भारतीय भाषाओं 
के सम्मेलनों में जो भाषण दिये, वह भी राजेन्द्रबाबू का उल्लेखनीय योगदान 


है । (तामिल संघम्‌, कन्नड़ साहित्योत्सव, मल्यालमू-तैलुगू साहित्य परिषद्‌, 


पंजाबी साहित्यिक मेला, मराठी साहित्य परिषद्‌, बंगला सम्मिलिनी, इत्यादि) । 
इस योगदान में उनके पूर्थ-विचारों की पुष्टि होती है, जो उन्होंने १९२३ में व्यक्त 
किये थे हिन्दी की उन्नति और उसके विकास के उपाय बताते हुए उन्होंने कहा 
था--- द 
“हिन्दी की उन्नति और प्रचार कई प्रकार के हो सकते हें। जहां के रहने- 


_ थाले समझ और बोल सकते हैं, वहां के लोगों में इसके साहित्य के प्रति प्रेम और 


श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है । ऐसे स्थानों में उत्तमोत्तम ग्रन्थों का संग्रह 
करके पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किये जाय॑ । हिन्दी-साहित्य के प्रेमियों 
को विविध रूप से पुरस्कृत किया जाय । अच्छे-अच्छे ग्रन्थों के लेखकों को तथा 
कवियों को प्रोत्साहन दिया जाय । उत्तमोत्तम ग्रन्थों को छापकर सस्ते मूल्य पर 
बेचने का प्रबन्ध हो । ऐसी मण्डलियां ओर संस्थाएं स्थापित की जायं, जो सचाई 
और सहृदयता के साथ तथा निष्पक्ष भाव से नये-तये ग्रन्थों की समालोचना किया 


 करें। पुस्तक-लेखकों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता दी जाय । अन्य 
भाषाओं के--चाहे वह देशी हो, या विदेशी--उत्तमोत्तम ग्रन्थों का उल्था किया 


जाय । नाटक-मण्डलियां अच्छे-अच्छे नाटक खेलकर लोगों में हिन्दी की ओर रुचि _ 
पैदा करें । अच्छे-अच्छे विद्वानों द्वारा सम्पादित और सिद्धान्तों को प्रचारित करने- 


बाली पतन्न-पत्रिकाएं प्रकाशित हों । मन्दिरों तथा देवालूयों में हिन्दी-प्रन्थों के--- 


विशेषकर धामिक ग्रन्थों के--पठन-पाठन का सर्वत्र प्रबन्ध किया जाय । जितनी 
सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनमें हिन्दी द्वारा ही सब काम किये जाय॑ । राजा-महा- 


.._ राजा, सेठ-साहुकार, वकील-मुख्तार, शिक्षक-विद्यार्थीं, सभी अपने-अपने दफ्तरों.. 
तथा घरेल कामों में हिन्दी का ही व्यवहार करें । इन उपायों के अतिरिक्त सब श्रेणी ._ 
- के विद्यालयों में हिन्दी, हिन्दी-साहित्य और हिन्दी द्वारा अन्य विषयों की दिक्षा 








राजेन्धप्रसाद . श्३प 


दी जाय ।*५ 


राजेद्धबाबू के हिन्दी-सम्बन्धी विचारों की एक विशेषता यह हैं कि उनका 
आधार उदारता, सहिष्णुता और अविकल राष्ट्रीयता है। उन्हें सभी भारतीय 
भाषाओं से प्रेम है और वह समीकी उन्नति को भारतीय साहित्य की उच्चति 
मानते हैँ । उनके उदात्त दृष्टिकोण ने हिन्दी के विरोध को नरम किया है और 
भाषा की गुत्थी को सुलझाने में काफी सहायता दी है । 

अब में राजेन्द्रबाबू के प्रमुख ग्रन्थों की संक्षेप में समीक्षा करती हूं । उनकी 


प्रत्येक कृति का अपना उद्देश्य हैं और अपना व्यक्तित्व । इसलिए लेखक की शैछी 


के अतिरिक्त, इन कृतियों के विकास द्वारा उनकी विचारधारा पर महत्वपूर्ण 


प्रकाश पड़ता है । 


. <चंपारन में महात्मा गांधी" ४ 


हिन्दी-साहित्य में इस विषय पर यह प्रथम सांगोपांग पुस्तक है । यद्यपि कुछ 
लेख इस विषय पर श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के प्रताप में निकलते रहे, और इसके 


प्रभाव से वहां के लोगों में जागृति पैदा हुई, तथापि इसका प्रभाव इस पुस्तक के 


लेखक पर नहीं पड़ा । इस रचना का आधार लेखक की व्यक्तिगत जानकारी 
और महात्मा गांधी ने वहां जो सत्याग्रह किया, उसके निजी क्रियात्मक संपक और 
दर्शन पर है। बिहार के निवासी होने के नाते उन्होंने चंपारन की भौगोलिक और 
सामाजिक स्थिति का भी पूरा चित्रण किया है। इस पुस्तक में प्रायः सौ वर्षों की 
नील की कोठियों की श्रमिक जनता की समस्याओं का निदर्शन और महात्मा गांधी 


के सत्याग्रह से उनका समूल उन्मूलन तथा जन-जीवन की क्रान्ति का चित्रमय वर्णन 


है । छोटी-मोटी घटनाओं को लेकर गांधीजी के सारे कार्यक्रम का, जो कुछ दिनों 


के बाद सारे देश में व्याप्त हुआ और जो स्वराज्य-प्राप्ति के साथ ही एक प्रकार से 


समाप्त हुआ, बीज चम्पारन में देखा गया और लेखक ने पुस्तक की भूमिका (जो 
पहले-पहल अहिसात्मक असहयोग के प्रारंभ के बाद प्रकाशित हुई ) लिखा था कि 
जो कार्यक्रम छोटे पैमाने पर चम्पारन में देखा गया है, वही भारत में बृहदाकार 
में देखा जा रहा है और उसमें भविष्यवाणी की थी कि जैसे वह सारा खेल सुखान्त 


क्‍ हुआ और किसान और नीलवर दोनों ही खुश रहे, उसी तरह से असहयोग-आन्दोलन 
भी स्वराज्य प्राप्त करके समाप्त होगा और भारतवासी तथा अंग्रेज दोनों ही 


$ भापषण--अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का (विशेष) अधिवेशन--- 
। मिआधआआ इक: ] 
-- साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृतिः--पृष्ठ २२-२१ से उद्ध त 





आओ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


खुश रहेंगे। अन्त में ऐसा ही हुआ भी । इससे लेखक की दूरदशिता और परिणामों 
को स्पष्ट देख पाने की शक्ति का परिचय मिलता है, जिसका लाभ हिन्दी-साहित्य 
- को ऐसी पुस्तक द्वारा पहले मिला । इस पुस्तक में अहिसा का महत्व इससे प्रमाणित 
हुआ और नील द्वारा अपनी सारी आमदनी को खोकर और नील की खेती छोड़कर 
नीलवर भारत से चले गए, पर खुश होकर गये और जाने से पहले गांधीजी के रचना- 
त्मक काम में उनमें से कुछने सहायता भी की । उसी तरह अपना राज्य अंग्रेजों ने 
छोड़ा, पर भारत और अंग्रेजों में परस्पर सदुभावना बनी रही । 
पुस्तक में सब बातों का व्योरेवार वर्णन है। चंपारन की स्थिति गांधीजी के जाने 
के पहले कैसी थी, किसान नीलवरों द्वारा किस तरह सताये जा रहे थे और प्रायः 
एक सौ वर्षों से नील की खेती से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमेशा 
असफलर रहे । कभी-कभी बिगड़कर नील-कोठियों के मजदूर बलवा-फसाद कर 
दिया करते थे। किसी नम्लवर को मार डालते और उनके बंगले जला देते । पर बदले 
में अधिक दमन का शिकार बनते । धहांतक कि वे इतने भयभीत थे कि अदालतों 
में जाने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी । जब गांधीजी से ये बातें कही गईं, 
तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ । पर उन्होंने स्वयं स्थिति की जांच करने का वचन 
दिया और चंपारत आये । उनके पहुंचते ही या रास्ते में ही किसान बड़ी संख्या में, 
जो कचहरियों में जाने से डरते थे, उनके पास पहुंचने लगे और अपना दुखड़ा सुनाने 
लगे । कमिइनर ने गांधीजी को जिला छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया उन्होंने 
हुक्म मानने से इन्कार किया । उनपर मुकदमा चला और उन्होंने हुक्म न मानने 
का अपराध स्वीकार करके सजा मांगी, पर गवर्नर की ओर से मुकदमा ही उठा 
लिया गया और इस प्रकार सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग भारतवर्ष में हुआ । 
गांधीजी ने अपनी जांच जारी रखी । कुछ दिनों बाद गवर्नर ने एक जांच-कमिटी 
मुकरंर की, जिसके गांधीजी भी एक सदस्य थे और उस कमिटी ने रिपोर्ट दी कि 
नील बोने की प्रथा बिल्कुल उठा दी जाय और जो रुपये नीछवरों ने जबरदस्ती 
वसूल किये थे, उसका कुछ भाग रैयतों को वापस किया जाय और जो जमीन की 
मालगुजारी में उन्होंने वृद्धि की थी, वह भी कुछ हद तक घटा दी जाय | गवर्नेर ने. 
.. इन सिफारिशों को मानकर कानून बना दिया । नील की खेती बन्द होते ही नीलवर 
अपनी-अपनी जमीन बेचकर दो-तीन वर्षों के अंदर चले गए और जिन खेतों में उनके 
_ सुंदर बंगले बने थे, वहां किसानों के मवेशी बांधे जाने लगे। गांधीजी ने दो-तीन 
जगहों पर अपने विचार के अनुसार पाठशाला खोली । थोड़े दिनों के बाद असह- 


... योग-आन्दोलन चला और चम्पारन के आन्दोलन का असर सारे बिहार पर यह पडा _ 





... कि सारा प्रदेश एक आवाज से गांधीजी का साथ देता रहा । इस पुस्तक के जन्म 


राजेद्धप्रसाद द २३७ 


का आधार यही क्रास्तियूर्ण कहानी है । 
आत्मकथा' 


आत्मकथा ' में राजेद्भबाबू के सरल और सात्विक व्यक्तित्व के अतिरिक्त 
देश के इतिहास में विगत चालीस महत्वपूर्ण वर्षों में जो घटनाएं घटीं, लेखक ने 


. उसमें क्‍या भाग लिया, भारत की सामाजिक, आथिक और राजनैतिक विचारधारा 
की प्रगति---इन सब बातों की अच्छी झांकी मिलती है । कथा के पूर्वाद्ध का स्तर 
देहाती जीवन, साधारण पारिवारिक परिस्थितियां, हिन्दू-समाज के रीति-रिवाज 


आदि से ऊपर नहीं उठता और उसके उत्तराद्ध का स्तर इतना ऊंचा है कि वह 
विशुद्ध आदर्शवाद, देशभक्ति, त्याग, निःस्वार्थ सेवा और उच्च बौद्धिक विकास, 
इन सभीसे ओत-प्रोत है ।. सबसे बढ़कर आत्मकथा' के पन्नों में हमें एक सौम्य, 
सच्चे, विलक्षण और न्यायोन्मुख व्यक्तित्व के सम्पूर्ण दर्शन होते हैं । 

लेखक १९४० में बीमार पड़कर सीकर जमनालालजी के साथ गये थे और 
वहां ही इस आत्मकथा का जन्म हुआ, पर तब उन्होंने इसे थोड़ा ही लिखकर छोड़ 


“दिया, क्योंकि अन्य कामों में लग गये । सन्‌ १९४२ में जब जेल गये, तब वहां 


इसको पूरा किया ।. 
“डिवाइडेड इंडिया 


'डिवाइडेड इंडिया--खंडित-भारत अंग्रेजी में लिखी | सन्‌ १९४० 
में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान-संबंधी प्रस्ताव पास किया और तब उस 
विषय पर छोगों का ध्यान गया । राजेन््बाब्‌ जैसे दृष्टा नें उसी समय एक लेख 
लिखा, जो पुस्तकाकार में भी छपा। उसमें मुस्लिम लीग के प्रस्ताव की आलोचना 
और विवेचता की । जब जेल में गये, तो यह विचार हुआ कि उसी विषय को 
विस्तारपृवंक और सब पहलुओं पर दृष्टि डालते हुए एक बड़ी पुस्तक लिखी जाय 
ओर जेल में रहते-रहते उन्होंने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसके मंथन- 


स्वरूप इस पुस्तक का जन्म हुआ। शीक्ष ही इसका हिन्दी-अनुवाद भी प्रकाशित 


हो गया । 

इसका उद्देश्य यह था कि हिन्दू-मुसलछमान दोनों इस विषय का तटस्थता- 
पूर्वक अध्ययन करें और समझें कि इससे मुसलमानों को क्या लाभ या नुकसान हो 
सकता है और जिन आधारों पर यह दावा पेश है, उनमें क्या तथ्य है । यह भी 
दिखलाया गया कि यदि मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा हुआ भी, 
तो पाकिस्तान की क्‍या दशा होगी । पुस्तक बंटवारे के पहले छपी, किन्तु बंटवारे 
के बाद यह स्पष्ट हुआ कि लेखक ने जो अनुमान किये थे, वे सब सत्य हुए । 








२३८ भारतीय नेतांओं की (हिदी-सेवा 


इस ग्रंथ में राजेन्द्रबाब्‌ु एक अनुभवी छोकनेता, राजनीति के अध्ययन- 
शील विद्यार्थी और नीर-क्षीर-विवेक के प्रतिपादक के रूप में हमारे सामने आते 
हैं। लेखन-शैली और अपना पक्ष प्रस्तुत करने की विधि सरल होते हुए भी इतनी 
प्रभावोत्पादक है कि एक मंजा हुआ वकीर और निष्कपट मस्तिष्क ही उसका 
प्रणेता हो सकता था। पाकिस्तान पर और प्रस्तावित बंटवारे से संबंधित समस्याओं 
पर सन्‌ १९४०-४७ की अवधि में बहुत-से ग्रन्थ प्रकाशित हुए, किन्तु खंडित भारत' 
सबसे अधिक लोकप्रिय और उपयोगी सिद्ध हुआ | समस्या का विवेचन इसमें 
इतना निस्पृह, तात्विक और निष्पक्ष हैँ कि इस पुस्तक को दोनों पक्षों के लिए 
संदर्भ के बहुमूल्य ग्रन्थ के रूप में मान्यता' मिली। हिन्दी के संदर्भ-साहित्य में यह 
ग्रन्थ सर्वोपरि हैं और इस प्रकार के साहित्य के लिए यह सदा आदर्श माना 
जायगा । 
बापू के कदमों में रु 

परिपक्व लेखनशैली, सुलझे हुए विचार, सफलता की छाया में द्विगुणित 
श्रद्धा--ये बापू के कदमों में! नामक पुस्तक की विशेषताएं हैं । साहित्यिक दृष्टि 
से इस पुस्तक को आत्मकथा की अपेक्षा अधिक विकसित एवं प्रौढ़ कहां जा सकता 


है । विषय सीमित है और अभिव्यंजना भावनाओं के सहारे शरद्कालीन सरिताकी 


तरह स्वच्छ रूप में मध्यम गति से प्रवाहित होती दीखती है । महात्मा गांधी के 
प्रति लेखक की असीम श्रद्धा और उनके सिद्धान्तों में लेखक की आस्था की गहराई 
का आभास गांधीजी के व्यक्तित्व पर ही प्रकाश नहीं डालता, वरन्‌ स्वयं लेखक 
के व्यक्तित्व को भी मानों उभारकर सामने रख देता हैं । इस पुस्तक में भावनाओं 
की अभिव्यंजना, भक्तियूर्ण श्रद्धांजलि और राजनीतिक आदर्शवाद को परिमाजित _ 
. साहित्यिक शैली में व्यक्त किया गया है । 

संस्कृत के अध्ययन” के अतिरिक्त राजेन्द्रबाबू की अन्य कृतियां साहित्य, 
शिक्षा ओर संस्कृति, भारतीय शिक्षा व गांधीजी की देन इत्यादि उनके अमूल्य 
अभिभाषणों के संग्रह हैं, जिनमें विविध विषयों पर उनके मौलिक विचारों का 
प्रवाह गतिमान हुआ है । इनकी भाषा बहुत ही प्रांजल और सुन्दर है । 

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रबाब की मौलिक लेखक के रूप में 
हिन्दी-साहित्य की उपलब्धि उसका ऐतिहासिक गौरव है। राष्ट्रभाषा इस श्रीवृद्धि 


.. से पुलकित है। 








अध्याय: १३ 
क्‍ जवाहरलाल नहुरू 
हा । द (सन्‌ १८८९)... ३२ ४ 


रे . “में अक्सर कुछ-त-कुछ लिखा करता हूं और लिखने में दिलचस्पी भी है। 
“ “7. फिर यह झिक्लषक कसी ? कभी-कभो गांधीजी पर भी लिखा हे । लेकिन जितना 
के मेने सोचा यह मजमन मेरे काब के 
बाहर निकला । यह आसान था 
कि में कुछ ऊपरी बातें, जो दुनिया 
जानती हैँ, उनको दोहरा ऊं। लेकिन 
उज्ससे फायदा क्‍या ? अक्सर बातें 
उनकी मेरो समझ में नहीं आईं, कुछ 
बातों में उनसे मतभेद भी हुआ। 
एक जमाने से उनका साथ रहा, 
उनकी निगरानी में काम किया। 
उनका छापा सेरे ऊपर पड़ा, भेरे 
ख्याल बदले, रहने का ढंग बदला, 
जिंदगी ने एक करवद ली, दिल 
बढ़ा, कद कुछ ऊंचा हुआ, आंखों में 
रोशनी आई, नये रास्ते दिखे, और 
जवाहरलाल नेहरू उन रास्तों पर लाखों और करोड़ों 
के साथ हमकदम होकर चला। क्या 
में ऐसे शस्स के निस्बत लिखें, जो कि हिन्दुस्तान का और मेरा एक जुज हो गया 
और जिसने एक जमाने को अपना बनाया। हम जो इस जमाने में बढ़े और उसके 
असर में पले, हम कंसे उसका अंदाजा करें ? हमारे रण और रेशे में उसकी मोहर 
पड़ी और हम सब उसके टुकड़े हें ।”* 
यह भाषा सिवाय जवाहरलाल नेहरू के और किसकी हो सकती है, और 
.$ ६ अक्तूबर, १६३६ को गांधी-जयंती के लिए लिखी श्रद्धांजलि'--(हस्तलिखिन प्रति 
श्री मार्तेण्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, के सौजन्य से 
प्राप्त) इस उ रण को शब्दशः मात्रा, अनुस्वारसहित ज्यों-का-त्यों दिया गया है, 
जिससे नेहरूजी की हिन्दी का पूर्ण परिचय मिलता है । 

















7 अं क >> 23 कस चनअ्अअ स्‍असस य 2क 
स>पपा>जभ+ तन मनन सन फनलन ८ >-+ ने. कपप>नम न लपकप+>+ न पर पन- _पन्‍म>- सम» पक» भलप८+ ग पक सत+ ०५ पल पद पभाधअ पृहापकलेस 





२४० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


सिवाय महात्मा गांधी के और किस व्यक्ति के सम्बन्ध में वह ऐसे उद्गार प्रकट कर 
सकते हैं ? नेहरूजी वास्तव में कवि हैँ और उनके भावचतित्रों में पूर्णता झलकती 
है । लोगों को भ्रम है--और स्वयं जवाहरलाल भी कभी-कभी उनमें सम्मिलित 
हो जाते हैं--कि नेहरूजी अंग्रेजी में ही मन और मस्तिष्क के भाव व्यक्त कर पाते 
हैं, अथवा जब वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी में बोलते हैं, शब्दों का अभाव उनकी वाणी 
में बाधक होता है। जहांतक नेहरूजी का संबंध है, उनके श्रम का कारण विनम्नता 
ही हो सकता है, किन्तु अन्य छोग ऐसा अज्ञानतावश ही सोच सकते हैं। इस प्रश्न 
पर अधिक विचार करने से पूर्व गांधीजी के दुःखद देहावसान पर उन्होंने क्या कहा 
उसमें से कुछ शब्दों पर दृष्टिपात कर लें | महात्माजी की हत्या के तुरन्त बाद ही 
आकाशवाणी से बोलते हुए नेहरूजी ने करुण स्वर में कहा था--- एक गौरव था, 
जो कि अब नहीं रहा और वह सुरज, जो हमारे जीवन को गरसी और रोशनी पहुं- 


चाता था, अस्त हो गया और हम ठंड तथा अंधकार में कांप रहे है । किन्तु गांधीजी _ 


कभी नहीं चाहते थे कि इतने गौरव को देख चुकने के बाद हम अपने हृदय में ऐसी 
अनुभूति को स्थान दें । देवो ज्योतिवाला वह महापुरुष हमें लगातार बदलता रहा 
और आज हम जेसे हैं, उसीके ढाले हुए हैँ । उसी देवी ज्योति में से हममें से भी बहुतों 
ने एक चिनगारी ले ली, जिसने हमारी झुकी हुई पीठ सीधी कर दी और हमें कुछ 


सीमा तक उनके द्वारा निर्मित सार्गे पर चलने के योग्य बनाया। . . . बड़े-बड़े और _ 
प्रसिद्ध लोगों की स्मृति में कांसे या संगमरमर की मूत्तियां बनती हूँ, किन्तु देवी ज्योति- 


वाले इस व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में ही छाखों और करोड़ों के हृदय में स्थान 
पा लिया . . .। उनका विस्तार सारे हिन्दुस्तान में था--सिर्फ महलों या चुनी हुई 
जगहों या असेम्बलियों में ही नहीं, बल्कि नीचों और पीड़ितों की हर झोंपड़ी 


और हर कुटिया में । वह लाखों के हृदय में बसते हेँ और अनन्त यगों तक बसते 
द रहेंगे १ 
और अब देखिये वह शोक-चित्र, जो गांधीजी के अस्थि-विसर्जन के पश्चात्‌ 
त्रिवेणी के तठ पर नेहरूजी ने खींचा---आखिरी सफर खतम हुआ, अन्तिम यात्रा. 
समाप्त हो गई। पचास वर्ष से ऊपर हुआ, महात्मा गांधी ने हमारे इस देश में बहुत - 

.. चक्कर लगाये। हिमालय से, सीमाप्रान्त से, ब्रह्मपुत्र से लेकर कन्याकुमारी तक सारे : 
'श्रान्‍्तों में, सारे देश के हिस्सों में वह घूमे । खाली तसाशा देखने के लिए नहीं जाते. 
थे, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए, जनता को पहिचानने के लिए। और ज्ायद 

कोई भी हिन्दुस्तानी नहों होगा, जिसने इतना इस भारत देश में स्रमण किया हो, 


१ ३० जनवरी, १६४८ को यांधीजी की हत्या के तत्काल बाद ऑल इ डिया रेडियो, नई. 


दिल्ली से दिया गया भाषण--(हिंन्दी में)--राष्ट्रपिता'--पृष्ठ १३७ से 


जवाहरलाल नेहरू... रड४ड१्‌ 


इतना यहां कि जनता को पहचाना हो, और जनता को इतनी सेवा की हो । तो 
उनकी इस दुनिया की यात्रा खत्म हुई । हमारी और आपकी यात्राएं अभी जारी 


हें ।* । 

... कौन कह सकता है कि इन उद्गारों को शब्दों का अभाव छू भी गया है ? 
यह भी कौन कह सकता है कि वक्ता ने इन दाब्दों में अपने हृदय के भावों को पूर्ण 
रूप से यथेच्छ व्यक्त नहीं किया ? यदि भाषा कभी किसी व्यक्ति की भावनाओं 
की चेरी बतकर उसके मस्तिष्क के विचारों और हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने 
में तल्‍लीन हुई है, तो निश्चय ही वह व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है और वह भाषा 
हिन्दुस्तानी या हिन्दी है । उन्होंने अनेक बार स्पष्ट शब्दों में कहा हैं कि नियमित 
रूप से हिन्दी पढ़ने या लिखने का अवसर उन्हें कभी नहीं मिला । किन्तु फिर भी 
आज से नहीं, छगभग चालीस वर्षो से यह भाषा उनके विचारों की अभिव्यक्ति का 
माध्यम रही है। उन्होंने इस भाषा में जो विचार लोगों के सामने रखे, वे जीवन की 
. जटिल समस्याओं से संबंध रखते हैँ । राजनीति हो अथवा सामाजिक समस्याएं, 

देहातों का विकास हो अथवा शिक्षा का प्रइन, इन सभी विषयों पर उन्होंने मुक्त 

 कंठ से अपने विचारों को सरल हिन्दी में व्यक्त किया है। यह कहना कि इसका 
कारण नेहरू की प्रतिभा है, एक साधारण-सा तथ्य है, क्योंकि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व 
महिमा और गरिमा-सहित प्रतिभा-संपन्न है। उनकी जीवन-व्यापी कर्म-साधना 
स्वयं एक प्रकार से प्रतिभा की परिभाषा हैँ । इसलिए हिन्दी के विस्तार में उनके 
योगदान को आंकने के लिए हमें अभिव्यक्ति की ओर पहुंचनेवाले दूसरे रास्तों 
को भी खोजना होगा । । 
भाषा-शेली 
भाषा हृदय के भावों और मस्तिष्क के विचारों को दाब्दों में चित्रित करने 
का माध्यम हैं । प्रायः इस माध्यम के उपयोग के लिए ज्ञानोपार्जन और सतत 
अभ्यास की आवश्यकता है । ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि किसी जननायक 
के विचारों तथा भावों के वेग के आगे भाषा अबाध गति से आप-ही-आप गतिमान न 
हो जाय। मानो वह उन विचारों और भावों का सहज अनुवाद हो। जवाहरलाल नेहरू 
के भाषण इस असाधारण प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण हैँं। उनकी भाषा 
में सरलता के साथ-साथ ओज, माधुयय और प्रवाह की स्वाभाविक व्याप्ति 
रहती है। सबसे बढ़कर उसमें एक ऐसा अनभूतिमय तथ्य होता है, जो शिक्षित- 
अशिक्षित सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित किये बिना नहीं रहता । इस गुण के मूल 
.._$ शॉल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली, के सौजन्य से प्राप्त । यह भाषण १२ फरवरी, 
१६४८ को त्रिवेशी-तद पर अस्थि-विसरजन के समय दिया गया था । 








श्र भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


में वक्‍ता की प्रतिभा ही नहीं होती, बल्कि उसकी भावनाओं की ठोस सच्चाई और 
ईमानदारी से भाषा स्वयं वेग पकड़ती है । ऐसे व्यक्तित्व का एक गण उसका अदम्य 
उत्साह और असाधारण सहृदयता होती है। वह शब्दों के भंवर में नहीं फंसता, 
और न उनके अभाव से ही पीड़ित होता है। 
जवाहरलाल नेहरू के लेखन और भाषण का आधार सम्भवतः साहित्य की 
 श्रीवृद्धि की कामना नहीं है। फिर भी, उनके भाषणों के संकलन न केवल आधुनिक 
साहित्य के अंग हैं, अपितु काछांतर में भी वे साहित्य-जगत के श्वृंगार समझे जायंगे। 
उनके गद्य में कवि-हृदय की उन्मुक्तता और आकर्षक बेपरवाही है । उनके शब्द- 
चित्रण में निश्वल सीधेपन के साथ-साथ एक विशेष प्रकार की मस्ती है, जिससे 
उनकी भाषा को ओज मिला है। 
कलाकार और प्रक्नति-प्रेमी 
नेहरूजी प्रकृत्या ही कलाकार हैं। जीवन के प्रत्येक पहल और हर चीज 
में उन्हें कला की झांकी मिलती है। उसीसे वह प्रेरणा लेते हैं और उसीकी सहायता 
से लक्ष्य निर्धारित कर वह उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। कला ही नहीं, बल्कि कलाकारों 


के प्रति उनके हृदय में विशेष कोमलता है । अपनी इंडोनेशिया यात्रा में जब वह बाली- 


द्वीप में गये और उन्होंने वहां का प्राकृतिक सौंद्यं और नर-नारियों का कलाप्रेम 
देखा तो वह बोल उठे---“बालीद्वीप सृष्टि का प्रभात है और यहां के लोग ही वास्तव 
में देवपुत्र हें ।/* अनेक बार हिमालय की छठा ने उनपर जादू किया है । काश्मीर 
की मनोरम घाटी को देखकर, हिमाच्छादित उत्तुंग नन्‍्दादेवी की शैलमालाओं को _ 
निहारकर तथा विभिन्न स्थानों में तुषारमंडित प्रपातों और निझेरों की कलकल 
ध्वनि को सुनकर उनका हृदय अभिभूत हो जाता है और कल्पना उसमें थिरकने 
लगती है । भावदर्शन में तल्‍लीन कोमर कल्पना का मनोहारी चित्र उनकी इन 
पंक्तियों में मिलेगा, जिसमें जीवन-सुषमा और प्रकृति-सुषमा इन दो सहेलियों 
की बातचीत को वह मानों चुपचाप सुन रहे हँ--- उत्तर की ओर नन्‍दादेवी ओर 
सफेद पोज्ञाक में उसकी सहेलियां सिर ऊंचा किये थीं। पहाड़ों के करारे बड़े डरावने 
. थे और लगभग सीधे कठे हुए-से कभी-कभी नीचे बड़ी गहराई तक चले जाते थे, 
.. परन्तु उपत्यकाओं के आकार तरुण उरोजों की तरह बहुधा गोल और कोमल थे । 
.... कहीं-कहीं वे छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गये थे, जिनपर हरे-हरे लहलहाते खेत इन्सान... 
.... की मेहनत को जाहिर कर रहे थे ।* ऐसे अवसरों पर उन्होंने जो कुछ लिखा 
..'.. 9 अपनी बालीढदीप (इन्डोनेशिया) की यात्रा के समय (१६५८) एक विद्वान के 


. सौजन्य से ज्ञात । 
को ज राजनीति से दूर'--फ्ठ  प 














जवाहरलाल नेहरू... २४३ 


अथवा कहा, उससे यह आभास होता है मानो वह प्रकृति में तन्मय हो गये हों और 
उस समय उनकी वाणी से जो उद्गार निकले, वे मानो प्रकृति ने स्वयं आत्मपरिचय 
में कहे हों । की 
... कलाकार सदा सौंदर्य-प्रेमी होता है । प्रकृति के प्रति उसका सहज आकर्षण 
होता है । अत: जवाहरलाल का प्रकृति से सहज प्रेम होना स्वाभाविक है । प्रकृति 
. नें ही उन्हें कोमलता दी है, प्रकृति ने ही उनके जीवन में प्रेरणा भरी है और प्रकृति 
ने ही उनको कला की पूजा और अचेना सिखाई है, जिसकी वन्दना में उनकी स्वर- 
 लहरी गद्यमय काव्य और छन्‍्दों की सृष्टि करती है। प्रकृति ने उनमें महान्‌ आस्था पैदा 
. की है, जो उसीकी तरह शाइवत बन गई है। मानव-जीवन क्षणभंगुर हो सकता है, 
. मानव विनाश की ओर जा सकता है, पर प्रकृति उन्हें सदा एकरूप, एकरस रहती 
नज़र आती है । यही विचार उनके साहित्य का मानो शाश्वत चितन बन गया 
प्रतीत होता है। उनके विचारों में अनेक परिवर्तेत झलकते नज़र आ सकते हैं, किन्तु 
उनकी आत्मा ने प्रकृति के साथ अट्ठ नाता जोड़ रखा है। उनका यह प्रकृति-प्रेम 
. प्रकृति सद॒श ही दृढ़ और अटल है । साहित्य में उनके इस भाव की अभिव्यक्ति उन्हीं 
के अनुरूप है---आदमी की शठता से अछते, सुनसान, अज्ञेय उन सफेद पहाड़ों को 
देखते-देखते मुझे फिर से शांति महसूस हुई । आदमी चाहे कुछ भी क्‍यों न करे, वे 
पहाड़ तो यहां रहेंगे ही । अगर वर्तमान जाति आत्महत्या कर ले, या और किसी 
धीमी प्रक्रिया से गायब हो जाय तो भी वसन्‍त आकर इन पहाड़ी प्रदेशों का आलिगन 
. करेगा ही, चीड़ वक्षों के पत्तों में लड़खड़ाती हुई हवा भी बहा ही करेगी और पक्षियों 
का संगीत भी चलता ही रहेगा ।** 

क्‍ प्रकृति-वर्णन में उनकी रुचि का प्रमाण हमें मिल ही चुका है । पशु-पक्षियों, 
जीव-जन्तुओं, फल-फूलों सभीमें उनकी दिलचस्पी है | जेल में जीव-जन्तुओं 
पर उन्होंने अच्छा निबन्ध लिखा है ।* नेहरूजी ने भारत के पक्षी नामक ग्रन्थ की 
सुन्दर प्रस्तावना हिन्दी में ही लिखी है । उनके भावों ने यहां भी भाषा को सहज ही 
सजा दिया है । इस सुन्दर भावमयी भाषा का रूप देखिये। वह लिखते हँ--- 
“अक्सर यूरोपीय बालक चिड़ियों और जानवरों, यहांतक कि फूलों और पेड़ों 
के बारे में भी बहुत-कुछ जानता हे। हमारे बच्चों, या बड़ों में भी, कितने ऐसे होंगे, 
जो इन चीजों के बारे में काफी जानकारी रखते हों ? - . « यह सचमुच अफसोस 
की बात है, क्योंकि इस तरह हम जीवन के एक आनन्द से वंचित रह जाते हें, जिसे 
कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, चाहे हम खुशकिस्मत हों या बदकिस्मत ॥ 
१ 'राजनोति से दूर'--एष्ठ ८ रा 

* राजनीति से दूर'--पएृष्ठ ६३ 











व 
|, 

थे हा 

की, 

: | | 





२४४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


युंतो इस दुनिया में परेशानियां भरी हैं, लेकिन कितना सौंदर्य भी हें! अगर 


हम मुसीबतों और परेशानियों से बच नहीं सकते तो प्रकृति की सुन्दरता और 
विविधता में रस लेकर कम-से-कम इस घाटे को पूरा तो कर ही सकते हें ।”* 


. इस भाषा से नेहरूजी की भावात्मक शैली की झलक मिलती है । हिन्दी और उर्दू 


के शब्दों को जैसे अफसोस” , खुशकिस्मत' और “बदकिस्मत' शब्दों के साथ-साथ 
आनन्द और वंचित' शब्दों के मेल ने भाषा और भाव के सौंदयें को घटाया नहीं 
है । नेहरूजी की भाषा ऐसी सुन्दर होती है और भावना इतनी मधुर कि एक बार 
उसके रसास्वादन के बाद पुनः-पुनः उसका रस लेने को जी चाहता है । देखिये, 
एक और उदाहरण । इसी प्रस्तावना' में वह आगे लिखते हैं---बरसात के मौसम 
में बादल कंसे खूबसूरत होते हैं, उनके बदलते हुए रंगों को देखकर जो खुशी हासिल 
होती है, वह कभी मिटती नहीं । चिड़िया आती हें और हमारी साथी और मित्र हो 
जाती हैं । एक फूल भो हमें दुनिया की खूबसूरती की याद दिलाता हैँ ।* 
दुनिया की परेशानियों से हटकर नेहरूजी फूलों और पक्षियों से दोस्ती कर 
अपना जी बहलाते हैं और जीवन के सच्चे सौंदर्य का दशेन करते हैं । यह कोमल 
भाव और उसकी अभिव्यक्ति एक कवि-हृदय और उसकी चतुर लेखनी की ही देन 
हो सकती हैँ । किन्तु नेहरूजी का व्यक्तित्व यथार्थ जगत्‌ में भी ऐसी ही सजीव 
भाषा का स्वामी है | जहां कहीं वह जनता को, विशेषकर ग्रामीण लोगों को, संबो- 
घित करते हूं, वहां नेहरूजी के भाषणों में आदर्श और यथार्थ का सुन्दर सम्मिश्रण 
रहता है । उन्हें आकाश में उड़ान अच्छी लगती है, किन्तु जिस भूतऊू पर खड़े होकर 
वह भाषण देते हैं, उसे उन्हें भुलाना भी अभीष्ट नहीं । इलाहाबाद जिले के एक ग्राम 
में भाषण देते हुए (फरवरी, १९५७ ), नेहरूजी ने अपने श्रोताओं को भारत में 
तवयुग की याद दिलाते हुए कहा---“हमारे देश में आजकल बड़े भारी काम हो 
रहे हैं। हमारा सारा देश सेकड़ों बरस बाद अपने पेरों पर, अपनो टांगों पर खड़ा 
हो रहा है और अब उसने ज़रा करवट ली है । अब हम बड़े-बड़े कामों को बड़ी-बड़ी 
लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे, हम तो शांति के लोग हैं, लड़ाई कंसे लड़ेंगे ? पर हम किसी 


देश से लड़ाई नहीं लड़ रहे और न यह घर की लड़ाई है। फिर भी, हमारी यह 
_ लड़ाई बहुत बड़ी है । यह लड़ाई किसी आदमी से नहीं हे, हमारी यह लड़ाई है 
. हमारे देश की गरीबी से । यह लड़ाई हमारे देश की दरिद्गता से है, हमारे देश की 
_ बेरोजगारी से है। कैसे आप निकालें देश की इस गरीबी को ? हम चाहते हें कि 
आप अच्छे घरों में रहें, आप सबको रोजगार मिले। पर यह सब तभी होगा जब सब _ 


१. भारत के पक्षी'--अस्तावना 
भारत के पक्षी --अस्तावना 


जलती यीकिककल८- "५ “५ + 


“० जप आ३+. मद डक लाख सजा की अल मी ० जल जी ला जज कह 3 जे. "5 


52. ३3 न न 2 ५] ४ हे 2 


जवाहरलाल नेहरू २४५ 


छोग अपने काम को मेहनत से करेंगे। तब देश आगे बढ़ता हे । इसी तरह से बड़े- 
बड़े काम हो सकते हैँ । इन बड़े कामों में आप लोग लगें और उन्हें बढ़ायें ।” १ 
सरल भाषा में व्यक्त किये हुए उनके इन उद्गारों में उस ग्रामीण जनता के लिए 
नया उद्बोधन है। भाषा और व्याकरण की दृष्टि से इसमें दोष या त्रुटियां हो सकती 
हैँ, किन्तु उसके प्रभाव में कहीं कमी आई हो, यह नहीं मान सकते । 


यथार्थ और कल्पना का समन्वय 
जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा और प्रशिक्षण पर विज्ञान का गहरा 


प्रभाव हैं। उनकी उच्च शिक्षा-दीक्षा का प्रमुख विषय विज्ञान ही था । इसके बाद 


व्यापक अध्ययन के परिणामस्वरूप उनकी रुचि मावव की आधारभूत समस्याओं 
में हुई । इसीलिए उनका दृष्टिकोण भी बहुत व्यापक है और प्रायः उन्होंने अपने 
भाषणों में राजनीति को मानव-जीवन का एक तुच्छ अंग कुहा है। यथार्थवादी और 
किसी हद तक भौतिकवादी होते हुए भी सभ्नी प्रकार के ऊंचे आदर्श और स्वयं 
आदशंवाद की ओर खिंच जाने के लोभ का वह संवरण नहीं कर सकते । यही कारण 
है कि उनके उन्मुक्त विचार यदि कभी देहातों में कंकाल और दरिद्वता का तांडव 


' देखते हैं तो कभी सुनहले स्वप्तों की रचना करते हँ---ऐसे स्वप्न, जिनका चितन सुखद 


है और जिनका साकार होना जीवन की महानतम सफलता हैं। वे जीवन के गौण- 
से-गौण और प्रतिकूल-से-प्रतिकूछ तथ्यों की अवद्देलना करने के पक्ष में नहीं हैं, किन्तु 
इसके साथ ही कल्पना के सहारे आकाश में उड़ने के भी वह शौकीन हैं । जीवन का 
सत्य उनके लिए स्थिर धरातल है और जीवन का निर्माण उनके सुनहले स्वप्नों 
और मधुर कल्पनाओं का साकार रूप है, अर्थात्‌ जीवन की वास्तविकताओं से वह 
भागते नहीं और जीवन का सौंदर्य उनके विचारों का सुन्दर श्वृंगार बना हैं। सफल 
जीवनद्रष्टा के रूप में उनका व्यक्तित्व चमका है और स्वप्नस्रष्टा के रूप में उनकी 
कला निखरी है। इसीसे उनके साहित्य में सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' की पूर्ण अभि- 
व्यक्ति हुई है । 

... दिसम्बर १९२९ में जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष 
चुने गए तो अपने भाषण में उन्होंने अपने-आपको समाजवादी कहा था । यूरोप 


में, विशेषकर इंग्लैंड में, वह युग समाजवाद का युग था और इस प्रणाली से 
. संबंधित साहित्य का अध्ययन जवाहरलाल बराबर करते रहे थे। तभी से समाज- 


वाद के सिद्धान्तों में उनकी आस्था रही है । सबके लिए समान अबसर और उत्पा- 
दन के कुछ आधारभूत साधनों का राष्ट्रीयकरण, इन सिद्धान्तों का अध्ययन उन्होंने 


९ जवाहरलाल नेहरू के भाषण” (सूचना-मन्त्रालय, भारत सरकार)--प्ृष्ठ १८ 








२४६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


गंभीरता और परिश्रम के साथ किया है। इसके साथ ही साम्यवाद और तत्संबंधी' 
रूसी प्रयोग और परीक्षण में भी उनकी गहरी दिलचस्पी रही है । साम्यवाद केः 
अंध्ययन पर ही संतोष न कर दूसरे विश्वयुद्ध से कुछ साल पहले उन्होंने रूस कीः 
यात्रा भी की । जैसा कि उनके बाद के लेखों से स्पष्ट होता है, इस यात्रा में उनका 
सर्वेप्रथम उद्देश्य बहां की राजनीति और शासन-व्यवस्था का अध्ययन करना था | 
इनमें से किसी भी सिद्धान्त को उन्होंने पूर्ण रूप से न स्वीकार किया और न ही ठुक- 
राया । विवेक और व्यवहार-बुद्धि के आधार पर उन्होंने भारत की परिस्थितियों 
का ध्यान रखते हुए इन दोनों प्रणालियों की कुछ बातों के पक्ष में विचार प्रकट 
किये । यहां यह कह देता भी आवश्यक है कि जवाहरलाल पर गांधीजी के व्यक्तित्व 
और उनकी विचारधारा का प्रभाव भी कम नहीं पड़ा । इसलिए ऐसे किसी भी 
राजनैतिक कार्यक्रम को स्वीकार करने के पक्ष में वह नहीं थे, जिसका आधार हिसा 
हो ।१ इन सब प्रभावों, संपर्कों तथा अध्ययन के फलस्वरूप जवाहरलाल नेहरू 
के विचारों ने ऐसी परिपक्वता और समन्वय दृष्टि पाई, जो भारत की विचार- 
धारा को ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में व्याप्त परस्पर-विरोधी विचार-धाराओं 
का भी समन्वय कर सकी । इसीसे उनके विचारों का साहित्य पर बड़ा व्यापक 
और समन्वयात्मक प्रभाव पड़ा है। इन सब विचारों का प्रभाव साहित्य के अति+ 
रिक्त उनकी राजनैतिक धारणाओं पर भी पड़ा और बात यह है कि आधुनिक 
भारत की तटस्थ' नीति भी इसी समन्वयात्मक दृष्टि की देन है । 
नेहरूजी और भारतीय समाज 
यदि किसी विषय के सम्बन्ध में नेहरू के विचार क्रान्तिकारी कहे जा सकते 

हैं तो वह विषय भारत की, विशेषकर हिन्दुओं की, समाज-व्यवस्था है । जवाहरलाल 
संभी प्राचीन परंपराओं के विरोधी नहीं, वास्तव में वैदिक-काल और कुछ वैदिक 
परंपराओं और साधारणतः प्राचीन आर्यों की सभ्यता के वह हृदय से प्रशंसक हैं | 
अपनी पुस्तकों में जहां-कहीं भी उन्होंने भारतीय इतिहास के प्रभातकाछ और आये- 
जाति के प्रवेश तथा उनकी सभ्यता का उल्लेख किया है, वह गवे और गौरव की 
भावना के बिना नहीं किया ।* किन्तु रूढ़िवाद और अन्धविद्वास के वह घोर शत्रु _ 
हैं। श्रद्धा और आस्था के लिए उनके जीवन में स्थान है, पर इस झ्तें पर कि उनका 
आधार बौद्धिक हो, केवल परंपरागत न हो । क्‍ 
... .._ जवाहरलाल नेहरू जैसा उदार विचारक वर्णव्यवस्था का और विशेषकर 
उसके आधुनिक रूप का समर्थक नहीं हो सकता । स्वयं ब्राह्मण होते हुए, 

१ 'राष्ट्रपिताः--पृष्ठ ४२ ु । 
3 “डिस्कवरी ऑॉव इणग्डियाः--पृष्ठ ७६-७७ |... | ४ 











व ज 


पी 2 8 है ही 





जवाहरलाल नेहरू २४७ 


यूव॑जों पर गव करते हुए भी उन्हें ब्राह्मणों के बड़प्पन की आलोचना करते हुए कभी. 


संकोच नहीं होता । जन्म के आधार पर वर्णव्यवस्था को वह आधुनिक युग के प्रति- 


कूल मानते हैं। शायद इसीलिए गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों के प्रति नेहरू की गहरी 
आस्था है । बुद्ध को वह संसार का महानतम क्रांतिकारी विचारक स्वीकार करते हैं। 
सन्‌ १९५६ में जब देशभर में बुद्ध-जयंती मनाई जा रही थी, और इस संबंध में 
दिल्‍ली में अन्तर्राष्ट्रीय सभा आयोजित की गईं थी, उस अवसर पर जो उदगार 
नेहरूजी ने प्रकट किये, वे उनकी निजी विचार-धारा का ठीक प्रतिनिधित्व 


करते हैं । उन्होंने कहा कि “गौतम बुद्ध जेसे महापुरुष को जल्‍्म देने पर भारत 
.. जितना गवं करे थोड़ा है, किन्तु इसके साथ ही बुद्ध की आधार-भूत सीख को 


जैसी अवहेलना इस देश में हुई है, उसपर हम जितना लज्जित हों थोड़ा है । 
बुद्ध की शिक्षा में सबसे महत्वपुर्ण बात रूढ़िवाद और जात-पांत के आडस्बर से 
उठने की थी। यह हार्म की बात हे कि बुद्ध ने इस देश में ही नहीं, बल्कि 
ढुंनियाभर में एक क्रांति जगाई और संसार के जनसत को हिला दिया, किन्तु 
रूढ़िवाद की दृष्टि से हमारा समाज आज भी लगभग वहीं हे, जहां ढ़ाई 


. हजार बर्ष पहले था ।* इत विचारों में उनकी अन्‍्त्वेदना के दर्शन होते हैं। 


उनके इन विचारों की पृष्ठभूमि केवल इतिहास का अध्ययन ही नहीं, बल्कि 
गांधीजी का सान्निध्य भी है। गांधीजी स्वयं वर्ण-व्यवस्था के आलोचक और 
जात-पांत के विरोधी थे । मनुष्य को वह मानवोचित गुणों से ही परखकर छोटा 
या बड़ा मानते थे। इस विश्वास के बल पर ही उन्होंने पिछड़े हुए छोगों अथवा 
हरिजनों के उद्धार के लिए देशव्यापी आन्दोलन खड़ा किया था। स्वभावतः 
जवाहरलालजी की निजी विचारधारा इससे पुष्ट हुईं। जवाहरलाल की कृतियों, 
उनके वकक्‍तव्यों और उनके भाषणों में उनकी इन प्रतिक्रियाओं का स्पष्ट आभास 
मिलता हूँ और मानव-बन्धुत्व-संबंधी जो संकल्पना है, उससे उनका यह विद्वास 
मेल खाता हैं। 
धर्म के प्रति दृष्टिकोण 

धर्म और धाभिक विचार नेहरू के लिए एक कोमल (डेलिकेट) विषय है । 


शायद वह इसे सार्वजनिक चर्चा का विषय भी नहीं मानते, क्योंकि कोमल होने के 
.. साथ-साथ यह व्यक्तिगत भी है । उनका मत है कि धर्म का संबंध मानव की निजी ५ 


<्‌ हे वहींतक च्ा 
आस्था और उसकी सौंदय-बोध की भावना से है। धर्म वहींतक उपयोगी और मानव 
का पथप्रदर्शक है, जहांतक वह इन दो भावनाओं को पुष्ठ करता हैँ। जहां रूढ़िवाद, 


.. १ २४ मई, १६५६ को बुद्ध-जयन्ती के अवसर पर नई दिल्ली में दिया गया भाषण | 
































 रेडें८ भारतीय नेताओं की (हिंदी-सेवा 


अंधविश्वास और दकियानूसी विचार धर्म की परिधि में आये, वहीं धर्म एक पाखण्ड 
की चीज बन गया और मानव के बौद्धिक विकास में एक अवस्ेध आ खड़ा हुआ । 
धर्म के क्षेत्र में वह मानव-धर्म को ही अपना आदर्श मानते दिखाई देते हैं | सूर्य, समुद्र, 
वायु आदि प्राकृतिक शक्तियों के मनन और उनके प्रति उदबोधन से जवाहरलाल 
को प्रेरणा मिलती है, किन्तु इसके व्यापारीकरण को वह समाज के लिए अहित- 
कर समझते हैं। जवाहरहाल की कृतियों और भाषणों से यह बात स्पष्ट होती है 
कि उनके धार्मिक विचारों में समय के साथ परिवर्तत होता गया है । इसे वह स्वयं 
निस्संकोच स्वीकार करते हैं । एक समय था जब वह अपने-आपको नास्तिक कहते थे, 
उसके बाद वह संशयवादी हुए और इधर कई वर्षों से धामिक तत्व के प्रति उनकी 
आस्था जाग्रत हुई हैं । उनके परिवर्ततशील विचार और बदलती हुई धारणाएं 
स्वभावतः उनकी साहित्यिक रचनाओं में प्रतिबिम्बित होती हैं। 


१३ अप्रैठ, १९५९ को कबैसाखी के अवसर पर नेहरूजी ने सप्त- 
सरोवर (हरिद्वार) में संस्कृत विद्यालय और श्री स्वामी रामतीथ्थ-सत्संग का 
उद्घाटन किया । उस अवसर पर हिन्दी में बोलते हुए उन्होंने कहा---युग 
बदलता रहता है । अगर हम विवेकबुद्धि से काम न लें तो युग निकल जायगा ४ 
गंगाजी को देखिये, वह आपके लिए रुकती नहीं। वह आगे निकल जाती है । देखने 
में वही नदी बहती हे, जो कल भो थी, लेकिन जो पानी निकल गया वहु फिर कलू 
नहीं होगा। देश वही है, मगर जमाना बदलता रहता है । विचारों को जमाने के 
साथ-साथ बदलरूना आसान नहीं । अगर हम अपने दिसाग को एक कोठरी में बन्द 
रखते तो हमें खुद भी यह दुःख होता कि जमाने ने हमें छोड़ दिया । . . . अभी कुछ 
देर पहले संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन हुआ। संस्कृत के अध्ययन की भी विशेष 


महत्ता है। संस्कृत की सहायता हमारी उन्नति में बड़ी जरूरी चीज हूँ । उसके 
.. जरिये देश ने हजारों वर्षों तक तरक्की की हें। सभी भाषाएं संस्कृत को ही 
 ओलाद हैं। अपने देश में संस्कृत का विशेष प्रचार होना चाहिए । हमारे बुजुर्ग 
संस्कृत को ऊंचा स्थान देते थे ।” तिब्बत पर संकट के संदर्भ में उन्होंने कहा--- 
 #तिब्बत के लोग भले हें, लेकिन वे पिछले युग के हें। समाज का युग से अरूग होना 


नुकसानदेह हे। उनके धर्मंगुरु श्री दलाई लामा, जो वहां से भागकर आये हैं, आजकल 
हमारे अतिथि हूँ। . . . वह बौद्धधर्म के नेता हें, जिसका हमारे देदा से घनिष्ठ संबंध 


 हैं। चूंकि वह (दलाई लामा) युगधर्म के अनुकूल अपनेको नहीं बना सके, उन्हें 


अपने देश से भागकर आता पड़ा है। दरअसल परिस्थिति जनता को ढकेलकर नये 


युग सें ल्‍ा रही हे और जबतक घर्म और विज्ञान कदम मिलाकर न चलें, इस किस्स 











जवाहरलाल नहरू. २४९ 


की घटना होनी स्वाभाविक हें ।९ 

.. इस उद्धरण में नेहरूजी की विचारधारा धर्म की दृष्टि से सर्वांगीण है । 
प्राचीन सभ्यता और संस्कृत के प्रति उन्होंने आदरपूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं और 
धर्म का अथवा धामिक प्रवृत्ति का विरोध न करके उसके आधार का वैज्ञानिक 
होना आवश्यक माना है। भाषा की दृष्टि से भी उक्त भाषण कुछ भिन्न है। इसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुलल्‍य है, जो उनकी साधारण भाषा के विपरीत है । 
यद्यपि तदभव शब्द और कुछ उद्‌ं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर विवेक 


बुद्धि, घनिष्ठ',, परिस्थिति, स्वाभाविक आदि शब्द प्रायः उनके भाषणों में 


कम मिलते हैं। नेहरूजी स्वयं परिवतंन के पक्ष में हैं और उसी सिद्धान्त का उन्होंने 
यहां प्रतिपादन किया है । इसलिए यदि यह कहा जाय कि उनका सप्तसरोवर में 


दिया गया भाषण, भाषा और धामिक दृष्टिकोण की दृष्टि से, उनके बदलते हुए 


विचारों का परिचायक हूँ, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी । 
साहित्यकार के रूप में 

कुछ विचारकों और आलोचकों का मत हैँ कि जवाहरलाल जितने बड़े 
एक लेखक और विचारक के रूप में हैं, उतने शायद और किसी दृष्टि से नहीं । 
किसी भी असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह उनके व्यक्तित्व के भी 
विभिन्न अंग हैं, और उन अंगों में, कुछ लोगों का विचार है, नेहरू का साहित्य- 
प्रेम और उनकी लेखनकला सर्वोपरि है । इसमें सन्देह नहीं कि प्रशासक, राजनीतिज्ञ 


और राजनयिक के रूप में भी उनकी ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय है, किन्तु यह निविवाद 


है कि सबसे पहले सफल लेखक के रूप में ही उन्हें देश-विदेश में मान्यता मिली । 


इसकी सफलता में ही उनके साहित्य की परिष्कृति निहित है । उनकी मेरी 


कहानी हिन्दुस्तान की कहानी और विश्व-इतिहास की झलक' नेहरू के प्रधान- 

मंत्री बनने और विश्व-मंच पर.पर्दापण करने से कहीं पहले अन्तर्राष्ट्रीय जगत में 

प्रतिभा की झलक बिखेर चुकी थीं । 

द एक संवेदनशील हृदय, व्यापक शिक्षा-दीक्षा द्वारा उन्नत मस्तिष्क, परंपरा 

द्वारा एक प्राचीनतम सभ्यता की अनुभूतियों की प्राप्ति और संसार की विस्फोटक 

तथा परिवतंनोन्मुख परिस्थिति---इन सब तत्वों के मिलन से यदि एक अत्यन्त 

असाधारण प्रतिभा का जन्म न होता तो यह आश्चर्य की बात होती | जवाहरलारू 

के जीवन पर एक विहंंगम दृष्टि डालने से ऐसा आभास होता है कि जिस छाड़- 


चाव से घर में इनका लालन-पालन हुआ, शिक्षा ने उसी स्वाभाविक गति से उनका 


4 सप्तऋषि आश्रम, सप्तसरोवर तीर्थ, इरिद्वार--उद्घाटन-कार्यक्रम और माषण-- 
१३ अ्रप्रोल, १६५६ । 


ए५० भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


बौद्धिक विकास किया और उसके बाद देश और संसार ने आशा के साथ उनके कार्य- 
कलाप के लिए मंच को सजाया। इस प्रकार उनके जीवन में कहीं भी कोई ऐसी 
घटना नहीं घटी, जिसका पूर्ण श्रेय केवल संयोग को दिया जा सके । उनकी 
कहानी' में सारी शृृंखलाएं एक दूसरी से बंधी हैं, कोई भी कड़ी कमजोर नहीं 
दिखाई देती । "कर 
साहित्य-रचना के क्षेत्र में जवाहरछाल से किसीको निराशा नहीं हो 
सकती, न कोई यह कह सकता है कि उनके द्वारा एक भी सुअवसर का अपव्यय 
अथवा उपेक्षा हुई है । प्रायः आरंभ से ही लेखनी उनका प्रधान अस्त्र रही है । इस 
कला के रसास्वादन के लिए उन्हें जीवन में बहुत देर इन्तजार नहीं करना पड़ा 
है। साव॑जनिक जीवन में उतरते ही उन्होंने जिस भयंकर यथार्थता के दर्शन किये, 
उसकी ठेस से उनका संवेदनशील हृदय झंक्ृत हों उठा और उस झंकार के फल- 
स्वरूप उनकी लेखनी गतिमान हुई] जिस समय नेहरूजी ने राजनीति में पृदापंण _ 
किया, स्वराज्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। कांग्रेस की सारी नीति और गति- 
विधि इसी यथार्थ की ओर खींचती थी । इसी विषय में उन्होंने लिखा है--- 
“इसीलिए कांग्रेस की ओर से बर्तानिया की हुकूमत से सवाल किये गए कि 
वह हिन्दुस्तान की आजादी को तसलीम करती हे कि नहीं ? इन प्रइनों का 
जवाब उन्होंने देने से इन्कार किया । इसीसे जाहिर होता हैँ कि उनको पुरानी 
साम्राज्यवादी नीति जारी है और वह आजादी के लिए नहीं लड़ते । उनकी 
लड़ाई अपने साम्राज्य को कायम रखने के लिए है । इससे हमने असहयोग किया । 
« » «इस तरह के सवाल हमको अपने से भी करने हेँ। हमारा ध्येय क्‍या है ? 
स्व॒राज है, आजादी है, यह तो ठीक है। लेकिन कैसा स्वराज ? अब गोल दाब्दों का 
समय जाता रहा । हम कैसा राजनेंतिक और सासाजिक परिवर्तन चाहते हैं ? हमको 


.. इन सब बातों को अपने दिसाग सें साफ करना है। जब विचार साफ होते हैं 
.. तब ही हमारा कार्य ठीक चल सकता हैँ ।”* नेहरूजी की इस विचारधारा और 
. लेखनदैली में भी पर्याप्त दृढ़ता और स्पष्टता है। ज्यों-ज्यों राजनीति में वह गहरे 






. उतरते गए, उनकी विचारधारा और लेखनशैली तदनुसार परिपक्व होती गई । 
मेरी कहानी' में जो सरल और निष्कपट वर्णन है, विश्व इतिहास की झलक' 
में इन गुणों में तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन जोड़ दिये गए हैं । उसके बाद 
. “हिन्दुस्तान की कहानी' में और विभिन्न भाषणों के संग्रहों में आत्मगत भाव नम्र _ 
: हो वस्तुस्थिति को ग्रहण करने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। आदर्शवाद यथार्थवाद _ 
_ $ १७ नवम्बर, १९३६ को अपने लेख-संग्रह के लिए लिखे दो शब्द'--नेहरूजी की... 
 इस्तलिखित प्रति से।... 8 बे व 0, व 














जवाहरलाल नेहरू. क्‍ २५१ 


के भार को खुशी से वहन करता हैं, कल्पना ठोस तथ्यों के हाथ बनने-बिगड़ने को 
तयार रहती है । 

मोलिक रूप से हिन्दी में लिखे गए उनके एक लेख-दो मसजिदें-का 
एक अंश देखिये, जो लाहौर की शहीदगंज मसजिद के झगड़े के संबंध में लिखा 
गया था--/इस- मसजिद से मेरा ध्यान उतरकर एक दूसरी ससजिद की तरफ 
पहुंचा । वह इस्लाम से भी पुरानी हे और उसने अपनी इस लम्बी जिन्दगी में न 


जाने कितनी बातें देखीं । उसके सामने बड़े-बड़े साम्राज्य गिरे, पुरानी सल्तनतों 


का नाश हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुए । खामोद्यी से उसने यह सब देखा, और हर 
क्रान्ति और तबादले पर उसने अपनी भी पोशाक बदली । चौदह सौ वर्ष के 
तूफानों को इस आलीशान इमारत ने बर्दाश्त किया, बारिश ने उसको धोया, 


हवा ने अपने बाजुओं से उसको रगड़ा, मिद॒टी ने उसके बाज हिस्सों को ढंका॥ 


बुजुर्गी और दान उसके एक-एक पत्थर से टपकती है । मौलम होता है, उसकी 
रग-रग और रेशे-रेशे में दुनिया भर का तजुरबां इस डेढ़ हजार वर्ष ने भर दिया है । 


. इतने लम्बे जमाने तक प्रकृति के खेलों और तुफानों को बर्दाइत करना कठिन था, 


लेकिन उससे भी अधिक कठिन था मनुष्यों की हिमाकतों और बहद्तों को 
सहना। पर उसने यह सहा। उसके पत्थरों की खामोद्य निगाहों के सामने साम्राज्य 
खड़े हुए और गिरे, मजह॒ब उठे और बढठे, बड़े-से-बड़े बादशाह, खूबसूरत से खूब- 
सुरत औरतें, लायक-से-लायक आदमी चसके और फिर अपना रास्ता नापकर 
गायब हो गये । इस तरह की बीरता उन पत्थरों ने देखी और देखी हर प्रकार 
की नीचता और कमीनापन । बड़े ओर छोटे, अच्छे और बुरे, सब आये और चलूू 
बसे, लेकिन वे पत्थर अभी कायम हें। क्या सोचते होंगे वे पत्थर, जब वे आज भी 
अपनी ऊंचाई से मनुष्यों की भीड़ों को देखते होंगे--उनके बच्चों का खेल, उनके 


बड़ों की बड़ाई, फरेब और बेवक्फी ? हजारों वर्षों में इन्होंने कितना कमर सीखा ॥ 


कितने दिन और लगेंगे कि इंनको अकक्‍्ल और समझ आये 2५ है 
.... इस लेख में जनभाषा हिन्दी पर उनका असाधारण अधिकार प्रकट होता है । 
उनकी प्रबुद्ध एवं परिपक्व कल्पना की नाटकीयता, विस्तार, विशालता, भावुकता, 
काव्यमयता, सभी कला-साहित्य के अनिवार्य उपकरण इसमें विद्यमान हैं । नेहरू- 
साहित्य में, जो मूल अंग्रेजी में अधिक और हिन्दी में कम है, उच्चतम लेखन-कला 


के सभी स्थायी चिरंतन गण विद्यमान हैं। साहित्य की स्वतंत्रता के भी वह कट्टर 
पक्षपाती हैं। अपने इस विचार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने लिखा---साहित्य_ 


3 'लिहरू अभिनंदन गंथ--प्रृष्ठ ५७१। यंद लेख ७ अगस्त, १६३१५ के विशाल भारत? 
में प्रकाशित हो चुका था। 


































२५२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


फूल की तरह खिलता है और उसपर दबाव डालने से मुरना जाता है ।”* नेहरूजी 
का साहित्य वास्तव में फूल की तरह खिला है, क्योंकि उसपर कभी क्लिष्ट शब्दों 
का भार नहीं पड़ा । उसमें भावों ने सुरभि भरी और कला ने उसे संवारा, सजाया 
और संभाला । इस साहित्यिक विकास का एक दूसरा कारण भी है । लेखक को 
इतिहास की परिधि में ही जकड़े रहना मंजूर नहीं । वह घटनाओं के वर्णन पर ही 
संतोष नहीं कर सकता । इसलिए स्वान्तः सुखाय' की भावना ने जोर पकड़ा और 
इस भावना के वशीभूत होकर जवाहरलाल ने जो कुछ लिखा, उसका एक-एक दब्द 
एक जागता-बोलता चित्र हैं और नित्य अभिनव रहते हुए शाइवत साहित्य का 
उत्तम नमूना है। काइमीर की सुनहली घाटी, नन्‍्दादेवी के हिमाच्छादित शिखर, 
सूरमा घाटी का ज़ादूभरा सूर्यास्त, गढ़वाल की सुषुप्त पहाड़ियां तथा सीधे-सादे 
और अल्हड़ लोग, आकाश में उड़ती चिड़िया और धरती पर खिलते फूल---इन 
सबको देखकर स्वयं कला की जो प्रतिक्रिया होगी, ठीक वही जवाहरलाल की 
हुईं है । ह 
नेहरूजी और राष्ट्रभाषा हिन्दी 
राष्ट्रीय कांग्रेस की इस धारणा का कि हिन्दी ही सार्वजनिक कामों के 
लिए भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, जवाहरलाल नेहरू अपवाद नहीं हो सकते | 
जब-जब राष्ट्रभाषा का प्रइन कांग्रेस के सामने आया, उन अवसरों पर और अन्य 
सार्वजनिक सभाओं में उन्होंने बराबर इसी मत को जनता के सामने रखा। दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार-सभा, मद्रास के नये भवन का उद्घाटन करते समय सन्‌ १९३६ 
में उन्होंने कहा था : भाषा का सवाल सिर्फ दक्षिण भारत का ही नहीं, वह सारे 
भारत का भी सवाल है। हमारी बड़ी-बड़ी दस-बारह भाषाएं हें, जिन्हें हम दो परि- 
: चारों में विभाजित कर सकते हें: (१) संस्कृत की लड़कियां, और (२) दक्षिण 
भारत की भाषाएं, जेसे तमिल, तेलुगु आदि । ये दोनों परिवार एक दूसरे से बहुत 
फरक रखने पर भी, काफी संबंध भी रखते हें । हमारी नीति है कि कोई भी भाषा 
दबाई नहीं जाय, न उनके खिलाफ हमारी भाषा खड़ी की जाय । मेरा दढ़ मत है 
कि कोई भी शख्स अपनी मातृभाषा के द्वारा ही तरवकी कर सकता है । हमारा _ 
ध्येय पुरानी भाषाओं को जोरों से चलाना है और उन्हींके द्वारा शिक्षा आदि भी 
..._ चलानी चाहिए। लेकिन देशभर को बांघने के लिए, भारत के भिन्न-भिन्न हिस्से 
.._ एक दूसरे से संबंधित रहें, इसके लिए हिन्दी की जरूरत है . . .।” * द 





_.._* ॥ “विशाल भारतः--२५ जुलाई, १६३७ द 
. * “हिन्दी प्रचारक', मद्रास--सितम्बर-अक्तूबर, १६१६ 











जवाहरलाल नेहरू २५३ 


यह मत ठीक गांधीजी के विचार के अनुरूप है । वह भी सावंदेशिक मामलों 
के लिए समस्त देश में हिन्दी की शिक्षा आवश्यक समझते थे, यद्यपि प्रादेशीय 


. भाषाओं को प्रोत्साहन दिये जाने के वह भी पूर्ण समर्थक थे। इसी मत का प्रतिपादन 


नेहरूजी ने अनेक बार अपने भाषणों और लेखों में किया है। “राष्ट्रभाषा का सवाल' 
नामक उनके भाषा-संबंधी विशेष लेखों के संग्रह की प्रस्तावना में गांधीजी ने 
लिखा है कि “जवाहरलाल के निबन्ध से राष्ट्रीय और शुद्ध शिक्षा के दृष्टिकोण 
से सारे विषय को ठीक तरह से समझने सें कीसती मदद सिलेगी ।” यही विचार 
नेहरूजी ने संविधान-सभा में और बाद में भारतीय संसद्‌ में बार-बार दोहराये 
हैं।. द 

नेहरूजी के संबंध में यह कहा गया है कि वह लेखक और विचारक पहले 


हैं और राजनीतिज्ञ अथवा प्रशासक बाद में । लेखन उनके अन्तःकरण के निकटतम 


है, उनकी आत्मा की नैसभिक क्रिया है । उन्होंने अभी तक्र बहुत-कुछ लिखा है, 
किन्तु अधिकांश अंग्रेजी में । फिर भी उनके भाषण अधिकतर हिन्दी में हुए हैं और 
भाषा, राजनीतिक समस्याएं, चुनाव, प्रान्तों का पुनर्गठन आदि महत्वपूर्ण विषयों 


'पर उनके कुछ विशेष लेख मूलरूप से हिन्दी में भी लिखे गए हैँ । उनका समस्त 


साहित्य हिन्दी में अनूदित हो चुका हैं और उसकी गणना लोकप्रिय साहित्य में 
होती है । नेहरूजी हिन्दी भली प्रकार लिखते-पढ़ते हैं और अपनी पुस्तकों के हिन्दी 
रूपान्तर को स्वयं देखकर ही प्रकाशित होने देते हैं। उन्हें संकीर्णता अथवा किसी भी 
तरह के बन्धन प्रिय नहीं। भाषा में भी वह अनुवाद के बन्धन में नहीं बंधना चाहते । 


शब्द और भाव का संयोग ठीक हो तो शब्दशः अनुवाद को छोड़ देना ही वह पसन्द 


करते हैं । इस विषय में वह लिखते हैं---'मिरी राय में 'लड़खड़ाती दुनिया” बहुत 
अच्छा नाम है । यह सही हे कि यह ऋषब्लिग वल्डे का अनुवाद नहीं है, लेकिन 
अनुवाद करने की जरूरत ही क्या हें ?”१ किन्तु शब्द जहां भाव से अछूग हुआ, 
जवाहरलालजी को वह बात खटक जाती है। भाषा और भाव दोनों के वह धनी हैं 
और दोनों का सह-अस्तित्व ही उन्हें भाता है। भाषा से भाव॑ का वियोग उन्हें 
खलता है। अपनी 'हिन्दुस्तान की कहानी के अनुवाद के संबंध में उन्होंने किस 
बारीकी से लिखा है, यह भी ध्यान देने योग्य है। वह अपने एक पत्र में लिखते हैं--- 
४ मेरी कहानी का नया संस्करण भी सुझे मिला--इसको मेंने उधर-इधर 
देखा । पहले मुझे इसका मौका कम मिला था। ('देखना' शब्द शायद यहां रहे 


गया है) बहुत जगहें मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अनुवाद में मेरे साने नहीं निकले हैं । 


१, डिस्ट्रिक्ट जेल, देहरादून से २४-६-४१ को श्री मार्तेण्ड उपाध्याय, मंत्री, 'सस्ता 
साहित्य मंडल के नाम मेजे पत्र से--(मार्तेण्डजी के सौजन्य से) 


श्प४ भारतीय नेताओं की 6हिंदी-सेवा 


. एक नये साने दिये गए हैं। शायद मेरे भाने समझे न गये हों । . - - चन्द मिसालें 
आपको देता हुं--९५३ सतर ८--मजेदार” द्ब्द बिल्कुल गलत है। यह 
(ए7०प८$ का तरजुमा है। मजे से और (पघा१०८७ से कोई संबंध नहीं । अनुवाद 
अजीब या कोई और ऐसा शब्द हो सकता था। अक्सर और जगह ]7067८४४४४ 
का अनुवाद सजेदार' से हुआ है । यह भी बिल्कुल गलत हँ-- दिलरूचस्प' ज्यादा 
करीब का शब्द है, लेकिन वह भी पूरा ठीक नहीं है । [7/८7८४४०४ में मजे का 
खयाल नहीं । एक तकलीफ की बात भी ]790८7८४५०४ हो सकती है। द 

... ४/९६३--नीचे के करीब : लिकिन जबतक एक साल न बीत जाय, तबतक 
उसकी बहुत-कुछ बात हो सकती थी'। यह भी बिल्कुल गलत अनुवाद हे और मेरे 
माने अनुवादक नहीं समझे । न यह सही हे कहना कि कीमत ओरों ने चुका दी थी 
और इसको इस तरह से लिखा जा सकता था : द 
कीमत तो दूसरीं को देती पड़ी थी, तब फिक्र की कोन-सी बात । लेकिन 
एक साल के खत्म होने के पहले काफी फिक्र और परेशानी आनेवाली थी । 

४९७५ “आखिर लाइन महसूस किया कि जीवन एक काम की चीज है इस 
अन॒वाद ने एक जोर के और मनों से करे फिकरे को बेसाने और कमजोर कर दिया 
है । इसका अनुवाद आसान नहीं हे । अलावा इसके, अनुवाद में एक पुरी लाइन... 
गायब है । हो सकता हैं, जो आपको भेजा गया था, उसीमें गायब हो । आखिरी 


फिकरा यह हे] छब्मव॑ंकलव 29०7६ 6 807075 ए॥6ए &70व (76 
(्ह०ण क्राएप्रया्रपड ब0वे लाफँलत 8 ह4लच्0, बखवे 00800 07 8 जाट. 
प6 छुदांध बागपत ६0767 ठ 807 जञगरंटव 276 276 [00 ० ँप्ररकाा7ए ६0- 
-. द8ए.. 7 5९८ांलटतव ६40 9068 ४०४५776 

“इसका सारा ही अनुवाद अच्छा नहीं हुं । रमणीकता ठीक शब्द नहीं हूं 


.. और कमजोर हैं। 








“ये चन्द मिसालें मेंने जन्लदी में यहां लिखी हें। ऐसी बहुत मिल्ल सकती हैं।”* 
द इस पत्र से ज्ञात होता हैँ कि नेहरूजी की सम्मति, समर्थन तथा निदशेन के 

. कारण उनकी अनूदित पुस्तकों की भाषा-शैली पर अनुवादक के साथ-साथ लेखक का. 
.. अत्यक्ष सहयोग तथा प्रभाव है । इसी कारण इन पुस्तकों के अनुवाद में अनुवादक 


की नहीं नेहरूजी की अपनी भाषा की झलक हूँ तथा भाव अधिक बने-बिगड़े नहीं । क्‍ 


. इसका प्रमाण उनके ये पत्र हैं, जो प्रकाशित नहीं हुए हैं । 
नेहरूजी का अंग्रेजी में किया गया पत्र-व्यवहार तो प्रकाशित हो चुका हे, 


“६-४१ को डिस्ट्रिक्ट जैल, देहरादून सें श्री मार्तेएंड उपाध्याय को लिखें दस्त- 
लिखिंत पत्र से | हा 








ससककमट गज बककबलन- ० 7 77 +#।+ |-#॥7 


जद ५ के श है है > है दल डा 
4 या आम नि लग 8 जि डरा किन चित कर अल लक के लकी ७ जि 2 ले - ++- -/#अध्युबलइन्जस लाल कर 
८ कक * रह दाम के दि ; “ ६ हू थे. 225 07७ 7 





्््ध है;2 -" _ +- हु दे ७ औ 5 पक 3 की आन 0 2 अं: ६ हो “रह 2 पक -- |“ कक है 


... कुछ नहीं कहा जा सकता है। 


जवाहरलाल नेहरू... र्ए५ 


किन्तु उनके हिन्दी पत्रों पर अभी प्रकाश पड़ना रहता है। अपनी रचनाओं 
के हिन्दी-संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में लिखे गए उनके पत्र बड़े रोचक 
हैं। ये सभी पत्र उन्होंने हाथ से लिखे हूँ । उनमें से एक पत्र को हम यहां उद्धत 
करते हूँ। 


5५४ए2702 
ए027865 
4,8प58.0772 


१४ फरवरी, १९३६ 


प्रिय हरिभाऊजी 


आपका खत मिला। धन्यवाद । आपकी पुस्तक भी आई । लेकिन अब सें 


.. जल्दी भारत वापस जाऊंगा और यहां इन दिलों पढ़ने का समय नहीं मिलेगा । 


इसे वहां वापसी पर ही पढ़ गा। 
मेरी नई पुस्तक, जो बापू के पास हे, वह अंग्रेजी में दो महीने के अन्दर लंदन 


से निकलेगी। उसके बाद उसके अनुवाद का सवाल उठेगा। बापू के पास जो सेंने 


भेजा था,उसमें मेंने बहुत रददोबदल किया है, इसलिए उससे अनुवाद नहीं हो सकता। 
में जरूर चाहता हूं कि इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद हो और अगर आप करें 
तो मुझे खुशी होगी। लेकिन अभी इसको में ते नहीं कर सकता--मेरी वापसी पर 
बातचीत होगी । वापस जाने में अब बहुत कम दिन रह गये हूँ। मेरा इरादा 


है २९ फरवरी को हवाई जहाज से रवाना होऊं। अगर इससे चला और रास्ते में 
. कोई हादसा नहीं हो गया तो ४ मारे के सुभे इलाहाबाद पहुंचंगा। 


कसलाजी की तबीयत कुछ थोड़ी सम्हली हे, लेकिन इतमीनान के काबिल 


आपका, 
जवाहरलाल नेहरू” 
इस पत्र से जहां लेखक की व्यावहारिकता का परिचय मिलता है, वहां 

यह भी पता चलता हैँ कि उसे हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने में विशेष कठिनाई का 


. अनुभव नहीं होता । भाषा की दृष्टि से दो-चार स्थानों में हिन्दी में कुछ शब्द गलत 


की पनिदे ७-५ 


रूप से अवश्य लिखे गए हैं, जेसे--तें! (तय), सकता (सकता), सुभे 
. (सुबह), सम्हली' (संभली) । हादसा जैसा उर्दू शब्द भी इस पत्र में कुछ अपरि- 

चित-सा मालूम होता है। इन शब्दों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नेहरूजी ने 
हिन्दी का व्याकरणादि सहित” अध्ययन कभी नहीं किया, जो कुछ भी हिन्दी वह 
. सीखे जन-संपर्क से ही सीखे । उनके साहित्य-प्रेम ने इस भाषा को सहज अभिव्यक्ति ._ 








२५६ भारतीय नेताओं की 6हिदी-सेवा 


दी। उनकी भाषा और शली को देखकर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रहेगा 
कि नेहरूजी को भाषा से अधिक भाव से मोह है और उन्होंने जो लिखा, स्वेच्छा से . 


ही नहीं, बल्कि भाव-विभोर होकर लिखा है । 


हिन्दी को जवाहरलाल नेहरू के योगदान के मूल्यांकन करने का अब हमें 


अधिकार हैं। वह देश के सर्वोपरि नेता हैं। आज ही नहीं अपितु गत चालीस वर्षों से 


उनकी गणना देश के प्रथम श्रेणी के जननायकों में रही है । उन्होंने लोकमत को. 


प्रभावित किया है, स्वयं अपने उदाहरण और विचारों के बल से भारत के सार्वजनिक 
वातावरण को आन्दोलित किया है । दूसरे, वह एक उत्कृष्ट लेखक भी हैं। उनकी 
वाणी यदि वातावरण में कुछ समय के लिए लहरें उत्पन्न करती है, तो उनकी लेखनी 
अपनी कला द्वारा वाणित स्थितियों को स्थायित्व प्रदान करती है । उनके लेखों 
और लिपिबद्ध विचारों में युग की धड़कन है और इतिहास की स्पष्ट झलक है । 
ऐसे साहित्य-स्रष्टठा के विचार संक्रामक हुए बिना नहीं रह सकते । तीसरे, उन्होंने 
भले ही अधिकतर अंग्रेजी में लिखा हो, हिन्दी के भी अच्छे लेखक हैं। अपनी रच- 
नाओं द्वारा उन्होंने हिन्दी-साहित्य को समृद्धि और नवचेतना दोनों ही दी हैं। उनकी 
अपनी विशिष्ट शैली है, अपना वाक्य-विन्यास और अपना डाब्द-चयन है । इस 
शैली ने हिन्दी-जगत्‌ को प्रेरणा दी और गतिमान किया है। इन सबके अतिरिक्त, 
जवाहरलाल हिन्दी के सच्चे हितेषी और समर्थक हैं। वास्तव में उन्हें सभी भाषाओं 


से स्नेह है, पर हिल्दी वह स्वयं जानते हैं और इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार करते हैं। इस- 
लिए जहां हिन्दी के भारी दायित्व पर उन्होंने जोर दिया है, वहां निजी उद्गारों 


तथा भावोद्घाटन द्वारा इसके साहित्य की वाटिका को सींचा भी है । उ्द अका- 


. दमी में भाषण देते हुए कुछ वर्ष हुए उन्होंने कहा.था--- हम हिन्दी और उर्दू या 


. बंगला या किसी और भाषा को फिजूल बहसों में न पड़ें, बल्कि सभीकी उन्नति की 


कोदिश करें। एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी । . . . मुझे खुशी हे कि दिल्‍ली में. क्‍ 
हिन्दी परिषद्‌ को बठक होनेवाली है। में आशा करता हूं कि इसमें हसारे साहित्य- 


. कार सब सिलकर ऐसे रास्ते निकालेंगे, जिसमें हिन्दी-साहित्य और सजबत हो और 
फैले . . . १ 


जो व्यक्ति उदं अकादमी में भाषण देते समय भी हिन्दी-साहित्य की समद्धि _ 


की आकांक्षा प्रकट करने में संकोच न करता हो, उसे हिन्दी का परम हितैषी नहीं 
तो और क्या कहेंगे ? 


हिन्दी, उदूं और हिन्दुस्तानी के विवाद के विषय में उनके निम्नलिखित ... 


राजनीति से दूरः--पृष्ठ १२६-७ 











सइन्न्ककुस्क- 7-५ +> 


+377 40220 %र 0 7208 2720: [27-70 
40५ न्न्ज्क्डः ; 5 “कट 
ड्‌ न्ड हे हे 


हि 777 #आ+ - -7 अ्यक पइकेस्पका >> 5 75 





जवाहरलाल नेहरू द २५७ 


विचार भी ज्ञातव्य हैं, जिनसे स्वयं उनकी मिश्रित भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण 
प्रस्तुत होता है। “हिन्दी और उर्दू के सेल से हम एक बहुत खूबसूरत और बलवान 
भाषा पेंदा करेंगे, जिसमें जवानी की ताकत हो और दुनिया की भाषाओं में एक 


._ साकूल भाषा हो।”* भाषा और साहित्य के संदर्भ में भी वह घोर जनवादी हैं, और 


वास्तव में जनतंत्र में उनकी अविचल आस्था के ही कारण उन्हें जनभाषा में भी अट्ट 
विश्वास है । सर्वसाधारण के लामार्थ साहित्य-रचना के विषय में उन्होंने अपने एक 
लेख में लिखा है-- हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो सभ्य हो और जिसे 
अधिक-से-अधिक जनता समझे । इसको हम बेठकर कुछ कोझों का सुकाबला 
करके नहीं बना सकते, और न दो-चार साहित्यकार (उर्दू और हिन्दी के) 


ही मिलकर इसको पंदा कर सकते हें । इसकी बुनियाद तभी मजबूत पड़ेगी जब 


लिखनेवाले आम जनता के लिए लिखेंगे और बोलनेवाले उनके ही लिए बोलेंगे ।” * 


इसीलिए अपने भाषणों में भी नेहरूजी ने इसी तरह की जनभाषा का उपयोग 


किया है। किन्तु भाषा के संबंध में, नेहरूजी का ज्ञान काफी अच्छा है। भाषा की 
उत्पत्ति, उसका विकास तथा भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के विषय में उन्होंने 
कई बार अपने विचार प्रकट किये हैँ । उदाहरण के लिए उन्होंने अपने एक भाषण 


में कहा है-- हमारे देश की जो भाषाएं हें और जो कमो-बेश एक ही जड़ से 


निकलो हैँ, और अगर एक ही जड़ से नहीं भी निकली हें तो उनकी शाखाएं मिल गई 
हैं। . - - तो इससे यहां की तरक्की, हालांकि हर भाषा की जड़ अपने देह में थी, 
लेकिन काफी उसकी तरक्की होती थी और भाषाओं के सम्बन्ध से, यूरोप के 
और लेटिन और ग्रीक तो खेर थे ही। अब तो आप किसी अच्छे कोई अंग्रेजी 
बहुत सारे साप्ताहिक अखबार हैं, साहित्य से सम्बन्ध जो रखते हूँ, आप उन्हें 
उठायें अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन, उनमें आप पायेंगे काफी चर्चा और भाषाओं 
का, अंग्रेजी में खाली अंग्रेजी का वहीं पायेंगे, आप फ्रांसीसी, स्पेनिदा, इटेलियन, 


.:. ज़मनी, रूसी सबका कुछ-न-कुछ पायेंगे। उनकी जो किताबें निकलती हैँ, उनके 
रिव्यूज़ होंगे उसमें, कुछ-न-कुछ चर्चा होगा, दिखाया जायगा कंसे उसका 


असर उनकी भाषा पर पड़ा । जर्मन में आप, जर्मन कोई ऐसा अखबार पढ़ें 
उससे फ्रेंच, अंग्रेजी रूसी भाषाओं का चर्चा होगा। इस तरह से वह बढ़ी और कोई 


उनमें विरोध नहीं रहा, हालांकि अलग-अलग देशों की थी, ओर जो सवार 

। हमारे सामने हें वह वहां इतना नहीं उठता था, यानी एक देश की एकता, उसको 

_... बढ़ाना। तो चाहे आप उसको एक ढंग से देखें, देश की एकता के ढंग से, और 
 ॥ पविशाल भारत”, २५ जुलाई 9 “विशाल भारत, २५ जुलाई, १६३७ द 


: ३, “हिन्दुस्तान की समस्याएं?-प्रृष्ठ ७२-७३ 








२५८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


चाहे आप देखें भाषाओं का बढ़ना, किसी ढंग से, या वह आवश्यक हो जाता 
हैँ कि हमारी जो अनेक भाषाएं हैँ, उतका सम्बन्ध एक-दूसरे से हो, और वह 
समझें अच्छी तरह से । और काफी छोग कई भाषाओं को जानें, यह बहुत 
आवश्यक हुं //१ भाषा के इसी विकास को ध्यान में रखते हुए नेहरूजी हिन्दी के 
पक्ष का भी समर्थन उसी प्रकार करते हैं । उनका यह निश्चित मत है कि सीमाबद्ध 
होकर भाण का विकास रुक जाता है, उसकी गति अवरुद्ध हो जाती हैं । इसी 
दृष्टि से हिन्दी के विषय में एक बार उन्होंने कहा था, “हिन्दी आगे कंसे बढ़ 
रही है ? कैसे उसकी तरक्की होती हे ? यह विचार कि एक भाषा दूसरी भाषा को 
पछाड़ के बढ़ती हे, यह निकस्सा विचार हे, यह गलत विचार हे। वो अपनी दक्ति 
से बढ़ती हे।” . . . नेहरूजी ने भाषा की शक्ति के साथ दब्द की शक्ति की भी 
व्याख्यां बड़े सुन्दर ढंग से की है । वह इसी भाषण में आगे कहते हैं, “हर शब्द का 
इतिहास हैं और जिन लोगों को शब्दों में दिलचस्पी है, वो अवसर इतिहास को 
ढूंढ़ते हें-“-कहां से आया, क्या उसने रंग बदले, कंसे उसके माने बदले, इस तरह 
से सेकड़ों बरस में शब्द ढलते जाते हें ।” * शब्दों के इस विवेचन में नेहरूजी की 
दब्द-रचना और वाक्य-वित्यास का परिचय भी मिलता है। इस भाषा से ज्ञात होता 
है कि भाषा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए वह रुकते नहीं और यदि रुकते भी हैं तो 
वाक्य और अठपदे-से हो जाते हैं । अतः अपने जानदार शब्दों पर उन्हें अधिक 
विश्वास रहता है और इसीलिए उनकी अव्यवस्थित भाषा में भी जान आ जाती _ 
है । तभी उन्होंने अपनी स्वाभाविक भाषा में स्पष्ट रूप से कहा हैं कि “हिन्दी में... 
जान है, वह जीवित भाषा हे ओर मुझे यकोन हे कि वह उछलती-कदती हुई 
तरक्की का अपना रास्ता खुद बना छेगी। - . - हजार शब्दकोश भी भाषा में वह 
जान नहीं डाल सकते, जो उसमें अपने अन्दरहोती है । जिस भाषा में अपनी दक्ति 
नहीं होती, वह दूसरों की बार-बार कोशिशों से भी नहीं बढ़ती और जिसमें अपनी ._ 
ताकत होती हे, वह खुद-बखुद तरक्की कर लेती हुँ ।”? जवाहरलालजी की 
भाषा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । उनकी हिन्दी और लेखन-शैली उदात्त एवं 
 मर्यादित विचारधारा, प्रखर मेधा, सतेज प्रतिभा, विशद दृष्टिकोण, ऐतिहासि- 
_कता, चित्रमयता, काव्योचित्त सरसता और सत्य की सरलता से अलंकृत है । इस 
रूप में हिन्दी को उनकी देन निस्सन्देह अद्वितीय है । 


$ आकाशवाणी साहित्य सम्मेलन के उद्वाटन अवसर पर ५ श्रप्रौल, १९५७ को दिये 

. गए भाषण से (मूल लिप ऑल इ डिया रेडियो के सौजन्य से प्राप्त) 

* राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सम्मेलन में & मई, १६५६ को 'नेहरूजी का भाषण-- 
.... (ऑल इंडिया रेडियो के सोजन्य से)... ऊ 

...._ 3 'राजभाषा--संसदीय हिन्दी-परिषद का पाक्षिक--२२ मई, १६५६ 





 जध्याय : १४ 
आचार्य नरेन्द्रदेव 
(सन्‌ १८८९-१९५६) 


ऐसे जननायक का उत्तम उदाहरण, जिसने राजनीतिक और सार्वजनिक 
. कार्य के साथ-साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हिन्दी की अभिवद्धि में अधिकतम 

योगदान दिया हो, आचार्य नरेन्द्रदेव हैं । वह उच्चकोटि के नेता और देशभक्त थे 
द और सावंजनिक काम की लगन उन्हें 
बचपन से ही छूग गई थी । हिन्दी-प्रेम 
के संस्कार और लोकमान्य तिलक का 
प्रभाव उनपर किस तरह और कब हुआ, 
इस विषय में आचायें नरेन्द्रदेव ने अपने 
संस्मरण में लिखा है--- 

“मेने घर पर तुलसीकृत रामा- 
यण और समग्र हिन्दी महाभारत पढ़ा ॥ 
इनके अतिरिक्त बेंताल-पच्चीसो, 
सिहासन-बत्तीसी, सूरसागर आदि 
पुस्तक भी पढ़ीं। उस समय चन्द्रकान्ता 
की बड़ी शोहरत थी । मेंने इस उपन्यास 

ु .. को सोलह बार पढ़ा होगा। चेन्द्रकान्ता 

आचार्य नरेन्द्रदेव सनन्‍्तति को, जो चौबीस भाग में है, एक 
बार पढ़ा था। न मालूम कितने लोगों 
ने चन्द्रकान्ता पढ़ने के लिए हिन्दी सीखी होगी। उस समय कदाचित्‌ इन्हीं 
पुस्तकों का पठन-पाठन हुआ करता था। दस वर्ष की आयु में मेरा यज्ञोपवीत- 
संस्कार हुआ । पिताजी के साथ नित्य में संध्या-वन्दन और भगवद्गीता का पाठ 
करता था । एक महाराष्ट्र ब्राह्मण मुझको सस्व॒र वेदपाठ सिखाते थे ओर मुझको 
. एक समय रुद्री और सस्पूर्ण गीता कण्ठस्थ थी । मेंने असरकोश् और लूघुकोमुदी 
भी पढ़ी थी। जब में १० वर्ष का था अर्थात्‌ १८९९ में लखनऊ में कांग्रेस का अधि- 

. बेशन हुआ था। पिताजी डेलीगेट थे। में भी उनके साथ गया था। उस समय डेली- 
गेट का बेज' होता था कपड़े का फूल। मेंने भी भी दरजी से बेसा ही एक फूल बनवा 

























२६० .. भारतीय नेताओं की हिन्दी-सेवा 


लिया और उसको लरूगाकर अपने चचाजाद भाई के साथ विजिटस गेलरी' में जा 
बेठा । उस जसाने से प्रायः भाषण अंग्रेजी सें होते थे और यदि हिन्दी में होते तब भी 
में कुछ ज्यादा न समझ सकता। ऐसी अवस्था में सिवाय शोर-गुल मचाने के में 
कर हो क्या सकता था। दशेकों ने तंग आकर मुझे डांटा और पण्डाल से भागकर 
में बाहर चला आया। उसे समय में कांग्रेस के महत्व को क्या समझ सकता था। 
किन्तु इतना में जान सका कि लोकमान्य तिलक, श्री रमेशचन्द्र दत्त और जस्टिस 
रानडे देश के बड़े नेताओं में से हें । इनका दर्शन मेंने प्रथम बार वहीं किया। 

आगे चलकर लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उन्होंने राजनीतिक कार्य आरंभ 
किया और गांधीजी से असहयोग का संदेश पाते ही वकालत छोड़कर वह एकदम 
आन्दोलन में शामिल हो गये । इसके बाद ही गांधीजी द्वारा स्थापित काशी विद्या- 
पीठ में अध्यापक का काम करने लगे और बाद में उसके आचार्य हुए। विशुद्ध विद्वत्ता, 
गंभीर विवेचन और रूच्ची जनसेवा की भावना, इन सबका सुंदर सम्सिश्रण 
उनके व्यक्तित्व में मिलता है। *न्‍्दोंने विभिन्न भाषाओं और भाषा-विज्ञान 
का ही गहन अध्ययन नहीं किया, बल्कि इतिहास और राजनीति-शास्त्र के भी वह 
प्रकाण्ड पंडित थे। हिन्दी के प्रति श्रद्धा और स्नेह उन्हें परंपरा से मिले थे। इस- 
लिए उन्होंने काशी विद्यापीठ में जाते ही उपर्युक्त गहन विषयों पर हिन्दी में लिखना 
आरम्भ किया । उन्होंने इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र पर हिन्दी में लेख 
और पुस्तकें लिखीं । उनका उद्देश्य जहां यह था कि विद्यापीठ के विद्याथियों के लिए 
अच्छी पाठय पुस्तकें उपलब्ध हों, वहां वह साधारण हिन्दी पाठकों की ज्ञानपिपासा 
को भी शान्त करना चाहते थे । काशी विद्यापीठ में कार्य आरम्भ करते ही उन्होंने 


.. विदेशों के इतिहास पर छोटे-छोटे ग्रन्थ लिखे । इनमें इंग्लेंड, आयरलेंड, रूस, इटली 
है हु अमरीका आदि के इतिहास सम्मिलित हैं। समाजवाद के संबंध में भी इसी प्रकार 
.. उन्होंने सन्‌ १९३०-३१ में छेखों और भाषणों द्वारा ज्ञान का प्रसार किया ।*१ 


समाजवाद की ओर प्रवृत्ति 
... काशी विद्यापीठ में अध्यापन-कार्य करते समय और उससे पहले तथा 


.... उसके उपरान्त भी नरेन्द्रदेवजी का झुकाव समाजवाद की ओर स्पष्ट दिखाई देता 
... था। हिन्दी में समाजवाद के सिद्धान्तों की व्याख्या करनेवालों में नरेन्‍्द्रदेव स्वे- 
... प्रथम हैं। कांग्रेस में समाजवादी दल के भी वह सदा प्रमुख नेताओं में 
.... रहे । समाजवादी विचारों के प्रचारार्थ इन्हींके सम्पादकत्व में लखनऊ 
...... से संघर्ष साप्ताहिक निकाला गया। इस पत्र का हिन्दी-पत्रकारिता के इतिहास 





राष्ट्रीया और समागवाद?ः--पृष्ठ ६७४५ 
राष्ट्रीयवा और समाजवादः--१ से &४ तक 





आम मम मा मा मा 





आचाय॑ नरेन्द्रदेव . २६१ 


में विशेष स्थान है, क्योंकि समाजवाद के सिद्धान्तों की विशद व्याख्या ही इसमें नहीं 
होती थी, बल्कि समाजवादी देशों की हलचल और उनके विविध समाचार भी 
इसके स्तम्भों में छपते थे। संघर्ष के लिए लिखनेवालों में जवाहरलाल नेहरू भी 
शामिल थे। उन दिनों आचार्य नरेन्द्रदेव के लेखों और सम्पादकीय विचारों के कारण 
समाजवाद-संबंधी विषयों पर अनेक विवाद समाचारपत्रों में चले और देश की 
आशिक स्थिति और साधनों के विकास के उपायों के बारे में जनता की रुचि बराबर 
बढ़ती गई । समय-समय पर जब कभी राष्ट्रीय समस्याओं पर कांग्रेस को विचार 
करना पड़ा, नरेन्द्रदेवजी प्रायः कांग्रेस-समाजवादी दल के प्रवक्ता के रूप में बोलते 
या लिखते थे । कांग्रेस कार्यकारिणी और महासमिति में उनकी बात पर गांधीजी 


भी ध्यान देते थे । द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने के बाद जो स्थिति पैदा हुई, उसके 


विवेचन के लिए कांग्रेस ने समाजवादी दल के विचार जानने का भी प्रयत्न किया। 
इस दल की ओर से नरेन्द्रदेवजी ने कांग्रेस के कत्तंव्य पर प्रकाश डाला और इस संबंध 
में संघर्ष में लिखा । कांग्रेस के सामने सवोल' शीर्षक से उन्होंने बड़ा सुन्दर 
विश्लेषणात्मक लेख लिखा, जिसका एक अंश इस प्रकार है --- 

. “यदि हम जनता की शक्ति के बल पर साम्राज्यवाद से रियायतें ऐंठकर 
उससे समझौता करना चाहते हैं तो एक बात है । उसके लिए हमारा मौजूदा कार्ये- 
क्रम ठीक हो सकता है, परन्तु यदि वास्तविक पूर्ण स्वतन्त्रता हमारा लक्ष्य हे तो 
हमें जनता के हाथ में शक्ति देने और उसे अपनी आथिक समस्याएं हल करने का 
अधिकार देना होगा । 5 

“हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक कार्यक्रम की बुनियाद रखी हे । इसी प्रकार 
हमें आर्थिक क्षेत्र में भी एक मोलिक ओर साहसपूर्ण परिवर्तत की बुनियाद रखनी 
होगी । हमारे उद्योग-व्यवसाय किस प्रकार चलेंगे, उनकी व्यवस्था और संगठन 
किस प्रकार होना चाहिए कि मेहनत करनेवाली जनता अपने परिश्रम का पूरा फल 
पा सके और उत्पत्ति (पेदावार) के साधनों पर उसका अधिकार रहे, किस प्रकार 
जनता में प्रत्येक व्यक्ति को एक बराबर आथिक, सामाजिक और राजनीतिक 
अधिकार होंगे, किस प्रकार जनता की सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों 
में जीविका प्राप्त करने, उन्नति और विकास करने का समान अधिकार होगा । 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि हम समाज का संगठन किस प्रकार एक ऐसे आदों 
पर कर सकेंगे, जिसमें बेकारी, भूख, शोषण, अत्याचार आदि नहीं होंगे ? ये हें 
वास्तविक प्रइदन जिनका सम्बन्ध देश की जनता के जीवन से है और जिन्हें हल करने 
की ओर कांग्रेस को कदम बढ़ाना चाहिए। यदि कांग्रेस इन प्रश्नों को हाथ में लेने 
से कतरायेगी तो उसका अन्त हो जायगा। 








२६२ .. भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


“कांग्रेस की शक्ति है जनता, और जनता आज सोई हुईं नहीं, वह सन्तुष्ट 
भो नहीं । जनता आज जितनी असन्‍्तुष्ट और सचेत है, वेसी कभी नहीं थी । जनता 
अपनी समस्याओं को लेकर व्याकुल हे । यदि जनता की इन समस्याओं को कांग्रेस 
अपना लेती हूँ तो बहु जनता की प्रतिनिधि रह सकेगी और जनता की ये समस्याएं 
उसका हथियार बन जायंगी और इनका हल उसका उद्देश्य बन जायगा, परन्तु यदि 
कांग्रेस इन सब महत्वपूर्ण समस्याओं से पल्‍ला खींचकर ही अपना अस्तित्व कायम 
रखना चाहेगी, तो बिना ईंघन की आग की तरह वह जल्द ही बुझ जायगी। 

“कांग्रेस के भविष्य और अस्तित्व के बारे में ये प्रश्त हें, जिनकी ओर हमारे 
नेताओं का ध्यान जाना चाहिए और इस समय आवश्यकता हे कि कांग्रेस एक 
ऐसी योजना तेयार करे, जिसमें इन प्रश्नों का स्पष्टीकरण हो और जनता उसे 
समझ सके १ 

कितनी स्पष्ट ऑर शिष्ट भाषा में कांग्रेस की नीति तथा स्थिति की यह 
आलोचना हैं। नरेन्‍्द्रदेवजी की शैली की यही विशेषता हैं कि स्थिति के विश्लेषण 
के बाद उनसे दोषों पर पर्दा डालने की आशा नहीं की जा सकती । इस स्पष्ठ- 
वादिता के पीछे उनकी कत्तेव्यपरायणता की भावना रहती थी | इसलिए निजी मत 
प्रकट करने में वह गांधीजी की टीका करते हुए भी नहीं चुकते थे । व्यक्तिगत 
सत्याग्रह पर गांधीजी द्वारा प्रकट किये गए विचारों के संदर्भ से नरेन्द्रदेवजी ने 
संघर्ष में लिखा--- द 

“पमहात्माजी ने अपने वक्‍तव्य में कहा हैँ कि में स्वयं सत्याग्रह नहीं करना 
चाहता । इस निशच्य का कारण बताते हुए महात्माजी कहते हें कि इसका कारण 
यह भी है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को परेशान नहीं करना चाहती । यह थ्योरी सत्य 
और अहिसा-सम्मत बताई जाती हैँ। हमारी अल्पबुद्धि में यह नहीं आया कि इसका 
सत्य और अहिसा से क्‍या सम्बन्ध है, जब हम सत्याग्रह किसीको परेशान करने 
को गरज से नहीं करना चाहते हें, बल्कि अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए 
- ही करना चाहते हे । महज छेड़छाड़ के लिए कोई आन्दोलन करना नामुनासिब 
होगा, यह हम मानते हैं, उससे हमारा ही नुकसान है । यह तो वही मसल हुई कि 


.... दूसरे की नाक काटने के लिए हम अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हैं । जब युद्ध ] मम 


. आरम्भ होने पर वकिंग कमेटी ने अपना लम्बा वक्तव्य निकारा था ओऔर बाद में 
'रामगढ़-कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव पास किया था, जिसमें बताया गया था कि यह 
युद्ध साम्राज्यवादी है और अगला कदम सत्याग्रह का होगा, उस समय हसको 


...._ प्रतिपक्षी को परेशान करने का ख्याल न था । जब कभी हम स्वराज्य की लड़ाई 





पर का $ 'संधर्ष', लखनऊ, रे दिसम्बर, १६१६ 





० अपारकाशकानात ता. 


आचार्य नरेन्द्रदेव ..... २६३ 


छेड़ेंगे, साम्राज्यश्ञाही को परेशानी होगी ही, लेकिन क्या इससे हम जन्मसिद्ध अधिकार 
को छोड़ देंगे ? क्या हम यह समझें कि जबतक युद्ध में प्रतिपक्षी के हारने के लक्षण 
नहीं दिखाई पड़ें तबतक तो सत्याग्रह करना सत्य और अहिसा के प्रतिकूल नहीं है, 
लेकिन जब हमारा प्रतिपक्षो शत्रु से विताड़ित होने छगणें और उसकी प्राजय की 
आशंका हो जाय तब गुहामों को लड़ाई रोक देनो चाहिए। जब हमारा प्रतिपक्षी 
लड़ाई में संभल जाय, यह तक॑ हमारी बुद्धि में नहीं आता । हिन्दुस्तान की आजादी 
ही अंग्रेजों के लिए काफी परेशानी की बात है, वे ऐसा समझते हैं, लेकिन हम तो 


हिन्दुस्तान को आजाद करके अंग्रेज कौस पर एहसान करेंगे। में यह बात मजाक में 


: नहीं कहता, क्योंकि सेरा विश्वास है कि जो कौम इसरों को गुलाम बनाती है, वह 


अन्त में खुद गुलाम हो जाती है, इसलिए स्वराज्य को लड़ाई ऐसे मौके पर छेड़ना 
परेशान करना नहीं है । हमारी लड़ाई तो शान्तिमय हे । हम उनके देश पर तो आक- 
मण कर नहीं रहे हैँ, केबल अपने देश को आजाद करना चौहते हैं। इसमें किसीको 
परेशान करने का सवाल कहां उठता है ? खेल और कुश्ती के कायदे ऐसे हो सकते 
हैं, लेकिन आजादी के जंग में इन कायदों को गुंजाइश नहीं हे, क्योंकि प्रतिपक्षी 
किसी कायदे को मानने को तैयार नहीं है ।?* द 
शिक्षा-शास्त्री 

... नरेब्द्रदेवजी शिक्षाशास्त्र के भी पूर्ण पंडित थे। विभिन्न शिक्षा-प्रणालियों 
का उनका अध्ययन गहन था और देश की शिक्षा-समस्या पर उन्होंने बहुत-कुछ 


लिखा। राजनीति के पश्चात आचार्य नरेन्द्रदेव ने सबसे अधिक शिक्षा पर ही लिखा। 


उनका दृष्टिकोण एक बुद्धिवादी का है, किन्तु है क्रियात्मक । शिक्षा के क्षेत्र में 
विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का बड़ा महत्व है । इसलिए एक शिक्षा-शास्त्री के लिए 
यह उपयुक्त ही हैँ कि वह बालकों के साथ-साथ शिक्षक का भी पूरा ध्यान रक्खे । 


नि) 


: उन्होंने 'जनवाणी' में शिक्षकों की स्थिति पर एक छेख लिखा था, जिसमें प्राचीन 


और आधुनिक शिक्षा-प्रणाली की ओर ध्यान दिलाते हुए, आधुनिक दृष्टिकोण 


_ के अनुसार शिक्षकों की स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान दिल्मया था। उन्होंने 


लिखा था--- 
...._ “प्राचीन काल में शिक्षा देने का भार ब्राह्मण, बोद्ध भिक्षु, पादरी या मौल- 
वियों पर था। समाज में उनके लिए बड़ा सम्मान था। केवल भोजन और वस्त्र 
लेकर ही वह समाज को शिक्षा की व्यवस्था करते थे। दानशील व्यक्ति और राज्य 
की ओर से इनकी संस्थाओं को सहायता मिलती थी। . . . जो शिक्षक थे, उनको 


_समाज आदर की दृष्टि से देखता था, किन्तु आज मनुष्य का सापदण्ड रुपया हो गया 


१ संबर्ष', लखनऊ, २८ अक्तूबर, १६४० 








>स्वपस:थ सापकारपम कस उसल2धसहच 5 सः-4<ररापरबपरा ८ वससन रस लक<ू पाले ल्‍:कापकथभा5पनसावव सता रस सनक 


र्द४ड क्‍ भारतोय नेताओं की हिदी-सेवा 


है। . . . शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षकों की कमी का कारण भी यही हैँ । यह चिन्ता 
का विषय है और इसपर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। हमारा 
भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए अध्यापन के काम को आकर्षक बनाना पड़ेगा । 
आज समाज का आ्थिक कष्ट यदि बढ़ गया हे और जब रुपयों में मनुष्य की 
कीमत आंकी जाती हे, तब पुरस्कार की वृद्धि का प्रइन अध्यापक के लिए भी महत्व 
का हो जाता है ।*. 

जनहित और व्यावहारिक उपादेयता ही किसी भी सिद्धान्त की परख 
के लिए उसकी कसौटी है । आधुनिक शिक्षा-पद्धति और प्राचीन भारतीय शिक्षा- 
प्रणाली पर उनके लेख अत्यन्त सारगभित और महत्त्वपूर्ण हैं । शिक्षा में धामिक 
शिक्षा को स्थान देना उचित होगा अथवा नहीं, इस प्रदन पर स्वतंत्रीत्तर वर्षों में 


काफी विवाद हो रहा है । सरकारी प्रतिवेदनों में भी धार्मिक शिक्षा की उपयोगिता 


पर विचार किया गया है । इसी प्रशइन पर आकाशवाणी के रूखनऊ केन्द्र से अपने 
भाषण में नरेन्‍्द्रदेवजी ने, जो कहा, उसका सार इस प्रकार है--- 

“साम्प्रदायिक मेल उत्पन्न करने की सदिच्छा से कदाचित्‌ स्कूलों के पाठय- 
क्रम सें धासिक शिक्षा के समावेश की बात कही जाती हैँ । पर लोग क्षमा करें, 
मुझे यह कहना ही पड़ता है कि यह दवा बीमारी से भी अधिक घातक साबित 
होगी । धामिक शिक्षा के समर्थन में यह कहा जा सकता हैँ कि सभी धर्म मूलतः 
एक हें और सही दृष्टि से देखा जाय तो ऐसा धर्म एकत्व-साधन की ही एक शक्ति है । 
में मानता हूं कि कुछ सर्वेव्यापक तत्व ऐसे हैँ, जो सब धर्मों में समान हैं। पर ऐसे 
भी कुछ तत्व हूँ, जो एक-एक सम्प्रदाय के अपने-अपने विशेष हें। जनता जिस धर्म 


. को समझती और पालन करती है, वह तो विशिष्ट विधियुकत कर्म और पुजा-पाठ 


ही हे और ये सब सम्प्रदायों के अलग-अरूग हैँ । सीधी ओर सच्ची बात यही हैं कि 


. घर्मं समाज की एक घातक शक्ति है । 


राष्ट्रीय सरकार का काम यह हे कि वह इन विभिन्नताओं को पीछे कर दे 


हि और सबके लिए समान चोजों को आगे करे, जो सबको मिलाती और विभिन्न 
: प्रकार के लोगों को एकत्व में बांधती हुं ।/ * 


इससे यह स्पष्ट होता है कि बालकों के लिए धर्म की शिक्षा एक प्रकार 
से सांप्रदायिकता की शिक्षा बन जायगी, यह भय उनके मन में रहता था। सर्व- 


 धर्म-समन्वय को बालक-ब॒द्धि इतनी शीघ्रता से नहीं समझ सकती, इसके लिए 
. परिपक्व मस्तिष्क की आवश्यकता होती हैं । इसीलिए उनकी धारणा यह होती 





9 'जनवाणी”?, मई, १६४७ 
+ 'राष्ट्रीयता और समाजवाद!--पृष्ठ - ५०६-१० 














आचार्य नरेचद्धदेव .. रदइदप 


थी कि “स्कूलों के पाठयक्रम में धामिक शिक्षा का समावेश करने से ये सांप्रदायिक 
भेद विशेषरूप से उन बच्चों के सामने आयेंगे, जिन्हें इन भेदों का अभी कोई ज्ञान 
नहीं हैँ ।” उनका यह स्पष्ट मत था कि “बच्चा धर्म और चरित्र की बातें मौखिक 
शिक्षा से नहीं सीखा करता। अतः उदाहरणार्थ, अपने बच्चे को सेवाभाव 
के गुणों की प्रशंसा करने से बच्चों के वैसे भाव नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें सेवा 
करने के अवसर देने से दूसरों की सेवा करने में जो सुख और आनन्द हे, वह प्राप्त 
होगा ।”* इस प्रकार आचार्य नरेन्द्रदेव के शिक्षा और धर्म के विषय में बड़े 
सुलझे हुए विचार थ । धर्म उनके जीवन में गहरा उतरा, किन्तु बालकों को 
उसकी शिक्षा देने से वह डरते थे । उस गहराई में निपुणता-प्राप्त तैराक को ही 
उतरना चाहिए, यह उनका अभिमत था । उन्होंने स्वयं धर्म का गहरा अध्ययन 
किया था | जब वह लखनऊ और काशी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के पद पर 
रहे, शिक्षा के साथ-साथ बौद्धमत के आद्शों और भारत में बौद्ध धर्म के विकास 
तथा छ्वास के इतिहास की ओर नरेन्‍्द्रदेवजी आक्ृष्ट हुए | जीवन के अन्तिम 


वर्ष उन्होंने बौद्ध दर्शन! लिखने में बिताये । यह बृहत्‌ ग्रन्थ उनके देहान्त के 








उपरान्त ही प्रकाशित हो सका और इसकी गणना इस विषय की सर्वोत्तम 
प्रामाणिक पुस्तकों में की जाती हैं। इसपर साहित्य अकादमी ने उन्हें सन्‌ १९५६ 
की हिन्दी-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना घोषित करके ५०००) का पुरस्कार दिया 
था, किन्तु दुर्भाग्यवश तब उनका देहान्त हो चुका था और पुरस्कार उनके परिवार 
को दिया गया । 
भाषा-शे ली 
... नरेन्द्रदेवजी की शैली सुगठित, गम्भीर और विचारों से ओतप्रोत है । 
विषय की गम्भीरता और विचारों की विविधता के कारण कहीं-कहीं उनकी दौली 
. क्लिष्ट अथवा कुछ बोझिल दिखाई देती है, किन्तु विषय-विशेष से परिचित पाठक 
के लिए उसे ग्रहण करने और सरलता से समझने में कठिनाई नहीं हो सकती । 
उनके राजनीतिक विचारों की भाषा अपेक्षाकृत सरल हैं। बौद्धधर्म की व्याख्या 
और दर्शन के प्रतिपादन की भाषा कहीं-कहीं बहुत क्लिष्ट हैँ । किन्तु इसे लेखक 
का दोष नहीं कहा जा सकता । दर्शन के सम्बन्ध में किसी भी भाषा में लिखा जाय, 
उसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता | फिर भी नरेन्द्रदेवजी ने अधिक-से-अधिक 
स्पष्ट और बोधगम्य भाषा में लिखने का यत्न किया है। महायान बौद्धधर्म की 
_ विशेषता का वर्णन करते हुए वह लिखते हैं-- 
“स्थविरवाद का आददों अहंत्व और उसका लक्ष्य निर्वाण था। बहुत _ 


$ 'राष्ट्रीवा और समाजवाद'--प्रृष्ठ ५११ 








२६६ भारतीय नेताओं की (हिदी-सेवा 


रागादि-मलों का उच्छेद कर वक्लेश-बन्धन-विनिर्मुक्त होता था । उसका चित्त 
संसार से विमुख और मन निरविषयी होता था । अहुत्‌ अपनी ही उन्नति के लिए 
यत्नवान्‌ होता था । उसकी साधना अष्टांगिक सा्गे की थी । स्थविरवादियों 
के मत में बुद्ध यद्यपि लोक-ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हें, तथापि बुद्ध-काय जरा-व्याधि-मरण 
इत्यादि दुःखों से विमक्‍त न था। महासांधिकों के विचार में बुद्ध एक विशेष अर्थ 
में लोकोत्तर थे। महासांधिकवाद के अन्तर्गत लोकोत्तरवाद एक अवान्तर 
शाखा थी। इसके विनय का प्रधानग्रन्थ महावस्तु हे । इनके मत में बुद्ध को विश्वास 
अथवा निद्रा की आवद्यकता नहीं हु और जितने समय तक वह जीवित रहना चाहें, 
उतने समय तक जीवित रह सकते हें | स्थविरवादियों के अनुसार यदि नियम- 
पृ्वेंक अच्छा अभ्यास किया जाय तो इस दृष्ठ-धर्मे में ही निर्वाणफल का अधिगम 
होता है । मोक्ष के इस सार्ग का अनुसरण वह करता है, जो शील-प्रतिष्ठित है और 
ब्रह्मचयं का पालन करता हैँ । बुद्ध अन्य अहंतों से मिलते हूँ, क्योंकि उन्होंने सत्य 


का उद्घाटन किया और उस मार्ग का निर्देश किया, जिसपर चलकर लोग संसार 


से विमुक्‍त होते हें । इस विशेषता का कारण हे कि बुद्ध ने पूर्व-जन्मों में पुण्य- 
राशि का संचय और अनन्त-ज्ञान प्राप्त किया था।” 

बुद्ध-शिक्षा की सावभौमिकता' लेख में वह लिखते हैं--- 

“भगवान बुद्ध का बताया मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है, क्योंकि वह दोनों 
अन्तों का परिहार करता है । जो कहता हैँ कि आत्मा है, वह शाइवत दृष्टि के 
पुर्वान्त में अनुपतित होता है । जो कहता हे कि आत्मा नहीं है, वह उच्छेद दृष्टि के 


'इसरे अन्त में अनुपतित होता हे । उच्छेद्र और शञाइवत दोनों अन्तों का परिहार 


कर भगवान मध्यमा प्रतिपत्ति (मार्ग ) का उपदेश करते हूँ । एक अन्त काम-सुखा- 


. नुयोग हे, दूसरा अंत आत्म-कलसथानुयोग हे । भगवान दोनों का परिहार करते 


हैं । भगवान कहते हें कि देव और मनुष्य दो दृष्टि गतों से परिपुष्ट होते हें । केवल 


व चक्षुष्मान यथाभूत देखता है । एक भव में रत होते हें। जब भवनिरोध के लिए धर्म 


की देदाना होती हे, तब उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता । इस प्रकार वह इसी ओर 
रह जाते हैं । एक भव की जुग॒ुप्सा के विभव का अभिनन्दन करते हें । वे मानते 
हें कि उच्छेद ही द्ञाइवत और प्रणीत है । वे अतिधावन करते हूँ । चक्षुष्मान भूत को 
भूततः देखता हे, भूत को भूततः देखकर वह भूत के विराग-निरोध प्रतिमन्नधेता 


द  है। यह मध्यम सागगे अष्टांगिक सागे है 
यह है नरेन्द्रदेवजी की दाशनिक विचारधारा। यह शैली क्लिष्ट है औरइसे 


१ 'बोद्धवर्म दशेनः--पृष्ठ १०५ 
. + त्रिपथगा?, श्रक्तुबर, १६५६ 





जम 


है 


का टी लो 2 अब 8.) 2 





नपननन अनकपजसन- सर “सनक 3-०3 .>५न ५ 3--+० उन रकम ३५५३० +#े+»७-५+०८-. धर हि 


. आचार्य नरेःख्रदेव २६७ 
पूरी तरह वही समझ सकता है, जो इस विषय से परिचित ही नहीं, बल्कि जो इसमें 
दीक्षित हो चुका हो । साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझना बड़ा कठिन है। इस 
दुरूहता से भाषा भी बोझिल मालम होती है । इसे एक प्रकार से हमें शैली का 
दोष ही मानना होगा, किन्तु जैसा हम देख चुके हैं उनकी सामाजिक तथा 
राजनीतिक विषयों की लेखनशैली कहीं अधिक सरल है और इसी कारण नरेन्द्रदेवजी 


के लेखों का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। 


आचार्य नरेन्द्रदेव ने प्रायः सभी विषयों पर जो कुछ लिखा, वह हिन्दी 
में ही लिखा। हिन्दी पर उनका पूर्ण अधिकार था और इसे ही वह जनगण 
की भाषा मानते थे । राष्ट्रीय] और समाजवाद! और बौद्धधर्मदर्शन' 
के अतिरिक्त नरेन्द्रदेव की रचनाओं में समाजवाद---लक्ष्य तथा साधन 
भी है, जो उनके भाषणों के आधार पर तैयार की गई है । नरेन्द्रदेवजी 


. समाजवादी नेता थे, अतः समाजवाद के सिद्धान्तों और जादशों का निरूपण उनके 


राजनीतिक विषयों में प्रमुख स्थान रखता था। यह पुस्तक समाजवाद की व्याख्या 
का संक्षिप्त रूप है । इन तीनों पुस्तकों, उनके लेखों तथा भाषणों इत्यादि के अध्ययन 
से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि नरेन्द्रदेवजी की भाषा विषय के साथ-साथ बदलती 
रहती है---कहीं एकदम सरल तो कहीं एकदम दुरूह | यह इस बात का प्रमाण है 
फिः नरेन्द्रदेवजी ने विद्वतूसमाज तथा जनसाधारण दोनों का उसी प्रकार ध्यान 
रक्‍्खा है जैसे शिक्षक और विद्यार्थी का। हिन्दी भाषा और साहित्य को उनकी सरल 
तथा क्लिष्ट दोनों ही शैलियों को साथ-साथ छेकर चलना पड़ा है। बौद्ध-दर्शाना 
की शैली से वह दबी है, किन्तु साहित्य उभरा है। सरल हो या क्लिष्ट नरेन्द्रदेवजी 


.. की विद्वत्ता और सुलझे हुए विचारों से हिन्दी भाषा परिष्कृत और परिमाजित हुई है 
तथा उसका साहित्य-तत्व भी उभरा हैँं। अतः हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास 


में आचाय॑ नरेन्द्रदेव का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण है । उनसे हिन्दी-साहित्य को 
ऊंचा वाहझुमय प्राप्त हुआ है और भाषा को समुन्नत और सुलझे हुए विचार । 








अध्याय 5: १५ 
डॉ० सम्पुर्णानन्‍्द 
(सन्‌ १८९० ) 


 सम्पूर्णानन्द उत्तर प्रदेश के उन 
प्रमख जननायकों में से हैं, जिनकी 
साहित्य-सेवाओं से हिन्दी का भण्डार 
भरा है और जिनके प्रबल समर्थन से 
समय-समय पर हिन्दी को अमूल्य 
संहारा मिला है। * 
प्रारंभिक कविताएं 
विज्ञान के स्नातक होते हुए भी 
उन्हें आरम्भ से ही साहित्यिक लेखन 
और अध्ययन में गहरी दिलचस्पी थी। 
गोखले की मृत्यु पर इनके उमड़ते हुए 
विचारों ने कविता का रूप ले लिया । 
सम्भवतः यह उनकी पहली कविता थी, 
जो फरवरी १९१५ के नवनीतः में सस्पूर्णानन्द 
प्रकाशित हुई--- 


कि 





“देशभकक्‍त देहावसान 
हा विधि ! क्‍या सुनाई आज । 
देशभारत परम आरत, दुखी दीन समाज, 
गोखले की मृत्यु से गई डब राष्ट्र जहाज । 
स्वार्थ त्यागि अनन्य कीन्हो जाति के हित काज, 
ईदा संग सम्पूर्ण आनन्द पाइ करहि स्वराज ।”+ 
यह जानकर बहुतों को आइ्चयें होगा कि साहित्य के क्षेत्र में पहले-पहल 
सम्पूर्णानन्दजी कवि के रूप में अवतरित हुए । वह प्रायः: पत्र-पत्रिकाओं के लिए 
छोटी-छोटी, किन्तु सारगर्भित कविताएं लिखते और अपने नाम से छपवाते । 
उनकी कविताओं का विषय प्रायः देशभक्ति और कभी-कभी भक्तिभाव होता। 
$ 'नवनीत”, इन्दोर--फरवरी, १६१५ 





सम्पूर्णानिन्‍्द द २६९ 


उसी समय का एक और उदाहरण लीजिये---- 
द “प्रभु तुम दीनन के हितकारी ! 
अदश्रण शरण, अबल बल अविचल, 
आत्ते दुख संहारी । 
तव॒ प्रसाद लहि रंकराव गति, 
जावत वेद पुकारी । 
कृपा कटाक्ष करिय भारत पर, 
निज स्वभाव अनुसारी । 
निज प्राचीन लहहि पद पुनि यह, 
होहि धर्मंषथ चारी ॥ 
सस्पूर्णानद गति यहि.. दोीज, 
एती विनय हमारी है 
यह तब की बात हैं जब सम्पूर्णानन्द पब्बीस वर्ष के भी नहीं थे । प्रयाग से 
एल. टी. करके उन्होंने अध्यापक की वृत्ति ग्रहण की थी। इनकी पहली नियुक्तित डेली 
कालिज, इन्दौर में हुई, जहां उनका हिन्दी-प्रेम और भी चमका। उस समय के संबंध 
में एक रेखाचित्र' में बनारसीदास चतुर्वेदी ने, जो वहां उनके साथी थे, लिखा है-- 
“डेली कालेज में सम्पूर्णानन्‍न्दजी के साथ जो ढाई वर्ष व्यतीत हुए, उन दिनों की 
अनेक मधुर स्मृतियां हे । हम दोनों ही साहित्य-प्रेमी थे और कभी-कभी तो बातें 
करते हुए रात के बारह भी बज जाते थे। उन दिनों भी वह बड़े अध्ययनशील थे 
और कालेज में ही नहीं, इन्दौर की पढ़ी-लिखी जनता में भी उनकी धाक जम्म गई 
थी। . . . जब (१९१८ में) इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन 
महात्मा गांधी के सभापतित्व सें होनेवाला था, सस्पूर्णानन्‍्दजी साहित्य-विभाग के 
सभापति बने और में था उनका मंत्री । * 
संस्कृत के विद्वान 
सम्पूर्णानन्दजी ने संस्कृत का भी अध्ययन किया है । उनके अथाह परिश्रम 
और लगन के आगे गहन-से-गहन विषय न ठहर सके । वेद-वेदांगों से लेकर इतिहास, 
राजनीति, विज्ञान आदि सभी कुछ उनकी प्रतिभा ने समेट लिया। विद्वान्‌ मनीषी 
भगवानदासजी ने आपके संस्कृत-ज्ञान की बड़ी सराहना की है। भगवानदास जैसे 
उद्भट विद्वान के ये शब्द एक प्रकार से संयूर्णानन्‍्दजी की विद्वत्ता का सर्वेश्रेष्ठ 
प्रमाण हैं। उन्होंने लिखा है---प्रायः १९२०-२१ के आस-पास श्री संपूर्णानन्‍दजी 
न्‍ 3 निवनीत”, इन्दौर--फरवरी, १६१५ द 
: + बनारसीदास चतुर्वेदी-- रेखाचित्र'--एष्ठ १५६ 


रा 








२७०... ः भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


से मेरी जान-पहचान आरंभ हुई । यद्यपि विद्यार्थो-अवस्था में आपने सायन्स अर्थात्‌ 
पाइचात्य नवीन विज्ञान का विषय पढ़ा, पर इधर २० वर्षो में, विशेषकर कारावास 


में जब-जब आपका दीर्घकालीन निवास हुआ, उन दिनों में, संस्कृत भाषा के और 


दर्शानादि ग्रन्थों के ज्ञान का बहुत अच्छा संग्रह किया । एक बार उन्होंने मुझसे कहा 
कि पातंजल योगसृत्रों को वह डेढ़ सौ बार कारावास में पढ़ गये । बंदीग॒ह के बाहर, 
सब प्रकार की सुविधाओं में रहकर और पुस्तकों का व्यसनी होकर भी, में इतनी 
बार इन सूत्रों की उद्धरणी नहीं कर सका हूं, यद्यपि सूत्र और व्यासभाष्य 
का दब्दानुक्रसिणक कोश बताया और छपाया, जिसके लिए अवश्य ही बहुत बार 
उनके पन्नों को उलट-पुलट करना पड़ा। संपूर्णानन्दजी ने बहुत-से ग्रन्थ, छोटे भी, 
मोटे भी, बहुत विषय के ऐतिहासिक, वेद-संबंधी, गणेशादि देवता-विषयक, समाज- 
शास्त्र-विषयक, दाशनिक आदि लिखे हें, जिनके लिए आपको मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक' सिल्ता है ।/१ . 


सावंजनिक क्षेत्र में 

अध्यापन-कार्य संपूर्णानन्दजी अधिक समय तक न कर सके । उनके अपने 
बौद्धिक विकास और तज्जन्य राष्ट्रसेवा की भावना ने सन्‌ १९२१ में ही उनसे यह 
कार्य छड़वा दिया । आचार नरेन्द्रदेव ने संपूर्णानन्दजी को अध्यापक और लेखक 
दोनों रूपों में देखा और सराहा है । उनका संस्मरण इस बात को पुष्ट करता है--- 
“यह सन्‌ १९२१ की बात है । उस समय सस्पूर्णानन्‍दजी ज्ञानमंडल के प्रकाशन- 
विभाग में काम करते थे। इसके पूर्व वह डेली कालेज, इंदौर में थे और में फेजाबाद _ 
में वकालत करता था। असहयोग-आन्दोलन के कारण हम लोगों ने अपना-अपना _ 


.. काम छोड़ दिया था। श्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर मेने अपनी सेवाएं कादी 


विद्यापीठ को अपित कीं। संपूर्णानन्‍्दजी काशी के ही रहनेवाले हें और स्व. शिवप्रसाद- 
जी गुप्त के कहने पर वह ज्ञानमंडल में सम्मिलित हो गये। गुप्तजी हिन्दी के अनन्य 


. भकक्‍त थे ओर उन्होंने हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित करने की एक विस्तृत योजना तेयार 


की थी । इसीमें सहयोग देने के लिए उन्होंने संपूर्णानन्दजी को आमंत्रित किया । 


. संपूर्णनन्दजी को पठन-पाठन का पहले से शोक था। उस ससय भी उनकी दो-एक 
... पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। हम लोगों की प्रेरणा मुख्यतः राजनीतिक थी, किन्तु 
. विद्याव्यसनी होने के कारण हम दोनों की इच्छा यह थी कि राजनीतिक कार्य करते 


हुए कोई ऐसा काम भी करें, जिससे पढ़ना-लिखना न छठ जाय । - « « उन्होंने 


.._- प्रकाशन के काम सें सहयोग देना स्वीकार कर लिया। ज्ञानसंडल के काम के साथ- 


.. $ 'सम्पूर्णॉनन्द अभिनन्दन ग्रन्थ--पृष्ठ २ 





सम्पूर्णानन्‍्द द २७१ 


साथ वह राजनीति के काम में भी काफी समय देते थे ।”१ 
गहरे चवितक और लेखक 
काशी विद्यायीठ से उनका बाद में वर्षों तक संबंध रहा, किन्तु वास्तव 


में वह कार्य भी उस सार्वजनिक कार्य का ही एक अंग था, जिसे सम्पूर्णानन्दजी अब 
सदा के लिए अपना चुके थे। स्वातंत्य-संग्राम, कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम 


और हर प्रकार की समाजसेवा में जो उतार-चढ़ाव होते हैं, वे ही सब सम्पूर्णानन्‍्दजी 
के चिरसाथी हो गये। किन्तु उनका अध्ययन और अनुशीलन बराबर जारी 
रहा। दर्शन, अध्यात्मवाद आदि में वह पारंगत हो गये और उनकी लेखनी से हिन्दी 
को अनमोल रत्न मिलने लगे | कुछ पुस्तकें उन्होंने मूलरूप से अंग्रेजी में भी लिखीं। 
उनका बौद्धिक धरातल बहुत ऊंचा है, इसलिए गंभीर विषयों की ओर वह अधिक 
आकषित होते हैं। इनकी विद्गवत्ता और प्रतिभा ने देश की जनता और नेताओं को 
खूब प्रभावित किया | मंत्रीपद से और अन्यथा शिक्षा तैथा राजनीति में सक्रिय 
भाग लेते हुए भी, इनकी लेखनी साहित्य-निर्माण में सतत छीन चली आ रही है । 


. गम्भीर दाशेनिक होते हुए भी वह राजनीति, समाजशास्त्र, समाजवाद और गांघी- 


वाद के अद्वितीय लेखक और चिन्तक हैं । हिन्दी, उदू, अंग्रेजी, संस्कृत में किसी भी 
गम्भीर-से-गम्भीर विषय पर धाराप्रवाह भाषण देना उनकी विशेषता है । उनकी 
लेखन-शैली गम्भीर, विचार-प्रधान और पांडित्यपूर्ण होते हुए भी सुगम है । 

आचार्य नरेन्द्रदेव नें एक जगह लिखा हे-- री सम्पूर्णानन्‍न्दजी विद्या- 


व्यसनी हैं। कई शास्त्रों के विद्वान हें। लिखते भी तेज हें। बोलते भी तेज हें । 


७७ जे आ 


कमेटियों में बेठे हुए भी कभी-कभी लेख लिख डालते हूँ। मेरे लिए तो यह काम सर्वथा 
असंभव है । फिर उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हुँ और आज भी यह काम _ 
बन्द नहीं हुआ है । . - - हिन्दी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार हे । चिहविलास' 
इसका उत्कृष्ट प्रमाण हे । आयों के आदिम निवास-स्थान पर उनका जो ग्रन्थ 


निकला है, वह उनके चिन्तन और विद्वत्ता का परिचायक हे । हमारी पीढ़ी के जो 


लोग राजनीतिक क्षेत्र में हें, उनमें वह सबसे अधिक विद्वान हें । इतिहास, दहन, 


'राजश्ास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष, समाजशास्त्र और साहित्य का अच्छा अध्ययन 


है। . - - वह पत्रकार भी रह चुके हैं । कुछ दिनों काशी से समाजवादी दल की ओर 
से हिन्दी का एक साप्ताहिक सन्‌ १९३५ में निकछा था। उसका भी संपादन वही 
करते थे। पराड़केरजी के जेल जाने पर आपने आज को भी संपादित किया ॥ 
काशी के 'जागरण' और उसकी मर्यादा का भी आपने संपादन किया हे । - - - वह 


भाषण और लेख द्वारा विचारों का प्रसार कर सकते हें, किन्तु किसी दल विद्ेष 


६ “पम्पूर्णानन्द अभिनंदन-अंथ'--पृष्ठ हे 





२७२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


का संगठन नहीं कर सकते । उनको यह विश्वास हे कि चाहे राजनीति में रहें या 
न रहें, साहित्य की तो सेवा वह कर ही सकेंगे । संपूर्णानन्‍्दजी राजनीतिक और 
साहित्यिक दोनों हें । द 

उनकी दौली की दृढ़ता और ताकिक प्रवाह का पता सम्पूर्णानन्‍्दजी की 
किसी भी रचना से लग सकता हैँ । आरयों का आदि देश' में उन्होंने लिखा है--- 


“सस्यता और संस्कृति के इतिहास में भारत को कोई विशेष महत्व का स्थान 


नहीं दिया गया । इसके कई कारण हें, पर इनमें से मुख्य कारण यह हे कि भारत 
का अपने पद्चिसी पड़ोसियों से राजनीतिक संबंध नहीं के बराबर था । ईरानी, 
यहूदी, यूनानी, मिश्री, इराक के दूसरे राज्यों के रहनेवाले, जसे सुमेरी, चेल्डी, 
हित्तो आदि, आयेदिन एक दूसरे से लड़ते और सन्धि करते थे। एक का राज दूसरे 
पर होता था, एक की सेना दूसरे के देश में जाती थी, एक के सेनापतियों ओर नरेश्ञों 


के नाम दूसरे के इतिहास में जगह माते थे। भारत सबसे अलूग था। गुप्त-साम्राज्य 
के समय में तो भारत की सीमा सध्य एशिया तक पहुंचाई गईं, पर इसके पहले 


किसी भी योद्धा का ध्यान भारत के बाहर नहीं गया । जो महत्वाकांक्षी राजा हुआ, 


उसने भारत के विभिन्न प्रान्तों के नरेशों को हराया, अश्वमेध या राजसुय-यज्ञ 
किया, चक्रवर्तों कहलाया। 


“इसका कारण सात्विकता न थी। आपस में तो लड़ते ही रहते थे। इस 
अलग-अलग रहने का यह परिणाम हुआ कि बौद्ध-देशों सें धर्मप्रचारक अशोक को 
भले ही ख्याति हो, परन्तु तत्कालीन इतिहास न तो किसी पराक्रमी भारतीय नरेश 


को जानता है, न भारतीयों की वीरता और युद्ध-कौशल से परिचित हूँ । इससे 


यह धारणा पड़ गई कि भारत का अपने बाहर की सभ्यता के विकास पर कोई 


प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर, यूरोपियन विद्वानों ने अपनेको यह भी समझा लिया 


था कि भारतीय सभ्यता का इतिहास ३५००-४००० वर्ष के भीतर का है । ऐसी 
दा में वह उन प्राचीन सम्यताओं को, जो उससे कहीं पुरानी थीं, प्रभावित कर 
भी नहीं सकता था द 


 ग्रंथ-परिचय 


संयूर्णानन्दजी विद्याव्यसनी साहित्यिक तो हैं ही, उन्होंने स्वयं अनेक क्‍ 


पुस्तकें लिखी हैं। राजनीति में व्यस्त रहने के कारण अनेक बार अपने ग्रन्थों पर _ 
ही उन्हें जोविका के लिए निर्भर रहना पड़ा है| इस प्रकार हिन्दी साहित्यकारों 


की कठिताइयों से वह भलीभांति परिचित हैं । इसीलिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा-मंत्री 


१७७७७" 


हर 'सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन भनन्‍्थ!---पृष्ठ ४ 
* आर्यों का आदि देश---पृष्ठ २०४-५ 








नकली हब स्तकलकंसेनं-न सब 5. 


हाहतत>+--ललन्‍कतकन्‍्स३सन ता <+ मकान सनक सव+्‌-पन्‍न कल नल «5८ न 5 











>4 0078 
| २ 
रा 
हक 
5 


सस्पूर्णानन्द २७३ 
के पद से उन्होंने साहित्यिकों को प्रेरणा देने एवं उनकी प्रसिभा के विकास के लिए 


. ५० हजार रुपये वाबिक सहायता देने की व्यवस्था की। एक नेता के इस प्रकार 


का उच्च साहित्यकार बनने से जनता को उसके अमूल्य ग्रन्थों की तो देन मिली ही 


.. है, नेता बनकर भी उन्होंने अपनी सहायता और सहानुभूति से साहित्य-सूजन 
. में योगदान दिया है । 


संयूर्णानन्दजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी और हर समय राज- 
तीति की उलसनों में उलझे रहने पर भी लेखनकाये के लिए समय निकालते ही 
रहे । उनके इसी तप का फल है कि हमें इतनी अधिक संख्या में उच्च कोटि के 


ग्रन्थ प्राप्त हो सके ।* 


सम्पूर्णानन्दजी को आजकल वैज्ञानिक उपन्यास पढ़ने और भूमिहीन खेती _ 
करने में बहुत रुचि है। उनके वैज्ञानिक और साहित्यिक व्यक्तित्व का यह संगम हो 
रहा है । पृथ्वी से सप्तषि मंडल और अन्तरिक्ष यात्रा जैसी रचनाएं इस आकाश 


और धरती के संगम का प्रमाण है । उनका विज्ञान कला का एक भंग हैं । इसीसे उनके 


बौद्धिक समन्वय का परिचय होता है। अपनी रचनाओं में भी जो विचार उन्होंने 
सौंदर्यानुभूति पर व्यक्त किये हैं, वे आत्मानुभूति का ही फल्ठ हो सकते हैं । उन्होंने 
लिखा है---/इसीलिए सौंदर्य का सच्चा अनुभव योगी को ही हो सकता हे । ज्यों- 


ज्यों चित्त की वृत्ति रुकती है, त्यों-त्यों अन्तःकरण के दिवकालादि धर्मों का अति- 


१ सम्पूर्णानन्‍्दजी-नजिखित पुस्तकों की सूची -- 


१. धर्मवीर गांधी १७, जीवन और दशेन 

२. महाराजा छत्रसाल १८. ब्राह्मण सावधान । 

३. भोतिक विज्ञान १६. चिद्रिलास 

४. ज्योतिर्विनोद २०. गणेश 

५- भारतीय सुष्टि-क्रम-विचार २१. भाषाशक्ति 

६. भारत के देशी राष्ट्र २२. पुरुष-सूक्त 

७. चेर्ताप्ह श्रौर काशी का विद्रोह २३. पृथ्वी से सप्त्षि मंडल 

८. सम्नाठ हृषवर्धन २४. हिन्दू-विवाह में कन्यादान का स्थान 
&. महादजी लिधिया २५. ब्रात्यकांड 
१०. चीन की राज्यक्रांति २६. भारतीय बुद्धिजीवी 

११. मित्र की स्वाधीनता . २७. समाजवाद 
१२. सम्राट अशोक ९८. अन्तरिक्ष यात्रा 
१३. अन्तराष्ट्रीय विधान . २६. स्फुट विचार 
१४. समाजवाद ३०. अलकनंदा मंदाकिनी के दो तीथे 
. १५४. व्यक्ति श्रौर राज ३१. चेतसिदद 


१६. श्रार्यों का आदि देश ३२. देशबन्धु वित्त जनदास 





२७४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


रोहण होता है । अन्त में अविद्या के क्षय होने पर भेद-बुद्धि नष्ठ हो जाती हे और 
एक अद्वय अखण्ड चित्सत्ता अपनी लीला का संवरण करके अपने-आपका साक्षात्कार 
करती है । उसका स्वरूप परमानन्द हे, अतः योगी पर निरन्तर सोम की वर्षा 
होती है । कबीर के दाब्दों में 'रस गगन गुफा में अजर झरे। योगी के लिए सदा 
सर्वत्र सौंदर्य का सागर लहराता रहता है ।”* उनके व्यक्तित्व के इस पहलू और 
उनके ज्ञान की व्यापकता ने सभीको प्रभावित किया है । 
भूतपूंव स्वराष्ट्र उन्‍्त्री पं. गोविन्दवल्लभ पंत लिखते हँ---- संपूर्णाननदजी इस 
(उत्तर प्रदेश ) प्रांत के नहों, किन्तु सारे देश के उन गिने-चुने व्यक्तियों में हें, जिन्होंने 
राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए सरस्वती की यथेष्ट उपासना की है। उनकी विद्वत्ता 
हे ..प्रगाढ़ हैं और उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है । उनकी लेखनी में ओज व जीवन और 
* .. उनके विचारों में मौलिकता, विदलेषण-शक्ति तथा गांभीय॑ है। इतिहास, राजनीति, 
रे पाइचात्य-पौर्वात्य दर्शत और विज्ञान; कोई ऐसा विषय नहीं है, जिसमें उन्होंने उच्च- 
..... कोटिका ग्रन्थ न लिखा हो । उनकी कृतियों का हिन्दी-साहित्य में ऊंचा स्थान है। 
इस प्रकार के गंभीर विषयों में उन्होंने हिन्दी का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया हे ।”* 
संयूर्णानन्‍दजी ने अपनी विद्वत्ता से हिन्दी-साहित्य में एक विशेष स्थान बनाया 
है ओर इस विशिष्ट स्थान का स्वयं संयूर्णानन्‍्दजी को मान है। श्री श्रीप्रकाश ने 
हे उनके संस्मरणों में इसका बड़े ही विनोदपूर्ण और सुंदर शब्दों में उल्लेख किया है । 
हि वह लिखते हैं---“विद्या का आपको आग्रह भी हे। संभव है, मित्रगण उनसें वह विनय 
और नप्ता न पावें, जिप्तकी प्रायः सबसे ही अपेक्षा की जाती है । इसके अभाव में, 
5 संभव है, कुछ गलतफहमी भी हो और बहुत-से लोग बिना विचारे यह समझ लें कि 
|... इनमें मद है, गवें है। ऐसे विद्वान को अभिमान होना स्वाभाविक भी है । मुझे 
. स्मरण है कि एक बार पिताजी से (डा. भगवान्‌दास) किसी प्रसंग में इन्होंने कहा 
था--मेरा तो यही विचार रहा है कि हिन्दी में लेखक केवल एक हु और उनका 
: नाम हैं संयूर्णातन्‍्द । पिताजी की विद्वत्ता प्रसिद्ध हे । जब उनसे इन्होंने ऐसा कहा तो 
कुछ समझकर ही कहा होगा । यह १९२२ की गया-कांग्रेस के समय की बात हे । 
मेरा उनका परिचय थोड़े ही दित पहले हुआ था। तबतक मेंने उनकी कोई पुस्तक 
. नहीं पढ़ी थी। पीछे कई पढ़ों । अवश्य ही मुझे उनकी विवेचना-शक्ति, उनकी वर्णन- 
9. ..._ शक्ति और उनके ज्ञान के विस्तार पर आइचये हुआ । यदि अपने संबंध में इतती 
|... छोटी ही अवस्था में उनका ऐसा विचार हुआ, तो कोई आइचय नहीं।” ३ 
धर १ भाषा को शक्तिः--पृष्ठ ५१ 
२ संपूर्णानन्द अभिनन्दन-मंथ"--पृष्ठ १६ 
3 संपूर्णानन्द अभिनन्दन पंन्थ*--एष्ठ ११ 











सस्पूर्णाननद र७५ 


द संयूर्णानन्‍दजी के ऐसे प्रामाणिक ग्रन्थों को किसका प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ द 
या हो सकता। स्वयं लेखक से लेकर उच्च-से-उच्च कोटि के हिन्दी-लेखकों व पाठकों 


को इसका गौरव है । यह तो प्रत्यक्षम्‌ किम्‌ प्रमाणम्‌' सी बात है। फिर राष्ट्रपति 


राजेद्धबाबू के, जो हिन्दी-साहित्य-संसार में भी राजेद्ध ही हैं, इन प्रमाण-वाक्यों से 
. संपूर्णनन्दजी की जन-सेवा और साहित्य-सेवा को चार चांद अवश्य लग जाते हैं। 
. राजेंन्रबाबू कहते हैँ---डा. संपुर्णानन्दजी भारत के उन सपूतों में हें, जिन्होंने... 


उसकी सेवा केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं की हे, पर उसके साहित्यिक उत्थान 
में भी कम कास नहीं किया है । आप गांधीजी के असहयोग-आस्दोलन सें जोरों से 


शरीक हुए, पर आपने ऐसा करते समय अपनी पुस्तकों को अलमारियों में बंद नहीं 


कर दिया और असहयोग-आन्दोलन में सक्तिय भाग लेते हुए कई ग्रंथ देश को और 
विशेषकर हिन्दी-संसार को भेंट किये। इनमें कई तो अपने विषय के हिन्दी से प्रायः 
प्रथम ही ग्रंथ थे (१ 
समाजवाद 

राजनीति में प्रवेश के कुछ वर्ष बाद ही संपूर्णानन्‍्दजी समाजवादी विचार- 
धारा से प्रभावित हो गये थे | तभी उन्होंने इस साहित्य का गहन अध्ययन कर 
'समाजवार्द' पुस्तक लिखी, जो उनकी सर्वप्रथम रचनाओं में है। यह ग्रन्था 
कांग्रेस-समाजवादी दल के लिए मौलिक पुस्तक के समान रही है । इसी पुस्तक पर 
उन्हें मंगलाप्रसाद पारितोषक' मिला था | भाषा और वस्तु-विषय की दृष्टि से 
आज भी इस पुस्तक की उच्च कोटि के राजनीतिक ग्रंथों में गणना है । वर्ग- 
संघर्ष अध्याय में उन्होंने धनी और दरिद्र के भेद-भाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
किया है और इस विषय में इस प्रकार लिखा हें---जो बात धनवान के लिए 
भूषण हुं, वही दरिद्र के लिए दूषण हुं। पण्डे, पुरोहित, पुजारी भी उसे नहीं पूछते ॥ 
धर्म्मप्रन्थों में निर्धनों के लिए निर्वाह कर तो दिया गया हे, पर धर्स्मोपजीवी समुदाय 
दरिद्र को घ॒णा की दृष्टि से देखता हेँ। दरिद्र के ऊपर जो सरकारी और गेर- 


सरकारी अत्याचार होते हें, उनके विरुद्ध आवाज उठाना किसीका काम नहीं 


हैं। उससे बन पड़े तो सन्‍्तोष करके चुपचाप बेठ रहे, नहीं तो अपने मनस्ताप को 
आंसुओं के रूप में बहा दे । इससे भी आगे बढ़ना चाहता हो तो आकाश की ओर 


. आंखें उठाकर दीनानाथ, दीनबन्धु, करुणासागर, समदर्शी, निर्बंल के बल, निर्धन 


के धन, भगवान्‌ को पुकारे । इससे और तो क्या होना है, अपनेको धोखा देदे सें 
सहायता मिल जाती हे । ठीक भी हे, आखिर सजहब दरिद्र की ओर से क्‍यों माथा- 


_पच्ची करे ? यदि उसके कर्म अच्छे होते या ईबवर की उसपर कृपा होती तो वह 


१ संपूर्णानंद अभिनंदन झंथः--एष्ठ १ 











२७६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


दरिद्र होता ही क्‍यों ? चुपचाप सह लेना ही तो उसका सबसे उत्कृष्ट प्रायश्चित्त हे। 
“शोर मचाकर यह दरिद्र नाहक समाज को क्षुब्ध करते, पर समाज ने भी 
इसका प्रबन्ध कर रखा है । यदि इनका उठाया कोई आन्दोलन जोर पकड़ता है 
तो सरकार इसको ठीक कर सकती है । निर्धन चाहे बेकार हों, चाहे कृषक, चाहे 
सजदूर यदि वह अपनी अवस्था को उन्नत करने के लिए कोई सक्तिय आन्दोलन 
करेंगे तो अवश्य थोड़े ही दिनों के भीतर उनको राजशक्ति से टक्कर लेनी होगी, 
क्योंकि राजदक्ति धनिक-वर्ग के हाथों में हे ।”* 
स्पष्टोक्ति और विचारप्रधान लेखन के लिए संपूर्णानन्दजी की ख्याति का 
आधार प्रारंभ में यही पुस्तक थी। अपने मन की बात कहने में, यदि उन्हें उसकी 
सचाई पर विश्वास है तो, उन्हें कभी क्लेश अथवा आपत्ति नहीं होती । इसका सबसे 
बड़ा प्रमाण ब्राह्मण सावधान !  है। इस पुस्तक में उन्होंने ताकिक ढंग से, किन्तु 
_अपूर्व निर्भीकता से ब्राह्मण-समाज को चेतावनी दी है और वर्णव्यवस्था की आलो- 
चना की है। इस आलोचना का आधार सदाशयता और देशप्रेम है । वह लिखते 
हैं---पुनरुक्ति अच्छी चीज नहीं होती, परन्तु कभी-कभी उससे काम लेना हो 
पड़ता है । ब्राह्मणों के प्रति कड़वी भाषा का प्रयोग करना मुझे अच्छा नहीं रूगता, 
परन्तु कटुता के डर से धर्म का परित्याग नहीं किया जा सकता । जो अपने कत्तंव्य 
को भूल गया हो उसे उसका स्मरण दिलाना धर्म है। इसीलिए में बार-बार उसी 
राग को अलापता हूं। मुझे वैदिक धर्म के प्रति जो श्रद्धा है और ब्राह्मण के ऊंचे पद 
के लिए जो स्नेह और आदर हे, वह सेरी धृष्टता का मार्जत कर देगा । * 
'इस प्रकार स्थिति स्पष्ट करने के बाद वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैँ, वह 
इस प्रकार है---“जब नाव भंवर में पड़ जाती हे, आंधी के थपेड़े उसको आपदग्रस्त 
कर देते हें तो चतुर नाविक ऐसी वस्तुओं को जो भार बढ़ानेवाली होती हैं, पानी 
' भें फेंक देता है। हल्की नाव को बचाना सुगम होता है। किनारे पर रूगकर ऊपरी 
सामान का पुनः संग्रह किया जा सकता हे । पुरानी की जगह उनसे अच्छी नई 
चीजें ली जा सकतो हूं। जब घर में आग लगती है तो लोग थोड़ी-सी बहुमूल्य वस्तुओं 
. को लेकर बाहर निकल आते हूँ, जीवन रहा तो दूसरी चीजें फिर आ जायंगी । आप 
भी ऐसा ही करें । आज जब धर्म पर चतुदिक से आक्रमण हो रहा हे तो सब कुछ नहीं 


. बचाया जा सकता। सब बचाने के उद्योगों में सब जायगा । आप रत्न और कड़े _ 


. में विवेक नहीं करते, यह विपत्ति है। कड़े को, गौण चीजों को, आचार-ध्यवहार 


के को, गोण उपासनाओं को छोड़िये, मूल को पकड़िये । यदि आपके वेद रह गये, तो 


समाजवाद”--एष्ठ १५१-२ 
... * ब्ाह्मण सावधान !"-छएष्ठ २६ 


की गिल ८ ्ज्ब्की का 


सनक त+न्‍ नम कि जी छः हर्क 





सम्पूर्णानन्‍्द २७७ 


सब कुछ फिर आजायगा। समय को देखकर वेद की नींव पर नये धर्मशास्त्र की, 
नये आचार-शास्त्र की, नये न्याय की, सृष्टि कीजिये । यह रचना नई होगी, पर 
इसकी जड़ प्राचीन से प्राचीन, सनातन, होगी । शाखाओं को काठ दीजिये। जड़ 
रहेगी तो नई शाखाएं फिर निकल आयेंगी। युगप्रवर्तक बनिये। समाज के 
. अनाय्यंजुष्ट, अस्वर्य, अकीतिकर क्लेव्य को दूर करके उसमें आर्योचित स्वावलम्बन, 
धर्मानुप्राणित स्फूरति भरिये । आपके कन्धों पर बहुत बड़ा दायित्व हे । उसका 
बोझ आप दूसरों पर नहीं डाल सकते । मे फिर कहता हूं, नम्रता से परन्तु दढ़ता 
से कहता हूं, आप सावधान हों, मोह-निद्रा से उठ । आपके जागने से हिन्दू-समाज 
का, भारतवर्ष का, समस्त विद्व का, कल्याण होगा ।* 
ब्राह्मणों से ही उनको चिड़ हो ऐसी बात नहीं, उनका बौद्धिक दृष्टिकोण उन्हें 

. चहीं आलोचना पर बाध्य करता है, जहां कहीं भी समाज के किसी अंग में उन्हें 
त्रुटि अथवा निरबंलता दिखाई दे । भारतीय बुद्धिजीवी बर्न के बारे में उन्होंने 
एक लेख लिखा था, जो उनके गंभीर मनन और चिन्तन का द्योतक है, किन्तु 
उसकी विशेषता भी बौद्धिक विश्लेषण और स्पष्टवादिता है। संपूर्णानन्‍्दजी स्वयं 
बुद्धिजीवी रहे हैं, इसलिए उन छोगों से उन्हें सहानुभूति है, किन्तु परिस्थितियोंवश 
या किन्‍्हीं कारणों से ये लोग जब दूषित चक्र में फंसकर साधारण-से-साधारण 
बातों की भी अवहेलना करते हैं, तब संपूर्णानन्दजी उन्हें दोषी ठहराते हैं, यद्यपि 
वह उनका दोष क्षम्य मानते हैं । अपने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग की कुण्ठा' में 
उन्होंने लिखा है--परस्पर-विरोधी धाराओं के थपेड़े खाते-खाते भारतीय बुद्धिजीबी 
के सस्तिष्क में यदि स्थायी अनिल्‍्चय और निराज्षा का भाव घर कर जाय तो क्या 
थह आइचये की बात होगी ? अपने आत्म-सम्मान और आत्स-विश्वास को बनायें 
. रखना उसके लिए कठिन हो गया है और इससे उसके भीतर भय का संचार होता 
है । जैसा पहले कहा गया है, अपनेको विक्षिप्तावस्था से बचाने का एक ही मार्ग 
. उसके पास रह जाता है कि वह वास्तविकता की ओर से मुख मोड़ ले, सोचना बन्द 
 करदे और हर समय किसी-न-किसी प्रकार के कार्य में लगा रहे । समाज ने उसके 
प्रति न्याय नहीं किया है, यदि यह अनुभव करनेवाला व्यक्ति ऐसे कार्यों से संतोष 
का अनुभव करता है, जिनमें उसे अपने प्रति किये गए अन्याय के प्रतिकार का भास 
होता है तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता है । कोई भी जान-बूझकर अपने ही देश 
को हानि पहुंचाना नहीं चाहता हे, परन्तु बुद्धिजीवियों की एक बड़ी संख्या जिस 
प्रकार सरकारी योजनाओं पर वाद-विवाद करती हे, उसे सुनकर ऐसा प्रतीत होता 

है कि इत योजनाओं की असफलताओं में उन्हें एक हेषजन्य सुख मिलता हुं, चाहे 
.._$ ब्राह्मण सावधान -एृष्ठ ४८ 








२७८ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


उससे राष्ट्र को बहुत बड़ी हानि की आहंका ही क्‍यों न हो । 

“यह मानसिक अवस्था स्वास्थ्य की द्योतक नहीं है। अवश्य ही सच्चे हृदय 
की दांका आधे भत से किये गए विश्वास से अच्छी होती है और समाज में 
अनास्थावादियों के लिए भी स्थान होता है, परन्तु जब सारा-का-सारा राष्ट्र या 


'उसका प्रबुद्ध अंग (दोनों का तात्पय एक ही है ) निराशाबादी हो जाय तो यह चिता 
. का विषय हो जाता है। राष्ट्र-निर्माण के बड़े-से-बड़े प्रयत्न इस चदटान से टकराकर 


च्‌र-चूर हो जायंगे। संशयात्मा विनश्यति' श्रीकृष्ण के इन शब्दों में एक ठोस सत्य 
निहित है। जिस मनुष्य को निरन्तर शंकाएं घेरे रहती हैं, उसका नाश अवध्यंभावी 
है (१ द 

लेखंक और विचारक के रूप में संपूर्णानन्दजी की प्रतिभा निस्सन्देह 
चहुंमुखी है । विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति आदि गंभीर विषयों पर ही 
उन्होंने नहीं लिखा, वह लेखन को मनोरंजन का साधन भी मानते हैं और ऐसे 
समय में उन्होंने जिस साहित्य की रचना की है, वह वास्तव में मनोरंजन का साधन 
है। धर्मवीर गांधी! और महारांज छत्रसाछ” मनोरंजन के लिए लिखे ग्रन्थ 
नहीं हैं, किन्तु इनकी शैली कथा-साहित्य के अनुरूप है | इसी प्रकार जीवनियां 
लिखने की ओर भी वह प्रवृत्त होते रहे । उसी प्रवृत्ति का फल 'ह॒ष॑वर्धत' और 'सम्राट 
अशोक' हैँ । उनके अपने संस्मरण भी कम रोचक नहीं । वास्तव में इस फुटकरं 
संस्मरणात्मक लेखों में उनकी भाषा बहुत ही निखरी हैँ । इधर-उधर 
हास्य के पुट का भी समावेश इनमें किया गया है ।* जेल-संस्मरण 
शीर्षक लेख में वह बंदियों की तिकड़म्‌' के बारे में यों लिखते हैं--“जेलू 
में तिकड़म शब्द बहुत चलता हे। अब तो बाहर भी प्रयोग में आ चला है । 
जेल के नियमों के विरुद्ध जो कोई काम किये जाते हूँ, वे तिकड़म के प्रसाद से ही 
होते हूँ । राजनीतिक बंदियों में भी अनेक प्रकार के व्यक्तित थे, स्थात्‌ १००० में १ 
ऐसा भी होगा, जो तिकड़स के सर्वथा विरुद्ध रहा है। शेष थोड़ी या दूर तक प्रत्यक्ष या. 
अप्रत्यक्ष रूप से तिकड़म का अनुमोदन कर छेते थे। कम-से-कम अखबारों के लिए 
तो में भी तिकड़म का दोषी रहा हूं । संभव है, सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेने 


. से अपराध का भार कुछ हल्का हो जाय । जिन दिलों हम लोगों को समाचार-पत्र 

. मिलना बंद था, लीडर' या आज' की एक-एक प्रति के लिए कभी-कभी एक रुपया 
. तक दिया गया है। रुपया भी तिकड़म की ही देन होता था। तिकड़म की एक रोचक 
_कहानी हमारे १९२१ के लखनऊ जेल-जीवन से संबद्ध हैं । एक दिन जब सुपरि- 


. 4 भारतीय बुद्धिजीवीः--पृष्ठ ११-१२ का 
* संपूर्णानन्दजी के संस्मरण पुस्तकाकार में शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले दें । 


न्ल्््््ड्ट्स्स्ससिजजम्ल5ंड-नम#ू आओ ४2 >> ने मेममणणयणगर् 











सम्पूर्गानिन्द २७९ 


स्टेन्डेन्ट श्री क्लेमेंट्स बारिक में घमने आये तो श्री रंगा अय्यर सामने दीवार पर 
श्रीकृष्ण का चित्र लठकाये ध्यानमुद्रा में बैठे थे। ध्यान तो खेर जेसा था बेसा था, परन्तु 
सुपरिल्टेन्डेन्ट की ओर उन्होंने दृष्टिपात भी न किया। क्लेमेंट्स ने उस चित्र को 


हटवा दिया। दूसरे दिन जब क्लेमेंट्स आये तो हम सब जितने हिन्दू बन्दी थे, सबके- 


. सब ध्यानमरन बेठे थे, सबके सामने दीवार पर श्रीकृष्ण का रंगीन चित्र लटक 


रहा था। क्लेमेंद्स बेचारे कया करते, चुपचाप चले गए। रात-रात में इतने चित्रों 
का आ जाना तिकड़म का चमत्कार था।* 

संपूर्णानन्द जैसे गंभीर और कुछ रूखे दिखाई देनेवाले व्यक्ति के लिए 
ऐसी साधारण घटनाओं का सरस वर्णन अपने-आपसे साहित्यिक अभिरुचि का 
विषय बन जाता है । लेखक के साहित्यिक विकास का परिचय भी इस प्रकार के 
लेखन से अधिक मिल सकता है । यही इन संस्मरणों का महत्व हैं और इसी कारण 
मैंने जेल-संमरण' के एक अंश का उद्धरण दिया है। * 
... प्रत्यक्ष रूप से हिन्दी की जो सेवा संपूर्णानन्‍दजी ने की है, उसके सम्बन्ध में 
कुछ कहना शेष रहता है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन' से लगभग तींस वर्ष से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं और इन दोनों प्रमुख 
हिन्दी-संस्थाओं को संपूर्णानन्‍्दजी का सक्तिय योगदान मिला हैं। हिन्दी के लिए 


अनावश्यक विवाद में पड़ने में उनका विश्वास नहीं। वह हिन्दी को भारत की राष्ट्र 


भाषा और इस देश के अधिकांश लोगों की मातृभाषा मानते हैं और इस स्वतःसिद्ध 
तथ्य को युक्ति अथवा विवाद से ऊपर समझते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री के रूप 
में और बाद में मुख्यमंत्री के रूप सें हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए उन्होंने उसी 
तत्परता से कार्य किया हैं, जिस तरह पहले वह केवल लेखक और नेता के रूप में 
करते रहे । हिन्दी को वास्तव में संपूर्णाननन्‍्दजी से जो ग्रन्थ-निधि मिली है,शायद अन्य 
किसी नेता से नहीं मिली । इसलिए हिन्दी-भाषा और साहित्य में संपूर्णानन्‍दजी का 
योगदान अतुल और महान्‌ है । 


१ 'समाजवाद'--पृष्ठ ३२-३३ 





के 


अध्याय : १६ 
विनोबा भावषे 
(सन्‌ १८९५) 


हिन्दी को आचाये विनोबा भावे की देन आंकते समय सहसा उस समस्त 
विकास-क्रम का ध्यान आ जाता है, जो आधुनिक हिन्दी की उत्पत्ति का इतिहास 
है। एक समय था जब सिद्ध छोग, साथु-सन्त और 
परित्राजक देशभर में पश्रमण करते थे और उनके 
परित्रजन के कारण अवह॒दद! अथवा एक देश- 
व्यापी अपश्रंश की उत्पत्ति हुईं। आचायें विनोबा 
भावे की यात्राएं, उनके दैनिक प्रवचन, उनके 
सुलझे हुए विचार और सरल हिन्दी में उनके 
उपदेश, ये सब उसी पुराने क्रम की लड़ियां हैं। 
स्व० बालक्ृष्ण हार्मा नवीन' के दब्दों में--- 
“बितोबा युग-युग की भारतीय संस्कृति के प्रतीक 
हैं। विनोबा इस देश की सनातन परंपरा की एक 
विनोबा भावे लड़ी हैं। समर्थ रामदास, ज्ञानदेव, नामदेव, 
तुकाराम, एकनाथ, कबीर, तुलसी, नानक, दादू 
आदि संतों के समान तो वह हें ही, पर इसके अतिरिवत दह और कुछ भी हें-- 
वह प्रतिवादि भयंकर शंकराचार्य आदि आचार्यों की कोटि के भी हैं। .  - भारतीय _ 





. संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय तत्वज्ञान, भारतीय साहित्य, ये सब 


बिनोबा में मानो प्रस्फुटित और पल्‍लवबित हो उठे हें। मुझे तो उनको एक-एक 


बात में मोलिक चिन्तन के दर्शन होते हें । साधारण-सी बात कहेंगे, पर, लगेगा 


सानो युग-युग का भारतीय चिन्तन-सामर्थ्य मुखरित हो उठा हं-- 
प्रतियुग में पुराण बोला हें 
नव शेली नव शब्दों में 
किन्तु वाक्य आधार वही जो 
संचित दशत-शत दाब्दों में 
“हमारे देशवासियों में अभी भी सन्‍्तवाणी ओर सन्‍्तचरित्र से प्रतिकृत होने की . 


लक हैं । जनगणों के हृदय, समन और विचार मरे नहीं हें । वे केवल 








विनोबा भावे २८१ 


तन्द्रित-से, सुप्त-से हैं । जो कुछ भी सत्‌, श्षिव, सुन्दर, उदात्त और श्रेयस्कर है, उसके 
प्रति भारतीयजनों की आस्था हे । यही कारण हे कि हमारे देश के अपढ़ किसान 
सत्‌, सुन्दर, शिव और उदात्त के प्रतीक विनोबा को देखकर मंत्रम॒ुग्ध-से उनके 
पीछ हो लेते हैँ ।7* 

.. भाषा के विस्तार और विचारों के प्रसार का, आज के वैज्ञानिक युग में भी, 
म्रमण से बढ़कर प्रभावपूर्ण माध्यम दूसरा कोई नहीं, और जब यह यात्रा पैदरू 


की जाती हो और प्रतिदिन सैकड़ों-हजारों ग्रामवासियों से भेंट होती हो, तो इस 


बात की सहज ही कल्पना की जा सकती हैं कि यह माध्यम कितना प्रभावोत्पादक 
और शक्तिशाली होगा । जो बात सिद्धान्त रूप से नेता लोग कहते आये हैं कि हिन्दी 
देश के अधिकांश भाग में बोली और समझी जाती है, विनोबा इस कथन को प्रतिदिन 
व्यवहार की कसौटी पर कसकर सत्य का रूप देते हैं । देश और काल से मुक्तप्राय 
यह सन्त केरल में भी निस्संकोच उसी वाणी दा प्रयोग करता है, जिसका काश्मीर 
अथवा पंजाब में । हिमालय से प्रस्फुटित गंगा की धारा जैसे समानरूप से विभिन्न 


प्रदेशों में प्रवाहित होती है, वैसे ही विनोबा की वाणी देश-प्रदेश की भौगोलिक 


सीमाओं का विचार किये बिना बराबर बहती चलती है। हाल ही में जब 
विनोबाजी ने मध्यप्रदेश के डाकग्र॑स्त क्षेत्र में प्रवेश किया, उस अवसर पर उन्होंने 
इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये। उन्होंने कहा--ें गंगा और यमुना पार कर 
चुका, अब चंबल पार की हे। ये नदियां जन-जन के लिए ऐक्य ओर सुख का संदेश 


_पहुंचानेवाली हें। मेरी अभिलाषा हु कि मेरी यात्रा भी इन नदियों की धारा 


के समान ही सुखप्रद हो ।” * 

हिन्दी-प्रेमी 

.. मराठी-भाषी विनोबा का हिन्दी से सम्बन्ध उनके सार्वजनिक जीवन से 
भी अधिक पुराना है। गांधीजी के अनुयायी और गांधी-विचारधारा के कट्टर 
समर्थक के रूप में उन्हें हिन्दी-प्रेम उसी परम्परा से प्राप्त हुआ । संस्कृत के प्रति 
उनका अनुराग बाल्यावस्था में ही हो गया था। उनकी विचारधारा और प्रशिक्षण 
साहित्य के अनुरूप थे। संस्क्रत से अन्य भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी तक 
पहुंचने में उन्हें देर नहीं छगी । फिर गांधीजी के निकट संपर्क ने और उनके 
विचारों के प्रभाव ने विनोबा की नैसर्शिक प्रवृत्तियों को और भी दृढ़ बना दिया। 
वह बराबर हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानकर अधिकतर उसीमें बोलते और लिखते 


रहे हैँ। देहातों में घमते-फिरते समय और सत्याग्रह-आन्दोलन के समय कारावास- 


१ विनोवा-स्तवन'--पं० बालकृष्ण शर्मो नवीन"-पृष्ठ ४ 
+ भूदानयज्ञ--१० मई, १६६० से उद्घत 





२८२ द भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


दंड की अवधि में, विनोबा ने अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रवचन-प्रणाली को 


अपनाया । उनके पहले क्रमबद्ध प्रवचन गीता पर हुए, जो मूलरूप से मराठी में थे। 
किन्तु उनका हिन्दी-रूपान्तर मराठी से भी अधिक लोकप्रिय हुआ । सत्याग्रह, 
असहयोग-आन्दोलन तथा सर्वोदिय के संचालन में इसी प्रवचन-प्रणाली का अनुसरण 
किया गया और इसके फलस्वरूप कई बहुमूल्य संग्रह हिन्दी-पाठकों को मिले । सन्‌ 


१९३६-३७ से विनोबा के प्रवचनों का एकमात्र माध्यम हिन्दी हो गया, किन्तु हिन्दी 


के विकास तथा उसके विस्तार में सबसे बड़ा योगदान विनोबा के भूदान-आन्दोलन का 


पद-यात्रा का महत्व 

सन १९५२ से लेकर आजतक विनोबा प्रायः भारत के सभी राज्यों की 
पद-यात्रा कर चुके हैं | यह पद-यात्रा क्‍या है, इसके बारे में स्वयं विनोबा के ही 
विचार सुनिये--- ढ 

“जब-जब मेने इस समस्या के बारे में सोचा तब-तब मुझे यही सुझा कि अपने 
देश में घूमना चाहिए। लेकिन घमना हो तो कैसे घमा जाय । मोटर आदि साधन 
विचार-शोधक नहीं, वे समय-साधक हूँ, फासला काट सकते हूँ। जहां विचार ढूंढ़ना 
है, वहां शान्ति का साधन चाहिए। पुराने जमाने में तो ऊंट, घोड़े आदि थे। लोग 
उपयोग भी करते थे और रातभर में दोसो मील तक निकल जाते थे, परन्तु दंकराचार्ये 
महावीर, बुद्ध, कबीर, चेतन्य, नामदेव जसे लोग भारत में घमे और पेदल ही घमे । 
वे चाहते तो घोड़े या ऊंद पर भी घम सकते थे, परन्तु उन्होंने त्वरित साधन का 
सहारा नहीं लिया, क्योंकि वे तो विचार का शोधन करना चाहते थे और विचार- 
शोधन के लिए सबसे उत्तम साधन पैदल घूमना ही है। इस जमाने में वह साधन 


एकदम सुझता नहीं; परन्तु शांतिपुर्वंक विचार करें तो सुझेगा कि पेदल चले बिना 


चारा नहीं हैं ।/ १ वह कहते हं---“इस पद-यात्रा में हमें आनन्द मिल्ला है। कभी कोई 
कष्ट महसूस नहीं हुआ। मनुष्य की आत्मा में केवल आनन्द-ही-आनन्द है । जितना 
व्यापक आकाश हे, उतना ही वह आनन्द व्यापक हे । इस पद-यात्रा में असंख्य 
सत्पुरुषों के देन हुए, अनेक त्यागी सेवकों का सहवास मिला और अनेक मुख्य क्षेत्रों 


' में जाने का सहयोग हुआ ओर सबसे बड़ी बात आकाश के समान जो विशाल भारतीय 
हृदय हू, सर्वत्र उसका स्परों हुआ। इसलिए इस पद-यात्रा को हम आनन्‍्द-यात्रा 


क्‍ कहते हैं । 


विनोबा की इस पदयात्रा से मानव-समाज में मानव के स्थान और मानव रा 


 त्रिपथगा--मई, १६५६ 
“त्रिपथगाः-मई, १६५६ 














बिनोबा भावे | २८३ 


जीवन में परिश्रम और त्याग के महत्व को लोगों ने जाना और पहचाना ही नहीं, 
इससे उनके संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ा है और भूदान के निमित्त आरंभ की हुईं 
विनोबा की यह पदयात्रा राष्ट्र की चेतता का कारण व आधार बन सकी है। 
डा० बाबूराम मिश्र इसके महत्व पर इस प्रकार प्रकाश डालते हैं--“किसी भी 
राष्ट्र की सतत प्रगति उसके नागरिकों के त्याग और श्रम पर आधारित 


होतो है। यह तभी संभव है जब अधिकांश लोग अपने वेयवितक हितों को 


राष्ट्रीय हितों से आत्मसात कर लें । यह परिवर्तत साधारणतः कठिन हे, क्योंकि 
व्यक्ति स्वभावतः निजी हितों को राष्ट्र अथवा मानव-समाज के हितों से अधिक 
महत्व देता है। दूसरे के लिए पहले को त्यागना तभी सम्भव हे जब व्यक्ति का अन्तः- 
करण ज्ञान से आलोकित हो जाय, वह अपना हित सबकी प्रगति और सुरक्षा में 
देखने लय जाय। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति अपने स्व॒त्वों के साथ समाज का हो 
जाता है । उसकी दाक्तियां स्वेच्छा से मानव-समाज की उन्नति में लगने लगती 
हैं । जिस देश के नागरिक अपने राष्ट्र और सम्पूर्ण मानव-समाज के लिए जितनी 
अधिक विश्ञालता रखते हें, उसका विकास भी उतनी ही दृढ़ता और नियमितता से' 
होता जाता है । नवजात स्वतन्त्र भारत-राष्ट्र का भविष्य निश्चित और प्रगतिमय 
बनाने के लिए भारतीयों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाकर राष्ट्र के लिए निजी 


. स्वार्थों और स्वत्वों को त्यागने की भावना बढ़ाना अनिवायें हे। इसके बिना भौतिक: 


योजनाओं का सफल संचालन मात्र राष्ट्र की नींव सुदृढ़ नहीं बना सकता ॥ 


- राष्ट्रपिता बापु के पदचिह्नों पर अग्नसर होनेवाले उनके प्रिय शिष्य आचार विनोबा 


भावे के भूदान, सम्पत्तिदान, जीवनदान ओर ग्रासदान-आन्दोलन नव-राष्ट्र की इसी 
आधारशिला का निर्माण कर रहे हैं, जिनपर उठता हुआ भारत उत्तुंग-महिमा- 
शिखर पर स्थायी ढंग से आरूढ़ हो सकेगा ।** 

“वास्तव में विनोबा भावे का यह भूदान-आन्दोलन स्वतंत्र भारत में नव- 
जागरण का सिहनाद है, जिससे भारतीयों की खोई हुई चेतनता पुनः लाई जा रही 
है (२ 


सच देखा जाय तो सत्याग्रह-आन्दोलन के बाद, महात्मा गांधी ने जिसके 
प्रथम सेनानी के रूप में विनोबा को चुनकर देश को तपस्वी विनोबा का परिचय _ 
कराया था, भूदान-आन्दोलन ही विनोबा को सार्वजनिक क्षेत्र में खींच लाया । 
गांधीजी ने विनोबा को स्वतंत्रता-संग्राम में सत्याग्रह का नेता बनाया और स्वतंत्र 
भारत में राम-राज्य के स्वप्त को साकार बनाने के लिए भूदान-आन्दोलन शायद 
 $ स्वतन्त्र भारत की एक मलका-पृष्ठ २०६ कर 
२ स्वतंत्र भारत की एक मलकाॉ-पृष्ठ २१० 





२८४ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


ईद्वरीय देन ही है । इससे विनोबा जन-हृदय के जनगण मन के नेता बन गये। 
स्व० बालकृष्ण दर्मा नवीन ने विनोबा को, जो सतयुग की स्थापना के अर्थ 
नित्य प्रति चल रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि इन शब्दों में अपित की है--- 

“सच मानिये, इस प्रकार वह हमारे हृदय के प्रमाद-आललस्य-निद्रायक्त 
कलियुग को, निरुद्देश्य जागरणमय द्वापर को, गतिशन्य, प्रगति-विहीन उत्थापन- 
मय त्रेता को--इन सबको सत्‌ संचारणशील कृतयुग में परिवर्तित कर रहे हें (९ 

भूदान का प्रथम उद्देश्य जन-हृदयों का परिवर्तत ही है । जन- 
जीवन इससे स्वयं परिवर्तित और प्रगतिशील बन जाता है । इसीलिए 


यह कहना गलत न होगा कि भूदान की प्रगति जनता के अन्तःकरण के परिव्तेन 


की गति पर निर्भर है । हृदय की विशालता और आत्म-त्याग के प्राचीन आदर्शों 
से ओतप्रोत भारतीय जनता इस परिवर्तन का उपयुक्त क्षेत्र प्रस्तुत करती है । 
बहुभाषाविद॒ » 


विनोबा बहुभाषाविद्‌ हैँ ।!इसी कारण अपनी यात्रा में भारत के जिस 
कोने में जाते हैं, उन्हें अपने कार्य में या छोगों से संपक॑ रखने में कठिनाई नहीं 
होती । बम्बई राज्य के कोलाबा जिले में उनका जन्म हुआ। अतः मातृभाषा के रूप 
में मराठी का ज्ञान बचपन से ही मिला । किशोरवय में बड़ौदा में रहने तथा कई 
वर्षों तक साबरमती-आश्रम में गांधीजी के सान्निध्य में रहने के कारण गुजराती 
भी उनके लिए मातृभाषा के जैसी ही बन गई | विनोबा का जीवन सदा ही 
एक विद्यार्थी का जीवन रहा है । अपने सतत अभ्यास से ही उन्होंने दक्षिण भारत 
की चारों भाषाएं सीख लीं । एक-दो वर्ष पूर्व ही मैंतें देखा था कि वह बंगला भी 
सीख रहे थे। असमी और ओड़िया का ज्ञान भी उन्हें है । इस प्रकार देश की सभी 
क्षेत्रीय भाषाओं से परिचित होने के कारण उन्हें अपनी पदयात्रा में बड़ी सुगमता 
होती है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा की उपाधियां उनके पास नहीं हैं,* लेकिन धर्म 
और दर्शन तथा भारतीय संस्कृति का उन्होंने विशद अध्ययन किया है। विनोबाजी 
अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते हूँ, अतः विदेशियों के साथ वार्तालाप में उन्हें कभी _ 
असुविधा नहीं हुईं। इस तरह विनोबा के विचारों के प्रसार का विस्तार उनके अपने 
बहुभाषाविद्‌ होने के कारण अबाध बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त वह गांधीजी _ 


के अनन्य भक्त हैं और गांधीजी के सिद्धान्तों, आदर्शों के अनुरूप भारत के चित्र को 
बदलने के सतत प्रयत्न में लगे हैं । हस्तकला द्वारा शिक्षा-प्रसार में उनका सक्रिय 


१ विनोबा-स्तवन?--पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन! 
* विनोबा ने एक बार अन्तःप्रेरणा से प्रेरित होकर इंटर तक के अपने सब 
: प्रमाण-पत्र अग्नि को समर्पित कर दिये थे । 





पं 


हअन व पटक हक तक कर जज कक 











'विनोबा भावे २८५ 


योग रहा है। सत्याग्रह-आन्दोलन में वह अग्रणी रहे हैं, अस्पृश्यता-निवारण के लिए 
सदा प्रयत्नशील हैं और गरीब भारत की हर समस्या पर उनका चिन्तन चलता ही 
रहता हैँ तथा उनके लिए व्यावहारिक उपायों की खोज में वह रहते हैं । 

भूदान, सम्पत्तिदान, ग्रामदान और जीवनदान के सफल काय॑त्रमों से 
आचार्य विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के ट्ृस्टीशिप सिद्धान्त को व्यावहारिक 
रूप दिया है । प्रत्येक व्यक्ति को स्वामित्व की निरंकुशता से मुक्ति दिलाने का 
प्रशस्त मार्ग दिखाया गया हैं । धत और अधिकार की उनकी भूख शुद्ध की जा रही 
है । भूदान, सम्पत्तिदान और ग्रामदान के माध्यम से विवोबा ने समाज को 
व्यक्ति से ऊपर प्रतिष्ठित किया है। भूमि को भगवान की अन्य देनों जैसे वायु, जल, 
प्रकाश आदि की तरह पूर्ण मुक्त बनाया जा रहा है । इसे व्यक्ति के स्वामित्व 
से ही नहीं वरन सरकारी स्वामित्व से भी स्वतंत्र करने का प्रयास . 
हो रहा है। ४ 
भाषा-संबंधी विचार है 

सर्वोदय तथा भूदान तो विनोबा के सार्वजनिक कार्यक्रम का अंग हैं ही, 
उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रभाषा के प्रइतत पर भी गहन विचार किया हैं और अपने 
विचारों की सरल किन्तु वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की है । विनोबा का यह विश्वास 
ही नहीं वरन दृढ़ धारणा है कि हर प्रकार के ज्ञान का प्रसार निजी भाषा द्वारा ही 
हो सकता है, अर्थात्‌ ऐसी भाषा जो या तो मातृभाषा हो अथवा घर के और देश 
के इतिहास, वातावरण और परम्पराओं के अनुरूप हो । शिक्षा के लिए मातृभाषा 
का विशेष महत्व है । विनोबा कहते हैं -- 

 “शिक्षा-शास्त्री सूक्ष्म विचार करे तो उन्हें स्वयं ध्यान में आ जायगा कि 

आरंभ से अन्ततक मातृभाषा ही शिक्षा का साध्यम बनती चाहिए। सिर्फ कालेज 
में यह सुविधा हो कि दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वहां की मातृभाषा में न बोल- 
कर हिन्दी में बोले तो विद्यार्थी उसे समझ जाय॑। मेरा तो यह मत हें कि जिस तरह 
सानव दो-दो आंखों से देखता हे, उसी तरह हर भारतीय को मातृभाषा और 
राष्ट्रभाषा दोनों आनो चाहिए ४* 

इस प्रकार मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने और हिन्दी सीखने 
में विनोबा किसी प्रकार का परस्पर विरोध नहीं देखते । शिक्षण में तो क्या, 
देश के सार्वजनिक जीवन में भी उनकी दृष्टि में अंग्रेजी अथवा किसी भी विदेशी 
भाषा का स्थान एकदम सीमित हैं। भारत में अंग्रेजी के उपयोग को वह भारतीय 


जन तथा भारतीय समाज दोनों के विकास के लिए घातक समझते हैं। अंग्रेजी का 





१ कन्हैयालाल मु शी अभिनन्दन प्रंथ*--पृष्ठ ८७ 











२८६ भारतीय नेताओं की 6हिंदी-सेवा 


अभिशाप' शीर्षक लेख में विनोबा ने इन विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है--- 
“अंग्रेजी शिक्षा के दो परिणाम सामने आये । एक तो अंग्रेजी पढ़ने के बाद 
व्यक्ति अपने काम को करना नीची बात समझने लगा। श्रम करने को लज्जा और 
अपमान की वस्तु समझने रूगा । इससे श्रम करनेवालों का आदर घटा। दूसरे, 
सारा शिक्षण अंग्रेजी के माध्यम से होने के कारण संस्कृत और इसी तरह की अन्य 
भारतीय वाहसय की भाषाओं का महत्व खत्स होने लगा। अंग्रेजी के कारण 
नोकरशाही को भी बहुत महत्व मिला । जो अंग्रेजी पढ़े लोग होते थे, उत्तको ऊंची- 
ऊंची तनख्वाहें मिलती थीं। इस तरह अंग्रेजी के कारण जीवन, समाज और शासन, 
तीनों की व्यवस्था भेद-मलूक बन गई ।॥* 
अंग्रेजी की सीमित उपादेयता के सम्बन्ध में ऐसे ही विचार गांधीजी ने सन 
१९१६ में प्रकट किये थे। उन्होंने कहा था कि स्कूल में जानेवाले सभी बच्चों 
के लिए अंग्रेजी पढ़ना सम्रय और बौद्धिक बल का ह्वास करना है । ज्ञानोपार्जन और 
आवश्यक बातें सीखने के लिए नियी भाषा का माध्यम पर्याप्त और स्वाभाविक 
है। जापान का उदाहरण देते हुए गांधीजी ने बताया था कि वहां थोड़े-से आदमी ऊंचे 
प्रकार का अंग्रेजी-ज्ञान लेकर यूरोप के विचारों से जो कुछ लेने योग्य होता है, प्राप्त 


'कर लेते हैं और तब उसे जापानी भाषा में जनता के आगे रख देते हैं और जनता 


को अंग्रेजी भाषा की जानकारी प्राप्त करने का व्यर्थ का श्रम बच जाता है । उनके 


विचारानुसार भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए, अर्थात्‌ कुछ लोग अंग्रेजी द्वारा... 


उच्च शिक्षा प्राप्त करके वह सभी ज्ञान अन्य भारतीयों को हिन्दी और अन्य भाषाओं 
में उपलब्ध करायें। अधिकतर लोग व्यावहारिक शिक्षा और चाल धंधे चलाने 


की क्षमता प्राप्त करने के लिए शिक्षा का आश्रय लेते हैं । अंग्रेजी का पठन-पाठन 
. एक नये बहाव में ले जाकर लड़कों को पुराने धंधों की ओर से उदासीन बना देता 
है। अंग्रेजी शिक्षा के विषय में विनोबा के विचार भी इसी प्रकार के हैं। वह 


लिखते हैं--- 

. “मेने अंग्रेजी का यह जो वर्णन किया हे, वह अतिरंजित नहीं है, बल्कि 
इससे भी अधिक उसका विश्लेषण किया जा सकता हें । अंग्रेजी पढ़े छोगों का 
एक अलग वर्ग आज भी साफ दिखाई देता है । आज जो बेकारी की समस्‍या है, 
उसका भी एक कारण अंग्रेजी की शिक्षा है। आज का युवक अंग्रेजी पढ़ लेने के बाद 
सिवाय नौकरी के और कोई काम नहीं करना चाहता । जो भाषा हमारे मन में 


. नौकरी की व॒त्ति पैदा करती है, जिसके पढ़ने से श्रम, उत्पादन ओर खेती से नफरत 


१ राशष्ट्रभाषा-दशंन!-- मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? की सुख पत्रिका 
१४ सितंबर, १६५६--पृष्ठ ५४ 








| 


... कहां हं--- 


विनोबा भावे.. २८७ 


पैदा होती है, उस भाषा से स्वराज्य के बाद भी लोगों को इतना मोह क्‍यों है, यह 


बिल्कुल समझ सें नहीं आता ॥”* 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न विनोबा के लिए न पेचीदा है और न विषम । वह समझते 
हैं कि सारी बात सीधी-सादी है । एक प्रवचन में राष्ट्र-भाषा पर बोलते हुए उन्होंने 


प्राचीन काल से आ सिधो: आ परावतः, यानी समृद्गतट से लेकर हिसा- 
रूय की गुफा तक हमने भरत-खंड एक साना हे । उस वक्‍त भी प्रांतों में कई 
जबानें चलती थों, और एक राष्ट्र-भाषा की जरूरत पड़ी थी । वह काम संस्कृत 
ने किया। संस्कृत का अर्थ है, संस्कार-प्रचार की भाषा, और प्राकृत यानी प्रकृति 
की भाषा, जो आम लोगों में बोली जाती हे। राष्ट्र-भाषा के ख्याल से ही शंकराचार्य 
ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। अगर मलयालम में लिखते तो आस-पास के लोगों 


जकी शायद वह अधिक सेवा कर लेते, लेकिन उनको हिन्दुस्तानभर सें विचार- 


क्रांति करनी थी, सारे हिंदुस्तान में प्रचार करता था, इसलिए उन्होंने सुबोध 
पद्धति से संस्कृत से ही लिखा ।** 
संस्कृत-प्रेमी होते हुए भी इस भाषा का हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक 


जीवन में क्या स्थान है, इस सम्बन्ध में विनोबा को कोई भ्रम नहीं हैं। वह लिखते हैं--- 


“आज राणष्ट्-भाषा के तोर पर संस्कृत नहीं चलेगी। फिर दूसरी कौन-सी 
भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती हें ? आखिर यही तय पाया कि हिंदुस्तानी ही राष्ट्र- 
भाषा हो सकती है, क्योंकि पंद्रह-बीस करोड़ लोग उस भाषा को जानते हें । बंगाली 
लोग अगर पुछें कि बंगला क्यों राष्ट्रभाषा न हो ? क्या उनमें साहित्य की कमी हे ? 
में कहूंगा, बंगला में तो हिंदुस्तानी से बढ़कर साहित्य हे । फिर भी वह राष्द्र-भाषा 
नहीं हो सकती । उसका एक ही कारण हुँ कि वह भाषा अधिक लोग नहीं जानते । 
हिंदुस्तानी को गांधीजी ने राष्ट्रभाषा बनाया हो, ऐसी बात नहीं हे । जो फकीर 
और साधु हिंदुस्तान भर में घमते थे, वे हिंदुस्तानी ही बोलते थे । इस तरह वह 
सहज ही राष्ट्रभाषा हो चुकी हे । उसीको हमने मान्यता दी हैँ ।7 ३ 

इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचारों को सूत्ररूप से इतने स्पष्ट दब्दों में 


"रखा है कि उन्हें राष्ट्रभाषा की समस्या की विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता 
कभी महसूस नहीं हुई । फिर उनकी जो धारणा है, उसके व्यावहारिक रूप के 
_ वह प्रतिदिन दर्शन करते हुँ और औरों को कराते हूँ । बात यह है कि राष्ट्रभाषा 


१ 'राष्ट्रभाषा दशेनः--१४ सितम्बर, १६५६--प्ृष्ठ ५६, 
2 शांतिल्यात्रा--पृष्ठ ४७-४८ 
. 3 'शांतियात्रा"--एष्ठ ४७-४८ 





२८८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


केवल उच्च साहित्य की ही वाहन नहीं हो सकती; उसमें अन्य गुणों का समावेश 
भी उतना ही आवश्यक है जितना साहित्यिक अभिव्यक्ति का । हम जानते हैं कि 
जीवन में साहित्य का स्थान बहुत ऊंचा है, किन्तु कोई समझदार व्यक्ति साहित्य 
को ही जीवन की एकमात्र आवश्यकता नहीं मान लेगा | इसलिए राष्ट्रभाषा वही 
भाषा हो सकती है, जो जीवन की दूसरी समस्याओं को दीपक दिखा सके और 
यह तभी संभव होगा -जब राष्ट्र विशेष के अधिकतम लोग उसे समझने और उसका 
उपयोग करने की क्षमता रखते हों । यही कारण है कि किसी भी सावंजनिक कार्ये- 
क्रम से औपचारिक सम्बन्ध का विनोबा की दुष्टि में विशेष महत्व नहीं, फिर भी 
वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार सभा से उनका प्रत्यक्ष लगाव रहा है । हिन्दी-प्रचार _ 
और अन्य रचनात्मक कार्यों में उनके लिए कोई भेद नहीं । वास्तव में इन दोनों 
का आपसी सम्बन्ध बहुत गहरा हैं। उनका विचार है कि हिन्दी अथवा राष्ट्रभाषा 
सभी प्रकार के रचनात्मैक कार्यों के संचालन का स्वाभाविक माध्यम हे । इसलिए 
हिन्दी-कार्य सभी कार्यों का एक आवश्यक अंग बन जाता हूं । 
विनोबा का हिन्दी की प्रगति में योगदान आंकना असंगत-सा छगता है, 
क्योंकि हिन्दी गत तीस वर्षों से उनके सावंजनिक जीवन, उनके राष्ट्रीय विचारों 
और उनकी कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन रही है। राष्ट्र- 
भाषा के विस्तार पर संभवतः अब वह विचार ही नहीं करते, क्योंकि चिरकाल से 
यह उनके चिन्तन तथा उनकी कार्य-प्रणाली का एक अविभाज्य अंग रह चुका है। 
यदि फिर भी उनके योगदान का मापतोछ आवश्यक समझा जाय तो यही कहना 
होगा कि विनोबा को, जहांतक हिन्दी का प्रश्न है, महात्मा गांधी का व्यवहार- 
पक्ष कहा जा सकता है। गांधीजी ने सैद्धान्तिक रूप से और कुछ व्यवहार में भी 
हिन्दी को आगे बढ़ाया, किन्तु विनोबा ने हिन्दी के औचित्य तथा उपादेयता के 
सम्बन्ध में बात करने की अपेक्षा उसे निजी व्यवहार से वास्तविकता तथा एक 
ठोस अकाट्य तथ्य का रूप दे दिया । द 
भाषा-शेली 
विनोबा के विलक्षण विचार और उनकी मौलिक सूझ ने एक नवीन शैली 
को जन्म दिया हैँ । उनकी भाषा-शैली सूत्रमय होते हुए भी सरल हैं। उनकी भाषा 
: पर प्राचीन परंपरागत संतों की वाणी का प्रभाव है । अपनी बात को स्पष्ट करने 
. के लिए और विचारों को श्रोताओं के लिए सुग्राह्म बनाने के लिए वह दृष्टान्त 
. का सहारा लेते हैं। उनके ये दष्टान्त भी दैनिक जीवन और दैनिक चिन्तन की 


गे _ परिधि से बाहर नहीं होते । इन दृष्टान्तों से जहां अभिव्यक्ति गतिमय होती है, वहां 





.._ उसमें मनोरंजन का पुट भी आ जाता है । दृष्टान्त की सरलता वक्‍ता अथवा लेखक 











विनोबा भावे २८९ 


को श्रोताओं अथवा पाठकों के अधिक निकट ले आती है, जिससे विचारों को हृदयंगम _ 
“करने में आसानी होती है । इसका एक उदाहरण देखिये--- 

“इस तरह साहित्यकारों को लोक-हृदय के अनुकूल परिपूर्ण शब्द प्रकट 
करने की कुशलता साधनी चाहिए, अर्थात्‌ सम्यकू, मधुर और कुशल, तीनों तरह 
'की वाणी बोलना, जिसमें न्यून, अतिरिक्त और विपरीत भाव न हों, एक महान 
साधना है, जो उसीको सघती हे, जिसे अपना निज का कोई विकार न हो । जो 
निज का विकार रखता हो, वह इस तरह की सम्यक्‌ वाणी नहीं प्रकट कर सकता । 
थर्मासीटर को खुद का बुखार नहीं होता, इसलिए वह दूसरों का बुखार नाप सकता 
है । जिसको खुद का बुखार होता है, वह दूसरे का बुखार नहीं नाप सकता । इसी 
तरह जिसे खुद का कोई विकार न हो, वही दूसरों के लिए सम्यक वाणी दे सकता 
है । जिसको खुद का विकार हो, वह निरविकार विचार दे नहीं सकता ।** 

विनोबा का शब्द-भंडार बहुत विस्तृत है, जिसका कारण उनका पांडित्य 
और बहुभाषा-विज्ञता है । एक और आधारभूत बात यह है कि विनोबाजी शब्द- 
विन्यास अथवा भाषा के कलेवर की अपेक्षा विचारों के संचार को कहीं अधिक महत्व 
देते है। इसके अतिरिक्त जैसे वह मानवमात्र में भेदभाव नहीं करते, वैसे ही व्युत्पत्ति 
अथवा परिवार के आधार पर छाब्दों में भी भेदभाव के वह कायल नहीं । उनकी 
. वाणी तथा भाषा में एक स्वच्छन्दता है और है एक उन्मुक्त निलिप्तता, जो 
पाठक को बरबस कबीर की वाणी की याद दिलाती है । 

विनोबा के विचारों की मौलिकता उनके साहित्य को जीवन की वास्तवि- 
कताओं के दृढ़ आधार पर निर्माण करने को बाध्य करती है । साहित्य की प्रेरणा 
का स्रोत उनके लिए पूर्ण विरक्ति अथवा भीतरी छंगन है । इसके सामने और सब 
“बातें गौण हैं ।॥ विनोबा कबीर को सर्वांग साहित्यिक मानते हैं । उन्होंने 
लिखा हैं-- | रो 

“कबीर बुनकर न होता तो कबीर नहीं बनता । उस जमाने में छापाखाने 
नहीं थे, फिर भी उसके बिना ही कंबीर के काव्य का प्रचार हुआ | वह जनता के 
उद्योग के साथ एकरूप था, इसलिए जनता के सुख-दुःख को वह्‌ समझता था। जनता 
के हृदय के साथ भी वह एकरूप था। इसलिए में मानता हूं कि साहित्यिक या तो 
'किसान हो सकता है या कोई उद्योग करनेवाल्ा हो सकता है । फकीर भी हो सकता 
है, जो जनता पर निर्भर रहे | ऐसे फकीरों को तो खाना मिले तो भो स्फूति होती 
.. हैँ और न मिले तो भी । खाना न मिलने पर हृदय में जो दुःख या करुणा पैदा होती 


.... है, वह भी काव्य की प्रेरक बनती है । इस तरह साहित्यिक को पूर्ण विरिक्त या सृष्टि 


.._$ 'साहिलिकों से--साहित्यकारों की साधना का पथः शीर्षक लेख सै--पृष्ठ 5 








२९० भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


77 4 


का उपासक-भकक्‍त, दोनों में से एक बनना चाहिए । 
इस तरह विनोबा सच्चे अर्थों में ऊंचे साहित्यकार हैं । उनका जीवन 
स्वयं एक काव्य है, जो उनकी वाणी से मुखरित हुआ है । उनकी वाणी में वही 
सरलता है, जो हमें रामकृष्ण परमहंस और गांधी-वचनामृत में मिलती हँ--वही 
सरलता, वही गहनता, वही पैठ, वही अनुभूति । भाषा भी तो दो प्रकार की होती 
हैं न? कबीर एक स्थान पर कहते हँ-- तू कहता कागद लेखी, मैं कहता 
आंखिन देखी ।” सो सन्त विनोबा आंखिन देखी” कहते हैं। वह कागद लेखी' 
नहीं कहते । उनका पुस्तक-पांडित्य निस्सन्देह अगाध है। पर वह जो कुछ कहते हैं, 
वह अनुभूत तत्व होता है, केवल पोथी-ज्ञान नहीं । 
विनोबा के विचारों का विकास फूलों की तरह और प्रकाश किरणों की तरह 
होता है | वह स्वयं भी यही मानते हैं कि “फूल जिस स्वाभाविकता से फूलता हे 
उसी स्वाभाविकता पे विचारों का भी विकास होना चाहिए ४” तथा “अच्छे 
विचार किरणों के समान होते हैँ । किरणें सुस्त नहों बेठतों । बाहर जाना, फलना, 
उनका सहज स्वभाव हे ।” संत विनोबा के जीवन-विचारों में भी इन फूलों का-सा _ 
पराग और किरणों की-सी नूतन आभा है और इसीलिए उनकी वाहिनी वाणी 
का संदेश भी सनातन अभिनव संदेद है । क्‍ 
विनोबा के विचारों से हिन्दी-साहित्य सुवासित हुआ है । हिन्दी का 
साहित्याकाश विनोबा-साहित्य से चमका है। विनोबा-वाणी से हिन्दी की अभिनव- 
श्री सुन्दर और समृद्ध बनी है । अनेक पुस्तक-रत्न उसे संत विनोबा से भेंट मिले हैं।* 
राष्ट्रीय, बल्कि यह कहना चाहिए कि सम्यक्‌ दृष्टि से, विनोबा के विचार 
और उनकी वाणी का अत्यधिक महत्व है, किन्तु हमारे लिए उसका विशेष महत्व 
इसलिए भी है कि इसका व्यक्त रूप तथा एकमात्र माध्यम हिन्दी है । सूक्ष्म दृष्टि 


3 साहित्यिकों से--अंतिम पृष्ठ 
२ शआचाये विनोबा द्वारा लिखित पुस्तकें-- 
गीता प्रवचन २. ईशावास्य-बृत्ति ३. ईशावास्यापनिषद्‌ ४. स्थितप्रज्ञ-दर्शन 
५. उपनिषदों का अध्ययन ६. विनोबा के विचार ७. शांतियात्रा 5. गांधीजी 
: को श्रद्धांजलि &. सर्वोदय-विचार १०. जीवन ओर शिक्षण ११. शिक्षण-विचार 
१२. भात्मशान और विज्ञान १३. साहित्यिकों से १४. भूदान-गंगा १५- शांति- 
सेना १६. सर्वोदय-दर्शन १७. त्रिवेणी १८. हिंसा का मुकाबला १६. कार्यकर्ता 
वर्ग २०. भूदान-यज्ञ २१. गांव-गांव में स्वराज्य २२. भगवान के दरबार में 
. २३. सर्वोदय का घोषणापत्र २४. जमाने की मांग २५. राजघाद की संनिधि में 
२६. गांव सुखी हम सुखी २७. स्वराज्य-शास्त्र र८. सर्वोदिय-यात्रा .। 








विनोबा भावे २९१ 


से देखा जाय तो विनोबा की विचारधारा, उनका कार्यक्रम तथा उसमें हिन्दी का 
स्थान, हमारी उन सभी पू्व-धारणाओं को, जिन्हें लेकर हम चले हैं पूर्ण रूप से 
प्रमाणित करते हूँ । स्वोदिय और भूदान-आन्दोलन एक विशुद्ध सार्वजनिक जागरण 
है । इसके नेता किसी प्रदेश विशेष से ही सम्बन्ध न रखकर देशभर में ध्रमण करते 
हैं। उतका सम्पक सच्चे अ्थों में जनता-जनाद॑न से रहता है । जब ऐसे आन्दोलनों 
का नेता निजी अनुभव के बल पर और व्यावहारिकता के तक से राष्ट्रभाषा के 
रूप में हिन्दी का उपयोग करता है तो उसके दृष्टिकोण की उपेक्षा करना संभव नहीं । 
_सर्वोदिय-विचारधारा का आधार एक समग्र नीति है, किन्तु राष्ट्रभाषा के लिए 
यह एक अनूठा परीक्षण है। बहुभाषाविद्‌ विनोबा, जो भाषाओं के तथा व्यापकता 
के पारखी हैं, हिन्दी को राष्ट्रभाषा तभी कहते हैं जब वह उसे देश के अधिकांश 
भाग में प्रचलित पाते हैं और वह हिन्दी का निरन्तर उपयोग इसलिए करते हैं, क्योंकि 
वह इसमें जनजीवन की अविरल धारा को प्रवाहित होता छेखते हैं । रमते योगी 
की तरह जन-जन की वाणी में हिन्दी का साक्षात्कौर करते हैं और स्वयं हिन्दी द्वारा 
अपने विचारों को संचरित करते हूँ । 





हि ड़ 
हा 
हक * 
हर 
| 
; 
पर 
| 







अध्याय 5: १७ 
कुछ अन्य नेता-साहित्यकार 


उन्नीसवीं शती के मध्य से ही किस प्रकार विभिन्न जन-आन्दोलनों के कारण 
हमारे नेताओं का ध्यान हिन्दी के महत्त्व की ओर आक्ृष्ट हुआ, इसका अवलोकन 
हम कर चुके हैं। किसी भी आन्दोलन को सार्वदेशिक रूप देने की महत्त्वाकांक्षा 
रखनेवाले नेता अथवा दल को प्रचार के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाना पड़ा । 
अनेक बाधाओं और प्रतिक्‌ल परिस्थितियों के होते हुए भी इस ठोस आधार पर ही 
हिन्दी के साहित्य का भवन खड़ा किया जा सका । हमने यह भी देखा कि आधुनिक 
युग में, बीसवीं शताब्दी में, गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के आन्दोलन ने 
हिन्दी को केवल साहित्यिक परिधि से निकालकर उसे राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया । 
सभी जगह परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई देने लगीं। इस दिशा में सबसे 
अधिक ठोस कार्य सन्‌ १९२० से १९५७ तक की अवधि में हुआ, जिसे हम 
असहयोग-आन्दोलन का समय और स्वाधीनता की प्रथम झलक कह सकते हैं । 
इस अवधि में विभिन्न प्रदेशों के नेताओं और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने हिन्दी को 
लोकप्रिय बनाने और इसके साहित्य को समृद्ध करने में जो योग दिया, वह इस 
शोध-प्रबन्ध का केन्द्र-बिन्दु माना जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि 
संक्षेप में हम इस अवधि की गतिविधियों का विवरण दें । द 

यद्यपि भारतीय जीवन पर धर्म का प्रभाव बराबर रहा, किन्तु साहित्य- 


निर्माण को प्रमुख प्रेरणा-शक्ति इस काल में राष्ट्रीयता की भावना से मिली, जो 


विदेशी शासन से मुक्त होने की उत्कट इच्छा के रूप में प्रकट हुई। इस युग के कतिपय 
प्रमुख नेताओं के सम्बन्ध में हम पुथक-पृथक प्रकरणों में लिख चुके हैं, किन्तु बहुत-से 
साहित्यिकों के कार्य तथा क्ृतियों की चर्चा करनी अभी शेष है । द 


 शिवप्रसाद गुप्त 


उत्तर प्रदेश हिन्दी-भाषी राज्य है, हिन्दी भाषा तथा साहित्य के 
विकास में उसका सर्वाधिक योग रहना स्वाभाविक है । असहयोग-आन्दोलन 


.. आरंभ होने के समय इस राज्य के कतिपय नेताओं ने हिन्दी को आगे बढ़ाने में 


विशेष योगदान दिया । इन नेताओं में सबसे पहला नाम वाराणसी के शिवप्रसाद 
गुप्त का आता है। कांग्रेस में पदार्पण करते ही गांधीजी से इनका परिचय हुआ 


. और गुप्तजी उनके प्रभाव में आये । बाबू शिवप्रसाद हिन्दी के भक्त थे और अपनी 








छू 


्ि 
५ 

हु | 
ई 
। 
। 
|] 
! 
भ 
| 
! 

५ मर [ 
[| 
| क्‍ 





कम. योग नहीं दिया । बाबूराव विष्णु 


कुछ अन्य नेता-साहित्यकार . २९३ 


राजनीतिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने हिन्दी को उन्नत करने में अपने प्रचर 
भौतिक साधनों का भरपूर उपयोग किया। कांग्रेस की अनुकूल नीति तथा समर्थन 


. के हेतु उन्होंने सन्‌ १९२० में दैनिक आज!' की स्थापना की । इसके साथ ही हिन्दी _ 
लेखकों के प्रोत्साहनाथे और साहित्य की अभिवृद्धि के हेतु उन्होंने ज्ञानमण्डल 
. त्ाम की प्रकाशन-संस्था को जन्म दिया । 
. वास्तव में आज का प्रकाशन भी इसी 4 कि 


संस्था के तत्वावधान में प्रारम्भ हुआ । 
आज शीघ्र ही उत्तर प्रदेश और बिहार 
में सावंजनिक कार्यकर्ताओं, विशेषकर 
कांग्रेसजनों का, प्रमुख प्रवक्‍ता माना जाने 
लगा । समाचार-प्रसार और जनमत- 
निर्माण के अतिरिक्त, आज ने हिन्दी पत्र- 
कारिता के स्तर को ऊंचा करने में भी 





पराड़कर जैसे प्रकाण्ड पंडित और अनु- शिवप्रसाद गुप्त 
भवी पत्रकार ने इस पत्र का सम्पादन 
किया । अपनी भाषा और निर्भीक राष्ट्रीय नीति के प्रतिपादन के कारण आर्जा 
की गणना गत तीस वर्षों से प्रमुख हिन्दी दैनिकों में रही है। इसी प्रकार 
'ज्ञानमण्डल” का स्थान भी, इसके शोध-कार्य तथा उत्तम राष्ट्रीय प्रकाशन के 
कारण हिन्दी-सेवी संस्थाओं में बहुत ऊंचा है। सम्पूर्णानन्द, आचार्य नरेन्द्रदेव 
जैसे साहित्यिकों और जननायकों का सक्रिय सहयोग इसे प्राप्त रहा है । 

हिन्दी को शिवप्रसाद गुप्त की एक और बड़ी देन है । जब गांधीजी ने अंग्रेजी 
स्कलों और कालेजों के बहिष्कार की आवाज उठाई और स्वदेशी शिक्षा पर बल 
दिया, उस समय शिवप्रसादजी के प्रयास और साधनों से ही काशी में विद्यापीठ: 
की स्थापना हुई । इस संस्था ने हिन्दी के विस्तार के लिए कितना काम किया हैं 
और कितने अधिक नेता और प्रशासक देश को दिये हैं, इसकी चर्चा हम अन्यत्र कर 
चुके हैं । गृप्तजी द्वारा स्थापित यह संस्था आज भी जीवित ही नहीं, वरन उसी 
उत्साह से चल रही है और हिन्दी के माध्यम से उच्चतम शिक्षा दे रही है । 

यह सब शिवप्रसाद गुप्त के हिन्दी-प्रेम का द्योतक है| वह स्वयं भी 
हिन्दी के उच्च कोटि के लेखक थे । उनकी भाषा प्रांजल और सौष्ठवपूर्ण हैं। आजा 
में वर्षों तक उनके फुटकर लेख राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर छपते रहे । 
उनकी पृथ्वी-प्रदक्षिणा' का हिन्दी के यात्रा-साहित्य में ऊंचा स्थान है । यूरोप का 





२९४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


भ्रमण करने के उपरान्त उन्होंने यह ग्रन्थ लिखा, जो अपनी सुन्दर भाषा और 
आकर्षक वर्णन-शैली के लिए प्रसिद्ध है । 
डा० भगवानदास 
.. दूसरे व्यक्ति, जो कांग्रेस-नेताओं और हिन्दी-प्रेमियों की पंक्ति में शिव- 
प्रसादजी के समान ही- अग्रणी माने जाते हैँ, वह हैं डा. भगवानदास। इनका 
_ निवास-स्थान भी काशी था। जहां 
शिवप्रसादजी ने संस्थाओं को जन्म दिया 
और उनके द्वारा हिन्दी को ऊपर 
उभारा, भगवानदासजी ने निजी विद्वत्ता 
और असाधारण पांडित्य से उसके 
साहित्य को समृद्ध किया । इनके 
अध्ययन और लेखन की परिधि इतनी 
व्यापक थी कि कई विषयों पर इनके 
ग्रन्थ हिन्दी में उन विषयों की सर्वप्रथम 
रचनाएं थीं। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, 
डा० भगवानदास वैदिकत था पौराणिक वाडःमय पर इनके 
ग्रन्थ इतने सारगर्भित हैं कि उनके द्वारा 
साहित्य की ही सेवा नहीं हुईं, बल्कि मौलिक चिन्तन का स्तर भी ऊंचा हुआ । 
डा. भगवानदास का आरम्भ से ही थियोसोफिकल सोसाइटी से सम्बन्ध 
रहा और श्रीमती एनी बेसेंट के वर्षों तक वह निजी सचिव रहे। इस सोसाइटी 
के सिद्धान्तों में, जिनका मूलाधार समन्वयवाद है, उनकी गहरी आस्था हो 
गई। अपने समन्वय नामक ग्रन्थ में उन्होंने अपने मतन और चिन्तन का 
परिचय दिया है और मानव-स्वभाव से लेकर सृष्टि के जड़-चेतन तथा अन्य 
_पंदार्थों में और मानव-जाति के रीति-रिवाजों में प्राचीन ग्रन्थों और शास्त्रों की 
सहायता से, समन्वय-भावना को खोज निकाला हैँ । भगवानदासजी सारे विश्व में 
समन्वय देखते हैं और इस भावना को सभी पदार्थों तथा प्राणियों में व्याप्त समझते 
हैं। उदाहरणार्थ, 'स्त्री-पुरुष-समता-विषमता' शीर्षक प्रकरण में वह लिखते हैं --- 
.. 4परद्िचम के दिष्टतम और स्वच्छतम समाज में भी यही प्रथा हे कि जहां 
कहीं जाने-आने सें किसी प्रकार के तिरस्कार, अपमान, या दारीर-क्लेदा का भय हो, 





। .... चहां, स्त्रियों के साथ, उनकी रक्षा करने के लिए, रिइ्तेदार, संगी, या जाने-पहचाने 
..... विज्वास-पात्र पुरुष जाते हेँ। हां, सब उत्सगों के लिए अपवाद होते हें । जो... 
...._ विदोष स्त्रियां ऐसी हों कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हों, उनके लिए यह इलोक 












ः 
जय  . 


* 


कुछ अन्य नेता-साहित्यकार २९५ 


नहीं है । पश्चिम में यदि कोई-कोई स्त्रियां सिह का शिकार, उत्तम बंदूक आदि की 
सामग्री के बल से, कर लेती हैं, तो भारतवर्ष में भी प्रायः जंगलों में अथवा जंगलों के 
आस-पास रहनेवाली जातियों में, ऐसी स्त्रियां भी अवसर पाई जाती हें, जो वन्य 
पशुओं का सामना, और उनसे अपनी और अपने बालकों की रक्षा, बहुत साधारण 
हथियारों के बल से कर लेती हूं। ऐसी स्वयं-रक्षित स्वतंत्र स्त्रियों के भाव का अभाव 


भारतवर्ष के साहित्य और इतिहास में नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, पुराणों की 


सिहवाहना दुर्गा के रूपक से, तथा राजपृताने के इतिहास से, सिद्ध हें । कितने ही 
अवसरों पर, राजपुत वीरांगनाओं ने सेनानी का कार्य किया है, इन्दौर की सहारानी 
अहल्याबाई के रामराज्य की, अंग्रेज इतिहास-लेखकों ने, मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 
है, सन्‌ १८५७ के सिपाही-युद्ध में, झांसी की रानी, महारानी लक्ष्मीदेवी ने, स्वयं 
घोड़े पर सवार होकर, तलवार और भाला लेकर, अंग्रेजी फौज से युद्ध किया, और 


वीरगति पाई । स्वयं-रक्षितता का तो कहना ही क्‍या है, जगद्रक्षकता का काम 


दुर्गदिवी को सुपुर्द, सौंपा, हे । महिषासुर और शुंभ-निशुंभादि के वध का जो काम 
देवों से नहीं बना, वह देवियों ने किया । अपने बालकों की रक्षा के लिए मनुष्य 
जाति की कोमलतस स्त्रियां भी सिही हो जाती हें । अन्यथा, स्त्री का साधारण 
स्वभाव ही हैँ कि रक्षा चाहती हैँ, रक्षक का आश्रय लेना चाहती है, (“सीक्स 
प्रोटेक्शन” ) । यह, पश्चिम के स्त्री-पुरुष-स्वभाव के तत्व के गवेषक वंज्ञानिकों 
ने भी निईइचय किया हे ।* 

समन्वय प्राप्त करने के मुख्य उपाय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है --- 

“विचार के विषय में, यह प्रसिद्ध हु कि, सब प्रकार के आस्तिक दशेत और 
सब प्रकार के नास्तिक दर्शन इस वेद-वेदांग-वेदो-पांग-वेदांत-रूपी ज्ञानसागर में भरे 
हैं। जब यह सिद्धांत हे कि सर्वेव्यापक परमात्मा की, परमेश्वर को, चेतना में, उसी 
की इच्छा से, सबकुछ है, तो इन विविध विचारों को भी उसीने जगत्‌ में स्थान दिया 
है, यह भी निशचयेत होगा ९ 

भगवानदासजी जीवनभर विद्यार्थी, अनुसंधान-कर्ता और लेखक रहे 
परन्तु फिर भी वह राजनीति से पुथक नहीं रह सके। कांग्रेस-आन्दोलन के समर्थक 
होने के नाते उन्होंने असहयोग-कार्य क्रम में सक्तिय भाग लिया। कई वर्ष तक वह 
कांग्रेस के टिकट पर केन्द्रीय विधान-परिषद के सदस्य रहे । हिन्दी के प्रति उनका 
विशेष अनुराग होने के कारण, सभी साहित्यिक संस्थाएं उनके सहयोग के लिए 


'छालायित रहती थीं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा और अ० भा० हिन्दी साहित्य 


१, समन्व॒य--पृष्ठ १२५४-४५ 
२, 'समन्वय--पृष्ठ ७० 








२९६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


सम्मेलन से स्वभावतः: उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वह सन्‌ १९२० में सम्मेलन के 
कलकत्ता-अधिवेशन के सभापति भी रहे । भारतीय हरिजन महासम्मेलन! और 
भारतीय संस्कृति सम्मेलन' के अध्यक्ष-पद से दिये गए उनके भाषण अपूर्व हैं। बह 
द्वोनों पुस्तक-रूप में प्रकाशित हो चुके हैं । जिस किसी विषय पर वह बोलते या लिखते 
थे, उस विषय में फिर दूसरे के लिए कुछ शेष नहीं रहने देते थे । लिखते-बोलते 
समय एक ही शब्द के अनेक पर्याय कहते, एक ही वाक्य को विविध प्रकार से अभि- 
व्यक्त करते और एक ही बात की पुष्टि में अनेक प्रमाण संस्कृत, अरबी, फारसी, 
अंग्रेजी, हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य से देते चलते थे । जैसे, मानवधर्म के 
सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होंने कहा है -- 

“एक परमात्मा में सब भूतों को प्रतिष्ठित, तथा सब भूतों का उसी एक से 
विस्तार, जब मनुष्य पहचान लेता है, तभी उसका ब्रह्म, वेद, ज्ञान सम्पन्न होता है, 


और वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। पद्चिम के शब्दों में पहले अंश को “सेटा फिजिक” 


और दूसरे को साइंस कहते हैं। पर दोनों ही साइंस कहे जाय॑ तो भी उचित हे।”'...* 

इस प्रकार पाइचात्य विचारों के संदर्भ के बिना वह किसी विचार का स्पष्टी- 
करण नहीं करते । राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक 
विषयों पर भगवानदासजी जो कुछ लिख देते थे, उसपर उन क्षेत्रों के नेताओं 
का तो ध्यान आक्ृष्ट होता ही था, उन विषयों का सुलझा हुआ निदान भी सुलभ 
हो जाता था । शास्त्रीय विवेचनों से भरे उनके लेख और भाषण भी बड़े सुबोध 
होते थे। जन्मना-कर्मंणा-ब्राह्मण-विषय पर आज: में उन्होंने वर्णाश्रमधमम-सम्बन्धी 


. कई लेख लिखे थे, जो बड़े-बड़े पंडितों को भी चकित करनेवाले थे । अंग्रेजी में तो 


उनका दाहंनिक प्रन्थ प्रसिद्ध ही है, हिन्दी में भी दर्शन का प्रयोजन” अपने ढंग 
का अकेला ही है। समन्वय उनकी सबसे प्रथम हिन्दी-कृति है । 
. डा. भगवानदास की शैली विचार-प्रधान है और उनके विचारों का सहज _ 


. प्रवाह दार्शनिकता की ओर हूँ । उनकी रचनाओं के कारण हिन्दी का क्षेत्र अधिक 


व्यापक हुआ है और दाशेनिक तथा तात्त्विक विषयों के चिन्तन तथा विवेचन की 


क्षमता भाषा को मिली हूँ । 


अध्जकारश 
. डा. भगवानदासजी के सुपुत्र, श्रीप्रकाशजी आजकल महाराष्ट्र के राज्यपारू 


और भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री तथा भारत के पाकिस्तान में उच्चायक्त, भी सार्वजनिक 


. कार्य के साथ हिन्दी-साहित्य की सेवा में बराबर दिलचस्पी लेते रहे हैं। वह हिन्दी के 
अच्छे लेखक हैं और इनकी चार हिन्दी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 





..., समन्वय-पृष्ठ १६३ 














कुछ अन्य नेता-साहित्यकार २९७ 


ये हैं-- (१) भारत के समाज और इतिहास पर स्फुट विचार', (२) 'गृहस्थगीता', 

(२) हमारी आन्तरिक गाथा' और (४) नागरिक शास्त्र'। इनकी शैली की विशे- 
'घता सरलता और भावों की सहज गति है। 
अंग्रेजी का प्रभाव इनके वाक्य-विन्यास और 
विचारधारा पर एकदम स्पष्ट है। विचारों 
की अभिव्यक्ति इनका सर्वप्रथम ध्येय होता 
है, शब्दों का चयन और परम्परा का निभाव 
इनके लिए गौण हैँ। इनकी कसौटी व्यावहा- 
'रिकता है, अर्थात्‌ भाषा का वही रूप वह 
सर्वोत्तम मानते हैं, जिसे अधिक-से-अधिक 
लोग समझ सके और जिसके द्वारा बाह्य- 


५१ 0) ई /] 





जगत के वर्णन के साथ-साथ मनुष्य की # 
भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त किया 

जा सके। शिक्षा पर एक लेख में उन्होंने श्रीप्रकाद 

ईलिखा है--- 


“शिक्षा के उद्देश्य के सम्बन्ध में एक विद्वान ने कहा है कि हमें इसके द्वारा 
अपनी आन्तरिक शक्तियों को व्यक्त करते का साधन मिलता है। दूसरे ते कहा 
है कि इसके द्वारा हम अपनेको अपने लिए, अपने कुटुम्ब के लिए और अपने समाज 
के लिए अधिक-से-अधिक उपयोगी बना सकते हैं । शिक्षा का मामला कोई छोटा 
. भसासला नहीं है । एक शिक्षक ने तो यहांतक कह डाला हे कि मुझे आप यह बतला 
दीजिये कि आप किस प्रकार की सस्यता का निर्माण करना चाहते हें और सें 
आपको बतला दूंगा कि आपको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। आज को जो 
.._'विक्षा है, उसीके अनुसार कल का समाज बनेगा । इन सभी विद्वानों को बातें 

. उपयुक्त हैं। हमें अपनी निहित द्क्तियों का विकास करता हूँ और ऐसा करने के 
लिए हमें शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता है, जिससे हम अपने-आपको समझ सकें ओर 
. संसार में अपना स्थान निर्धारित कर सकें । हमें अपनेको उपयोगी सिद्ध करना हे, 

जिससे हम स्वयं ही अपना जीवन निरथ्थंक न समझें, जिससे हमारे कुदुम्बीजन 
भी हमसे प्रसन्न रहें, जिससे हम समाज के उपयोगी अंग बन सकें ओर सब मिल- 
कर संसार की विचार-शेली और कायंप्रणाली को वह रूप दे सकें, जिसकी हम 
अभिलाषा रखते हें ।”* 
इसी विचारधारा का परिचय हमें उनके नागरिक श्ास्त्र' से मिलता है । 
१ "त्रिपथगा?, जनवरी, १६५६ 





२९८ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


भारत के समाज और इतिहास पर स्फुट विचार में सांस्कृतिक विषयों को लेकर 
उनका विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया है। जन्‍्मना वर्ण की दुर्देशा' के 
दीषंक से वह वर्णव्यवस्था के बारे में कहते हैं--- 

“हम्तारे सन में इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि विवाह और भोजन के 
सम्बन्ध में वर्ण की कोई भी कंद नहीं थी । यदि होती तो अवश्य ही पुरानी कथाओं 
में इसकी चर्चा रहती । दशरथ के यज्ञ के समय के बड़े भोजों का भी जो वर्णन 
वाल्मीकि की रामायण में मिलता है, उससें वर्ण-भेद का कोई संकेत नहीं है। भीससेन 
ने अज्ञातवास में जब विराट के यहां रसोई बनाने का काम उठाया और जिसकी 
चर्चा महाभारत में विस्तार से हें, उस समय उनका वर्ण नहीं पुछा गया था, यद्यपि 
वह स्वयं पुकार-पुकारकर कह रहे थे में शूद्र हूं, में शूद्र हूं। “ गहस्थगीता' में 
श्रीप्रकाशजी की शैली और विचार पूर्णरूप से विकसित हुए हैँ । विषय घरेलू 
और साधारण है, जैसे; छाता, नारंगी और नागरिकता, लोटे का पानी इत्यादि । 
साधारण विषय होते हुए भी प्रत्यैक अध्याय रोचक है और उसमें पाश्चात्य ढंग 
के निबन्ध की लोच है। मांगे की चीज' शीर्षक से वह लिखते हैं--- 

“पुस्तकें हम यदि मंगनी लेते हें तो उन्हें वापस नहीं करते । बहुत याद- 
देहानी के बाद वापस करते हें तो शुंझलाकर, दो-चार अपदाब्द सुनाकर, और 
उसे फाड़कर, गन्दाकर, दूसरे के लिए अयोग्य बनाकर । यदि दरी-चांदनी लेते 
हैं तो कभी साफ करके वापस नहीं करते, बल्कि विवाह-शादी के बाद उसमें पत्ते- 
पुरवे बटोरकर वापस करते हें। यदि बरतन लेते हैं तो उन्हें मांजकर नहीं वापस 
करते, पर झूठ-गन्दे ही वापस करते हेँ। यदि मकान मंगनी लेते हें तो ऐसी दशा में 
छोड़ते हें कि उसका वर्णन न करना ही उचित होगा। बिना मंगनी लिये काम नहीं 
चलता, बिना मंगनी दिये सामाजिक सम्बन्ध ही टूटता है, तो कोई ऐसा तरीका 
निकालना चाहिए, जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटें। मंगनी की चीजें 
आप अवध्य लीजिये पर रानीकुआंवाले हमारे नायक का भाव कदापि न रखिये । 
: लेने और देनेवाले दोनों की ही शोभा है । पर मंगनी की चीजों की अपनी चीजों से 
अधिक फिकर करनी चाहिए। उसका ठीक तरह से सदृपयोग कर उसे उसी अवस्था में 
... वापस करना चाहिए, जिस अवस्था में लिया था। यदि लूंप की चिमनी टूट गई हो 

. तो दूसरी लगाकर वापस भेजना चाहिए, चांदनी, बतेन आदि अच्छी तरह साफ 
.._ कराकर वापस करना चाहिए, और मकान में अच्छी तरह झाड़ देकर ही सकान _ 
.. मालिक को फिर सिपुर्द कर देना चाहिए। यदि इन सब बातों का ख्याल रखा जाय 

_तो एक दूसरे की शिकायत बहुत कम हो जाय और मनुष्य-समाज के सुदृढ़ सुसंघटन 


._ $ भारत के समाज और इतिहास पर स्फुट विचारः--पृष्ठ २१-२२ 








कुछ अन्य नेता-साहित्यकार २९९ 


के साथ-ही-साथ सनुष्यों के परस्पर-संबंध की शोभा और सौन्दर्य बढ़ जाय। उसुरू 
बहुत छोटा-सा हे, कार्यान्वित करने में न जाने क्‍यों बड़ी ही कठिनाई होती हे ।* * 
यही श्रीप्रकाशजी की वास्तविक दैठी है और यही ढंग उनके बात करते 
का है। क्ृत्रिमता इसमें नाम को नहीं है। यह शैली आधुनिक निबन्ध की है 
. और लेखक पर अंग्रेजी के प्रभाव की द्योतक है, किन्तु यह प्रभाव हितकर है, इससे 
गद्य-शैली का परिमाजन होता है और रस-वैभिन्‍्य का समावेश भी होता है । 
. पं० गोविन्दवल्लभ पंत 
पंतजी ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर १९०७ में जबसे नंनीताल में 
वकालत आरंभ की तभी से राजनीति में भी सक्रिय भाग छेते रहे | स्थानीय सम- 
स्याओं के निराकरण के लिए १९१७ 
में कुमायंं परिषद की स्थापना की 
और कुमाय के जिलों को मोटेफोर्ड |! 
शासन-सुधारों के अन्तर्गत शामिल ( 


++ ७० 


फ्रंट ्स्ल्‍नमाा- 
म््स्ख््टटखददल 


करवाया | उसी बर्ष अ. भा. कांग्रेस 
कमेटी के और १९२३ में यू. पी. कट 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य चुने 
गये । सात वर्ष तक यू. पी. कौंसिल की 
स्वराज्य पार्टी के लीडर रहे । सन्‌ 
१९२७ में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष बने । पंतजी को साइमन-कमीशन 
 विरोधी-आन्दोलन में जवाहरलाल नेहरू 
के साथ लाठीमार पड़ी और एक प्रकार '€ 
से नेहरूजी की ढाल बनकर उनकी गोविन्दवल्लभ पंत 
रक्षा की, जिसका प्रभाव नेहरूजी के 

हृदय पर आज तक है । पंतजी कार्य के साथ-साथ आजीवन उत्तरोत्तर प्रगति 
करते रहे । कई वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाद में केन्द्रीय स्वराष्ट्र- 
मन्‍्त्री रहे । जिस प्रकार पंतजी देश के मजबत स्तम्भ थे, हिन्दी की प्रगति के लिए 
भी सदा एक दढ़ आधार बने रहे । 

आधुनिक युग में, विशेषकर सन्‌ १९३७ के पश्चात्‌, जब शासन का सूत्र 

राष्ट्रीय नेताओं के हाथ में आया, हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रसार में उत्तर 

प्रदेश का प्रमुख स्थान रहा है, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते इस साहि- 
५ गहस्थ-गीताः--एष्ठ ७५ से ७७ 











३०० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


त्यिक गतिविधि में पं॑० गोविन्दवल्लूभ पंत का बहुत हाथ रहा है | हम अन्यत्र कह 
चुके हूँ कि कांग्रेस-मंत्रिमंडलों के निर्माण से हिन्दी के प्रसार और साहित्य-निर्माण 
को अपूर्व प्रोत्साहन मिला । उत्तर प्रदेश में प्रशासन के कामकाज में तथा शिक्षा- 
विभाग में हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने का सर्वप्रथम श्रेय पंतजी को है । 
सबसे पहले सन्‌ १९३८-३९ में पारिभाषिक शब्दकोश बनाने की दिशा में पंतजी 
के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने ही पग उठाया था। यह ॒ स्वाभाविक था कि 
ऐसे विद्याल परिवर्तन के साथ अनेक नई समस्याएं उत्पन्न हो जाय॑ । पंतजी की 
व्यवहार-बुद्धि और उनका हिन्दी-स्नेह इन सब समस्याओं को सुलझाने में सफल 
रहा । परिणामतः विभिन्न राजकीय विभागों में और विशेषकर जिला-स्तर के 
प्रशासन-कार्य में आंशिक अथवा पूर्णरूप से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का 
उपयोग होने छगा । सन्‌ १९३९ में सहसा कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पद-त्याग के 
परिणामस्वरूप यह परीक्षण उस समय अधूरा रह गया, किन्तु सन्‌ १९४५ में 
पद-ग्रहण के कारण पंतजी को वही अवसर फिर से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसका 
जैसा सदुपयोग किया, वह सर्वंविदित है । उन्होंने सचिवालय में ही हिन्दी के कार्ये 
का प्रसार नहीं किया, बल्कि हिन्दी-सम्बन्धी सार्वदेशिक समस्याओं को सुलझाने 
का यत्न किया । राजकीय प्रकाशन-विभाग का विस्तार कर उन्होंने आधारभूत 
पारिभाषिक तथा प्रामाणिक ग्रन्थों के हिन्दी-रूपान्तर की योजना बनाई। यह 
कार्य एक विशेष अनुवाद-समिति के सुपुर्दे किया गया । क्रषि, वन्य-विज्ञान और 
अन्य सम्बन्धित वैज्ञानिक विषयों पर पहली बार हिन्दी-ग्रंथों का प्रकाशन हुआ ॥ 
प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक ग्रियर्सन के ग्रंथों का हिन्दी-अनुवाद भी इसी योजना के अन्तर्गत 
था। हिन्दी-समिति ने अभी तक तीस से अधिक मौलिक ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित 
किया है । यह कार्य, जिसकी नींव पंतजी ने डाली थी, बराबर प्रगति कर रहा है । 
राजकीय तत्त्वावधान में इस महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने की दूरदर्शिता का 
श्रेय पंतजी को है । द द 
... देवनागरी लिपि-सुधार और टाइप राइटर तथा टेली प्रिन्टर के लिए देवनागरी 
को उपयुक्‍त बनाने के प्रयत्न उत्तर प्रदेशके मुख्यमंत्रीके रूपमें पंतजी द्वारा सन्‌ १९४८ 
में आरंभ किए गये थे। यद्यपि इस काम में यथोचित सफलता अभी तक नहीं मिल 
पाई है, किन्तु विभिन्न शासनों तथा हिन्दी के हितैषियों का ध्यान बराबर इस ओर 
._ रहा है और अब भी है। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में ही हिन्दी- 
शीघद्रलिपि में सुधार तथा उसके मानकीकरण (808702795200४ ) की. दिद्ञा में 
... भी बहुत-कुछ किया गया है और ये प्रयत्न अधिक सफल हुए हैं। केन्द्रीय स्वराष्ट्रमंत्री 
के पद पर नियुक्षत होने के पदचात्‌ पंतजी के सुझाव पर संविधान की धारा के अनु- 














कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३०१ 


सार राष्ट्रपति ने भाषा-आयोग ([,87080986 (/07797758707 )की नियुक्ति की 
थी। आयोग के और तत्पद्चात्‌ वैधानिक समिति के प्रतिवेदनों पर स्वराष्ट्र-मंत्राऊय 
की ओर से पंतजी हिन्दी के पक्ष का सोत्साह समर्थन करते रहे । पिछले कुछ वर्षों 


में उतका सबसे बड़ा योगदान सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी-शिक्षा की सुविधा उप- 


लब्ध कराना था। उन्होंने सभी अहिन्दी हिदी-भाषी केन्द्रीय कर्मचारियों के हिंदी- 


शिक्षण के लिए बुहत्‌ योजना का निर्माण किया और उसके अनुसार सहसोरों 


व्यक्ति हिन्दी सीख चुके हैं और सीख रहे हैं । उन्हींकें मंत्रालय द्वारा समय- 


समय पर हिन्दी-विद्यापीठों द्वारा दिये गए प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति पर सहा- 


नुभूतिपूवंक विचार होता रहा है, जिसके फलस्वरूप गुरुकुल कांगड़ी, कन्या गुरुकुल 
(देहरादून ), हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि के प्रमाण-पत्रों तथा उपाधियों को 
केन्द्रीय परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए स्वीकृत किया गया । 
भाषा-आयोग के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद के समय पंतञी ने लोकसभा में जो 
उद्गार प्रकट किये थे, उनकी हिन्दी-क्षेत्रों में व्यापक प्रशंसा हुई थी । हिन्दी द्वारा 
केन्द्र में अंग्रेजी का स्थान लेने का कार्यक्रम चाहे किसी स्थिति में हो, पंतजी के 
प्रयास से केन्द्रीय कर्मचारियों में हिन्दी-शिक्षण का कार्यक्रम बराबर पूर्व योजना- 
नुसार चलता रहा है। पंतजी हिन्दी के अच्छे लेखक और प्रभावशाली वक्ता थे.। 
उनकी वकक्‍तृताओं तथा भाषणों के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन और काशी नागरी प्रचारिणी सभा को 


पंतजी से आवश्यकतानुसार सदा सहयोग मिलता रहा हैँ । इन तीनों संस्थाओं के 


मंच से वह हिन्दी के समर्थन में अनेक बार बोले। अपने कर्मठ सावेजनिक जीवन में 
नेता के रूप में तथा सत्तारूढ़ होकर हिन्दी का प्रत्यक्ष समर्थन करके तथा अनेक 
अवसरों पर प्रतिकूल हवाओं से हिन्दी की रक्षा करके पंतजी ने संकट के समय 
राष्ट्रभाषा की इतनी अधिक सेवा की कि उनकी निजी रचनाओं का अभाव नहीं 
खटकता । अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए उनके 


योगदान के लिए हिन्दी चिर क्ृतज्ञ रहेगी । 


पं० कृष्णकान्त मालवीय 

जिन नेताओं और साहित्य-सेवियों का अभी हमने उल्लेख किया हें, उन्हींके 
समकालीन क्रृष्णकान्त मालवीय थे । उन्होंने भी अपना सार्वजनिक जीवन हिन्दी 
पत्रकारिता से आरंभ किया । सन्‌ १९०९ से आरम्भ करके रूगभग पच्चीस वर्षों 
तक इन्होंने अभ्युदय' का संपादन किया, जो अपने समय का प्रमुख राजनीतिक 
और साहित्यिक साप्ताहिक था । हिन्दी-पत्रकारिता में कृष्णकांत मालवीय ने एक 
नवीन शैली को जन्म दिया । उनकी वर्णन-शेली अदभुत थी, जिसमें यथार्थता 








३०२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 
के साथ कुछ कल्पना और कुछ श्वृंगार का पुट रहता था। इचन्हींके संपादकीय और हा 


दूसरे लेखों के कारण अभ्युदर्या अपने भाषा-लालित्य के लिए विख्यात हो गया 
था । ठोस राजनीतिक घटनाओं और 
जनता द्वारा सरकार से असहयोग के 
समाचार अभ्युदय' में बहुत रोचक ढंग 
से छपते थे और इनपर टीका-टिप्पणी की द 
भाषा तो और भी हृदयस्पर्शी होती थी। ० 
कृष्णकान्त मालवीय की रचनाओं... | 
में सुहागरात नाम की उनकी सामाजिक 
रचना बड़ी प्रसिद्ध थी। इसके कई 
संस्करण छपे और अनेक भारतीय 
भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ । इस 
पुस्तक में उन्होंने स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध 
पं० कृष्णकान्त मालवीय पर वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ढंग से 
प्रकाश डाला है और वस्तुस्थिति के 
प साथ-साथ सुन्दर सीख भी दी है। निश्चय ही इस पुस्तक की प्रसिद्धि का सर्वप्रमुख 
हा कारण केवल इसका विषय ही नहीं, बल्कि लेखक की प्रवाहयुक्त भाषा भी थी । 
0 उत्तर प्रदेश के अन्य नेताओं में, जिन्होंने हिन्दी की उन्नति में योगदान दिया, 
कमलछापति त्रिपाठी, गोविन्द मालवीय, जगदम्बाप्रसाद हितेषी, विश्वम्भरनाथ 
कौशिक, सोहनलाल हिवेदी, रामनाथ 'सुमन' आदि उल्लेखनीय हैं । 
कमलापति त्रिपाठी 
कमलापति त्रिपाठी प्रमुख हिन्दी दैनिक आज' के सम्पादक रहे हैऔर......... 
: उन्होंने भाषा का स्तर उतना ही ऊंचा रखा, जितना पराड़करजी के संपादकत्व- ही 
. काल में था। उन्हींसे इन्होंने पत्रकारिता की शिक्षा ली और उन्हींके आदशों से 
ये प्रेरणा लेते रहे । 
आरम्भ से ही काशी विद्यापीठ में शिक्षा पाकर शास्त्री की उपाधि प्राप्त 
की । स्वाधीनता-आन्दोलन में भाग लिया और कई बार जेल गए । तभीसे राज- 
. नीति के मंच पर भी रहे। उत्तरप्रदेश विधान-सभा के सदस्य, सूचनामंत्री, 
शिक्षामन्त्री तथा गृहमंत्री-पद का गौरव प्राप्त किया । 
....... कमलापति त्रिपाठी हिन्दी और संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने गांधी- 
. दर्शन का विशेष अध्ययन किया हूँ और इसी विषय पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक' हे 
भी जाया है पक आता मय मे मु 





व कलम "न 5जफपपपिफन- कप पनलिजा इज + पता 7 चानाइण 7 दा 


3७827 हि अर की वयकललन ८ 











कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३०३ 


कमलापति त्रिपाठी जीवनभर कांग्रेस के सदस्य और गांधीजी के प्रभाव में 
रहे हैं । उन्होंने गांधीजी को श्रद्धांजलि 
अपित करने के निमित्त गांधीजी” नामक 
पत्रिका का संपादत किया । यह पत्रिका 
काशी विद्यापीठ ने बापू के विचारों को 
कम-से-करम व्यय में भारत के कोने-कोने में 
पहुंचा देने के लिए” प्रकाशित की थी। 
इसमें देश-विदेश के महान व्यक्तियों तथा 

संस्थाओं की श्रद्धांजलियों के अतिरिक्त 

गांधीजी के लेख, प्रवचन, भाषण इत्यादि 
का समावेश किया गया । संपादक के रूप / क्‍ 
में कमलापति त्रिपाठी इसमें अपने कत्तंव्य कमझापति त्रिपाठी 
की अभिव्यक्ति इस प्रकार करते हैं--- पे 

“देश रोया, विदेश रोया, मानव के ह॒ृदयों में लहरें उठीं और दंत हो गईं। 
अब हमारा कत्तव्य हो गया कि उस देवदूत की अमर वाणी सुलभ, सुन्दर और 

सत्य रूप सें संसार के अंतस्तलू तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। महात्माजी का 

व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि सेकड़ों लेखक उनके गौरव का गान करके अपनी 
लेखनी को पवित्र बनायेंगे । १ 

त्रिपाठीजी एक सफल संपादक रहे हैं। उन्होंने आज' के साथ 'संसार' का 
भी घंपादन किया है । उनकी हिन्दी पत्र और पत्रकार पुस्तक इस विषय में सर्वप्रथम 
ग्रन्थ माना जाता है । हिन्दी पत्रों का विकास और इतिहास तथा अन्य सामग्री, 
जिसका समावेश इस पुस्तक में किया गया है, प्रामाणिक समझी जाती है ॥ 
अपनी वकक्‍तृत्वकला के लिए कमलापति त्रिपाठी विशेष प्रसिद्ध हैं। विधान-सभा में 
और सावंजनिक सभाओं में वह धाराप्रवाह विशुद्ध हिन्दी में बोलते हैं और उनके 
भाषण का श्रोताओं पर समुचित प्रभाव पड़ता है । बापू और मानवता कमलापति 
त्रिपाठी की दूसरी मौलिक रचना भी गांधीजी पर ही है । 

सन्‌ १९४२ में वह प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे ॥ 
इस प्रकार हिन्दी की प्रगति में उन्होंने सदा रुचि ली है और पुरा योगदान दिया है । 
सफल पत्रकार, उत्तम वक्‍ता और निपुण लेखक के रूप में उन्होंने हिन्दी भाषा की 
दैली और उसके रूप को सुन्दर बनाया है। 





))3३०५५६५६०८थननन«ा ५ ५३,--५५००००+भ»»»«०»«»»० ऊन नमन नापामनन तन “नकल नव लक +क्‍34-5-4++434+ मनन नमन कल नमन नंन मन न- «मम» भ+ 


१ गांधीजी? (श्रद्धांजलियाँ)--भाग १, खण्ड १ --पृष्ठ ई 


३०४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


पं० सुन्दरलाल क्‍ 

पं० सुन्दरलाल का समस्त जीवन सार्वजनिक सेवा में बीता है और राजनीतिक 
हलचल में भाग लेने के अतिरिक्त उनकी दूसरी व्यवस्तता केवल साहित्य-अध्ययन 
और लेखन रही है । हिन्दी के अतिरिक्त वह 
फारसी और अरबी के भी विद्वान हैं। इसलिए 
आरम्भ से ही उनकी लेखन-शैली मिली-जुली रही 
है, जिसमें तदभव शब्दों का बाहुल्‍थ रहा है। 
जबसे कांग्रेस ने सन्‌ १९३६ में हिन्दुस्तानी के पक्ष 
में प्रस्ताव पास किया, तबसे तो सुन्दरछालजी की 
भाषा को और भी बल मिला और वह टकसाली 
हिन्दुस्तानी के आचार्य कहलाने छगे। कुछ भी 
हो, गत पचास वर्षों से वह हिन्दी में लिख रहे हे 

और हिन्दी के प्रति उनकी सेवाएं मूल्यवान हैं। 
पं० सुन्दरलाल भविष्य” के सम्पादक के रूप में सुन्दरलालजी 
ने असहयोग-आन्दोलनों के समय बहुत 
ख्याति पाई। संघर्ष” के समान भविष्य! भी जनता का लोकप्रिय पत्र था, 
जो गांधीवादी विचारधारा का >नुस्तऋरण करता था। पत्रकारिता के क्षेत्र में 
पुन्दरछालूजी का यह दूसरा कदम था । इससे बहुत पहले सन्‌ १९०८ में वह 
प्रयोग से ही कर्मयोगी” निकाल चुके थे। यह एक उत्तम राजनीतिक पत्र था 
और इसे छाला छाजपतराय, लोकमान्य तिलक, अरविन्द घोष जैसे नेताओं का 
सहयोग प्राप्त था । पहले मासिक के रूप में और बाद में साप्ताहिक बनकर यह 
पत्र बहुत छोकप्रिय हो गया । इसी कारण इसपर सरकार की कोप दृष्टि पड़ी और 
जमानत देने से इन्कार करने के आारण सन्‌ १९१० में ही इसे बन्द कर देना पड़ा । 
सुन्दरछालूजी की रचनाओं में सर्वे-अ्सिद्ध भारत में अंग्रेजी राज्य” है । 
'स्वाधीनता से पहले यह उल्तक जब्त कर छी गई थी, किन्तु तो भी इसके कई 
संस्करण प्रकाशित हुए और उस्तक का देशव्यापी प्रचार हुआ । उनकी शेली सरल, 
_'मनोरंजक और राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत हैँ । सुन्दरछालजी के लेखों और 
पुस्तकों ने हजारों-छाखों युवकों को देशभक्ति और त्याग का पाठ पढ़ाया हे । 
विद्यार्थीवर्ग के वह सदा लोकप्रिय नेता रहे हैं। अरबी, फारसी और उदू के विद्वान. 

होने के कारण विभिन्न धर्मों के एुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप उनका दृष्टिकोण _ 
 समन्वयात्मक हो गया है और इसका प्रभाव उनकी शल्ती पर भी पड़ा है। इसी 





लि .._ दृष्टिकोण की उपज उनकी हजरत ईसा और ईसाई धर्म', गीता और कुरान 














कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३०५ 


ओर हजरत मुहम्मद और इस्लाम” नामक रचनाएं हैं। ईसा के जीवन-वृत्तान्त 
का वर्णन कर देने के पश्चात्‌ लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला है-- 

“ईसा ने कोई नया धर्म नहीं चलाया। इन्सानी दुनिया और खासकर यहूदी 
समाज के पुराने भण्डार से सचाई और सबसे काम की सच्चाई के दाने बीनकर 
उन्होंने लोगों के सामने रख दिये । उन्होंने हम सबके बाप' एक परमेश्वर का 
ऊंचे-से-अंचा खयाल यहुदियों के सामने पेश किया | अबराहाम की नसल से होने 
के झूठे घमण्ड को तोड़कर उन्होंने सब आदमियों को भाई और परमेश्वर की नजरों 


में सबको बराबर बताया | सजहबी रीतिरिवाज, कर्मकाण्ड और पूजा-पाठ की 


जगहू, जिनका उन दिलों यहूदियों में जोर था, उन्होंने आदमी-आदमी के बीच 
प्रेम ओर ईमानदारी की जिन्दगी को सच्चा धर्म बताया । स्वार्थ यानी खदगरजी 


: परिग्रह यानी हारूच, हेष यानी दुश्सनी और हिसा यानी किसीको ईज़ा पहुंचाने 


को आदसी के लिए बुरा और उसकी भलाई और तरवैकी में रुकावट बताकर 
उन्होंने खुदी से ऊपर उठने (निःस्वार्थता), माल जमा न करने (अपरियग्रह), 
प्रेत और अहिसा (अदम तशददुद) को ही आदमी और समाज दोनों की भलाई 
का सिर्फ एक रास्ता बताया। खुद अपने जीवन में इन्हीं उसुछों पर चलकर उन्होंने 


. एक आदशं सनुष्य' या उस तरह की जिन्दगी को मिसाल दुनिया के सामने रखी, 


जिसपर सबको चलना चाहिए । 
.._ हजरत मुहम्मद और इस्लाम में कई स्थलों पर सुन्दरलालजी ने रोचक 
और ऐतिहासिक ढंग से लिखा है । शाम (सीरिया ) का वर्णन करते हुए वह लिखते 


हा 


जाम का देश, जिसमें फिल्स्तीन और यरुसलूम शामिल थे, दुनिया के 


. सबसे पुराने और सबसे हरे-भरे देशों में गिना जाता है । कहा जाता है कि शाम 


की घाटियों से ज्यादह अच्छे मेवे दुनिया में कहीं पेदा नहीं होते । यहूदी धर्म की 
सब खास-खास बातें इसी देश में हुईं । बहुत पहले जब दमइक द्ञाम की राजधानी 


था, शाम एशिया की सबसे सुखी और जबरदस्त हकमतों में गिना जाता था। 


शाम के इलाके फीनीशिया में सदियों तक दुनिया भर की तिजारत की सबसे बड़ी 
और सबसे ज्यादह भरी-पुरी संडियां थीं। सिकन्दर के बाद सदियों तक यह देश 


. यूनानियों के साथ में रहा और यूनान की बढ़ी हुई विद्याओं, विज्ञान (साइन्स ) 


और दर्शन (फलसफे ) के पढ़ने-पढ़ाने की यह एक बड़ी जगह रही । सदियों इसमें 
सेकड़ों ही बौद्ध मठ थे और बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन को घर-घर चर्चा होती थी । 


_शाम ने ही हजरत ईसा और ईसाई धर्म को जन्म दिया। हजरत ईसा के तीन सो 


१ इजरत ईसा ओर ईसाई धर्म!--पृष्ठ १६३-४ 


३०६ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


साल बाद तक यह देश ज्ञान, विज्ञान, धन-धान्य, दस्तकारी और तिजारत सबके 
लिए मशहूर था। लेकिन मोहम्मद साहब के वक्‍तों में वह कुस्तुनतुनियां के ईसाई 
सम्राट के हाथों में था और ईसाई धर्म का एक खास अड्डा माना जाता 
था ५ 

इस प्रकार भाषा और विचार दोनों के समन्वय से उन्होंने हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
भाषा के विकास में योग दिया हैं । 


० रविशंकर शक्ल 
जीवन के कार्यक्षेत्र में शक्लजी ने वकील के रूप में प्रवेश किया था। उसी 


समय उन्होंने सार्वजनिक कार्य में भी दिलचस्पी लेना आरंभ किया । फलस्वरूप 
सन्‌ १९१४ से १९३३ तक रायपुर की 
नगरपालिका के सदस्य रहे । इसी बीच 
सन्‌ १९१५ में राजनीतिक परिषद में 
गोखले के अनिवार्य शिक्षा-बिल का 
समर्थत भी किया । शिक्षा और भाषा 
के प्रश्न पर उनका ध्यान बराबर बना 
रहता था और तद्विषयक चिन्तन का 
लाभ देश को भी मिला, जब वह १९३७ 
में मध्यप्रदेश के शिक्षा-मंत्री बने । 
अपनी सेवाओं और ओजस्बी व्यक्तित्व 
के कारण शुक्लजी ने तीन बार मुख्य- 
मंत्री का गौरव प्राप्त किया । पं० रविशंकर शुक्कू 
अपने पचास वर्ष से अधिक के 

सार्वजनिक जीवन में पं० रविशंकर शुक्ल ने जो कुछ राजनीति के क्षेत्र में और 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, 
उससे हिन्दी भाषा और साहित्य को पयप्त बल मिला पंने हिन्दी 
साहित्य सम्मेछझन के जबलपुर-अधिवेशन में उत्साहपूर्वक भाग लिया था और 
वर्षों तक 'कान्यकुब्ज' नामक पत्र का संपादन करके हिन्दी की सेवा करते रहे । 
वह स्वयं हिन्दी के विद्वान थे और उनकी वक्‍तुता तथा लेखन-शैली में वही सूझ-बुझ 
ओर सरलता थी, जो सदा उनके विचारों की विशेषता रही । साहित्य-सजन 
के लिए विशेष रूप से बैठने और साहित्य के किसी विधा की आराधना 
करने का न उन्हें कभी अवकाश मिला और न शायद इस ओर उनकी अभि- 








$ हजरत मुहम्मद ओर इस्लाम! --प्ृष्ठ ३५-३६ 





कुछ अन्‍य नेता-साहित्यकार ३०७ 


रुचि थी, किन्तु अपने दीर्घ जीवनकाल में उन्होंने साहित्य की जो ठोस 
सेवा की, वह सदा स्मरणीय रहेगी । उसीके सम्बन्ध में कुछ कहना यहां 
उचित होगा । 

शुक्लजी लगभग चौदह वर्ष तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे । उस समय 


मध्यप्रदेश द्विभाषी राज्य था, जहां हिन्दी और मराठी भाषाएं बोली जाती थीं । 


जहां-जहां भी उस समय ऐसी स्थिति थी, भाषा के प्रइन को लेकर काफी मनमुटाव 
और वेमनस्य तक देखने में आता था । यदि कहीं यह समस्या पूर्णरूप से, सर्वसम्मति 


से सुलझाई जा सकी, तो वह केवरू मध्यप्रदेश में | इसका कारण शुक्लजी की 


सूझबूझ और विलक्षणता थी । उन्होंने दोनों भाषाओं को समान स्थान दिया, 
किन्तु वास्तव में उनकी नीति का परिणाम यह हुआ कि मराठी-भाषी सन्तुष्ट रहे 
ओर विदर्भे में हिन्दी के व्यापक प्रचार को प्रोत्साहन मिला । अपनी भाषा-नीति 
से उन्होंने मराठी का अहित किये बिना मध्यप्रदेश में हिन्दी की स्थिति को दृढ़ 
बनाया । यह बात उनकी सफलता की द्योतके है कि तत्कालीन मद्रास, बम्बई, 
पंजाब आदि राज्यों की सरकार ने मध्यप्रदेश की भाषा-नीति का गंभीर अध्ययन 
किया और अपने-अपने राज्यों में भी उसे अपनाने का यत्न किया । 

सरकारी कामकाज के लिए सचिवालय और छोटे-बड़े दफ्तरों में हिन्दी के 


: प्रयोग पर मध्यप्रदेश में विशेष जोर दिया गया और तुलनात्मक दृष्टि से स्वीकार 


करना पड़ेगा कि यह प्रयोग अन्य हिन्दी-भाषी प्रांतों की अपेक्षा मध्यप्रदेश में 
अधिक सफल रहा। इसका भी श्रेय शुक्लजी की व्यवहार-बुद्धि और हिन्दी-प्रेम को 
हैँ । कामचलाऊ पारिभाषिक शब्दकोश सबसे पहले वहीं तैयार हुआ । इसके 
अतिरिक्त संविधान में राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी अनुच्छेद का प्रारूप सर्वेसम्मति से 


.  विधान-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत कराने में अन्य प्रमुख नेताओं के साथ शुक्लजी का भी 
विशेष हाथ था। 


खोज तथा अनुसंधान के क्षेत्र में और विलृप्तप्राय ग्रंथों के प्रकाशन की 


: दिशा में भी मध्यप्रदेश सरकार की भारतीय हिन्दी-परिषदर का काम असाधारण 
महत्व का रहा हैं । इस योजना के पीछे भी शुक्लूजी का ही उत्साह और पथप्रदर्शन 
था। इन सभी प्रद्नों पर उन्होंने अपने विचार सुन्दर और स्पष्ट भाषा में व्यक्त 


किये हैं, जो एक संग्रह के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे श्रेयस्कर वात, जो शुक्लजी 
के सम्बन्ध में कही जा सकती है, वह यह है कि यद्यपि वह हिन्दी के सदा कट्टर 


. समर्थक और निर्भीक प्रवक्‍ता रहे, किन्तु किसी भी अन्य भाषा के विरुद्ध उन्होंने 


कभी एक शब्द भी नहीं कहा । हिन्दी को इस प्रकार वह अधिक लोकप्रिय बना सके । 
हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोण उनके उस भाषण से स्पष्ट 








३०८ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


होता है, जो उन्होंने नागपुर में भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ के उद्घाटन के अवसर 
पर दिसम्बर, १९५५ में दिया था--- 

“संविधान द्वारा अंग्रेजी के स्थान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने 
के बाद हिन्दी के ऊपर एक बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हिन्दी अब केवल साहित्य- 
क्षेत्र की ही भाषा नहीं रही, वरन्‌ अब वह कानून, विज्ञान और अनेक क्षेत्रों की भाषा 
भी हो गई है । उसके प्रयोग के क्षेत्र का विस्तार होते ही हमारे सामने अनेक गंभीर 
समस्याएं उपस्थित हो गई हें । इन विविध आवश्यकताओं के लिए हमें हिन्दी की 
अभिव्यक्ति-दक्ति बढ़ानी है ।. - . इसका भार आज हिन्दी के साहित्यकारों, 
अध्यापकों और विद्वानों के कन्धों पर आ पड़ा हैँ । हिन्दी के लेखकों को एक दशक्ति- 
शाली बहुमुखी साहित्य का निर्माण करना हैँ । हिन्दी के अध्यापकों को विद्यार्थियों 
में हिन्दी-साहित्य और भाषा के प्रति श्रद्धा और अध्ययन की वृत्ति उत्पन्न करना 
है एवं हिन्दी के विद्वान्तें को उसके रूप, उसके व्याकरण, उसकी पारिभाषिक 
दब्दावली आदि से सम्बन्धित सभी समस्याओं को गंभीर चितन और अन्वेषण द्वारा 
शीघ्रातिशीघ्र सुलझाना है ।”* 

जब संविधान-सभा में भाषा के प्रश्न पर विचार हो रहा था, शुक्लजी ने 
एक भाषण दिया, जिसका सभी ओर से स्वागत हुआ । इस लम्बे भाषण में उन्होंने 
कहा--- 

“मं सदन के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । विध्व-इतिहास में 
इस सम्बन्ध में एक ही उदाहरण है। वह आयरलेण्ड में हुं । ब्रिटिश सरकार से संधि 


.. के बाद सन्‌ १९२१ में पहली बात जो अपने संविधान में उन्होंने रखी, वह यह थी 
..._ कि आयरिदा राष्ट्रभाषा होगी और अंग्रेजी द्वितीय शासकीय भाषा । में इसका 


कारण बताऊंगा । अंग्रेज सरकार ने अपने शासनकाल में आयरलेंण्ड सें आयरिश 
भाषा सीखना प्रतिबन्धित कर दिया था और परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक से 
महाविद्याल्यीन स्तर तक अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाती थी और पुरी १९वां शताब्दी 


के लिए आयरिश भाषा लुप्त प्रायः हो गई थी और प्रत्येक आयरलेण्डवासी अंग्रेजी 


ही बोलता था। सन्‌ १९१० की जनगणता में ३० से ४० राख की जनसंख्या में 
केवल २१ हजार व्यक्ति ही आयरिश भाषा जानते थे। संविधान में आयरिश भाषा 
को राष्ट्रभाषा उन्हीं आयरलेण्डवासियों ने घोषित किया, जो कि आयरिद्य भाषा नहीं 
जानते थे। केवल २१ हजार ही आयरिद जानते थे और शेष अंग्रेजों से भी अधिक 
.. अंग्रेज थे। अंग्रेजी को एकदम बहिष्कृत करना सम्भव नहीं होने के कारण उन्हें अंग्रेजी 
.._को द्वितीय भाषा के रूप में रखना पड़ा। किस्तु प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विधेयक 
..._ १ 'राष्टरननिर्माण की घड़ी में'--रविशंकर शुक्ल के भाषणों का संग्द--पृष्ठ (८ 











कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३०९ 


देश की भाषा आयरिश में ही पेश किये जाते थे और उसका एक अनुवाद साथ 
रहता था। दोनों के बीच विवाद की स्थिति में आयरिश भाषा का मलपाठ हो 
आधिकृत और प्रामाणिक माना जाता था। इसीलिए सेंने अपने संशोधन में प्रावधित 
किया है कि हमें अपने राज्य की भाषा हिन्दी अथवा मराठी में अधिनियम बनाने 
दिये जायं और उसके साथ ही एक अंग्रेजी भाषा में भी प्रामाणिक पाठ हो । विवाद 
को स्थिति में जहां अंग्रेजी आवद्यक हो, अंग्रेजी का मल पाठ ही प्रामाणिक भाना 
जाय, शेष सभी कार्यों के लिए राज्य-भाषा का मूलपाठ ही प्रामाणिक माना जाय, 
इसलिए में समझता हूं कि हमें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय। इस उद्देश्य के लिए अपनी 
भाषा का प्रयोग करने से प्रान्तों को नहीं रोका जाना चाहिए। यदि हम हिन्दी चाहते 
हैं तो हमें हिन्दी का प्रयोग करने दिया जाना चाहिए । हमारी स्वतन्त्रता कम न 
कीजिये 7५ क्‍ 
स्वतंत्र भारत को स्व० रविद्यंकर शक्ल ने ऐसी- नीति का दर्शन कराया 
हु, जिसमें हिन्दी भाषा के साथ देश का भी केल्याण निहित है । 
सेठ गोविन्ददास 
ु सेठ गोविन्ददास उन व्यक्तियों में हैं, जिन्होंने अपना सारा समय मन, वचन 
और कर्म से मातृभूमि की सेवा में ही लगाया है। एक अभिजातवर्गीय प्रसिद्ध परि- 
वार में जन्म लेकर अपनी पारि- 
वारिक परम्परा के विरुद्ध अर्थ- 
आराधना करने के बजाय होश 
संभालते ही वह सरस्वती की उपासना 
में लीन हो गये और प्रसाद रूप 
अपनी जन्मभूमि जबलपुर में एक 
संस्था की स्थापना कर शारदा" 
नामक मासिक पत्रिका के संचालन, 
शारदा-प्रंथमाला के प्रकाशन, हिंदी 
दैनिक लोकमत' और जयहिन्द 
के प्रकाशन आदि के रूप में एक 
साहित्यिक चेतना अपने नगर और 
. प्रान्त में लाने में समर्थ हुए। इन्हीं दिनों महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
आरंभ हुआ और बापू के इस आह्वान पर युवक गोविन्ददास देश के स्वातंत्य- 
आन्दोलन में कूद पड़े । आजादी के आन्दोलन के आरम्भ से लेकर आजादी की 
..._ ३ रएछू-निर्माण की घड़ी में--पृष्ठ २९-२३ 





सेठ गोविन्ददास 









३१० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


प्राप्ति तक सेठजी ने सदा सक्रिय रूप से कांग्रेस के हर कार्यक्रम और आन्दोलन में 
भाग लिया | इसके फलस्वरूप अनेक बार कारावास भी किया । सेठजी उन 
व्यक्तियों में नहीं हैं, जो स्वातंत्र्य-संग्राम के दिनों में उसमें भाग न लेकर केवल 
साहित्य-साधना में लीन रहे अथवा उसमें भाग लेनेपर कारावास में एकांत सेवन 
करते रहे । गोविन्ददासजी आन्दोलनों के दिनों में जब जेल से बाहर रहते तो 


कांग्रेस-संगठन और आन्दोलन को आगे बढ़ाने के कार्य में दत्तचित्त रहते तथा जब _ 


वह जेल-जीवन व्यतीत करते तो एकांत का लाभ उठा साहित्य-सृजन करने से नहीं 
चुकते । सेठजी का अधिकांश साहित्य उनके जेल-जीवन का ही लिखा गया है। 

यों तो सेठजी ने नाटक, उपन्यास, काव्य, आत्मचरित, यात्रा-वर्णन तथा 
निबंध आदि साहित्य की सभी विधाओं पर लिखकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का 
परिचय दिया है, कितु सेठजी प्रधान रूप से नाठककार ही हैं। उन्होंने पौराणिक, 
ऐतिहासिक, सामाजिक,» समस्यात्मक, सभी प्रकार के पूरे और एकांकी नाटक 
लिखे हैं। उनके नाटकों की संख्या १११ है । इतने नाटक किसी एक व्यक्ति द्वारा 
किसी भारतीय भाषा में ही नहीं कदाचित किसी भी भाषा में नहीं लिखे गए हैं । 
उनके नाठकों में ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल का सारा इतिहास आ जाता है। 
इसी प्रकार उनके सामाजिक और समस्यात्मक नाटकों में आधुनिक कारू की 
अभी समस्याएं प्रस्तुत हुई हैं । शायद ही कोई ऐसी समस्या हो, जिसे उन्होंने न 
लिया हो। 

गोविन्ददासजी की गणना यद्यपि प्रमुख नाटककारों में आती है, किन्तु 
यहां उनके नाम का उल्लेख करने का उद्देश्य उन्हें एक नाटककार के रूप में चित्रित 


करना नहीं है। यहां मेरा अभिप्राय सेठजी के साहित्य की समीक्षा करना न होकर _ 


उनकी हिन्दी-सेवा और उसे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में उनका 
जो योग है, उसका उल्लेख करना है । हिन्दी के प्रश्न पर क्या संसद में, क्या संसद 

के बाहर सभी जगह उनके नेतृत्व को सब स्वीकार करेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 
सेठ गोविन्ददास ने साहित्य के क्षेत्र में गांधीजी के राजनीतिक 
आन्दोलन के साथ ही प्रवेश किया हैं और तबसे उनकी दोनों दिशाओं की गति- 
विधियां साथ-साथ चलती रहीं । जेल-जीवन हो या जेछ से बाहर, स्वतंत्रता-प्राप्ति 
: से पहले हो अथवा बाद में, गोविन्ददासजी देश के साथ-साथ हिन्दी की प्रगति में 
दिलचस्पी लेते रहे हैं । राजनीति के मंच पर. जैसे उन्होंने अपने जीवन-नाटक 
. खेले हैँ, वैसे ही नाटक उनकी लेखनी ने पत्र-पटलछ पर किये है। दोनों को ही एक 
. दूसरे का सहारा रहा है और इस प्रकार छाब्द-चित्रण के लिए गोविन्ददासजी 


हम को पर्याप्त सामग्री मिल “गई है। किन्तु उनकी हिन्दी-सेवा साहित्य- 











कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३११ 


रचना तक ही सीमित नहीं। उन्होंने हिन्दी-अचारे तथा प्रसार की दिशा में 
अनथक प्रयत्न किये हैं, जिनके कारण समस्त हिन्दी-जगत उनका ऋणी है । भारत 
ही नहीं देश के बाहर भी फीजी आदि देशों में उन्होंने हिन्दी की दुन्दुभी बजाई है । 
गोविन्ददासजी की गणना हिन्दी के सर्वप्रमुख समर्थकों में होती है । वास्तव में हिन्दी 
से बढ़कर शायद उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं । जिस समय हिन्दी के प्रदन को लेकर 
संविधान-सभा में मतभेद पैदा हो गया था और तज्जन्य संदिग्ध स्थिति हिन्दी: 
जगत में गम्भीर चिन्ता का विषय बनी हुई थी, उस संकट के समय गोविन्ददासजी 
ने जो सुझाव दिये और जो विचार प्रकट किये, उनसे समस्या के सुलुझने में सहा- 
यता मिली । गोविन्ददासजी ने कहा --- 

“अंग्रेजी हमारे देश की राष्द्रभाषवा नहीं हो सकती । लगभग दो सौ वर्षों 
के अंग्रेजी शासन के अनन्तर इस देश के कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं ? 
हिन्दुस्तानी कोई भाषा ही नहीं। उसका न कोई व्याकरण है, न साहित्य। जिस भाषा 
का अस्तित्व ही नहीं, वह राष्ट्रभाषा कैसे बनाई जा सकती है ? . .. इस हिन्दुस्तानी 
कही जानेवाली भाषा में बाजारों में बोले जानेवाले शब्दों के अतिरिक्त 
वेज्ञानिक और शास्त्रीय शब्दों का न निर्माण हुआ और न हो सकता है । . . « 
झगड़ा हिन्दुस्तानी नाम का नहीं है, झगड़ा हु हिन्दुस्तानी नाम में जो अर्थ निहित 
हो गया हे, उसका । हिल्दुस्तानी का अर्थ वह भाषा है, जिसमें इतने प्रतिद्यत शब्द 
संस्कृत, इतने फारसी, इतने अरबी के हों, फिर वह नागरी और अरबी लिपियों में 
लिखी जानेवाली भाषा हो । . . . हिन्दुस्तानी का समर्थन करनेवाले उसका समर्थन 
साम्प्रदायिकता की भावना से करते हैं। जो देश में एक संस्कृति चाहते हैं, वे भला 
दो लिपियों में लिखी जानेवाली भाषा का समर्थन केसे करेंगे ? १ 

किन्तु इस सम्बन्ध में सेठ गोविन्ददास का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रभाषा 
व्यवस्था परिषद्‌” के आयोजन में प्रमुख भाग लेना और इसे सफल बनाना है। इस _ 
परिषद्‌ में भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख विद्वान, भाषा-शास्त्री, कवि, 
नेता और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया था और भाषा तथा लिपि 
की समस्या पर गंभीर विचार-विमश किया था। परिषद्‌ ने सबकी ओर से एक स्वर 
से यह घोषणा की कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। 
इस मत के कारण संविधान-सभा में हिन्दी का विरोध मध्यम पड़ गया और इस 
प्रकार हिन्दी के पक्ष में निविरोध निर्णय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस राष्द्रभाषा _ 
व्यवस्था परिषद्‌ की सम्पूर्ण योजना गोविन्ददासजी ने की थी और इसकी सफलता 
का श्रेय भी बहुत-कुछ उन्हींको है । 5 दल हक 
१. 'सेठ गोविन्ददास-अभिनन्दन अन्थः--पष्5 ३६६ 





३१२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा क्‍ 


गोविन्ददासजी वास्तव में हिन्दी के परम हितेषी हैं और नई दिल्‍ली के अनि- 
दिचत वातावरण में हिन्दी के प्रहरी भी कहे जा सकते हैँ । राष्ट्रभाषा के कोमल 
पौधे की रक्षा के लिए उन्होंने समय-समय पर होनेवाले आन्दोलनों में तो भाग 


लिया ही है, लोकसभा और नई दिल्ली के प्रशासनिक क्षेत्रों में यदाकदा चलनेवाली 


प्रतिकूल हवाओं से भी हिन्दी को बचाने के हेतु वह तत्पर रहे हैं। जवाहरलालजी 


ने भी उनके विषय में कहा है कि आजादी की लड़ाई में हमेशा यह आगे रहे और 


हिन्दी-साहित्य की इन्होंने बड़ी सेवा को हुं ।९ 
घनव्यामसिह गुप्त 

यह॒ शुक्लजी के पुराने सहयोगियों में से हैं। शक्‍्लजी की भाषा-नीति 
के पीछे जो सूझबूझ और बल रहा है, उसका आधार एक सीमा तक 
गुप्तजी को माना जा सकता है। वह भी 
हिन्दी के सदा प्रबल समर्थक और हिन्दी- 
आन्दोलन के नेता रहे हैं । गुप्तजी का सबसे 


तैयार कराना था। इसके तैयार होने के 
उपरान्त ही भारतीय गणराज्य के संविधान 
का हिन्दी-रूपान्तर तैयार किया जा सका | 


प्रतिनिधियों की जो समिति बनाईं गई 
थी, गुप्तजी उसके सभापति थे। मध्यप्रदेश 
द राज्य की भाषा-संबंधी समस्या को सुलझाने 
घनदव्यामरातह गुप्त के लिए जब-जब प्रयत्न करने पड़े, गुप्तजी का' 
उन प्रयत्नों से सदा निकट का सम्बन्ध रहा। 
गृप्तजी हिन्दी के अच्छे विद्वान हैं और मध्य प्रदेश-विधान सभा में (जिसके 
... वह कई वर्ष तक अध्यक्ष रहे) तथा सार्वजनिक अवसरों पर उनके भाषणों के 
.. संग्रह छपे हैं, जो हिन्दी-साहित्य का अंग हैं । 
द्वारिकाप्रसाद मिश्र 
... [ द्वारिकाप्रसाद सिश्र कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता हैं। वह एक कुशल 
.. प्रशासक और अच्छे पत्रकार भी हैं। गत महायुद्ध के दिनों में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल 








...... - $ 'सेठ गोविंददास अभिनंदन अंथः 


बड़ा योग हिन्दी में वैधानिक शब्दावली 


इस कार्य के लिए संविधान-परिषद्‌ के 
अध्यक्ष द्वारा समस्त भारतीय भाषाओं के 





हे पे 5 हु श ४ ञ्जः ) 








... सरस्वती” जैसी पत्रिकाओं में वह लेख भी 


कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३१३ 


. तोड़ दिये गए थे, मिश्रजी ने सन्‌ १९४२ में सारथी' नामक साप्ताहिक निकाला, 
_ जो कई वर्षों तक चलता रहा । इस पत्र की राजनीति और साहित्य दोनों में ही 
.. दिलचस्पी थी और उस समय के प्रमुख पत्रों में इसकी गिनती थी। मिश्रजी सारथी' 
के सम्पादक थे और जनता के पथ-प्रदर्शनार्थ यदा-कदा विशेष लेख भी लिखा करते 
थे। इससे पूर्व मिश्रजी ने सन्‌ १९२२-२३ 
में श्री शारदा मासिक का सम्पादन 
किया, जो उस समय सरस्वती” के समान 
प्रमुख साहित्यिक पत्रिका थी। सन्‌ १९३० 
. में वहदेनिक लोकमत के सम्पादक नियक्त 
हुए, जो नागपुर से प्रकाशित होता था। 


.. लिखते रहे । किन्तु मिश्रजी की हिन्दी को 
.. सबसे बड़ी देन निस्सन्देह उनका महा- 
: काव्य #रृष्णायन! है । इसमें उन्होंने 

सम्पूर्ण क्ृष्णचरित' को अपने प्रबन्धकाव्य 





. का विषय बनाया है। पुस्तक की भाषा 2: 
. अवधी है, और तुलसीदास की भांति द्वारिकाप्रसाद मिश्र 
.. मिश्रजी ने भी दोहा, चौपाई और सोरठा 


: छन्द को अपनाया है । मिश्रजी ने राजनीति और सामाजिक विषयों पर भी बहत- 
कुछ लिखा हैं, जिसमें से अधिकांश प्रकाशित हो चुका हैं । 
... अपने प्रकाशन के बादसे #ष्णायन' बराबर साहित्यिकों की आलोचना 
.._ का विषय रही है। यह सत्य है कि यह ग्रन्थ तुलढसीदास के 'रामचरित मानस 
' को आदर्श मानकर लिखा गया हैँ ।* यह भी सात काण्डों में विभाजित है। इसमें 
- भी दोहा-चौपाई का वही क्रम है, इसकी भी भाषा अवधी हे। साहित्य के क्षेत्र में 
इस ग्रन्थ को अभी वह मान्यता नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए थी। इसमें से कुछेक 
. उद्धरण रसास्वादन की दृष्टि से दे देवा समीचीन होगा। मथुरा-काण्ड में श्रीकृष्ण के _ 
दर्शन के लिए ब्रजनारियों की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहा गया है--- 
“अस कहि व्यथा-विकल ब्रजनारी । सकीं न सहि हरि-विरह-दवारी ॥ 
_बाष्प कण्ठ, मुख फुरति न वाणी । उद्धव-चरण बिलखि रूपठानी ॥ 


कृष्णायन” की भूमिका--डा. धीरेन्द्र बर्मो तथा डा. बाबूराम सकक्‍तेना द्वारा 
लिखित--पृष्ठ ७ क्‍ 





३३१४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


“आनहु ब्रज अब वेगि कन्‍्हाई, 
बड़त ब्रज तुम लेहु बचाई । 
इचद्धोप ते व्याम यउबारा, 
इ्यास-कोप तुम होहु सहारा ॥* 
लखि करुणा उद्धव अकुलाने, 
ज्ञान, ध्यान, श्रुति, शास्त्र भुलाने । 
गये समुझि समुझाय न पावा, 
धैये|ं देत निज धैर्य गंवावा । 
आये. पोंछन ब्रजजन-आंस, 
झलकेउ दंग जल, उष्ण उसास्‌ 
बहे आपु. दुख-पारावारा, 
अतल, अकल, अगम्य, अपारा ।”* 
मिश्रजी की सबसे पहली रचना एक ऐतिहासिक निबन्ध हे--- हिन्दू जाति 
का स्वातंत्र्य-प्रेम , जो सन्‌ १९२० में प्रकाशित हुई थी। जेलजीवन में रामचरित- 
मानस के अध्ययन के फलस्वरूप, विदेशियों के द्वारा शेबस्पीयर के चरित्र-तायकों 
का जिस प्रकार अध्ययन किया गया है, उसी रीति से उन्होंने तुलसी के राम 
नामक पुस्तिका लिखी, जो सन्‌ १९४२ में प्रकाशित हुई । इससे ज्ञात होता है कि 
उनके विचार करने की पद्धति भी मौलिक है और वह गद्य और पचद्यन दोनों में 
रुचि रखते हैं। हिन्दी-साहित्य के दोनों ही 
क्षेत्रों को उन्होंने अपने विचारों से विक- 
सित और रचनाओं से समृद्ध किया है । 
माखनलाल चतुर्वेदी 
माखनलाल चतुर्वेदी पुराने खेवे के 
उन वयोवृद्ध कर्मठ साहित्य-सेवियों में हैं, 
जिनकी गणना आज हिन्दी-साहित्य के 
ऐतिहासिक उत्तायकों में की जाती है। 
. गत पच्चीस वर्षों से वह कर्मवीर' (खंडवा) 
के सम्पादक हैं। इस क्षेत्र में जनमत के 
माखनलाल चतुर्वेदी... निर्माण में तथा जनसाधारण के मार्गे- 





निदंशन की दिशा में इस साप्ताहिक का _ 


_ प्रमुख स्थान रहा है। गांधीजी के सत्याग्रह-आन्दोलन का जिन हिन्दी-लेखकों और 
... $ #&कृष्णायन'--पृंष्ठ २२४ 








कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३१५, 


कवियों पर यथार्थ प्रभाव पड़ा, माखनलाल की गिनती उन्हींमें की जाती है। 
(एक भारतीय आत्मा' उपनाम से लिखित उनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय 
हुईं कि चतुर्वेदीजी राष्ट्रीय जागृति के गायक प्रसिद्ध हो गये। आत्मोत्स्ग और 
त्याग की भावना को उच्चतम आदशे का रूप देनेवाली कविता--पुष्प की 
अभिलाषा' उन्हींकी है । 
“चाह नहीं में सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, 
चाह नहीं, प्रेमीमाला में बिध प्यारी को लूलचाऊं, 
चाह नहीं, सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, 
चाह नहीं, देवों के शिर पर चढूँ, भाग्य पर इठलरूऊं, 
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, 
सातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक ।* * 
इसके हर शब्द से राष्ट्रीय भावना की आभा निकल रही है और स्वदेश- 
भक्ति की चाह ने उनके इन शब्द-पुष्पों में भी सौरभ भर दी है। उनके प्रबन्धकाव्य 
. हिमकिरीटिनी' पर साहित्य-अकादमी का पांच हजार रुपये का प्रथम हिन्दी पुरस्कार 
सन्‌ १९५६ में दिया गया। कवि, नाटककार, पत्रकार, निबन्ध-लेखक सभी रूपों में 
माखनलालजी ने हिन्दी की सेवा की है। उनका क्ृष्णार्जुन-युद्धा नाटक भारतेन्दु- 
. परम्परा के निरन्तर विकासशील रूप का 
द्योतक है। यह नाटक रंगमंच के उपयुक्त 
होने के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ और 
जगह-जगह इसका अभिनय हुआ । 
माखनलाऊल चतुवंदी अ. भा. 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के हरिद्वार- 
अधिवेशन (सन्‌ १९४३) के सभापति 
भी रहे । कर्मवीर कार्याछकय और 
नागपुर का कारागार दोनों ही उनकी 
लेखनी के लिए समान रूप से अनुकूल रहे 
हैं । माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी के 
राष्ट्रीय साहित्य की विभूति हैं। 
द सुभद्राकुमारी चोहान सुभद्राकुमारी चौहान 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान क्‍ 
_मध्यप्रदेश की विस्यात समाज-सेविका और कांग्रेस कार्यकर्न्री रहीं। किन्तु फिर 


१ 'कवि कोमुदी'-पृष्ठ २५४ 








श्श्दः भारतीय नेताओं की ६हिंदी-सेवा 


भी उनका भव्य व्यक्तित्व हिन्दी-प्रदेश में साहित्यकार के नाते ही गौरव को प्राप्त 
हुआ। वह बुन्देलखण्ड की निवासी थीं और उस प्रदेश का कण-कण वीरभूमि 
है, जिसकी पुण्य गरिमा सुभद्राजी ने जन्म-घुट्टी में पी थी । कहानी और 
कविता दोनों ही माध्यम उन्होंने अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए अपनाये 
थे । एक बुन्देला लोकगीत खूब लड़ी मर्दानी, अरे झांसीवाली रानी ! ” 
की टेक लेकर और उसीके आधार पर उहोंने खड़ी बोली में जो कविता झांसी 
की रानी लिखी, वह हिन्दी-साहित्य की अमर रचना हो गई | वीर और प्रसाद 
गुण दोनों ही उनके काव्य के अलंकार हैं। झांसी की रानी” के हर शब्द 
में वीर रस की झंकार और प्रेरणा भरी है । घटना पुरानी हो गई, किन्तु घटना- 
क्रम को बांधनेवाला भाव अमर बनकर हिन्दी-साहित्य में प्रवेश कर गया । जिस भाव 
से प्रेरित होकर यह कविता लिखी गई, सुननेवाला भी उसी भाव में बह जाता है। 
एक-दो पद देखियें--- हि 

पसिहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, 

बढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। 

गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, 

दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। 


चमक उठी सन सत्तावन में, 
5 वह तलवार पुरानी थी, 
बन्देले हरबोलों के मुंह 
हमने सुनी कहानी थी-- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झांसीवाली रानी थी। 


कर छ * कल ३ 


महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलूगाई थी, 
यह स्वतन्त्रता की चिनगारी, अन्तरतम से आईं थी । 
झांसी चेती, दिल्‍ली चेती, लखनऊ लपदें छाई थीं, 
मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम सचाई थी, 
जबलपुर कोल्हापुर में भी 
कुछ हलूचल उकसानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुंह 
हमने सुनी कहानी थी-- 














कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३१७ 


खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झांसीवाली रानी थी। 


श्चछ्क 


इस स्वतन्त्रता महायज्ञ में कई वीरवर आये काम, 
नाना धुन्धूपन्त, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनास, 
अहमदशाह मौलवी, ठाकुर कुंवरसिह सेनिक अभिसान, 
भारत के इतिहास-गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम । 


लेकिन आज जुर्म कहलाती 
उनकी जो कुरबानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुंह 
हमने सुनी कहानी थी-+-- 
खब लड़ी मर्दानी वह «तो 
झांसीवाली रानी थी ॥*१ 
जहां इनके काव्य में युद्ध की रणभेरी का निनाद है, वहां इनकी वाणी में 
मां की ममता की मधुर मिठास भी है। बचपन पर इनकी पंक्तियां देखिये--- 
“में बचपन को बुला रही थी 
बोल उठी ब्रिटिया मेरी, 
नन्‍्दनवनन्सी  कूंक उठी 
यह छोटी-सी कुटिया मेरी ॥ 
मां ओ कहकर बुला रही थी 
सिट्टी खाकर आईं अथो, 
कुछ मुंह में कुछ लिपट हाथ में 
मझीे खिलाने आई थी। 
उनके कविता-संग्रह मुकुछः और कहानी-संग्रह बिखरे मोती पर उन्हें 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सेकसेरिया पुरस्कार मिला था। इस प्रकार 
श्रीमती चौहान का व्यक्तित्व भारतीय नारी-जागरण और साहित्य के इतिहास 
में चिर-स्मरणीय हूं । 
ब्रिजलाल बियाणी 
ब्रिजलाल बियाणी गत तीस वर्षों से मध्यप्रदेश की राजनीतिक हलचलों 
में भाग लेते आ रहे हैं। वह स्थानीय और केन्द्रीय विधान-सभाओं के सदस्य रहे हूँ 
$ 'कवि-भारतीः--सं- सुमित्रानंदन पंत तथा अन्य--एष्ठ २०१, २०५ और २०६ । 
२ कवि-भारती”-एष्ठ २१२ 








३१८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


और कई वर्षों तक मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री । बियाणीजी साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्ति 
हैं। अकोला में उन्होंने प्रवाह! तामक मासिक पत्र निकाला, जो साहित्यिक दृष्टि 
से ऊंचे स्तर की पत्रिका मानी जाती थी । 
बियाणीजी सिद्धहस्त निबन्धकार हैं । उनके 
निबन्धों में आत्म-कथात्मक गद्य-काव्य की 
छठा रहती है । जेल-जीवन में उन्होंने जो 
निबन्ध लिखे, उनके दो संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हँ--उनके नाम हैं १. कल्पना-कानन 
और २. कल्पना-कुंज । इनकी भाषा 
साहित्यिक हैं । नर्तकी' शीर्षक अध्याय में 
ब्रिजडालजी लिखते हैं-- 

“नृत्य का चढ़ाव “उतरने लगा। गति 
सनन्‍्द होने लगी। नर्तकी दिखाई देने छगी। 
गति की सम्पुर्ण समाप्ति। नृत्य का अन्त । ध 
जड़वत्‌ नतंकी दर्शकों के मध्य फिर खड़ी । ब्रिजलाल बियाणी 
वन्दन किया । दर्शकों की तालियों ने स्वागत ह 
किया । नृत्य के पूर्व की अपेक्षा नृत्य के पदचात्‌ की नर्तेकी अधिक सुंदर दिखाई दे 
गई। नृत्य के सौंदर्य से उत्पन्न भावनाओं ने न॒तेंकी के रूप सें भी किचित परिवर्तन 
किया। नृत्य की गति की थकावट से किचित म्लान मुख भी लावण्य की ज्योति 
फेलाता दिखाई दिया । आकृति पर कृति का कितना असर, कितना अनजान 
प्रभाव पड़ता है, इसका में अनुभव कर सका। परदा गिरा। नतेकी विश्राम 
और दूसरे नृत्य की तंयारी में लगी। दरह्ंकों में चर्चा चली। दूसरे नृत्यकी 
उत्सुकता से प्रतीक्षा होने लगी ।* 

उनकी भाषा गद्य-काव्य की भाषा है, यह इस उदाहरण से स्पष्ट हैं। 

हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी लगभग सभी संस्थाओं से इनका संबंध रहा हैँ 
और विदर्भ साहित्य-सम्मेलन के तो वह संबल हैं। 





जयब्काश नारायण 


जयप्रेकाश नारायण समाजवादी दल के सैद्धान्तिक पक्ष के प्रतिनिधि रहे हैं । 
समाजवाद के मौलिक रसिद्धान्तों पर उन्होंने अनेक लेख लिखे हैँ और कुछ पुस्तकें 
भी । दलीय राजनीति से कुछ विरक्त से होकर उन्होंने आचार विनोबा को गुरु 


. 3 कल्पना-कानन --एष्ठ ६ 














कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३१९ 


के रूप में स्वीकार किया और उनकी भूदान-गंगा में स्तानकर भूदान-यज्ञ की वेदी 
पर सर्वोदय की दीक्षा ली । जयप्रकाशजी ने भूदान के आजीवन सदस्य वनकर देश 
के कोने-कोने में यात्रा आरंभ की और सर्वोदय 
के विचारों का प्रचार किया और आज भी 
कर रहे हैं । सर्वोदिय-विचार पर उन्होंने 
'सर्वोदिय नामक एक पुस्तक भी छिखी है, 
जिसकी गणना मौलिक सर्वोदिय-साहित्य में होती 
है । शिक्षा और छात्रों की समस्याओं में 
जयप्रकाशजी की विशेष रुचि है, जिसका प्रमाण 
“छात्रों के बीच” नामक पुस्तिका है । 


 जयप्रकाशजी गंभीर विचारक और चिन्तक 
हैं और यही गुण उनके लेखों व उनकी लेखनू- 
औली में प्रतिबिम्बित होते हैं। उनके विचार मकाश नारायप 
युक्ति-संगत होते हैं, जिसकी झलक उनकी हौली में स्पष्ट झलकती है। 
जयप्रकाशजी लेखन को विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं, 
. इसलिए वह तभी लिखते हैँ, जब कुछ कहने को बाध्य हों। यद्यपि अपने 
सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भिक काल में वह अधिकतर अंग्रेजी में लिखते 
थे, तथापि सर्वोदय और विनोबाजी के प्रभाव में आने के पद्चात्‌ 
उन्होंने हिन्दी में लिखना आरम्भ किया है। छात्रों के बीच! के अतिरिक्त 
“जीवन-दान', मजदूरों से, मेरी विदेश यात्रा, और समता की खोज में 
: (अनूदित) इत्यादि इनकी तीन-चार पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी हैं । 
जयप्रकाशजी में हिन्दी लिखने की क्षमता तो पहले ही थी, लिखने के माध्यम से 
उन्होंने अच्छी शैली का विकास किया है। उनकी भाषा सररू, अलंकाररहित, 
किन्तु सारगर्भित है। सीधी उक्ति उनकी शैली की विशेषता है । जीवन-दान का 
रहस्य समझाते हुए उन्होंने लिखा है-- 





“जीवन-दान का आन्दोलन उठाकर हसने अभी जीवन-शुद्धि की साधना 
में पहला ही कदम बढ़ाया हुँ । अभी तो हमें बहुत दूर जाना हे । हमें अहंकारशून्य 
होकर काम करना होगा । जीवने-दान देकर भी जो अपनेको किसी विशिष्ट 
जाति के समझें और कहें कि हम तो जीवन-दानी हें, तो उनका यह कहना अहंकार 
ही होगा। जीवन-दान का गव॑ भी नहीं होना चाहिए । पहले भी ऐसे लोग थे, जिन्होंने 
अपना सारा जीवन भूदान-यज्ञ के कार्य में देने का संकल्प किया था । इसलिए अब 








३२० भारतीय नेताओं की हिन्दी-सेवा 


हम लोगों ने जो जीवन-दान दिया, उसपर अहुंकार करने का हमें कोई अधिकार 
नहीं है। अहंकार-रहित होकर हम इस बात को समझें कि हम जो कर रहे हें, 
ईइबर को अधपित कर रहे हें। वास्तव में हम उसकी वस्तु उसीको सॉंप रहे हें । 
उसीको पूजा में जीवन लगाने का हमने नि३चय किया है, इस वत्ति से कार्य करना 
होगा । रास्ते में बाधाएं आयेंगी, तकलीफ आयेंगी, प्रलोभन भी आयेंगे, पर उनसे 
हमारी परीक्षा ही होगी ४* 

खरी बात कहना शुरू से जयप्रकाशजी की आदत रही है । शिष्टता और 
निजी सिद्धान्तों की मर्यादा में रहते हुए वह किसीकी भी कटु-से-कटु आलोचना 
कर सकते हैं । उनके शब्द किसे सुख पहुंचाते और किसे बेधते हैं, इसकी चिन्ता 
उन्हें नहीं होती । यह बात उनके वक्‍तव्यों और भाषणों से भी स्पष्ट हो 
जाती है। छात्रों के बीच' में उन्होंने देश की शिक्षा-संबंधी समस्याओं का ही 
विश्लेषण तथा विवेचन; नहीं किया, अपितु दूसरे संबंधित सामाजिक प्रश्नों और 
उनसे उत्पन्न स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। आधुनिक आयोजन और सरकारी 
निर्माण के काम की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है--- 

“आज हमारे मूल्य ही बिगड़ गये हें। नई दिल्‍ली में जाता हूं, तो दिल बेठ 
जाता है | क्‍या हे यह भारत की राजधानी ! सारे सुट-बूद पहनकर बड़ी-बड़ी 
मोटरों में दौड़ते हें ! बड़े-बड़े बंगले हें ! हमारी सभी बहनें निकलती हें जाजेंट 
की, खूब कीमती विदेशी साड़ियां पहने हुए और ओंठ रंगे हुए--फैशन में चर ! 
क्या हालत हुँ यह भाई ! क्‍या यही गरीब देश की राजधानी हे ? हमारे सारे मृल्य 
पलट गये । जब आवड़ी में कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि समाजवादी ढांचा हमारा 
उद्देश्य हे, तो विनोबा ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कांग्रेस जेसी एक बड़ों 

पार्टी ने, जिसके हाथों में सत्ता है, 'ऐसा निरइचय किया ४ लेकिन पहला सवाल जो 

हमारे सन में उठा, वह यह था कि समाज का समाजवादी ढांचा आपने कंसा 
बनाया ? आपने अपने घर में कंसा समाजवादी ढांचा बनाया ? आपने इन बड़े- 
बड़े महलों को छोड़ा या नहीं ? या उन्हींमें बंठकर इस गरीब देश का शासन 
कर रहे हें ! 

“हममें से हरकोई दोबी है, हरकोई इस पाप का भागी है । हम सध्यस- 
: बर्गे के भाइयों में हरेक कम-बेशी दूसरों का हक छीन रहा है । देश में इतनो कमी 
. है कि जो हम खा और पहन रहे हैं, उसमें भी दूसरों का हिस्सा है । हमारी रोटियों 


हा पर उन गरीबों के दांत लगे हैं, जिन्हें एक दाना मयस्सर नहीं । लेकिन आज अगर 
..__हमारी यह शक्ति नहीं कि हस गांधो और विनोबा की तरह त्याग कर सकें, तो 


जीवन-दान”-- पृष्ठ २६ 





सड़कमलफनसनलमयननमनन न नमन “पाए धन लितिण दुयि तट रह ५ दतणाजाज गदर 77 ज्- प | 


ः 
! 
है 
है 
| 
। 
। 
कि 
हि । 
ही 
् ह 
३ 
हे 
ई 
| 


्ि 2७3 


कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३२१ 


जितना भी त्याग कर सकें, करें। यह साधना हमें करनी है। हमें ऊपर ऊंचे-ऊंचे 
महलों की तरफ देखना नहीं है, बल्कि झोंपड़ियों कौ तरफ देखना है। अपने जीवन 
को हम जितना भी झुका सकते हों, नीचे को छे जा सकते हों, उतना झुकाना आज 
हमारा कर्तव्य हे । यह देश की सबसे बड़ी सेवा है ।”* 

सन्‌ १९५८ में जयप्रकाशजी ने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, हॉलैंड, 
डेन्माके, बेल्जियम, नावें, स्वीडन, आस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, पोलेंड और 
युगोस्लाविया आदि देशों की यात्रा की तथा सर्वोदय-विचार का वहां प्रचार 
किया । सर्वोदय-विचार को व्यापक बनाने के लिए अपने अनुभव और चिन्तन 
के आधार पर जो विचार उदभूत हुए उनके संकलन से मेरी विदेश-यात्रा' 


नामक पुस्तक की रचना हुईं। वह इज़राइल की सफल लोक-शक्ति के विषय 


में इस प्रकार लिखते हैं--- 

“शिक्षा की व्यवस्था ने तो मुझे बहुत ही प्रभावित: किया । नई तालीस 
की बात बापू ने बताई थी। काम के साथ शिक्षा और ऐसी शिक्षा कि जो 
हमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद उद्योगशील बनाये, परिश्रमी बनाये, ऐसी ही 
शिक्षा इन गांवों में दी जाती है। नई तालीम का ही यह नमूना हें। यहां की 
शिक्षा सरकार के हाथों में नहों है, यह एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश 
के बहुत-से नेताओं ने और शिक्षाज्ास्त्रियों ने बार-बार यह आवाज 
उठाई हुँ कि शिक्षा को सरकारी सीखचों से मुक्त किया जाय, पर ऐसा 


हुआ नहीं । किन्तु इज़राइल के गांवों में मेंने देखा कि वहां अठारह वर्ष 


तक अनिवार्य शिक्षा देते हें और उस शिक्षा की सारी व्यवस्था 'किबत्स' अपने 
ही संगठन से करते हैं ।* 

शिक्षा के साथ-साथ वह वहां के शासकों के जीवन का उदाहरण देते हैं तथा 
गांधी और विनोबा के विचारों का स्मरण दिलाते हैं। उन्होंने दोनों देशों की स्थिति 


. की तुलना करते हुए लिखा है--- 


“सब लोग मिलकर समानतापूर्वक जीवन बिताते हें। इज़्राइल के 
प्रधानमंत्री बंगूरियो भी किबत्सु के मेम्बर हें। वह किबत्सू में जाकर स्वयं ट्रेक्टर 
भी हांकते हें। बूढ़े हैं, इसलिए काम हल्का दिया जाता हे, पर काम करना हर 


.. आदमी अपना कतंव्य मानता है। बापू कहते थे कि भारत का राष्ट्रपति भी हल 


चलायेगा । इसी तरह आजकल विनोबाजी भो कहते हें कि भारत के प्रधान- 


$ छात्रों के बीचः--प्रृष्ठ ३६-१७ 
२ "मेरी विदेश-यात्रा--भ्ृष्ठ ५३ 








३२२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


मंत्री को भी दो घंदे खेत पर काम करना चाहिए। पर हम यहां कहते-ही-कहते 
हैं ! वास्तव में भारत में अनुत्पादकों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। - - - हम 
लोग काम करना दार्म की बात समझते हैं। किन्तु मेंने देखा कि इजराइल की 
मिनिस्टरी में अधिकांश लोग किबत्स के मेंबर हैं। इजराइल के उद्योगमंत्री तो 
भुझे किदत्स में ही मिले। वह वहीं काम करते हें और मिनिस्ट्री से हटने के बाद 
वहीं रहकर एक साधारण नागरिक की तरह श्रम और मजदूरी से अपना जीवन 
चलायेंगे ।* 

जयप्रकाशजी ने भारतीय जनता को भी उतने ही स्पष्ट और सरल शब्दों 
में अपने अनुभव के द्वारा चेतावनी दी है। वह रचनात्मक कार्य में विश्वास रखनें- 
वाले व्यक्ति हैं। विनोबाजी की लोक-शक्ति ही उनके जीवन की नीति है। अतः 


बह जनता को भी कहते हं--- 


“पते आपको धताया कि किस प्रकार विदेशों में लोगों ने अपने राष्ट्र का 
निर्माण किया है--समाजवादी ढंग से, साम्यवादी ढंग से या और किसी ढंग से । 
खासकर पिछले युद्ध के बाद तेजी के साथ हर राष्ट्र उठ रहा है, किन्तु यह याद रखने 
की बात कि इस सारे विकास का उत्तरदायित्व या श्रेय वहां की जनता को ही हे । 
वास्तव में देखा जाय, तो बिना जनता के सहयोग के सरकार किसी भी नये समाज 
की रचना नहीं कर सकती । कानून से क्रांति नहीं हो सकती, केवल व्यवस्था बदली 
जा सकती हू ।” * 

इतने विदेशों में घ्मकर भी जयप्रकाशजी अन्त में इसी नतीजे पर पहुंचते 
हैं कि सर्वोदिय का मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है और इसीमें लोक-कल्याण निहित 
है। वह लिखते हैं--- 

“विदेशों की बढ़ती हुई तरक्की को और भौतिक विकास को देखने के बाद 
भी मेरा यह दढ़ निश्चय हुआ है कि दुनिया में जितने रास्ते हैं, उनमें सबसे अच्छा 
और श्रेष्ठतम रास्ता गांधीजी का है, जिसपर आज विनोबाजी चलकर सर्वोदिय- 


आन्दोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। सारी दुनिया को आखिर इसी रास्ते पर आना 
.. होगा। में पुरी ईमानदारी और विनयपुर्वक यह कहना चाहता हूं कि बिना सर्वोदिय 


के अब दूसरा ऐसा कोई मार्ग नहीं है, जो संसार में समता, बंघुता और स्वतन्त्रता 


की स्थापना कर सके । १ 


. 3 मेरी विदेशन्यात्रा--पृष्ठ ४४ 
_& 'मेरी विदेशनयात्रा---एष्ठ ५४६ 
3 'मेरी विदेश-यात्रा --प्रृष्ठ ७६ 


बा 











कुछ अन्य नेता-पसाहित्यकार ३२३ 


... जयप्रकाशजी के विचारों के साथ उनके इन दाब्दों में दृढ़ता भी है । 
अपने भाव और विचार को सरल किन्तु प्रभावोत्पादक भाषा में व्यक्त करना 
ऊंचे लेखक तथा विचारक का ही काम है। इस दृष्टि से जयप्रकाशजी की 
वाणी और लेखनी ने बड़ी सफलता पाई है | इनके पीछे उनके चिन्तन, मनन 
तथा क्रियात्मक जीवन की प्रेरणा और दृढ़ता है, इसमें सन्देह नहीं। वह गांवों 
में रहते हैं और भारत के ग्रामीण अभी भी अंग्रेजी से बहुत दूर हैं। उनके 
बीच भाषण इत्यादि हिन्दी भाषा में ही देने होते हैं, अतः हिन्दी के प्रयोग 
से सहज ही भाषा का विकास होता है । जयप्रकाशजी सात वर्ष तक 
(सन्‌ १९२२ से १९२९) अमरीका में विद्याध्ययन के लिए रहे। वहां से 
जो स्वातंत्य-प्रेरणा उन्होंने पाई, वही दिन-प्रतिदिग घनी होती गई और 
सतत चिन्तनानुभूति तथा जनजीवन से उसे अभिव्यक्ति मिली । इसीको 
उन्होंने गांव के जनजीवन में भरने का यत्न किया है ॥ उनतक पहुंचने के 
लिए उन्हें सदा हिन्दी का ही सहारा लेता पड़ा है, अतः सहज ही हिन्दी 
उनके विचारों से पुष्ट हुई है। 
संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृति से पहले 
ही वह हिन्दी के पक्षपाती थे और इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ छेखों द्वारा 
हिन्दी के पक्ष का समर्थन भी किया हैं। इसलिए जयप्रकाशनारायण के 
योगदान का मूल्यांकन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना 
. होगा--सावंजनिक क्षेत्र में उनकी स्थिति तथा इस जीवन का उनका 
अनुभव, उनकी भाषा में विचारतत्व और उनके विचारों तथा व्यक्त 
मत की लोकप्रियता । इन सभी बातों की दृष्टि से उनकी प्रकाशित 
पुस्तकें सर्वोदिय-साहित्य का महत्वपूर्ण अंग हैं और हिन्दी-भाषी जनता में 
उनका व्यापक प्रचार हे । 


भवानीदयाल सन्यासी 


१० सितम्बर १८९२ में दक्षिण अफ्रीका के जोहन्सबर्ग में आपका जन्म हुआ । 
पिता बिहार के रहनेवाले थे । कठिन परिस्थितियों में अफ्रीका गये थे या उन्हें 
जाना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने शिक्षा पाई । सन्‌ १९०३ में महात्मा 
गांधी की प्रेरणा से अफ्रीका में इंडियन ओपीनियन निकला, जो अंग्रेजी, हिन्दी, 
गुजराती और तमिल, इन चार भाषाओं में प्रकाशित होता था । भवानीदयालू 
उसका हिन्दी-संस्करण आदि से अन्त तक पढ़ जाते । इसी तरह उन्होंने अपने हिन्दी 
भाषा के ज्ञान को बढ़ाया | भारत आकर उसका विशेष रूप से अध्ययन किया । 








३९४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


क्‍ कु # 45 तुलसीकृत रामायण के प्रति सहज अनु- 
200 2 2225 राग होने से उसके सैकड़ों दोहे और 
2222 हर दि 
८22 चौपाई याद कर लिये, और संपूर्ण 
किष्किन्धा और सुन्दरकांड तो कंठाग्र हो 
गया। सूरदास के पदों से भी उनमें बड़ी 
भक्ति और भावप्रवणता पाई। उन्होंने 
अपनी आत्मकथा में लिखा है--भें 
बड़े प्रेम से सुर की कृतियां पढ़ता और 
उनकी भावप्रवणता पर मुग्ध हो उठता, 
पर तुलसी की रचनाओं में मुझे जो 
आनन्द आता, वह अन्य किसी रचना में 
नहीं । रामायण पढ़ते समय मेरे हृदय- 
सितार के तार-तार बज उठते थे और 
भवानीदयाल सन्यासी मेरी आत्मा भगवद्भकित सें तल्‍्लीन हो 
जाती ४7१ 

उनमें बाल्यावस्था से ही अखबार पढ़ने की रुचि थी, अत: बम्बई के 'श्री वेंकटेश्वर 
समाचार' को मंगाकर पढ़ते और उसके लिए गांव की खबरें भी लिखकर भेजते । 
आगे चलकर हिन्दी केसरी और कर्मयोगी' की क्रांतियूर्ण ओजस्वी भाषा ने 
इन्हें आकर्षित किया। तभी बंगभंग की हलचल ने मानस पर अपना प्रभाव डाला । 





भवानीदयाल फकीर बनकर गांव-गांव में स्वदेशी आन्दोलन का प्रचार करने छऊगे।.... 


जहां एक ओर स्वराज्य की पुकार ने हृदय को खींचा, वहां दूसरी ओर गांवों में 
फैली अन्धश्रद्धा ने मन पर प्रहार किया और तब भवानीदयाल ने सत्यार्थप्रकाश, 
भास्करप्रकाश, दिवाकरप्रकाश, ऋश्वेदादिभाष्य भूमिका, संस्कारविधि आदि 
ग्रन्थों का अध्ययन कर आर्यंसमाज की दीक्षा ली और उसके सिद्धान्तों को अप- 
नाया । सहसराम गांव में आर्यंसमाज की स्थापना के साथ-साथ वैदिक पाठशाला 
भी खोली । तब बिहार प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा का कार्य संभाला और भागल- 
पुर से प्रकाशित होनेवाली आर्यावत्तं! मासिक पत्रिका के सहकारी सम्पादक भी 


. बनें। सात-आठ साल भारत में कार्य करने पर भवानीदयालरूजी पुनः अफ्रीका चछे 
... गये और वहां गांधीजी के साथ कार्य किया। गांधीजी के हिन्दुस्तान लौट आने पर 
.... भी वह सावंजनिक काये में छगे रहे। गांधीजी के सत्याग्रह का प्रभाव जीवन में रम 


हा ४ 


|... अवासी की आत्मकथा--एष्ठ ५६ 





नि चित तिल सकस बलण पाए 5 





वि 











कुछ अन्य नेता-साहित्यकार शेर५ 


चुका था। उन्हीं भावनाओं से अभिभूत होकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
का इतिहास' पुस्तक लिखी, जो सरस्वती सदल के श्री द्वारिकाप्रसाद 'सेवक' द्वारा 
प्रकाशित की गई। इसमें सत्याग्रह के सिद्धान्त और उसके क्रियात्मक प्रयोग पर प्रकाश 
डाला गया हैँ तथा हिन्दी-जगत्‌ में इसका अच्छा स्वागत हुआ। हिन्दी में सत्याग्रह 


. के संबंध में उनकी यह पहली पुस्तक थी । इससे भवानीदयाल को बहुत प्रोत्साहन 


मिला और इससे उनके लेखन-कार्य को प्रगति मिल गई | सन १९१७ में डरबन 
से निकलनेवाले धर्मवीर' साप्ताहिक का संपादन किया । उसे रुचिकर बनाने के 
लिए उन्होंने उसमें हास्यविनोद से ओतप्रोत एक लेखमाला लिखी, जिसका नाम 
था बत्रिोकी का पोथा। इसका हिन्दी-भाषी अफ्रीकी भाइयों में काफी प्रचार 
हुआ और दिन-दिन इस पत्र को लोकप्रियता प्राप्त होती गई । धघमंवीर' 
अमर शहीद पं. लेखराम की पुण्यस्मृति में आरंभ हुआ था और इसके दो 


सुन्दर विशेषांक भी निकले थे | इससे वैदिक, धर्म और संस्क्रति का अफ्रीका 


में व्यापक प्रचार हुआ और हिन्दी भाषा के ज्ञान का भी विकास हुआ । 
किन्तु इसी त्रिलोकी का पोथा' लेखमाला के कारण भवानीदयालजी को इस पत्र 
से अलग हो जाना पड़ा। तब भी उनका हिन्दी-लेखन जारी रहा। उन्होंने 
हमारी कारावास कहानी , शिक्षित और किसान तथा नेटाली हिन्दू नामक पुस्तकें 
लिखीं जो, इन्दौर के सरस्वती सदन से प्रकाशित हुईं । पहली पुस्तक में उनके जेल- 
जीवन का वर्णन है, दूसरी में भारतीय किसानों की स्थिति का दिग्दर्शन और 
तीसरी में नेटाल में हिन्दुओं की सामाजिक स्थिति का चित्रांकन है । गांधीजी 
की जीवनी सत्याग्रही गांधी' के नाम से लिखी, जो प्रयाग के ओंकार प्रेस से प्रका- 
शित हुई तथा एक और पुस्तक वैदिक धर्म और आर्य सम्यता' के नाम से मेरठ 
के भास्कर प्रेस से प्रकाशित हुई । इस प्रकार उनकी लेखनी को पोषण मिलता 
गया और उनकी भाषा भी परिष्कृत होती गई । इन पुस्तकों के अध्ययन से स्पष्ट 
होता है कि उनकी भाषा आकर्षक और शैली परिमा्जित है। अफ्रीका में रहते हुए 
भवानीदयालरूजी की हिन्दी-साहित्य की यह सेवा चिरस्मरणीय है । 

उन्होंने केवल लेखन-कार्य से ही हिन्दी की सेवा नहीं की है. क्रियात्मक 
रूप से भी हिन्दी के प्रचार में योग दिया हैँ । उन्होंने अफ्रीका में ट्रांसवाल हिन्दी 
प्रचारिणी सभा' की स्थापना की । इस सभा का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों में हिन्दी- 
प्रचार-कार्य था । इस सभा का साप्ताहिक अधिवेशन भवानीदयालूजी के घर पर 
ही होता और उन भारतीयों को हिन्दी सिखाने के लिए हिन्दी रात्रि-पाठशाला' 
भी वह अपने घर पर ही चलाते । प्रतिदिन संध्या को करीब पचास बच्चे उनके घर 
पर हिन्दी भाषा सीखते । इन बच्चों में अधिकांश बच्चे गुजराती-भाषी थे । उन्होंने 





३२६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


एक 'हिन्दी-क्लब' की भी स्थापना की, जिससे वहां के नवयुवकों में हिन्दी का प्रचार 
होता था। उस समय वहां के हिन्दी-भाषी लोगों के लिए हिन्दी एक विदेशी भाषा 
को 2! के समान बन गई थी । ऐसे समय में भवानीदयालूजी की इस हिन्दी-सेवा का बहुत 
रा मूल्य है। उन्होंने न केवल हिन्दी भाषा का प्रचार किया, किन्तु भारत के प्रवासी 
ः भाइयों में, जिनमें सभी प्रकार की बोली बोलनेवाले व्यक्ति थे, हिन्दी की शिक्षा से 
राष्ट्रीय एकता के भाव भी भरे । तमिल, तेलगू और गुजराती इत्यादि विभिन्न 
भाषा बोलनेवाके सभी भाइयों ने हिन्दी सीखी और इसे अपनी राष्ट्रभाषा 
स्वीकार किया । इन प्रयत्नों की छाया में हम जब भवानीदयालजी के योगदान को 
आंकते हैं तो मानना पड़ता है कि उनकी हिन्दी-सेवा बहुमूल्य है । 
अपने जीवन में भवानीदयाल न केवल देश के महान नेताओं के सम्प्क 
में आये, अपितु साहित्य-महारथियों के साब्निध्य का सुअवसर भी उन्हें मिला 
और उससे उनकी हिन्दी-सेवा को संबल मिला । अभ्बिकाप्रसाद वाजपेयी, 
लक्ष्मणनारायण गर्दे और मुरचन्द्र अग्रवाल जैसे संपादकों से उन्हें दक्षिण अफ्रीका 
से निकलनेवाले हिन्दी पत्र के लिए बड़ा उत्साह मिला । हिन्दी के जन्म और 
प्रकाशन की कहानी भी बड़ी हृदय-स्पर्शी है । हिन्दी' का जन्म वास्तव में उनकी 
पत्नी की अन्तिम घड़ी में हुआ । एक प्रकार से उनकी पत्नी जगरानी इसे जन्म 
देकर चल बसीं और उनकी अन्तिम इच्छा की पूि के लिए अनेक कठिनाइयों 
का सामना करके भी भवानीदयालूजी ने 'हिन्दी' को पाला और पोषित किया । 
बढ़ते-बढ़ते इसकी ख्याति भी बहुत फैली और अनेक उपनिवेशों में यह पहुंचने 
लगी । इसके लिए भवानीदयाऊलूजी ने अनथक परिश्रम किया, जो सदा के लिए 
उनके स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव छोड़ गया | इसी 'हिन्दी' के लिए कानपुर के हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन में पांच सौ रुपये का पुरस्कार दिया गया और इस प्रकार उसकी 
सेवाओं पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। किन्तु 'हिन्दी' की सेवा भवानीदयाल 
अधिक न कर सके, क्योंकि १९२५ में ही उन्हें अफ्रीका छोड़कर देश के कार्य 
के लिए भारत आ जाना पड़ा और वहां हिन्दी' को कोई सम्भाक न सका । 
. भारत में आकर वह देश-सेवा के कार्य में छग गये । स्वाधीनता-आन्दोलन 
में भाग लेने पर जेल भी गये। हजारीबाग जेल में वह राजेन्द्रबाबू के साथ 
थे और वहां भी उन्होंने हिन्दी का कार्य किया । जेल से ही एक हस्तलिखित पत्र 
निकाला । इसका पहला अंक “कृष्णांक' दूसरा दीवाली अंक” और तीसरा 
... सत्याग्रह-अंक' था। वहां के कैदियों से, जिसमें राजेन्द्रबाबू से लेकर बिहार के प्रायः 
...._ सभी नेता थे, लेख-कविताएं आदि छेते और हाथ से लिखकर सारे वार्ड में घुमाते । 
.._ इस प्रकार बारहसौ पृष्ठ की साहित्यिक सामग्री कारागार में संकलित हो गई थी । 





43.5 58340: 23 3270० . 40 /0 अ80 6५ 825७ 46 ००४ अब न कक लिनसलबा ५८9८३ का ५ 2 आ॥ तक कलम ५० पक कक रब कल «कर 2 कप ८++ ६ अकाल कर नेक क+ + अर कफ व पल एन्ट गेल 5 २०००७ हक इसक 5: की, “उमर, 5 कह 8 5 मर 75 ४० पर मम न रब 550 3०8 आल 2 पक मी पी कै » 





कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३२२७ 


यह हजारीबाग जरू की अनुपम स्मृति थी, जो बाद में बिहार विद्यापीठ को दे 
दी गई। 

इन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्रभाषा के उपयोग पर सदा ज़ोर दिया । 
कानपुर के कांग्रेस-अधिवेशन में गांधीजी - अध्यक्ष थे और वहां सरोजिनी नायडू 
उनकी उत्तराधिकारिणी चुनी गई थीं । जब वह अधिवेशन के लिए अपना भाषण 
तैयार कर रही थीं, उस समय भवानीदयालजी ने उन्हें राष्ट्रभाषा में ही भाषण 
का मंगलाचरण करने आ आग्रह किया और उन्हींकी प्रेरणा से सरोजिनी नायड 
ने हिन्दी में ही भाषण दिया। 

सन्‌ १९३१ में अखिल भारतीय हिन्दी सम्पादक सम्मेलन के अध्यक्ष 
भवानीदयाल सन्यासी थे और उसी साल देवधर में हुए बिहार प्रादेशिक हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के दशम अधिवेशन के सभापति भी वही बनाये गए थे | इसी 
वर्ष पटना से आर्यावर्त' नामक साप्ताहिक निकला, जिसके प्रधान सम्पादक 
भवानीदयालजी बने । आर्यसमाज की सावंदेशिक पत्रिका में भी वह लेख लिखते 
रहते थे। 

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव” और वेदिक संस्क्ृति' नामक पुस्तकें 
भी लिखीं और इतनी साहित्य-रचना के बाद जीवन के उत्तरकाल में उन्होंने अपनी 
आत्मकथा' भी लिख डाली, जो प्रवासी की आत्मकथा' के नाम से प्रकाशित हुई 
हैं । इसकी भूमिका में राजेन्रबाबू ने लिखा है कि स्वामी जी की शैली, जेसाकि 
हिन्दी-संसार जानता है, बहुत ही सुन्दर, मनोग्राही और भावपूर्ण है ।”* वास्तव में 


भवानीदयालजी की भाषा में प्रवाह है और शैली प्रांजल हैं । जीवन के अनेकविध 


अनुभवों ने उनकी लेखन-शैली को सरस बना दिया है । अपने जीवन में उन्हें अनेक 
बड़े-बड़े भारतीय नेताओं और साहित्यकारों से परिचय पाने का अवसर मिला 
है । इन महापुरुषों के जो रेखाचित्र' उन्होंने खींचे हैं, वे बड़े ही सजीव बने 
हैं। उदाहरणार्थ राजेनद्धबाब्‌ का रेखाचित्र उन्होंने ऐसा खींचा हे-- स्वागत- 
समिति के दफ्तर में एक व्यक्ति पर मेरी दृष्टि जा गड़ी। लम्बा डील-डोल, दुबला- 
पतला गात, पिचके गाल, घनी भकुटी, ऊंचा ललाठ, रूम्बी नाक, मूंछ के बाल बिखरे 
हुए और आंखें ओजमयी, वस्त्र अस्त-व्यस्त, देह पर धोती, कुर्ता और गसछा, पांव में 
मामूली पनही और सिर पर सफेद गांधीनुमा ठोषपी । चेहरे पर न विद्या की झलक, 
न अहंकार की रेखा और न नेतृत्व की निशानी । सरल स्वभाव, बे-तकल्लुफ 
सबसे बातचीत और स्नेहपूर्ण व्यवहार । . . उसी समय मुनिसजी आ गये। 


९ प्रवासी की आत्मकथा--भूमिका 





भरकम पकने कक कफ नए उन + २० रपये १७०० +- कर मिसममनप “5 व ३+ २५० रकम 







३२८ द भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


उन्होंने बताया--आप ही राजेन्धबाब्‌ हें।' में चोंक पड़ा । मेंने राजेन्द्रबाब के रंग- 
रूप और वेशभूषा की जेसी कल्पना कर रखी थी, वह हवा हो गई । . . . उनमें न 
बड़प्पन का गये था, न नेतृत्व का नशा । सादगी, सचाई और साधुता का सजीव 
स्वरूप ४” यह उनके प्रथम दर्शन का रेखा-चित्र है और बाद में उनके संपक में 
आने के बाद इसी चित्र का रंग गहरा बना । उन्होंने जो अनुभव किया, वही 
लेखबद्ध कर दिया--मेंने इस विभूति में पाया--एक दर्देभरा दिल, 


. दिग्गज-दिसाग, दूरदर्शिनों दृष्टि, चारु चरित्र एवं नेतृत्व की निशानी ।”१ 


आज भी लेखक का यह चित्र धुंधला नहीं पड़ा हैं । स्व. जमनालालू बजाज 
का चित्र उन्होंने इस प्रकार खींचा हँ---बहां सामने बेठी हुई एक दिव्य मूर्ति पर 
मेरी दृष्टि ठहरी। कद हरूम्बा, रंग गेहुंआ, और ललाटद ऊंचा। आला दिसाग, 
दयाद्"ें दिल और मीठी बोली नेत्रों में प्रतिभा का प्रकाश और चेहरे पर 
चतुराई की चमक ।”* और आचार्य कृपालानी की ओर देखकर भवानीदयालरू 
के शब्द-चित्र से उनके पुराने रूप का चित्र खींचना बड़ा ही आसान है। 
उन्होंने लिखा है---कांग्रेस-मंत्री आचायें कृपलानी की वेशभूषा और क्रियाशीलता 
देखकर दंग रह जाना पड़ा । पैरों में पनहीं नहीं, पर सिर पर साहबी टोप 


' (हेमलेट), बदन में ढीली-हाली धोती और बेडोल कुर्ता । बात-बात में विनोद की 


बहार ।”३ इस प्रकार जिसका भी चित्र उन्होंने खींचा, उसके बाहरी लिबास 
के साथ-साथ आन्तरिक चित्रांकन भी उन्होंने अपनी भाषा की तूलिका से किया 
हैं । इससे दैली स्वयं आकर्षक बन गई है । 

स्वामी भवानीदयाल जीवनभर सावंजनिक कार्यकर्ता रहे और एक प्रकार 


से सेवा ही उनके जीवन की चिर-सहचरी रही । जीवन के किसी भी क्षोत्र में 


उन्होंने इस एक ब्रत को नहीं तोड़ा । किन्तु सेवात्रती भवानीदयाल ने जीवन में 
सबसे अधिक कार्य हिन्दी की उन्नति और प्रवासी भारतीयों के लिए किया । वह 
लब्धप्रतिष्ठ साहित्यसेवी और सफल पत्रकार रहे तथा हिन्दी की उन्होंने अनन्य 
सेवा की । हिन्दी-जगत्‌ उनकी इस सेवा को कभी नहीं बिसरा सकता। 
स्वामी सहजानंद और जमुना कार्जी 

कांग्रेस-समाजवादी दल के दो बिहारी नेताओं ने भी हिन्दी के लिए परोक्ष 
अथवा प्रत्यक्ष रूप से बहुत-कुछ किया है। स्वामी सहजानन्द, जो बिहार के किसान- 


. आन्दोलन के नेता थे, हिन्दी के अच्छे लेखक और वक्ता माने जाते थे । किसानों 


. $ प्रवासी की आत्मकथा'--पृष्ठ २२६-७ 
२ प्रवासी की आत्मकथा?--पृष्ठ २५० 
3 प्रवासी की आत्मक्रथा--एष्ठ ४४७ 


>> 
<७-:८४% 5 
न 


2 > 
5 के - के कक 3० हु 5 £ 
का 5 


कुछ अन्य नेता-साहित्यकार .. ३२९ 


को संगठित करने के लिए उन्होंने कृषक और अन्य पत्रों की स्थापना की थी और 
इसका संपादन भी आरंभ में उन्होंने ही किया । 
सहजानन्द उम्र विचारों के व्यक्ति थे, इसलिए 
उनकी शैली में दृढ़ता है और कुछ अक्खड़पन 
भी । बिहार के गांव-गांव में अपने विचारों के 
प्रचार के लिए उनके पत्र और प्रकाशित सामग्री 
पहुंचती थी, जो सभी हिन्दी में होती थी। उग्र 
विचारों के प्रसिद्ध साप्ताहिक हुंकार की स्थापना 
में भी उनका ही हाथ था। किसानों की समस्याओं 
और भूमि-कानून के सुधार के सम्बन्ध में 
सहजानन्द ने कई छोटी-बड़ी किताबें लिखीं। स्वामी सहजानन्द 
स्वामी सहजानन्द के बाद इस पत्र के संपादक ह 
जमुना कार्जी हुए। हुंकार में जवाहरलाल नेहरू, आचाये नरेन्द्रदेव व 
जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं के लेख भी देखने को मिलते थे । 
आचार्य बद्रीनाथ वर्मा 
आचार्य बद्रीनाथ वर्मा बिहार के लोकप्रिय नेताओं में हैं। उन्होंने आरंभ 
से ही राजनीति के साथ-साथ पत्रकारिता के क्षेत्र 
में भी कार्य किया और दोनों ही क्षेत्रों में सफलता 
पाई। स्वाधीनता-आन्दोलन में सक्रिय भाग 
लेते हुए उसी आन्दोलन को सफल बनाने और 
जनता में देश-भक्ति की भावना का प्रचार करने 
के निमित्त देश” नामक पत्र का संपादन कई वर्षों 
तक करते रहे, जिसकी स्थापना सन्‌ १९२० में 
_राजेद्धबाबू ने की थी । स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद 
बद्रीनाथजी बिहार के शिक्षामंत्री रहे और अपने 
कार्यकाल में शिक्षा की प्रगति के साथ उन्होंने 
हिन्दी के प्रसार का पुरा-पूरा ध्यान रखा और 
हिन्दी को बहुत प्रोत्साहित किया। किन्तु सफल 
शिक्षा-मंत्री से भी पहले वह सफल हिन्दी-पत्र॒कार 
. माने जायंगे। वह पत्रकार पहले हैं, राजनीतिज्ञ बाद में । बिहार से निकलनेवाले 
. दैनिक अंग्रेजी पत्र सर्चेछाइट' और पहले देश' हिन्दी-पत्र में उन्होंने जो संपादकीय 
लेख लिखें थे, वे आज भी याद किये जाते हैं। उन लेखों में देश को जगाने की पुकार 








आचार्य बद्रीनाथ वर्मा 





३३० भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


| थी और देश-भक्ति की गहरी भावना भरी थी । हा 
न यद्यपि बद्रीबाबू ने कोई पुस्तक इत्यादि नहीं लिखी, फिर भी हिन्दी की । 
न उन्नति के लिए वह सदा यत्नशील रहे हैं । बिहार के कतिपय व्यक्ति अब उनके 
बह 2 लेखों और भाषणों का संग्रह प्रकाशित करने का विचार कर रहे हैं । हिन्दी-साहित्य 
के लिए यह संग्रह उपयोगी होगा । बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ उसका 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और बिहार विद्यापीठ के वह हमेशा आचार्य-पद पर रहे । 
अपने प्रान्त में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने में तथा अन्य प्रकार से हिन्दी- 

भाषा का विस्तार करने में उनका बड़ा हाथ 


रहा है । 


ही 


कक की 


. कांग्रेस-आन्दोलन ने पंजाब में भी हिन्दी- 
साहित्य को उभारा, यद्यपि यहां के अधिकांश 
नेता और कार्यकर्ता उर्द के ज्ञाता रहे हैं। सन्‌ 
१९३५ से लेकर कम-से-कम एक हिन्दी देनिक 
और कुछ साप्ताहिक पंजाब से बराबर निकलते 
रहे हैं । सन्‌ १९३८ में कृष्णकान्त मालवीय, 
वन्नोदेवी जिन्होंने छाहौर को अपना अस्थायी कार्यालय 

बना लिया था और श्रीमती शशज्नोदेवी के 

प्रयत्नों से शक्ति” हिन्दी दैनिक की स्थापना हुई, जिसकी प्रधान संपादिका 

शन्नोदेवी ही थीं । श्रीमती शज्नोदेवी का कार्यक्षेत्र आरम्भ से ही शिक्षा और 

राजनीति रहा है । सबसे पहले वह कन्या महा- 

विद्यालय, जालन्धर, की मुख्याध्यापिका रहीं और 

का. वहीं से इनका क्षेत्र सावंजनिक कार्य का हो गया । 
..... जाल्न्धर से लाहौर आने पर पंजाब हिन्दी साहित्य 
.. सम्मेलन', पंजाब लिटररी छीग', आदि साहित्यिक 
संस्थाओं से भी इनका गहरा संबंध रहा है। कुछ 
..... समय तक इस पत्र के संपादक मोहनसिह सेंगर 
भी रहे, किन्तु अधिकतर इसका संपादन हान्नोदेवी 
.. ... ने ही किया। पंजाब के महिला-समाज में हिन्दी 
. के पठन-पाठन तथा उसकी लोकप्रियता के 
. विस्तार में इनका योगदान उल्लेखनीय है । पंजाब अमरनाथ विद्यालंकार 












कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३३१ 


के कांग्रेसी नेताओं में सर्वप्रथम हिन्दी-लेखक अमरनाथ विद्यालंकार थे, जो आज- 
कल पंजाब-मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। अमरवाथजी किसानों और मजदूरों की 
समस्याओं के विशेषज्ञ हैं और अधिकतर इसी विषय पर लिखते रहे हैं, यद्यपि 
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है । पंजाब 
में हिन्दी-प्रचार के कार्य में गोस्वामी गणेशदत्त के साथ अमरनाथजी का भी 
काफी सहयोग रहा है । 
संतराम 
श्री संतराम ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं में हैं, जिनका क्षेत्र राजनीति न 
रहकर सामाजिक कार्य ही रहा है। यह हिन्दी-लेखक के रूप में देशभर में 
प्रसिद्ध हैं। गत पच्चीस वर्षों से अधिक 
से संतराम जातपांत तोड़क मंडल” के 
प्रधानमंत्री हेँ "और वर्णव्यवस्था के 
विरुद्ध उन्होंने अनेक प्रामाणिक लेख 
तथा पुस्तकें लिखी हैँ । उनका विषय 
समाज-सुधार, इतिहास और कथा- 
साहित्य रहा हैं। सदा से लेखन ही 
उनकी जीविका का एकमात्र साधन 
रहा हैं । सांस्कृतिक और सामाजिक 
विषयों पर ही अधिकतर संतराम लिखते 
हैं और हिन्दी का शायद ही कोई ऐसा 
संतराम पत्र अथवा पत्रिका हो, जिसमें उन्होंने न 
द लिखा हो और अब भी न लिखते हों । 
उनकी रचनाओं में हमारा समाज, महापुरुषों के उपदेश, व्यावहारिक सम्यता', 
सुखी जीवन” और जियो जागो' प्रमुख हैं । कुल मिलाकर उनके सत्तर से अधिक 
। ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। अधिकतर उन्होंने सामाजिक, विशेषकर वर्ण-व्यवस्था के 
| विरुद्ध प्रइनों पर लिखा है। उनके विचार उग्र हैं और उनमें खंडन की प्रचण्डता 
। और एक उत्साही सुधारक का जोश भरा है। हमारा समाज' का भी यही विषय है। 
अपने पक्ष की ऐतिहासिक सत्यता सिद्ध करते हुए एक स्थल पर उन्होंने लिखा है-- 
“स्मतियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रसाणों के अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रमाण 
भी हें, जो सिद्ध करते हें कि उस काल में जात-पांत-तोड़क विवाह प्रचलित थे । ईसा 
न, के दो शताब्दी पूर्व ब्राह्मण राजा अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका से 
“ .. विवाह किया। इसी दताब्दी के एक लेख से प्रकट होता है कि श्रुतियों और स्मृतियों 








३३२ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


के माननेवाले एक कट्टर ब्राह्मण ने एक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया । चौथी 
दताब्दी में एक ब्राह्मण-परिवार की कन्या वेइ्य के घर में व्याही गई प्रतिहार 
राजपरिवार के प्रवर्तक की दो पत्नियां थीं--एक ब्राह्मण और दूसरी शा॒द्र । दोनों 
पत्नियों की सन्‍्तान एक ही घर में रहती थी ॥ नवीं शताब्दी के राजा शेखर 
(ब्राह्मण ) ने एक सुशिक्षित क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया था। क्षित्रिय सागर' की 
कथाओं में हम पाते हें कि आरम्भ में माता-पिता अपनी कन्या के लिए चारों वर्णों 
के बरों का चुनाव करते थे । फिर अपनी कन्या से पूछते थे कि वह किसको पसंद 
करती हे । एक कहानी में अशोकदत्त नामक एक ब्राह्मण का एक राजकुमारी 
से विवाह होता है। इस विवाह का वर्णन करते हुए कथाकार कहता है, मानो विद्या 
और ज्ञील का सम्बन्ध हुआ हो । नवीं शताब्दी के आरम्भ तक जात-पांत-तोड़क 
विवाहों की आज्ञा थी। श्रुतियों और स्मृतियों में दृढ़ विश्वास रखनेवाले ब्राह्मण 
तक जात-पांत-तोड़कर (विवाह करते थे। यह न समझना चाहिए कि आन्तरजातीय 
विवाह उस समय की साधारण प्रथा थी । साधारणतः विवाह अपनी ही जाति 
में होता था, पर यदि किसी विषय में समझा जाता था कि आन्तरजातीय विवाह 
अधिक उपयुक्त हुँ तो स्मृतिकार कोई आपत्ति न करते थे । वे ऐसे विवाह के लिए 
अनुमति दे देते थे ओर सन्‍्तानों को वही धामिक और सामाजिक अधिकार मिलते 
थे, जिनका पिता अधिकारी था ।”१ 

संतराम सिद्धान्त के पक्के और कर्मठ लेखक हैं। उनके व्यक्तित्व और 
कृतित्व के विभिन्न रूप हैं और सा्वेजनिक कार्य तथा साहित्य-सेवा उनके 
बहुमुखी जीवन के ऐसे पक्ष हैँ, जिनके कारण उनकी गणना समाज-सुधारक 
नेता और साहित्यकार दोनों में होती है । एक प्रकार से ये दोनों साधन और 
साध्य भी माने जा सकते हैँ, क्योंकि संतरामजी ने साहित्य की रचना समाज- 
सुधार के लिए की और एक प्रकार से समाजोन्नति उनके साहित्य की बुनियाद 
बनी । उदाहरणार्थ जांतपात-विरोधी आन्दोलन के लिए उन्होंने जातपात तोड़ 
. दो--क्यों ?” 'युगधर्म', हिन्दुओं संभलो”, हमारा निराकार शात्र', हमारी 


... यह जातपात', वास्तविक उपाधि क्‍या ?', "कौन जात ?”, जातपात की समस्या 


और उसका समाधान, भारत का भविष्य, जातपात के बारे में कुछ कड़वे-कसले 


अनुभव, अन्तर्जातीय विवाह ही क्‍यों ?', इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना 


समाज-सुधार के लिए ही की। लेखन के अतिरिक्त समाज-सुधार की दिशा 


. में उन्होंने क्रियात्मक रूप से भी कार्य किये । सन्‌ १९२९ के लाहौर 
.. कांग्रेस-अधिवेशन में संतरामजी के अथक प्रयत्नों से जातपांत तोड़ने के 


५ हमारा समाज--पृष्ठ ४६ 











हि 


कुछ प्रमुख नेता-साहित्यकार ३२३ 


संबंध में एक विशेष सम्मेलन किया गया था, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू 
और डा. प्रफुल्लचन्द्र राय के भाषण भी हुए थे । ऐसे परिश्रम और प्रयत्नों के कारण 
ही देश के प्रमुख नेताओं ने इन्हें ऋन्‍्तिकारी साहित्यिक माना हैं। उनके इस रूप 
में हमें सामाजिक विषमता, बौद्धिक अन्धता और सांप्रदायिक संकीर्णता से उत्पन्न 
हुई व्यथा दिखाई देती है, जिसने विचारों में ऋन्ति जगा दी। इसी कान्ति की 
चिगारियां हिन्दी को मिलीं, जिससे हिन्दी-साहित्य चमक उठा। 
संतरामजी की गणना भले ही देश के मूर्घन्य नेताओं में न होती हो, 

किन्तु उनके कार्य का प्रकाश दीपक के जैसा अवश्य है। उन्होंने स्वयं कहा है--- 
“समाज-सुधारक का जीवन एक दीपक के समान होता है। दीपक का प्रकाश 
बहुत बड़ा नहीं होता, वह दूर-दूर तक नहीं पहुंचता, परन्तु उसमें बेठकर आप काम 
कर सकते हें ।* 

समाज-सुधार की रूगन के साथ हिन्दी-सेवा की ल्‍धुन भी उनमें वैसी ही 
तीत्र है । साहित्य-निर्माण में संतरामजी का लक्ष्य स्वान्त: सुखाय' या मनोरंजन 
नहीं रहा है। सामाजिक चेतना ही उसका लक्ष्य रहा। इसी उद्देश्य से उन्होंने 
हमारा समाज और हमारे बच्चे जैसी पुस्तकें लिखीं। क्रांति और युगान्तर' 
पत्रों का प्रकाशन भी इसी निमित्त से हुआ था । सन्‌ १९४१ में अबोहर के 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था-- साहित्य का 
जो अर्थ आजकल लिया जाता है, उस अर्थ में में साहित्यिक नहीं हूं । मेरा कार्ये- 
क्षेत्र अधिकतर समाज-सुधार हूँ । मेंने स्कूल, कालेजों में उर्द-फारसी पढ़ी थी । 
पीछे से जब राष्ट्रीय भावना जागृत हुई तो हिन्दी सीखी । कहने का अभिप्राय यह 
कि मेंने ब्रजमाधुरी का रसास्वादन करने अथवा सुर या तुलसी की, या बिहारी 
और मतिराम की कविता का आनन्द लूटने के लिए हिन्दी नहीं सीखी । इस विषय 
में मुझे ऋषि दयाननद से प्रेरणा सिली है । मेरी घारणा है कि हिन्दी हसारी राष्ट्र- 
भाषा है। यह समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र सें बांध सकती है। यह हमें भारत- 
भूमि से प्रेम करना सिखाती है ।/* इससे संतरामजी के विचार और उनका उद्देश्य 
स्पष्ट हो जाता है। मह॒षि दयानन्द और पुरुषोत्तमदास टंडन की तरह ही वह भी 
हिन्दी को राष्ट्र की एकता का प्रतीक मानते हैं और उसके प्रचार के लिए सतत 
प्रयत्नशील रहते हैं । रे 

इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने पांच सौ से भी अधिक लेख लिखे और 


ः पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये । इनकी पहली रचना महावीरप्रसाद द्विवेदी 


4 श्री सन्तरामजी'--पृष्ठ ११ 
२ श्री सन्तरामजी'--पृष्ठ ४६ 











३३४ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


की सरस्वती” में छपी, जिसकी प्रेरणा भी उन्हें द्विवेदीजी से ही मिली थी । 
फिर जालन्धर के पांचाल पंडितों' लाहौर के चांद' और 'सद्भमं-प्रचारक' आदि 
में लेख लिखे और १९१४ में हिन्दी-प्रचार की दृष्टि से ही 'ऊषा' नामक पत्र 
निकाला । १९१९ में कन्या महाविद्यालय की पत्रिका भारती' के और १९३२ 
में जातपांत-तोड़क-मंडल के पत्र युगान्तर' के संपादक रहे । वर्तेमान काल में 
(विद्वज्योति' पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन्‌ १९१२ में इन्हें 'हिन्दी भाषा 
और नागरी अक्षरों की उन्नति के उपाय” नामक लेख पर काशी की नागरी प्रचारिणी 
सभा की ओर से 'राघाकृष्णदास स्मारक रजत पदक दिया गया था और स्कूलों 
के छात्रों की स्वास्थ्य-रक्षा' लेख पर इसी सभा से 'छन्नूलाल स्मारक पदक' प्रदान 
किया गया। संयुक्त पंजाब की सरकार हारा संतरामजी को अलूबरुनी का भारत 
पर १२०० और इत्सिंग की भारत यात्रा' पर ६०० रुपये के पुरस्कार प्राप्त 
हुए । भारत-सरकार के शिक्षा-मंत्राल्य ने भी अलबरुती के भारत' पर १२०० 
रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये । राष्ट्रेभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने भी १५०१ रुपये 
का महात्मा गांधी पुरस्कार देकर इनकी राष्ट्रभाषा की सेवा पर मोहर लगाई । 
इन सब सेवाओं के फलस्वरूप ही सन्‌ १९४२ में संतरामजी ने अखिल भारतीय 
साहित्य सम्मेलन के वाषिक अधिवेशन की साहित्य-परिषद के सभापति-पद का 
सम्मान भी पाया । 

उन्होंवे जो कुछ कहा, उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर बताया । उर्दू: 
फारसी में शिक्षा और दीक्षा लेकर भी हिन्दी का प्रचार किया और उसके प्रचारार्थ 
सारा लेखन-कार्य हिन्दी में ही किया । पंजाब सरकार ने मार्च १९६१ में इनका 
सम्मान करते हुए अपने अभिननन्‍्दव-पत्र में लिखा था, /हिन्दी-प्रचार, साहित्य- 
सेवा और समाज-सुधार का तिरंगा झंडा लेकर आप सदा अपने पथ पर बढ़ते ही 
रहे, और आज तक बढ़ते चले आ रहे हें। आपकी इस सत्यनिष्ठा और कत्तेव्य- 
परायणता से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिद्धान्त रूप में आपसे 
पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए कहा था कि में आपका ही काम कर रहा हूं ।”* 

वस्तुतः संतरामजी ने हिन्दी की जो सेवा की है* और सतत कर रहे हैं, उसे 


.  हिन्दी-जगत्‌ कभी नहीं भूल सकता । 


. $ “श्री सन्तरामजी--पृष्ठ ७८ 


* सन्तरामजी-लिखित पुस्तकें-- _ 

१. हिमालय-निवासी महात्माओं के अन्तिम दर्शन, २. मानसिक आकर्षण द्वारा व्यापा- 
रिक सफलता (अनूदित); ३. अलबरुनी का भारत (अनूदित) भाग १, २, ३. ४ 
एकाग्रता ओर दिव्य शक्ति (अनूदित); ५. गुरुदत्त-लेखावली (अनूदित); ६. कौतूहल 








थे । इंग्लैंड, जमेंनी और यूरोप के अन्य 
देशों के भ्रमण पर उन्होंने जो पुस्तक 

न क्‍ लिखी, उसे काफी ख्याति मिली | धार्मिक 
और सामाजिक विषयों पर तो उन्होंने 
.. एक दर्जन से अधिक ग्रन्थ लिखे हैं । 

. हिन्दी-प्रचार और प्रसार के लिए 

.. उनका त्याग प्रशंसनीय है, क्योंकि 
उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने 


: “« सभा को दे डाली थी। हिन्दी के लिए 


कुछ अन्य नेता-साहित्यकार श्शे५ 


. स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 


_ पंजाब के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में, जिन्होंने हिन्दी को अपनाया और 
बढ़ाया, स्वामी सत्यदेव परित्राजक का स्थान बहुत ऊंचा है। यात्रा-सम्बन्धी 


- साहित्य प्रस्तुत करनेवालों में स्वामी 


सत्यदेव प्रथम पंक्ति के लेखकों में 





आल आ, हे 
४१ 22 ४४22  इ 


4 

४ 

ट्र्ड # 7 
//:/ /५/ 


१ 


हक / 


है ्ि र््ज 222 


जीवनकाल में ही नागरी प्रचारिणी /॥४॥ 





उनका यह सचमुच महान त्याग था । 
उनकी भाषा-शैली वर्णनात्मक और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 
उपदेशात्मक है । 

दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का काम गांधीजी ने स्वामी सत्यदेव के जिम्मे 
किया और सन्‌ १९१८ में स्वामी सत्यदेव ने देवदास गांधी के साथ दक्षिण में 
हिन्दी-प्रचार के कार्य का श्रीगणेश किया और इस प्रकार उस बीज का वपन हुआ, 
जिसको अन्य कार्यकर्त्ताओं ने सींचा और आज जो विशाल वृक्ष के रूप में अपनी 
शाखा-प्रशाखाओं और फलफूलसहित हमारे सामने है । सत्यदेवजी की रचनाओं 
में स्वतंत्रता की खोज में--मेरी आत्मकथा, मेरी जर्मन-यात्रा', जम॑नी में मेरे 


भण्डार; ७. मानव-जीवन का विधान (अनूदित); 5. आदर्श पत्नी; ६. आदर्श पति; 


१०. विवाहित प्रेम (अनूदित); ११. कर्मयोग (अनूदित); १२. इत्सिंग की भारत-यात्रा 
(अनूदित); १३. पंजाबी गीत; १४. दम्पत्ति मित्र; १५० शिशुपालन; १६. रति-विज्ञान; 


१७. रसीली कहानियां; १८. भारत में बाइबिल; १६. कामंकुज; २०. स्वर्गीय संदेश; 


२१. दयानन्द; २२. अतीत कथा; २३. नीरोग कैसा; २४. रति-विलास (अनूदित); 
२५. सदूगुणी बालक; ६६. बाल सदूपरो५; २७. वीर बाजीराव (अनूदित); २८- 'दयालु 
माता; २६. सदगुणी पुत्री; ३०. बच्चों की बातें; ११. रचना-प्रदीप; ३२. वीर गाथा; 
३३, सुन्दरी-सुबोष; ३४- जान-जोखिम की कहानियां; ३५. विश्व की विशूतियां; 








३२६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


आध्यात्मिक प्रवचन”, अमरीका-दिग्दशंन', अनन्त की ओर', भारतीय समाजवाद 


की रूपरेखा, ज्ञान के उद्यान में, वेदान्त का विजय-मंत्र' प्रमुख हैं । 
स्वामी केशवानन्द 


प्राचीन काल से भारत में कई ऐसे सन्त संप्रदाय रहे हैं, जिनके सभी अनयायी . 


गृहस्थ का पूर्ण परित्याग कर संन्यास-जीवन व्यतीत करते थे। इनमें प्रमुख उदासीन, 
दादूपंथी, कबी रपंथी, रैदासपंथी संप्रदाय 


तर ये संप्रदाय मध्यकालीन संतों की 
लिखी हुई वाणी को ही अपना धर्मे-प्रन्थ 
मानते हैं । साधारणत: आधुनिक कार 
में इन संत-संप्रदायों का साहित्य-सुजन 
अथवा काव्य-निर्माण से कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं रहा है, किन्तु ये सभी 
लोग अपने देनिक जीवन और प्रचार 
आदि के काये में हिन्दी का प्रयोग करते 
५७७, हैं । इन संप्रदायों में उदासीन संप्रदाय 
स्वामी केशवानन्द अधिक विस्तृत और संपन्न है । यह 

संप्रदाय गुद नानक के पुत्र श्रीचन्द्र 

को अपना आदिगुरु मानता हैं। पंजाब के विभिन्न भागों में उसका विद्येष प्रभाव 
है, यद्यपि उसकी शाखाएं उत्तर प्रदेश और दक्षिण ( आन्ध्र-प्रदेश ) में भी 
हैं। यह संप्रदाय इस शोध-प्रबन्ध के लिए उल्लेखनीय इसलिए है कि इसकी 
एक शाखा के महन्त स्वामी केशवानन्द हूँ, जिन्होंने पंजाब और राजस्थान 








. ३६. स्वदेश-विदेशनयात्रा; ३७. लोक-व्यवद्दर (अनूदित); रै८- महिला-मणिमाला; 


३६. रणजीत-चरित; ४०. भारत के महापुरुष; ४१. सुशील कन्या; ४२. हरित्तिह नलवा; 
४३. हमारा समाज; ४४. सुखी परिवार; ४५- हमारे बच्चे; ४६. उदबोधिनी; 
४७. व्यावहारिक शान; ४८. देश-देशान्तर की कद्दानियां; ४६. पंजाब को कहानियां; 
५०. फलाहार; ५१. सफलता के सिपाही; ५२- लोक-विजय; ४५३. चमत्कारों की 
दुनिया; ५४० सेवा-कु ज; ५५० रसभरी कहानियां; ५६« स्काउट बच्चों की कहानियां; 
४७. जादू की नाव; ४८. मन-बहलाव की कहानियां; *६- नदी की कहानी; ६०. सुनहली 


कहानी; ६१. नदी-कफिनारे की कह।नी; ६२. आनन्द का जीवन; ६३- दादी की कहा- 


नियां; ६४- महाजनों की कहानियां; ६५५ बड़े लोग; ६६- शिष्टाचार; ६७. जीने, की 


.. कला; ई5८. पहाड़ी प्रदेशों की कहानियां; ६६. सफल विक्रेता; ७०. श्रानन्दमय विवाह; 


७१. मेरे जीवन के अनुभव; ७२: भ्रच्छी-अच्छी कद्दानियां । 


थे, जो आज भी विद्यमान हैं। अधिक- 





कुछ अन्य नेता-साहित्यकार .. ३३७ 


कं में हिन्दी की महत्वपूर्ण सेवा की है। स्वामी केशवानन्द फाजिल्का ( पंजाब ) 


/0०“ की उदासीन' गद्दी के महन्त थे | आरंभ से ही सार्वजनिक कार्य, विशेषकर 
|... _-  साहित्य-्सेवा में उनकी रुचि थी । गद्दी की सारी सम्पत्ति उन्होंने हिन्दी पाठ- 
.._ शांछाओं, वाचतालयों आदि के खोलने में छूगा दी । राष्ट्रीय कार्यकर्ता होने के 
आप . नाते सन्‌ १९२० के सत्याग्रह-आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गये । 
._* जेल से छूटने के बाद उन्होंने सन्‌ १९२४ में अबोहर (पंजाब) में साहित्य- 


. सदन की स्थापना की । गत चालीस वर्षों से यह पंजाब में हिन्दी-प्रचार का 


प्रमुख केन्द्र माना जाता है । स्वामी केशवानन्द ने अबोहर में हिन्दी पाठशाला 


की स्थापना से कार्य आरंभ किया था। धीरे-धीरे यह पाठशाला अखिल भारतीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं का केन्द्र बन गई और प्रतिवर्ष यहां से 


न कई सौ विद्यार्थों हिन्दी की परीक्षा देने लगे । अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 





सम्मेलन का वाषिक अधिवेशन सन्‌ १९४१ में स्व० अमरनाथ झा की अध्यक्षता 
में यहीं हुआ था। यह इस स्थान के महत्व का द्योतक है और इसका श्रेय॑ 
स्वामी केशवानन्द को ही है । 
अबोहर अपने हिन्दी पुस्तकालय, संग्रहालय और प्रकाशन-केन्द्र के लिए 
भी प्रसिद्ध है । इस संग्रहालय में हस्तलिखित कृतियों और प्राकृत, अरबी, 
फारसी, संस्कृत, गुरुमुखी, हिन्दी आदि की पुस्तकों को सुरक्षित रखा हुआ है । 
. इसे प्रकार यह संग्रह अबोहर के पुस्तकालय की अमूल्य निधि है । इसका कारण 
. भी केशवानन्दजी की हिन्दी के विकास और शिक्षा के प्रसार में रुचि ही है । 
वह कला को शिक्षण में अनुपम तत्व मानते हैं और इसीलिए उन्होंने इन पच्चीस 
हजार हस्तलिखित पुस्तकों को चयन किया ।) यहां का प्रकाशन-विभाग भी 
हिन्दी-साहित्य की अच्छी सेवा कर रहा हैँ । बालोपयोगी तथा ग्राम-साहित्य को 
यहां विशेष महत्व दिया जाता है । इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय बात यह है 
कि यहां से सिख-इतिहास' नामक ग्रन्थ, जो १४०० पृष्ठों का है, निकल 
चुका है, जिससे हिन्दी-जगत्‌ को एक नई वस्तु प्राप्त हुई है और मराठी संतों 
की तरह सिख सनन्‍्तों की वाणी से हिन्दी लाभान्वित हुई हैं। उसमें बहुत बड़ा 
भाग ऐसा है, जो देवनागरी लिपि में पहली बार प्रकाशित हुआ है और इसलिए 
हिन्दी-जगत्‌ के सामने प्रथम बार आया हैं। स्वामी केशवानन्दजी ने स्वयं भी 
“मरुभूमि सेवा-कार्य' नाम की एक पुस्तक लिखी है तथा हिन्दी में अनेक लेख भी 
लिखे हैं । स्वयं कुशल साहित्यकार न होने पर भी साहित्यकारों के लिए उनके 
मन में सदा आदर और सहानुभूति रहती है और आथ्िक संकट के समय उन्हें 
9, स्वामी केशवानन्द अभिनंदन झन्थ! (संस्मरण खण्ड)--एष्ठ ४१ 


















३३८ भारतीय नेताओं की 6हिदी-सेवा 


बह यथाशक्ति सहायता भी करते रहते हैं। इस प्रकार केशवानन्दजी मन, वचन 
और कर्म से हिन्दी-सेवा में तत्पर हैं । 
 अबोहर की तरह ही उन्होंने संगरिया, राजस्थान में भी एक ग्रामोत्थान 
विद्यापीठ की स्थापना करके हिन्दी-शिक्षा की बुनियाद रखी । यहां भी अबोहर 
के समान ही पुस्तकालय और वाचनालय के साथ-साथ संग्रहालय तथा प्रकाशन 
विभाग भी हैं । इसके प्रकाशन-विभाग से पुस्तकों के अतिरिक्त 'ग्रामोत्थान' नामक 
मासिक पत्रिका निकलती हैं। इस विद्यापीठ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्त्री-शिक्षा 
है । यहां बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए प्रौढ़-शिक्षा की विशेष व्यवस्था है । 
उनके इन सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों से हिन्दी को विशेष लाभ पहुंचा है । अतः 
हिन्दी भाषा के विकास में स्वामी केशवानन्द की सेवाओं का मूल्य गौण नहीं है । 
जमनालाल बजाज । 
जमनालालजी के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि बहुत कम पढ़े-लिखे होते 
हुए भी वह साहित्यिक थे और कमी कानून की किताब न देखें-भाले भी वह, 
सरदार पटेल के शब्दों में, कांग्रेस कार्यकारिणी के 
वकील थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा अद्भुत था कि 
साधारण न्यूनता उसमें लिप्त हो अपना अस्तित्व 
खो बेठती थी। यद्यपि यह बात उनके जीवन की 
सभी गतिविधियों पर लागू होती है, पर हिन्दी 
भाषा और साहित्य की जो सेवा उन्होंने की 
उसपर विशेषरूप से ठीक उतरती हैं । हिन्दी के 
प्रति उनका स्नेह इतना अधिक था कि निजी 
अभिव्यक्ति के लिए उसे लिपिबद्ध रचनाओं की 
जमनालाल बजाज अपेक्षा न थी। उनके पास इस स्नेह के प्रदर्शन 
के लिए और मार्ग थे, जो उन्हें सुठभ थे और जो 


भाषाओं के लिए साधारणतः दुर्गंम होते हैं । उनका स्नेह भावनाओं से उमड़कर 
प्रायः भाषा का रूप ले लेता था और कभी उनका सेवा-ब्रत और दृढ़ संकल्प 


उनके पत्रों और औपचारिक वक्‍तव्यों में साहित्यिक तत्व आरोपित कर देता 


 था। इस प्रक्रिया के वर्णन में अथवा किसीको समझाने में कठिनाई हो सकती 
है, किन्तु जमनालालजी के योगदान को आंकना सहल है । इसी प्रकार उनके 


जीवन से सम्बन्धित किन्‍्हीं घटनाओं के बारे में मतभेद हो सकता है, किन्तु उनके 


_ साहित्य-प्रेमी होने के विषय में सब एकमत हैं । इसका श्रेय जमनालालजी के 
.. सच्चे हिन्दी-प्रेम, उनकी व्यापक सहानुभूति और अचूक उदारता को है। 





कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३३९ 


जमनालालजी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति रहे, राष्ट्रभाषा 

प्रचार-सभा के मुख्य संचालकों में रहे और हिन्दी-साहित्य के प्रकाशनार्थ उन्होंने 
दो संस्थाओं की स्थापना की, एक बम्बई में (गांधी हिन्दी पुस्तक भंडार) और 
एक अजमेर में (सस्ता साहित्य मंडल) । सन्‌ १९१८ में गांधीजी के सुझाव पर 
जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने दक्षिण में हिन्दी-प्रचार करने का निर्णय किया, 
उस कार्य के लिए साधन भी जमनालालजी के दान द्वारा ही जुटाये जा सके और 
स्वयं सक्रिय रूप से हिन्दी-प्रचार के लिए राजाजी के साथ सन्‌ १९२९ में दक्षिण 
का दौरा किया । यही नहीं, अपने जीवन में उन्होंने आथिक सहायता द्वारा कई 
हिन्दी पत्रों को जन्म दिया और अनेक प्रचलित पत्रों को मरने से बचाया । पहली 
श्रेणी में आनेवाले पत्रों में हिन्दी नवजीवन' उल्लेखनीय है और दूसरी श्रेणीवालों में 
'कर्मंवीर, प्रताप, राजस्थान केसरी आदि । “इन्हीं अथवा इस प्रकार के अनेक 
गुणों और सेवाओं के फलस्वरूप हिन्दी साहित्य सस्मेलन जुसी संस्था ने आपको, 
बहुत शिक्षित न होने पर भी, अपने सद्रास-अधिवेशन का सभापति बनाया ॥* 
उनके इसी व्यक्तित्व के कारण हिन्दी को श्रेयार्थी जमनालालूजी, पांचवें पुत्र को 
बापू के आशीर्वाद! और स्मरणांजलि', जैसी पुस्तकें प्राप्त हो सकीं । 
...._ इन सब सुअवसरों से जमनालालजी ने निजी भाषा के सुधारने में भी 
लाभ उठाया । शुरू में जब उनका गांधीजी से परिचय हुआ, उनका 
पत्र-व्यवहार बहुत सरल और कहीं-कहीं अशुद्ध हिन्दी में मिलता हैं। ४ अक्तूबर, 
१९२२ को यरवदा-जेल में गांधीजी से भेंट के पश्चात्‌ अपनी डायरी में जो नोट' 
लिखा, उसका एक अंश इस प्रकार है-- 

“कौंसिल के बारे में उनसे कहा कि नागपुर प्रान्त अब हमारे ताबे में आ 
गया है। (हँसे) । उन्होंने पुछा---दास का क्या सत है ? मेंने कहा--अभी उन्होंने 
डिक्लेयर तो नहीं किया है, परन्तु वह जाना पसन्द करते हूँ। उन्होंने पुछा--पंडितजी 

(मोतीलालजी ) का क्या मत हे ? मेंने कहा--वह जाना पसंद नहीं करते। 
आपका क्‍या सत है ? तब उन्होंने कहा--मेरा मत पहले से भी अब 
अधिक दृढ़ होता जाता है । अगर मुझे कुछ भी फेर-बदल करता आवश्यक सालूम 
होगा तो में यह खबर तुम लोगों के पास सुपरिल्टेल्डेन्ट की परवानगी से भिजवा 
दूंगा। परन्तु तुम लोग अब परिस्थिति देखकर अपना विचार करो मेरे इस विचार _ 
का प्रचार मत करो। दास से मिलो तो उन्हें कहना, मेरा तो वही निश्चय है, जो 
मेरी उनसे खानगी बात हुई थी, तब था ।.. * द द 
9 'श्रयार्थी जमनालालजी?--हरिभाऊ उपाध्याय--एृष्ठ १७५ 
* पांचवें पुत्र को बापू के आशीवोद"--ऐष्ठ रेड 





३४० भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


इसमें भाषा भले ही इतनी अशुद्ध न हो, किन्तु शिथिल है। लेखक का 
अभिप्राय मन की बात कहना ही है, भाषाभिव्यंजता की ओर उसका ध्यान नहीं 
है । अब देखिये उनके इस अभिभाषण की भाषा, जो उन्होंने सन्‌ १९३१ में 
मद्रास में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन में दिया-- 

“ये सारी प्रवृत्तियां ऐसी हें कि इनमें साहित्य का अध्ययन करने या उसके 
रसास्वादन के लिए बहुत कम समय रह जाता है । देश की शक्ति बढ़ाने में 
साहित्य और शिक्षा का स्थान कितना महत्वपूर्ण हे, इसका मुझे ख्याल है, इसलिए 
शिक्षा-शास्त्री और साहित्य-सेवियों के साथ प्रेम और भिन्नता का संबंध जोड़ने 
की में हमेशा कोशिश करता आया हूं। लेकिन, साहित्य न तो मेरा क्षेत्र है और न 
साहित्य-सम्मान हासिल करने की मुझे कभी इच्छा या आशा ही रही है ।”* 

किन्तु ये साहित्यिक उक्तियां, जिनका उपयोग उन्हें यदा-कदा करना पड़ा, 
जमनालालजी की साहित्यिक प्रतिभा की द्योतक नहीं कही जा सकतीं । उनकी 
प्रतिभा वास्तव में उनके पत्रों में-झलकती है। गांधीजी, महादेवभाई देसाई तथा 
अन्य राष्ट्रीय नेताओं के नाम लिखे गए उनके पत्रों के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके 
हैँ। पांचवें पुत्र को बापू के आशीर्वाद में एक पत्र छपा है, जो जमनालालजी ने 
अपनी पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर गांधीजी को लिखा था । भूमिका-लेखक 
काकासाहेब, कालेलकर के मतानुसार दुनियाभर के पत्र-साहित्य में यह पत्र एक 
का, अनोखा स्थान प्राप्त करेगा' । जमनालालजी लिखते है--- 
जा “मेरी कमजोरी मुझे इस प्रकार दिखाई दे रही है । अहिंसा व सत्य का 
हा आचरण कम होता दिखाई दे रहा हे । डर हे कि कहीं इसपर से श्रद्धा भी कम न 

हो जाय । इसी कारण असहनशीलता भी बढ़ रही है । क्रोध की मात्रा भी बढ़ती 

जा रही हे। कामवासना बढ़ती हुई मालूम हो रही हैे। छोभ की मात्रा भी। इतने. 

सब दुगूंण या कमजोरी, जो मनुष्य अपने में बढ़ती हुई देख रहा हे, फिर उसे जीने 

का सोह कंसे रह सकता हैं ? याने मानसिक कमजोरी के विचार तक की बात 0 
: होती तो भो फिर प्रयत्न के लिए उत्साह रहता, परन्तु जब शरीर की इन्द्रियों को हर 

भी में काबू में न रख पाता हूं यानी प्रत्यक्ष शरीर से पाप होता दिखाई देता है तब ह 

लाचार बन जाता हूं। ऊपरी हिम्मत तो बहुत ज्यादा रख रहा हूं, रखने का प्रयत्न 

भी करता रहूंगा, परन्तु मुझे आज यह्‌ अनुभव हो रहा हे कि कहीं यही दशा रही 

तो या तो पागल की स्थिति पर पहुंच जाना संभव हैँ या पतन के मार्ग पर जाने 

» का भय हू । इसलिए आज अगर स्वाभाविक मृत्यु का निमंत्रण आये तो मेरी आत्मा 
... कहती हूँ कि मुझे समाधान, शांति मिलेगी, क्योंकि सेरा भविष्य अंधेरे में दिखाई 
.._$ 'श्रेयार्थी जमनालालजी'-पृष्ठ १७६ 






















कुछ अन्य नेता-साहित्यकार रे४१ 


दे रहा हूँ । मुझे आज यह विश्वास हो जाय कि सेरा पतन कभी नहीं होवेगा, में 
सत्य के मार्ग से नहीं हृदूंगा, तो मुझसें फिर नवजीवन, उत्साह आना संभव हे। मुझे 
इन वर्षो में बहुत-सी सानसिक चोटें लगी हें, कुटुम्बियों द्वारा, सित्रों द्वारा, जिसके 


. लिए मेरी तेयारी न थी अगर इसी प्रकार चोदें लगती ही रहीं तो पागल होने 
के सिवा दूसरा क्या होवेगा ? मृत्यु तो मेरे हाथ की बात नहीं है । आत्महत्या में तो 
कायरता व पाप दिखाई देता हें । क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दिल का 


दर्द किसे कहूं ? कौन एसा हैं, जो प्रेम से मेरी मानसिक स्थिति को सुधार सकता 
हैं ? मेरा भरोसा तो आपपर व विनोबा पर ही था। परन्तु आपसे तो अब आशा 
कम होती जा रही है । शायद कोई समाधानकारक सार्ग निकल जाय ४”* 
ऐसी स्पष्ठोक्ति और संकोचरहित आत्म-विश्लेषण वही व्यक्ति कर 


सकता है, जिसकी सत्य में अडिग आस्था हो और ऐसा पत्र ऐसे ही व्यक्ति 


को लिखा जा सकता है, जिसे लेखक सद्गुरु के समान पम्ञानता हो और उससे 
किसी भी प्रकार का दुराव न रखता हो। 

यह स्पष्ट है कि अन्य साहित्यिकों की तरह जमनालालजी ने अपनी 
रचनाओं द्वारा हिन्दी की सेवा नहीं की, फिर भी स्वसम्मति से वह हिन्दी के 


सेवक माने गए और उन्हें अपने जीवन में सभी सम्मान मिले, जो इस मान्यता 


के सूचक हैं। इसके कारणों पर कुछ प्रकाश डाल चुकी हूं, फिर भी काका 
कालेलकर के ये शब्द बहुत ही उपयुक्त हैं--- 

“गांधीजी को रचनात्मक कार्यक्रम के लिए पैसे तो कई लोगों ने दिये हें । 
बिड़ला-बंधु, अहमदाबाद के व्यापारी, रंगूनवाले डा० प्राणजीवन मेहता, उत्कल 


डे के जीवराम कोठारी आदि से लेकर डा० रजबअली पदेल तक असंख्य लोगों ने 
गांधीजी को आर्थिक सहायता दी है, किन्तु गांधीजी के कार्य को अपना ही कार्य 


बनाने की दाक्ति तो जमनालालजी ने ही दिखाई । खादी हो या इतर ग्रामोद्योग, 
गुजरात विद्यापीठ हो या राष्ट्र-भाषा-प्रचार, अस्पृश्यता-निवारण हो या गो-रक्षा, सब 
कार्यों में जो कुछ भी जोश या जिन्दापन आया, उसमें जमतालालजी के व्यक्तित्व 


का भाग कमोबेश अवद्य था। गांधीजी के इन सब पत्रों में इतना विश्वास पाया 


जाता हूँ कि राष्ट्र-हित की हर बात में जमनालालजी उनके साथ हैं ही ।/* 


हरिभाऊ उपाध्याय 
हरिभाऊ उपाध्याय ने भी गणेशशंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण शर्मा नवीत 


आदि की भांति ही हिन्दी-सेवा से जीवन आरंभ किया और पहले-पहल 


१ पांचवें पुत्र को बापू के आशीवाद'--(प्रस्तावना)--५ष्ठ २४-२४ 
२ पांचवे पुत्र को बापू के आशीर्वोदः--(प्रस्तावना)-एष्ठ २७ 









३४२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


ओऔदुम्बर' मासिक के प्रकाशन द्वारा हिन्दी-पत्रकारिता जगत में पदार्पण किया । 
सबसे पहले सन्‌ १९११ में वह ओदुम्बर' के सम्पादक बने | पढ़ते-पढ़ते ही 
उन्होंने इसके संपादन का कार्य आरंभ 
किया । एक प्रकार से “औदुम्बर' से कई 
लेखकों व कवियों को प्रारंभिक प्रोत्सा- 
हन प्राप्त हुआ । सोहनलाल द्विवेदी की 
पहली फांसी” नामक कहानी इसीमें 
प्रकाशित हुई थी । डा० भगवानदास 
द्वारा भागवत का पद्यानुवाद' भी इसमें 
, पहले-पहले क्रमशः प्रकाशित हुआ ॥ 
। ५2 गील डा० केसकर के हिन्दी-लेख भी इसमें 
2220 |) प्रकाशित हुए तथा हिन्दी में वैज्ञानिक 
(5, / 





लेखों की परिपाटी का सूत्रधार भी यही 
पत्र कहा जा सकता है । डा० लक्ष्मीचन्द्र 
अग्रवाल ने, उस समय जिनके पास सबसे 
बड़ी और कई देशों की साइन्स की 
डिग्रियां थीं, 'औदुम्बर' में हिन्दी में लेख लिखे। डा० प्रियवरुण ने भी, जिन्होंने अम- 
रीका से डाक्टर की उपाधि पाई थी, प्राणतत्व पर हिन्दी में लेख लिखे। स्वामी सत्य- 
देव भी उन दिनों औदुम्बर' में लेख लिखते थे। इस प्रकार ओऔदुम्बर' में विविध 
विद्वानों के विविध विषयों में लेखमाला निकली, जिससे हिन्दी भाषा की स्वाभाविक 
प्रगति हुई। इसका श्रेय हरिभाऊजी के उत्साह और लगन को ही है। सन्‌ १९१५ 
में वह महावीरप्रसाद द्विवेदी के सान्निध्य में आये। हरिभाऊजी स्वयं लिखते 
“ औदृम्बर' की सेवाओं ने मुझे आचार्य द्विवेदीजी की सेवा में पहुंचाया । १ 
द्विविदीजी के साथ सरस्वती” में कार्य करने के पश्चात्‌ हरिभाऊजी ने प्रताप, हिन्दी 
-सवजीवन” (सन्‌ १९२१), तथा प्रभा' के सम्पादन में योग दिया और स्वयं 'मालूव 
मयूर (सन्‌ १९२२) नामक पत्र निकालने की योजना बनाई, किन्तु यह पत्र 
अधिक दिन नहीं चल सका | सारांश यह कि एक अनुभवी और देशभक्‍त हिन्दी- 
पत्रकार होने के नाते हरिभाऊजी का ऐसा सौभाग्य रहा कि उन्हें पत्रकारिता 
और राष्ट्रीय क्षेत्र में सर्वप्रमुख नेताओं से निकट-सम्पर्क का अवसर मिला । 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और गणेशशंकर विद्यार्थी से तो उनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो ही गया था, प्रथम सत्याग्रह-आन्दोलन के समय उनकी भेंट गांधीजी से भी हो 


3१ साधना के पथ पर”--पृष्ठ ३५ 


हरिभाऊ उपाध्याय 





कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३४३ 


चुकी थी और निजी पत्रों के हिन्दी-संस्करण निकालने की योजनाओं में गांधीजी 
उपाध्यायजी पर विश्वास करने लगे थे । इसीलिए हिन्दी नवजीवन' के सम्पादन 
का भार उन्हें सौंपा गया था । गांधीजी के निकट के साथियों से भी उपाध्यायजी का 
परिचय होना स्वाभाविक था। इनमें प्रमुख थे जमनालाल बजाज, जो राजस्थान 
के मूल निवासी होने के कारण उपाध्यायजी की ओर अधिक आढक्ृष्ट हुए, क्योंकि 
इनका भी उसी प्रदेश से सम्बन्ध था । 
कालात्तर में इस सम्बन्ध के कारण उपाध्यायजी के जीवन में ऐसे परि- 
वर्तेन आये, जिन्होंने उन्हें पत्रकारिता की अपेक्षा राजनीतिक संगठन की ओर 
अधिक धकेला । यही कारण है कि हम उपाध्यायजी को पत्रकार महारथियों की 
श्रेणी में न रखकर उन्हें राजनैतिक कार्यकर्त्ता ही मानते हैं। उनके जीवन का मध्य 
और प्रौढ़काल अधिकतर राजस्थान में बीता, जहां जमनालालजी और गांधीजी 
की देखरेख में वह भूतपूर्व देशी रियासतों में कांग्रेस के पक्ष में जनमत संगठित करने 
के कार्य में संडग्न रहे । उस समय के उनके संस्मरण और नेताओं से पत्र-व्यवहार 
ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। प्रवृत्ति और स्वभाव से हरिभाऊ 
उपाध्याय लेखक हैं। उन्होंने कुछ भी किया हो और जो भी उनका कार्यक्षेत्र 
रहा हो, अपने संस्मरण तथा अनुभव लेखनी-बद्ध किये बिना वह नहीं रह सके हैं । 
यही कारण है कि वह कई ग्रन्थों के रचयिता हैं और अब भी बराबर लिखते रहते : 


 हैं। यद्यपि उन्होंने प्रायः सभी रचनाएं किसी उद्देश्य से और परिस्थितियों के दबाव 


के कारण की हैं, पर उनकी शैली में परिमाजन और स्वाभाविक प्रवाह के दर्शन 
होते हैं । उनके लिए लेखन जीवनभर अनिवार्य रहा हैं । एक तो उनकी मातृ- 
भाषा हिन्दी है, तिसपर प्रमुख हिन्दी-पत्रिकाओं के सम्पादन से उनका सम्बन्ध 
रहा है और धुरन्धर आचार्यों से उन्होंने दीक्षा ली है, इसलिए उनके लेखन की 
भाषा अथवा अभिव्यक्ति पक्ष तो सबरू होना ही था । जहांतक विचारों और 
सामग्री का प्रदन है, उसके अभाव की पूति भी सहज ही हो गई। राष्ट्रीय कार्यों 
की ओर उनकी प्रवृत्ति और गांधीजी तथा जमनालालजी जैसी विभूतियों से 
उनका निकट संपर्क उनके विचारों के विकास के लिए पर्याप्त था। उनकी 
रचनाओं में विचार-तत्व और सार्वजनिक जीवन के अनुभवों की प्रधानता है । 
स्वाधीनता के बाद से उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के साथ सम्बन्ध रहने 


के कारण शिक्षा, ग्रामसुधार, सामाजिक तथा नैतिक उत्थान आदि समस्याओं 


पर हरिभाऊजी ने उपयोगी सुझाव दिये हैं। अहिसा और सर्वोदय पर भी इधर 
उन्होंने काफी लिखा है । अभी तीन वर्ष पूर्व प्रकाशित सर्वोदय की बुनियाद : 
दान्ति-स्थापना' में हरिभाऊजी ने शान्ति-स्थापना का एक नया विचार देश के 








३४४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


सामने रक्खा है। एक प्रकार से यह पुस्तक विनोबाजी के शान्ति-सेना के प्रस्ताव के 
समर्थन में लिखी गई है | इसमें हिसा का मुकाबला कैसे करें ?---इसका उत्तर भी 
मिल जाता है । वह लिखते हैं --- परिवार हमारे ग्राम, समाज या राष्ट की इकाई 
हैं। अनेक परिवारों से मिलकर ग्राम, समाज या राष्ट्र का निर्माण होता है, अतः 
यदि परिवारों में शांति की स्थापना की जा सके, तो हमारा बहुत-सा काम सरल- 
सा हो जाता है। शांति की दिशा में यह एक बुनियादी कदम होगा ।. . .इसोलिए 
तो शांति-सेवा-दर्ल' का आन्दोलन अहिसक समाज के निर्माण का आन्दोलन है, 
जीवन के नवीन मूल्यों की स्थापना का आन्दोलन हैँ । वह व्यक्ति, परिवार, 
संस्था या ग्राम को इतना शक्तिशाली, इतना पवित्र और इतना उज्ज्वल बना 
देना चाहता हे कि उनके आधार पर विश्व-शांति का महरू बड़ी सरलता से 
बनाया जा सके ।१ इसी विचार को गांधीजी ने भी कई वर्ष पूर्व व्यक्त किया 
था और शान्ति-सेना के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे, किन्तु उन्हें वह 
बहुत व्यावहारिक नहीं लगे थे, इसीलिए गांधीजी ने उन विचारों को बहुत नहीं 
बढ़ाया । उनके अहिसा-सम्बन्धी विचारों में ही ये विचार मिल गये ।* अब जब 
विनोबाजी ने इस विचार को पुनः जगाया तब हरिभाऊजी ने उस सूत्र को पकड़- 
कर अपने विचारों को पुस्तकरूप में लेख-बद्ध किया । 
हरिभाऊ उपाध्याय की युग-धर्म' नामक पुस्तक भी, सर्वोदिय-विचारधारा के 
अनुकूल वर्तेमान युग में हमारा क्‍या कत्तेव्य है, इन्हीं विषयों पर आधारित 
लेखों का संग्रह है । उपाध्यायजी लिखते हँ---शाइवत या सनातन धर्म मनुष्य 
के लिए जितना आवद्यक है, उतना ही युग-धर्म भी, जोकि उसीका एक 
महत्वपुर्ण अंग है ।. . .. शाइवत धर्म जब देश, काल, पात्र की मर्यादा में बंधता 
हैं तब वह युग-धर्म हो जाता है ।/2 “भागवत-घधर्म' तथा हिन्दी गीता” जैसी 
पुस्तकें घधामिक विषय पर लिखी गईं उनकी सुन्दर रचनाएं हैँ। उनका साहित्य 
बहु-पक्षीय है, जिसमें बच्चों, विद्यार्थियों, प्रौढ़ों और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं 


के लिए पठनीय सामग्री है । “हिन्दी-नवजीवन' का संपादन करते समय उन्हें 


कई नये अनुभव हुए, जिनके सम्बन्ध में उन्होंने सविस्तर लिखा है । एक स्थल 


पर वह लिखते हैं-- 


. “स्वामी आनन्द” खुद भूत की तरह कास करनेवाले आदमी थे। बाल- 


न्‍अनपलनन«>तम «यान सल करन न तन का+पकफन 


. १ 'सर्वोदय की बुनियाद : शांति स्थापनाः--पृष्ठ १६-२० 

_+ गांवो-सेवा-संत्र के छठे अधिवेशन (१६४०) का विवरण--प्रृष्ठ १८-१६ 
3 युगधर्म”- दो शब्द? से 

.  नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद के तत्कालीन प्रधान व्यवस्थापक ._ 





कुछ अन्य नेता-साहित्यकार श्४ड५ 


ब्रह्मचारी, गायत्री पुररचरण किये हुए, एक तेजस्वी ब्राह्मण हें । उन्होंने जब कोई 
आज्ञा किसीको दी तो उसका पालन होना ही चाहिए । कार्य-तत्पर व कार्यदक्ष 
ऐसे कि मिनटों में महल खड़े कर दें व तेज मिजाज भी ऐसे कि मिनटों में उसे ढहा 
भी दें। खुद महात्माजी भी इसमें उनको दाद देते थे। . - - स्वामीजी का आर्डर 
हुआ कि एक स्लिप में सात सतरें, एक सतर में पांच-छः शब्द साफ-साफ अलग- 
अलग लिखा कीजिये । फिर भी शुरू में प्रफ संशोधन करते-करते मेरी नाकों दस 
आ जाता । पिपर” के दिन तो दिन-रात ही जागना पड़ता । फिर मेरा स्वास्थ्य 
तो खराब रहता ही था। मगर में न हारने का प्रण कर चुका था। पहला अंक निकलते 
ही स्वामीजी से टक्कर होने का अवसर आ गया ।* 

(हिन्दी नवजीवन' के संपादन का कार्य गांधीजी की देखरेख में तथा उन्हींके 
निदर्शनानुसार चलता था । गांधीजी के निजी विचार और उनके साथ घटनेवाली 
कोई भी घटना ऐसी नहीं हो सकती थी, जिसका सीधः प्रभाव नवजीवन के 
संचालन पर न पड़े । इसलिए हरिभाऊजी सदा सभी प्रकार की परिस्थितियों 


का सामना करने के लिए उद्यत रहते थे। हरिभाऊजी जब 'मारूव मयूर! 


के संपादक बने तो उसके लिए रातदिन जागकर बड़े परिश्रम से लेख लिखते। 
प्राचीन मालव” नामक लेखमाला ने हिन्दी पाठकों को विशेषरूप से आकर्षित 
किया । कुछ लोगों की ऐसी कल्पना हुई मानो लेखमाला के रूप में मेघमाला को 
देख मयूर नाच उठा हो और इस दृश्य को देख पाठक मुग्ध हो रहे हों । इन लेखों 
के सम्बन्ध में प्यारेलालजी ने लिखा था कि “यह होली बिल्कुल नई हैँ और 
इसके ्वग्ता पाठकों में नवीन स्फुरण पेदा करते हें ।/* हरिभाऊजी के आबू- 
सम्बन्धी लेख भी बहुत लोकप्रिय हुए । उनके लेखों की समालोचना में एक पत्र 
ने लिखा था---मालम होता हुँ महात्माजी ही जेल से लेख लिखकर भेज देते 
हैं ।/* 'मालव-मयूर' निकालने की अपनी योजना के सम्बन्ध में हरिभाऊजी ने 
गांधीजी को लिखा, जिसका यह उत्तर आया था--यदि साबरमतो या वर्धा से 
पत्र निकालना चाहते हो तो श्री जमनालालजी से लिखा-पढ़ी करो । उनसे मेरी 
बातचीत हो गई है ।” इस पत्र से हरिभाऊजी को जितनी खुशी हुई, उसका 
अनुमान उनके निम्न संस्मरण से लग सकता हँ-- 

“में तो उछल पड़ा। रोटी मांगी और अमृत मिला । न जाने कितने जन्मों 


का, किन-किन पूर्वजों का यह पुण्य उदय हुआ, जो साबरमतो में पुज्य बापु के पास 


१ साधना के पथ पर”--पृष्ठ ७६-८० 
. २ साधना के पथ पर”--प्ृृष्ठ ८७ 
3 साधना के पथ पर”*--पृष्ठ ८७ 







३४६ द भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


रहकर पत्र निकालने का अवसर प्राप्त हुआ। पत्र-व्यवहार करने की बजाय मेंने 
खुद ही जमनालालजी से मिल लेना अधिक पसन्द किया और मेरी इस मुलाकात 
में हिन्दी नवजीवन' की नींव पड़ी व बाद में, मेरे साबरमतो रहते हुए भी, 
मालव मसयूर' भी काशी से निकला ।/९ 

जब वह मालव मयूर और हिन्दी नवजीवन' का संपादन कर रहे थे, उनके 
लेखों से प्रभावित होकर कई लोगों ने उनसे संपादन अथवा लेखन-कार्य के लिए 
मांग की । इन मांग करनेवालों में एक मालवीयजी भी थे । उन्होंने हरिभाऊजी 
से कहा, “तुम मेरे पास क्‍यों नहीं रहते ? जैसे गांधीजी के पास महादेवभाई हें, 
बसे सें भी अपने पास किसीको रखना चाहता हूं। तुम्हारा काम व स्वभाव मुझे 
पसन्द है ।* 

हरिभाऊजी ने मालवीयजी को उत्तर दिया, जो महादेवभाई के जैसा ही 
था । उन्होंने कहा--महाराज, आपकी आज्ञा तो मुझे श्षिरोधार्य होगी, पर में 
हिन्दी नवजीवन' के लिए बापूजी को वचन देकर निश्चित कर चुका हूं ।”8 

हरिभाऊ उपाध्याय की हिन्दी-साहित्य को विशेष देन उनके द्वारा बहुमूल्य 
पुस्तकों का रूपान्तरण हैं। कई मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने 
जवाहरलालरूजी की मेरी कहानी और पट्टाभि सीतारमेया द्वारा लिखित कांग्रेस 
का इतिहास' का हिन्दी में अनुवाद किया है ।*४ संख्या में इतनी अधिक और ऐसी 
महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिन्दी-अनुवाद शायद ही और किसी ने किया हो । 
हरिभाऊजी का प्रयास हमें भारतेन्दु-काल की याद दिलाता है। तब प्रायः सभी हिन्दी- 
लेखक बंगला से हिन्दी में अनुवाद करके साहित्य की अभिवृद्धि करते थे । अनुवाद 
करने में भी उन्होंने इस बात का सदा ध्यान रखा है कि पुस्तक की भाषा लेखक 





१ छापना के पथ पर”--पृष्ठ ७१ 

* साधना के पथ पर'--पृष्ठ ६४ 

3 “साधना के पथ पर”--पृष्ठ ६५ 

४ हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अनूदित ग्रन्थ-- 
१. काबूर! (मराठो से--१६१८), २. मेरे जेल के अनुभव” (गांपीजी---१६२०), 
३. जीवन का सदव्यय! (अंग्रेजी--१६२०), ४- 'रागिणी” (वामन मल्हार 
जोशी--मराठी--१६३ २), ५. आत्मकथा? (गांघीजी--१६२८-३०), ६. कांग्रेस 
का इतिहास'--प्रथम खण्ड (डा० पदट्टामि सीतारमेया--१६१५), ७. जीवन- 


शोधन? (कि. घ- मशरूब।ला--१६३२), ८. 'मेरी कहानी? (जवाहरलाल नेहरूर-- 


१६३६), ६. “गीता-अवचन! (विनोबा--१६४५), १०. “स्थितप्रश्-दशोन? 
(बिनोबा--१६५०), ११. सिवाबर्म! (अप्यासाहब पटवर्धन--१६४५), 
१२. आधुनिक भारत” (आचार्य जावड़ेकर--१६४५) । 


निकलकर 


इजउइ्डा 


डबल तट 


कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३४७ 


की भाषा और उसके व्यक्तित्व के अनुरूप हो। अनुवाद पढ़ने से यह प्रतीत नहीं 
होता कि हम पुस्तक का अनुवाद पढ़ रहे हैँ | यही अनुभव होता है मानो स्वयं मूल- 
लेखक की ही वाणी और विचारधारा अविरल रूप से उसी मूल स्रोत से बह रही 
है । इस प्रकार हरिभाऊजी ने अपने साथी जननायकों के ग्रन्थों का अनुवाद करके 
हिन्दी-साहित्य को व्यापकता प्रदान की हैँ । निस्सन्देह हिन्दी को उनका योगदान 
अमूल्य है । क्‍ 

। जिस प्रकार हरिभाऊजी मूक सेवक के रूप में अपने कार्यों द्वारा जनता के 
नेता बने, उसी तरह इन रचनाओं की साधना द्वारा साहित्यकार भी बने। 
साहित्यिक जगत में उन्होंने कभी नाम या यश के लोभ से नहीं लिखा । इसीलिए 
अपने संस्मरणों में वह लिखते हैं--- 

“मेने अभी तक कहीं भी अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा है। लेख-कवितादि 
छाद्सनाम मालवमयर', भारतभकक्‍त' आदि नामों से देता रहता हूं । मेरा मत 
यह है कि सनुष्य को अपना नाम तब देना चाहिए जब उसके कार्यों से लोग उसे 
जानने के लिए उत्सुक हो उठे ॥* 
इसी आदर्श पर चलकर हरिभाऊजी में हिन्दी-सेवा और देश-सेवा का जो 
समन्वय हुआ, उसने उन्हें साहित्यकार और जननायक दोनों उपाधियों से विभू- 
“षित किया । गांधीजी के आशीर्वाद तथा स्व० जमनालाल बजाज की प्रेरणा से 
राजस्थान में रचनात्मक कार्यक्रम को गति देने तथा उसका संचालन करने के लिए 
जब वह गये तो हिन्दी की प्रमुख राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक प्रकाशन-संस्था 
सस्ता साहित्य मंडल” की स्थापना भी उनके द्वारा हुई। उनके संपादकत्व में उससे 
हिन्दी की सुप्रसिद्ध तथा जीवन, जागृति, बल और बलिदान की पत्रिका 
 त्याग-भूमि” निकली | साहित्य-क्षेत्र में आज भी उसकी याद की जाती हैं। उस 
पत्रिका ने आज के अनेक लेखकों, कवियों तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को प्रेरणा, 
प्रोत्साहन दिया तथा प्रसिद्धि दी । हरिभाऊजी की अनेक पुस्तकें आज हिन्दी- 
-साहित्य-जगत्‌ को प्राप्त हो चुकी हैँ । उनके नाम ये हँ--बापू के आश्रम 
में! 'स्वतंत्रता की ओर, 'सर्वोदिय की बुनियाद, 'श्रेयार्थी जमनालालजी , 
साधना के पथ पर, “भागवत-धर्म', 'मनन', “विश्व की विभूतियां, पुण्य-स्मरण', 
“प्रियदर्शी अशोक, “हिंसा का मुकाबला कैसे करें ? ,, दूर्वादल (कविता-संग्रह )., 
स्वामीजी का बलिदान और हमारा कत्तेव्य/ और “युगधमें । इन रचनाओं से 
हिन्दी-साहित्य निश्चय ही समृद्ध हुआ है । हरिभाऊजी की रचनाएं भाव, भाषा, 

_और शैली की दृष्टि से बड़ी आकर्षक हैं । इनमें रस, मधुरता और उज्ज्वलता है । 
9 “साधना के पथ पर--एष्ठ ८६ 






३४८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


इनमें सत्य और अहिसा की शुप्रता है, धर्म की समनन्‍्वय-बुद्धि हैं और लेखनी की 
सतत साधना व प्रेरणा है । 
घनव्यामदास बिड़ला 

घनश्यामदास बिड़ला जैसे प्रसिद्ध व्यापारी और धनवान व्यक्ति में साहित्य- 
रुचि और लेखन-प्रतिभा का संयोग देखकर कुछ आइचय अवश्य होता हैँ । दिन- 
रात व्यापार के देन-लेन में और हिसाब-किताब में लगे रहनेवाले व्यक्ति में एक 
सुलेखक का समन्वय कदाचितु गांधीजी की समन्वयात्मक बुद्धि की देन हो । आरंभ 
से ही घनश्यामदासजी गांधीजी के संपर्क में रहे और उनकी देशभक्ति तथा पार- 
'दर्शी विचारों को, गहरी तड़पती भावनाओं को उन्होंने निकट से देखा । उस सान्निष्य 

बन्द के कारण उन भावनाओं ने उनके हृदय में भी भावों 

का संचार किया । इसी आवेग में लेखनी को सहज ही 
गति मिल गई, ऐसा उनकी पुस्तकें देखने से ज्ञात 
होता है। वह॒ स्वयं लिखते हँ--गांधीजी से मेरा 
पच्चीस साल का संसर्ग रहा है । मेने अत्यन्त निकट 
से , सुक्ष्मद्शक यंत्र की भांति उनका अध्ययन किया 
हैं। समालोचक होकर छिद्रान्वेषण किया हूँ। पर मेंने 
उन्हें कभी सोते नहीं पाया ॥/* इसके साथ ही 
घनश्यामदासजी को स्वयं भी सतत जागरूक रहना 
पड़ा होगा, इसमें सन्देह नहीं । तभी वह उनके जीवन 
के हर पहल को सूक्ष्मदर्शक यंत्र की तरह देख सके । 

उनकी सभी पुस्तकें गांधीजी से संबंधित या गांधीजी की प्रेरणा से लिखी 
गई हैं। संस्मरण उनका प्रमुख विषय है। सबसे पहले हिन्दी-संसार को उनसे बापू” 
और डायरी के पन्ने! मिलीं। बापू ने स्वयं इस पुस्तक के संबंध में लिखा 
है--“ बापू! अभी पुरी की। भाषा सधुर हे । कोई जगह दलील की पुन- 





घनव्यामदास बिड़ला 


'रुक्ति हो गई हे । उससे भाषा के प्रवाह में कुछ क्षति नहीं आती ४”* इसी पुस्तक 


के आदि-वचन' में महादेवभाई देसाई ने लिखा हैँ---सारी पुस्तक बिड़राजी 
की तलस्पर्शी परीक्षण-दक्ति का सुन्दर नमूना हैं ।? यह संपूर्ण पुस्तक ही उनकी 
भाषा-शैली के सुन्दर नमूनों से भरी हुई है । बिड़लाजी की पुस्तकों के अध्ययन से 
उनकी भाषा-शैली की तीक्षणता के साथ उनके धर्मे-चिन्तन और धर्म-प्रन्थों 
१ बापू--पृष्ठ ६ . $ बापृनपृछ ६... द 

+ बापू-इष्ठ ४ 
3 बापू-नषृष्ठ ११ 





> विन नमन न अमन भा >3]55£;7:-7535%5£++-3+++3 मणि: 4 
दे हर प च््ल्लपसनजीदि+ काकनज जा. 5". - ८6% हक व + शक ८ पक 02 हु ७ 20 %220%७52:5 न ०2332 2: 
अलावा 7:73 क्‍कसट:ललसुलकाना नए: ७3640 3865६ दि ८“ के मच ५ कक कट पे 5 








कुछ अंन्य नेता-साहित्यकार ३४९ 


के अध्ययन का ज्ञान भी होता है। स्थान-स्थान पर उन्होंने अपन भावों को स्पष्ट 
करने के लिए धर्म-प्रन्थों की सूक्तियां दी हैँ, गीता के इछोकों से अपनी बात का मर्म 
बताया है तो आदर्श की व्याख्या के लिए तुलसी के दोहे भी आंके हैं । उदाहरणार्थे 
वह लिखते हँं-“गांधीजी के निर्णय-तर्क के आधार पर नहीं होते । तक पीछे. 
आता है, निर्णय पहले बनता है । दरअसल शुद्ध बुद्धिवालों को निर्णय में ज्यादा 
सोच-विचार नहीं करना पड़ता। एक अच्छी बंदूक से निकली हुई गोली सहसा 
तेजी के साथ निद्ञाने पर जाकर लगती हे । इसी तरह स्थितप्रज्ञ का दर्शन भी यंत्र 
को तरह झटपट बनता है, क्योंकि सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।* गांधीजी 
की श्रद्धा और अहिंसा की व्याख्या उन्होंने स्थान-स्थान पर की हैं। उसके विवेचन 
के लिए चुना एक दोहा देखिये । वह लिखते हूँ कि “ऐसी गांधीजी की श्रद्धा 
और अहिसा है-- 
“जो तोको कांटा बुबे, ताहि बोय तू फूल 
तोको फूल को फूल हैं, वाको हैं तिरसुल । 

“गांधीजी को यह मनोव॒ृत्ति एकधार, अखंडित, शुरू से आखिर तक 
जारी है ।”* 

घनश्यामदासजी एक मौलिक विचारक हैं । उनकी रचनाओं को पढ़कर 
आइचये होता है कि अभी तक लेखक-पश्रेणी में इन्हें जो ऊंचा स्थान मिलना चाहिए 
. वह क्‍यों नहीं मिला । इनमें वे सभी गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, जो एक सफल 
लेखक में होने चाहिए, अर्थात्‌ सुन्दर भाषा, विचार-तत्व और कोमल कल्पना के 
साथ भावों की अनुभूति | यही कारण है कि तीस वर्ष से अधिक हुए जब बिड़लाजी 
अपने जीवन के अनुभवों को लेखनीबद्ध करने पर विवश हुए । सभी प्रकार की 
परिस्थितियां तथा मनोभाव इन्हें अभिव्यक्ति की ओर ले गये हूँ। गांधीजी के 
साथ उन्होंने जब यूरोप-यात्रा की तो उसका वर्णन किये बिना न रह सके और 
वर्णन भी कैसा रोचक और सजीव किया है ! जिस जहाज से वह गये उसीसे 
पं. मदनमोहन मालबीय भी गये थे । खानपान में छआछूत के कारण उनकी जो 
ददा हुई, उसके बारे में बिड़लहाजी लिखते हैँ---पंडितजी ने आने में काफी कष्ट 
उठाया है । पंडितजी की प्रकृति के सनृष्य को ऐसे सफर में बहुत कष्ट हूँ, 
किन्तु देश के लिए पंडितजी सबकुछ सहन कर लेते हें । सच पुछिये तो पंडितजी 
की दृष्टि में यह जहाज नरक है, इंग्लिस्तान रौरव है ॥ आज कहते थे--- 

तुमने अच्छी-सी केबिन मेरे लिए सुरक्षित की, किन्तु वह हूँ तो केबिन (कोठरी ) 

$ 'बापू'--प्रृष्ठ १३० 
+* बापू'--पृष्ठ ११२ 





३५० भारतीय नेताओं की (हिंदी-सेवा 


. ही। यदि स्वदेश का काम न हो तो पंडितजी ऐसा सफर करने की स्वप्न में भी 


इच्छा न करें ।/* वह आगे लिखते हैं --“महात्माजी की प्रार्थना रोज सुबह-शाम 
होती है । हिन्दुस्तानी आते हैं । अंगरेज दूर से ही नज़र बचा के देखते रहते 
हैं। पंडितजी कहते थे कि जहाज कंदखाना हे । देखो, कंसी लीला है ! हम 
पैप्ते भी देते हें और कंद में भी रहते हें । कल बेचेन होकर कहने लंगे--- ह 
सीतापति रघुनाथजी, तुम रूगि मेरी दौर; 
जैसे काग जहाज को सुझत और न ठौर । 

और ठौर यहां कहां सुझे ।/* यह है बिड़लाजी के वर्णन का एक नमूना । 
सोधी-सरल भाषा में असली चित्र खींचा है । इसी पुस्तक में उन्होंने 
तत्कालोन ऐतिहासिक स्थिति का भी अच्छा दिग्दर्शन कराया है। 

बिड़लाजो के मानस तथा उनके लेखन के पीछे जो प्रेरणा है, उसे जानने के 
लिए गांधोजी को छत्रछाया में! को पढ़ना आवश्यक है । इस पुस्तक में अधिकतर 
लेखक का गांधीजी के और कुछ अन्य लोगों के साथ का पत्र-व्यवहार दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त इसमें अनेक राजनीतिक समस्याओं के सम्बन्ध में की गई मुलाकातों 
आदि का विवरण भी है । लेखक के राजनीतिक विचार और गांधीजी में उनकी 
अगाघध श्रद्धा का परिचय इससे मिलता है । किन्तु साहित्य की दृष्टि से सबसे अधिक 
मूल्यवान संभवत: घनश्यामदासजी के विचार-प्रधान निवन्ध हैं, जो 'बिखरे विचार 
और रूप और स्वरूप' में संकलित किये गए हैं। ये निबन्ध-शैली की सजीवता और 
विषय-सम्पादन की हृदय-ग्राहकता के उत्तम नमूने हैँ । लेखक का दृष्टिकोण 
आधुनिक है । उसमें यथार्थता है किन्तु आदर्शवाद की चाशनी का माधुय भी । 
रूप हो सबकुछ है और स्वरूप कुछ नहीं अथवा स्वरूप के सामने रूप की बात 
निरर्थक हैं, इस दलोल को अव्यावहारिक मान बिड़लछाजी लिखते हँ---“यह 
मान भी लें कि चाहे किप्ती भी नाम से पुकारो, गुलाब की गन्ध में कोई फरक नहीं 
पड़ता, तो भी यह मानना होगा कि गुलाब को यदि हम नरक के नाम से पुकारें 
तो अवब्य एक सुग पैदा होगी, चाहे उसमें सुगन्ध कितनी ही आती रहें ॥ इसलिए 


साधारण भनुष्य गन्ध के साथ-साथ नाम और रूप पर भी मोहित है और उसने 


गुलाब का नाम गुलाब ही रखकर रूप की पुजा की और स्वरूप का तिरस्कार भी 


.. नहीं किया ।”$ इसी प्रकार लोक परलोक' शीर्षक निबन्ध में स्वर्ग और नरक 
के रूप-स्वरूप का वर्णन इस तरह करते हँं--दृूसरी ओर गीताकार ने भी 


. $ “डायरी के पन्‍्ने!--पृष्ठ १४ 
२ डायरी के पन्‍्ने!--प्रृष्ठ १४ 
. 9 'रूप ओर स्वरूप--पृष्ठ & 





* क् शे 


कुछ अन्य नेता-साहित्यकार ३५१ 


ते त्वं भुक्‍त्वा स्वर्गलोक॑ विशालम' कहकर स्वर्ग की महिमा बढ़ाई हे। पर 
उपयुक्त स्वर्ग और गीता का स्वर्ग दोनों एक ही प्रान्त की राजधानी हों, ऐसा 
नहीं रूगता। गीता का स्वर्ग, पुनर्जन्‍्म और मुक्ति समालोचना की कसौटो पर 
कसे जाने लायक मसाला है। पर इन सबका अर्थ स्पष्ट नहीं है। असलियत क्या 


है, इसकी अपनी-अपनो रुचि के अनुसार कल्पना हो की जा सकती है ।”* 


बिड़छाजी अपने मन के भावों के अनुसार और अपनी रुचि तथा कल्पना की 
अनुभूति के आधार पर स्वर्ग और नरक का रूप देखते हैं। वह पुनः लिखते हैं--- 
“मुझे तो लगता है कि गीता के स्वर्ग और नरक शायद इसी संसार में और अक्सर 
इसी शरीर में ही हमें मिल जाते हैं। तबीयत फुर्ताली होती है तो स्वर्ग का सुख 
अनुभव करते हें और रोग में नरक का दुःख झेलते हें। कोघ या लोभ का भूत सवार 


. हो गया तो समझिये कि नरक में पड़ गये; दया, उदारता की भावना उठती है 


तो स्वर्ग-सा लगता है ।/* इतने कठिन विषय को बिड़छाजी ने इतनी सरल 
भाषा में व्यक्त किया है कि विषय सजीव और आकर्षक बन गया हैं। हिन्दी- 
निबन्धों में इस तरह की सरलरू भाषा और सजीव शैली कम ही मिलती है। 
इस प्रकार घनव्यामदासजी गहरे चिन्तक, उत्तम लेखक और मौलिक 
विचारक के रूप में हमारे सामने हूँ । वह केवल राजनीति में राष्ट्रीय और व्यापार 
में चतुर नहीं; सामाजिक विचारों में भी वह प्रगतिशील हैं। आदर्श गृहिणी और 
परदे की प्रथा पर उनके विचार देखिये--- | 
“आदरशें गृहिणी कसी हो इस सम्बन्ध में कहा हे-- 
“कार्येबु मंत्री करणेषबु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा । 
मंनोनुकंला क्षमया धरित्री गुणेश्च भार्या कुलयुद्धरंती 0 
“हमारी देवियों में चाहे और अनेक गुण आज भी विद्यमान हों, निश्चय ही 
वे कार्येषु मंत्री! की उपमा के योग्य नहीं हैं। और इसका सारा दायित्व पुरुषों पर 
ही है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए स्त्रियों का कर्तेंव्य केवल 'करणेषु दासी और 
दयनेषु रस्भा' तक ही परिसित कर दिया है। परदे के कट्टर थल सिस्र और तुर्को 
में स्त्रियों को उन्नत बनाने की चाह और हिन्दुओं का रूकीर के फकीर 
होना, यह हिन्दू संस्कृति पर एक कड़ा धब्बा है, जिसे धो डालना प्रत्येक विचार- 
शीले मनुष्य का पवित्र कतंव्य हैँ ।* 
घनश्यामदासजी ने 'ध्रुवोपाख्यान' नामक एक छोटी-सी पुस्तिका भी लिखी 
१ “रूप ओर स्वरूप--पृष्ठ १६ 
+ हूप ओर स्वरूप”--पृष्ठ १६ 
3 “बिखरे विचार'--एष्ठ १६६ 














27230 20 2०3०३ कम अ० 38-20 24 -0आ.औअमक 


पक 
हा 
[४ 
४ 
भर 
हा 
का] 
रा 
| 
१ 
ही 
॥ 
] 
पु 
रा 
हि 
था 
0 
५ | 
ही 
' के 
रा 
॥' 


३५२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


है जिसमें ध्रुव-चरित का सुन्दर आख्यान है । एक प्रकार से यह हमारे प्राचीन 
इतिहास-प्रणाली और भारतीय शैछठी का परिचायक है । इसमें “एक सुन्दर 
आख्यान के रूप में इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण हैँ ।” 

बिड़लाजी के इस साहित्य को पढ़कर शायद ही किसीके सामने उनका 
व्यापारी रूप प्रकट हो। वह रूप और परिचय हमें उनकी दो ही पुस्तकों से मिलता 
है । एक तो 'कजंदार से साहुकार', जो उनकी अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद हैं और 
दूसरी रुपये की कहानी । इस पुस्तक के पीछे भी गांधीजी की ही प्रेरणा थी । 
गांधीजी हिन्दी भाषा का प्रवेश हर क्षेत्र में चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 
बिड़छाजी से कहा था कि “हिन्दी में हुंडी और चलव पर एक ऐसी सरल पुस्तक 
लिखो, जो हर कोई आसानी से समझ ले।”* यह पुस्तक उसी आज्ञा, आग्रह और 
आशीर्वाद का फल है । इसमें एक सफल उद्योगपति के कौशल और चतुराई का 
दर्शन हम कर सकते हूँ । व्यापार-उद्योग का जो ज्ञान उन्हें है, उसका क्रियात्मक 
परिणाम तो हम उनके जीवन में देखते ही हैं, इस पुस्तक में उसके सिद्धान्तों का 
दर्शन कर सकते हैं । 

यहां मेरा अभिप्राय घनव्यामदास बिड़ला के उस जीवन और व्यक्तित्व पर 
प्रकाश डालना नहीं हूँ । उनसे हिन्दी को कितना और कैसा योगदान मिला, यह 
बताना ही मेरा उद्देश्य है । उनकी ख्याति एक कुशल व्यापारी, एक देशभक्त 


तथा शिक्षा-प्रेमी के रूप में है। जिस व्यक्ति ने अपने प्रयास से और अपने ही जुटाये 


साधनों के बल पर अनेक सावेजनिक संस्थाओं, विशेषकर शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं 
को जन्म दिया हो, यह आइचर्य की बात होती, यदि उसकी प्रेरणा केवल बहिर्मुखी 
ही रहती और उसे अपने समृद्ध जीवन के विविध अनुभवों को व्यक्त करने की छालसा 


न होती । इस लालसा तथा प्रेरणा के दर्शन घनश्यामदासजी में आरम्भ से ही होते 


हैं। उन्होंने अपने प्रयत्नों को फलीभूत होते देखा है, इसलिए परिश्रम और अध्यव- 
साय तथा आत्मविश्वास की महिमा से अभिभूत होकर उनकी विचारधारा एक 


. दशेन के रूप में प्रस्फुटित होती दिखाई देती हैँ । स्वभावतः अपनी असाधारण 


सफलता की कहानी वह समुचित गौरव के साथ प्रस्तुत करते हैं। विश्वविख्यात 
अमरीकी व्यापारी तथा मोटर-निर्माता हेनरी फोर्ड ने जब अपनी आत्मकथा लिखी 


तो बहुत कम लोगों का विश्वास था कि वह पुस्तक लोकप्रिय तो क्या पठनीय भी 
. होगी। किन्तु जिस किसीने उस पुस्तक को देखा और पढ़ा, वह उससे अत्यधिक 
_ प्रभावित हुआ। इसी प्रकार बिड़लाजी के अनुभव तथा संस्मरण साहित्य और 
. व्यापार-जगत में अपना विशेष स्थान रखते हैं। स्वयं अध्ययनशील और हिन्दी- 


१ 'रुपये की कद्दानी--समर्पण' से 











कुछ अन्य नेता-साहित्यकार रेप्३ 


प्रेमी होने के नाते उन्होंने हिन्दी को अपनी लेखनी का माध्यम बनाया । 

: «केवल लेखनी से ही नहीं, उससे भी अधिक घन से बिड़लाजी ने हिन्दी की 
अभिवृद्धि में सहायता की है । नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
को तो उनसे भरपुर सहायता मिली ही है, अन्य हिन्दी-संस्थाओं, प्रकाशकों तथा 
प्रचारंकों की भी सहायता करके उन्होंने हिन्दी को आगे बढ़ाया है । वह दो बार 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष भी बने हैं। सन्‌ १९३४ 
में हुए सम्मेलन के वाषिक अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष बड़ोदा-नरेश सयाजीराव 
गायकवाड़ चुने गए थे, स्वागताध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए घनश्यामदासजी ने 
कहा था---अगर हमें हिन्दी का भंडार भरना हैं और इस प्रकार इसे सब 
भाषाओं की चोटी पर पहुंचना हैं तो हमें प्रान्तीय भाषाओं से बहुत-कुछ लेना 
होगा ।. . . हिन्दी का हित इसीमें हें कि उसे इस बात की स्वतंत्रता दे दी 
जाय कि वह अपने व्यक्तित्व की रक्षा करती हुई गुजराती, मराठी, सारवाड़ी, 
बंगला, तमिल, तेलुगु आदि सबसे व्यावहारिक और उपयुक्त शब्दों का आदान- 
प्रदान कर सके ।” * 

... : घनव्यामदासजी की अपनी रचनाओं से ही ज्ञात होता है कि वह कृत्रिम 
भाषा नापसन्द करते हैं और सरल, सीधी, सुन्दर भाषा ही उन्हें प्रिय है। इसी 
विचार को उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था--6हर प्रकार को 
कृत्रिमता से हमें अपनी भाषा को बचाना चाहिए, चाहे उस कृत्रिमता का आधार 
पंडितों की संस्कृत हो, चाहे मौलवियों की अरबी या फारसी ४९ उनकी भाषा इस 
दोष से मुक्त है और यह हम देख ही चुके हैं कि उनकी शैली कितनी हृदयग्राही 


और सरल है। रुपये की तरह भाषा में भी उन्होंने काफी किफायती वृत्ति से ही 


काम लिया है जैसे---गन्दे कपड़े की गन्दगी की यदि हम रक्षा करना चाहते हें, 
तो पानी और साबुन का क्या काम ? वहां तो कीचड़ की जरूरत हूँ ।” “इतना हो 
कहा जा सकता है कि अधिकस्याधिक फलम्‌ और स्वल्पसप्यस्य धर्मेस्य आयते 
महतो भयात्‌ृ--इसलिए ऐसी बात नहों है कि बन्दूक की गोली दुश्मन के हरीर पर 
लगी तो सफल, वरना बेकार । यहां तो हार जेसी कोई चीज ही नहीं हे। जितनी 
भी आत्मशुद्धि हुईं, उतना ही फल ९! यह है अहिंसा के फल का वर्णन । उन्होंने 
एक जगह और लिखा है---आखिर जो भावातीत है, उसको कोई क्या समझाय॑ : 
*« सूर्य का प्रतिबिम्ब शीशे पर ही पड़ेगा, पत्थर पर नहीं ।” धर्म जैसे विषय 
के सम्बन्ध में भी उन्होंने कितने संक्षेप में लिखा है--धर्म-धारण के साले 
१ 'बिखरे विचार!--एष्ठ १८६ 

; ... * बिखरेविचार”--एष्ठ श्य८ 














डेपुड भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


हैं उस स्वार्थ का संयम, जो आज के भीषण संग्राम का स्रोत हें । धर्म-घधारण करने 
के बाद संग्राम कहां ? हिसा कहां ? ” वह एक ही वाक्य में अहिंसा की व्याख्या 
करते हैं---“जौयें की परमावधि का ही दूसरा नाम अहिसा है ।* 

ये हैं कुछ उदाहरण घनव्यामदास बिड़छा की भाषा और शैली के। इन दोनों 
से जैसे हिन्दी-श्री अलंकृत हुई है, उनके विपुल-साधनों का योगदान भी हिन्दी 
को मिला है और हिन्दी भाषा की निधि भरी है । उनकी बौद्धिक प्रतिभा और 
भौतिक साधनों का पूरा योगदान हिन्दी को मिला है, जो हिन्दी भाषा तथा साहित्य 
के विकास में महत्वपूर्ण माना जायगा । 
वियोगी हरि 

श्री वियोगी हरि गत चालीस वर्षों से हिन्दी-साहित्य की सक्रिय सेवा कर रहे 
हैं। हिन्दी के द्वारा उन्होंने सावंजनिक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया | सन्‌ १९१७ 
में श्री पुरुषोत्तरदास टंडन से इनका 
परिचय हुआ और इन्हींसे उन्हें लेखन 
और साहित्य-सेवा की सबसे पहले 
प्रेरणा मिली । इनका प्रथम ग्रन्थ था 
संक्षिप्त-सूर-सागर', जो इन्होंने हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के लिए लिखा था । . 
इसके बाद, सम्मेलन के लिए ही, इन्होंने 
राधावरण गोस्वामी की प्रेरणा से 
ब्रजमाधुरी-सार' का संकलन किया | 
इनकी प्रवृत्ति अस्पृश्यता-निवारण के 
निरित्त हरिजन-सेवा की ओर थी और 
वियोगी हरि इस संबंध में उन्होंने १९२० में कानपुर 

के प्रताप! में एक लेखमाला लिखी। 





. गांधीजी के संपक ने इन्हें इस कार्य से और अधिक बांध दिया और यह कार्य ही 
उनके जीवन का मानो एक उद्देश्य बन गया । गांधीजी द्वारा प्रणीत हरिजन- 
: सेवक (हिन्दी-संस्करण ) के संपादन का कार्य भी इन्होंने संभाल लिया । तभी से 


आज तक हरिजन सेवक संघ से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध बना है । सन्‌ १९३७ में 
गांधीजी ने स्व० जमतनालारू बजाज के साथ इनसे राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा के 
मंत्रीपद को संभालने के लिए भी कहा, किन्तु इन्होंने हरिजन-कार्य को ही 
प्रधानता दी । 

.. सभी प्रकार के सार्वजनिक काये करते हुए इन्होंने सदा हिन्दी को अपनाया 





कुछ अन्य नेता-साहित्यकार शेष 


और १९२५ में टंडनजी के साथ प्रयाग में हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की । इन 
कार्यों के साथ भी वह साहित्य-साधना निरन्तर करते रहे । सन्‌ १९२८ में 
अपनी वीर सतसई” पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी पाया । 'वीर सतसई' 
व्रीर॒रस से पूर्ण कविताओं का सुन्दर संकलन है, जिसमें कवियों का परिचय और 
वीररस के काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। 
वियोगी हरि की विशेष रुचि हिन्दी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं 
के सन्त-काव्य में हैं। उनकी 'संतवाणी', श्रद्धाकण', संत-सुधासार', आदि कृतियां 
इसके उत्तम उदाहरण हैं । वीर काव्य तथा संत-कव्य-संबंधी रचनाओं में, दोनों 
की रस-विभिन्नता के कारण, वियोगीजी की भाषा-दैली भी पृथक-पृथक 
है। वीररस के ग्रन्थों में भावों का गर्जन है तो सन्त-काव्य में श्रद्धा और 
आराधना की शांति तथा अलौकिक संतोष का श्ञांत प्रवाह है । वियोगीजी ऐसे 
साहित्यिक हैँ, जिनकी रुचि खोज और अनुसंधान के कार्य में सदा रही है। हरिजन- 
का में जैसे नये-नगे प्रयोग और खोज करते रहे, उसी प्रकार साहित्य में भी वह 
नये विचार और नई खोज सदा करते रहे हैं। इसीलिए इनके गद्य में एक विशेष 
गहराई है तथा इनके निबन्धों, लेखों, कहानियों और नाटकों आदि की पृष्ठभूमि 
साहित्यिक और ऐतिहासिक है । 
वियोगीजी की हिन्दी-सेवा के माध्यम काव्य, कथा-साहित्य और 
पत्रकारिता रहे हैं। पत्रकार के रूप में इन्होंने 'हरिजनसेवक' के अतिरिक्त पतित- 
बन्धु (पन्ना स्टेट) का संपादन १९३०-३१ में किया तथा आज दस वर्षोंसे 
हरिजन सेवक संघ के मुखपत्र हरिजन-सेवा का संपादन कर रहे हैं। उनका 
दृष्टिकोण पूर्णरूप से राष्ट्रीय और सुधारवादी है, और इन्हीं गुणों से उनकी 
लेखनशली प्रभावित हुई है । इनकी भाषा प्रांजल और संस्क्ृतगर्भित हैं । 
उसमें एक संवेदनशील व्यक्ति की वेदना है और एक सुधाराकांक्षी विचारक 
का अधेर्य हैं। इनके साहित्य पर बौद्ध-साहित्य और भारतीय देन के अध्ययन 
का प्रभाव है । द द 
इस कठोर साहित्य-सेवा के लिए इन्हें १९४९ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की ओर से साहित्य-वाचस्पति' की उपाधि मिली । समाज की सेवा के साथ-साथ 
वियोगी हरि सदा साहित्य-सृजन में भी छगे रहे। उनकी प्रकाशित रचनाओं की 
संख्या भी काफी है ।'* 
:.. वियोगी हरि-लिखित पुस्तके-- 
१. वीर सतसई, २. संद्धिप्त सूरसागर, ३. ब्रजमाशुरी-सार, ४. शिवाबावनी 
(सटीक), ५. सूरदास विनयपत्रिका, ६« छद्मयोगिनी नाटिका (मारतेन्दु को चन्द्रावतो 





कमर पपाानकससकलकपपा पहना काना चर सता न्‍चसस सर ++ अप >कसियध- २४८ वलनन्‍द कर ४८० :-क- ८7८... +००-77 ० 7५ ननताथ टिकी व 2 "े शिनक्फप- इक इक के करू हि 





रेप... भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


5 इन पुस्तकों के नामों से ही ज्ञात होता है.कि इनमें नाटक, कंहानियां और 
गंद्यकाठ्य- के साथ-साथ संस्मरण-साहित्य का भी समावेश हैं। संतों की वाणी का 
संकलन है तो अस्पृश्यता और सर्वोदिय-संबंधी-साहित्य भी । इस प्रकार वियोगी 
हरि की संमाज-सेवा और साहित्य-सेवा दोनों ही एक-दूसरे की पूरक बनी हैं, 
जिससे हिन्दी को शक्ति,मिली है । 





शेली पर), ७. अन्‍्तर्नाद. ८. साहित्य-विहार, &. प्रार्थना, १०. कवि-कीतैन, ११. प्रबुद्ध 
. थामुत्न नाटक, १२. विश्वधम, १३. पगली, १४. विनय-पत्रिक्रा (सटीक), १५. अनुराग- 

वाटिका, १६- भावना, १७. वीरविरुदावली, १८. तुलसी-सक्ति-सुधा? १६. सूरसूक्ति-सुधा 
२०. बुद्धवाणी, २१. संतवाणी, २२. संत-सुधासार, २१. यों भी तो देखिये, २४. अनुराग- क्‍ 
मंजरी, २५. श्रद्धाकश. २६. उद्यान, २७. बड़ों के प्रेरणादायक पत्र, २८५ बापू, बापा और 
सरदार, २६. साखी सतसई, ३०. ना घर मेरा, ३१. क्या: कभी भूल सकता हू ! 
. ३२. हरिजन-सेवक संघ से हरिजन-सेवा प्र २५ लघु पुस्तिकाए' । 











अध्याय : १८ 
पत्रकार महारथी 


हिन्दी-गद्य के विकास को सबसे अधिक सहायता हिन्दी पत्र और पत्रि- 
काओं से मिली । हमने देखा कि उन्नीसवीं शत्ती के अन्त तक दो दैनिक और अनेक 
साप्ताहिक तथा मासिक कलकत्ता, प्रयाग, बनारस (वाराणसी) और अन्य स्थानों 
से निकलने आरम्भ हो चुके थे । बीसवीं शती के प्रथम दशक में तो पत्रों की स्थिति 
में और भी सुधार हो गया था । नागपुर से हिन्दी केसरी' (१९०३), कलकत्ता 
से भारतमित्र, (१९०५) काशी से इन्द्र, (१९०४) प्रयाग से अभ्युदर्य, 
(१९०७) और 'मर्यादा' तथा दो वर्ष बाद ही कानपुर से प्रताप (१९१०) का 
प्रकाशन होने छूगा । उन्नीसवीं सदी में आर्यंसमाज द्वारा उत्पन्न की गई समाज- 
सुधार की भावना और स्वामी दयानन्द के विचारों के व्यापक प्रचार की लगन 
इस उन्नति का कारण थी। बीसवीं सदी में समाज-सुधार के साथ-साथ राष्ट्रीय 
भावना का उदय हुआ। वास्तव में भारतेन्दु-युग में ही इस भावना के अंकुर दिखाई 
देने लगे थे, किन्तु देश की परिस्थितियों ने, विशेषकर बंगभंग आन्दोलन ने, राष्ट्रीय 
भावना को बीसवीं सदी के आरम्भ में अत्यधिक बल दिया । 
हिन्दी पत्न-पत्रिकाओं के इस देशव्यापी आन्दोलन के पीछे कुछ करमेंठ और 
देशभक्त पत्रकार थे, जिनके त्याग और योगदान से हिन्दी परिमाजित हुई और 
पत्रों द्वारा इसका देशभर में प्रचार हुआ। ये सभी पत्रकार महारथी राष्ट्रीय 
भावना से ओतप्रोत थे और देश तथा हिन्दी की सेवा के हेतु इन्होंने अनेक कष्ट और 
यातनाएं सहीं। इसलिए हम इन्हें सच्चे अर्थों में जननायक कह सकते हैं और कुछ 
विस्तार से हिन्दी को उनके योगदान की चर्चा कर सकते हैं। द 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि हिन्दी का प्रथम समाचारपत्र 'उदन्त मात्तिण्ड' 
साप्ताहिक था; जो सन्‌ १८२६ में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। किन्तु हिन्दी 
का प्रथम दैनिक पत्र आज से प्रायः नव्वे वर्ष पूर्व कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका था । 
'समाचार-सुधावर्षक' नामक द्विभाषिक दैनिक पत्र सन्‌ १८५४ ईस्वी में बड़ा 
बाजार कलकत्ता से श्री ध्यामसुन्दर सेन के सम्पादकत्व में प्रकाशित होता था । 
यह पत्र हिन्दी और बंगला दोनों में प्रकाशित होता था | इसका प्रथम अंक उक्त 
सन्‌ के जून में प्रकाशित हुआ था । यद्यपि इसका जीवन-काल अत्यन्त ही अल्प 
रहा, पर हिन्दी पत्रों केः इतिहास में प्रथम दैनिक होने का श्रेय यहु अवश्य 





अपनी भाषा की चुस्ती और लोच के लिए 
प्रसिद्ध थे। उनके शिव शम्मु के चिट॒ठे' 


३५८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


प्राप्त कर गया । इसके फुटकर अंक बंग-साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, इम्पीरिल 
लाइब्रेरी तथा ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में सुरक्षित हैं । 

“हिन्दी का दूसरा देनिक पत्र सन्‌ १८८५ ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित 
हुआ । इस पत्र का नाम भारतोदर्या था। जबतक समाचार-सुधावर्षक' का पता 
नहीं चला था, तबतक यही समझा जाता था कि हिन्दी का प्रथम देनिक कानपुर 
का यह भारतोदर्या ही था। इसके संस्थापक श्री सीताराम थे। यह पत्र सालूभर से 
अधिक नहीं चल सका। तीसरा देनिक हिन्दोस्थान था, जिसे प्रकाशित करनेवाले 
कालाकांकर के प्रसिद्ध तथा प्रगतिशील राजा रामपालसह थे । राजासाहब इस 
पत्र को हिन्दी और अंग्रेजी में पहले इंग्लेण्ड से प्रकाशित करते रहे । भारत लौटने 
पर उन्होंने (१८८६ में) हिन्दी देनिक के रूप में उसका प्रकाशन आरस्भ किया । 
पुज्यपाद मालवीयजी महाराज कुछ समय तक इसके सम्पादक थे ।” १ 


बालमुक्द गुप्त * 
राष्ट्रीय पत्रकारों की श्रेणी के प्रथम हिन्दी-पत्रकार स्वयं पं. मदनमोहन 


मालवीय थे । उनके व्यक्तित्व ने देशभक्त पत्रकारों की राष्ट्रीय परम्परा की नींव 


रखी। कितु मालवीयजी अधिक समय तक 
सम्पादक न रहे। अपने स्थान पर उन्होंने 
बालमुकुन्द गुप्त को नियुक्त किया। जब 
'हिन्दुस्तान' का प्रकाशन बंद हो गया तो 
गुप्तती ने कलकत्ता के भारतमित्र' का 
सम्पादन करना आरम्भ कर दिया। गुप्तजी 


हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि हैं। वह एक 
उद्‌ पत्र के सम्पादक रहे थे, इसलिए उनकी 
भाषा में हिन्दी-उर्दू दोनों शैलियों के शब्दों 
का सुन्दर समावेश है। इसीके कारण 
बालमुकुन्दजी की भाषा में प्रवाह है, एक बालमुकुंद गुप्त 





चटकीलापन हूँ और एक विशेष लोच है, जो 


गम्भीर विषयों के विवेचन के साथ-साथ उनकी भाषा को हँसी-मजाक और चुटकी 
लेने की क्षमता भी प्रदान करती है। देखिये बंगभंग पर उन्होंने तत्कालीन भारत 





५ भारतीय पत्रकारिता का विकास!--प्रृष्ठ ११८-६ 





पत्रकार महारथी ३५९ 


के लाट को क्या पत्र लिखा, जो अक्तूबर १९०५ के भारतमित्र' में प्रकाशित 
हुआ था। उन्होंने लिखा था--- 

“आपके शासनकाल में बंगविच्छेद इस देश के लिए अन्तिम विषाद और 
आपके लिए अन्तिम हर्ष हे । इस प्रकार के विषाद और हर्ष, इस पृथिवी के सबसे 
पुराने देश की प्रजा ने बारम्बार देखे हें। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर 
भी घायल पड़े हुए दुम्मंद दुर्योधन को अव्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार 
हे हुआ था कि सें पांचों पाण्डवों के सिर काठकर आपके पास छाया हूं । उसी प्रकार 
सेना-सुधार रूपी महाभारत सें जंगी लाट किचनर रूपी भीम की विजय-गदा से 
जजरित होकर पदच्युति-ह॒ृदय में पड़े इस देश के माई छार्ड को इस खबर ने बड़ा 
हर्ष पहुंचाया कि अपने हाथों से श्रीमान्‌ को बंग-विच्छेद का अवसर मिला। इसी 
महाह॒ं को लेकर माई ला्ड इस देश से विदा होते हें, यह बड़े सन्‍तोष की बात है ! 
अपनों से लड़कर श्रीसान्‌ की इज्जत गई या श्रीमान्‌ ही ग्यये, उसका कुछ ख्याल 
नहीं है, भारतीय प्रजा के सामने आपको इज्जत बनी रही, यही बड़ी बात हैँ। इसके 
सहारे स्वदेश तक श्रीमान्‌ मूछों पर ताव देते चले जा सकते हें । 

“श्रीमान्‌ के खयाल के शासक इस देश ने कई बार देखे हैं। पांच सौ से अधिक 
वर्ष हुए तुगलक-बंश के एक बादशाह ने दिल्‍ली को उजाड़कर दौलताबाद बसाया 
था। पहले उसने दिल्‍ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दोलताबाद में जाकर बसो। 
जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्‍ली को छोड़कर वहां जाकर बसी तो उसे फिर दिल्ली को 
लौट जाने का हुक्म दिया। इस प्रकार दो-तीन बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरि 
. और देवगिरि से दिल्‍ली अर्थात्‌ श्रीमान्‌ मुहम्मद तुगलक के दौलताबाद और अपने 
वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समय के साई लाडें 
ने केवल इतना ही किया हे कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में सिलाकर एक नया 
प्रान्त बना दिया हे। कलकत्ता की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव सें आबाद होने 
का हुक्म तो नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जसे शासकों का खयाल बरदाइत कर 
गई, वह क्या आजकल के माई लार्ड के एक ख्याल को बरदाइत नहीं कर सकती हें ? 

“सब ज्यों-का-त्यों है । बंगदेश की भूमि जहां थी वहीं है और उसका हरेक 
नगर और गांव जहां था वहीं है । कलकत्ता उठाकर चीरापूंजी के पहाड़ पर नहीं 
रख दिया गया और शिलांग उड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बेठा । पूर्व और 
पद्चिचम बंगाल के बीच में कोई नहर नहीं खुद गई और दोनों को अलग-अलग करते 
के लिए बीच में कोई चीन की-सी दीवार नहीं बन गई है ॥ पूर्वी बंगाल, पश्चिम 
बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन हो में बना हुआ है और पद्चिचिम 
बंगाल भी पहले की भांति उसी शासन में है । किसी बात में कुछ फर्क नहीं पड़ा । 





 ं ३६० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


खाली ख्याली लड़ाई है । बंगविच्छेद करके माई छार्ड ने अपना एक खयाल पूरा 
किया है । इस्तीफा देकर भी एक खयाल हो पूरा किया और इस्तोफा मंजर हो 
ही जाने पर इस देश में रहकर भी श्रीमान्‌ का प्रिन्‍्स आफ बेल्स के स्वागत तक े 
हक ठहरना एक खयाल मात्र है।”* क्‍ 
हा 'शिवशम्भू का चिट॒ठा' का विषय सदा राजनीतिक ही नहीं होता था । 
इसकी परिधि में सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि सभी प्रकार के विषय 
आते थे। वास्तव में साहित्य-जगत में भारतमित्र' के इस स्तम्भ की ख्याति उस 
समय ही हुई थी जब गुप्तजी के सरस्वती” में प्रकाशित पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी 
के कुछ व्याकरण-संबंधी संशोधन प्रकाशित हुए थे। उन संशोधनों के उत्तर में 
कुछ लेख गुप्तजी ने लिखे और इस प्रकार सरस्वती और भारतमित्र' में एक 
आओ विवाद चल पड़ा था, जिससे हिन्दी पत्रों के पाठकों का बहुत मनोरंजन हुआ । 'शिव- 
। ४ | दम्भू का चिट्ठा' सम्प्रादकीय स्तम्भ नहीं था, किन्तु बालमुकुन्द गुप्त यह लेख 
आप, अधिक सजीव और रोचक भाषा में लिखते थे और यह अग्नलेख के सहायक 
कक, स्तम्भ के रूप में प्रकाशित होता था । गुप्तजी की शैली और निजी विचारों का 
परिचायक यही स्तम्भ माना जाता हैं। शिव शम्भू का चिट्ठा' ने हिन्दी 
पत्रकारिता में एक नई परिपाटी को जन्म दिया, जो चौबेजी का चिट॒ठा' और 
'पंडितजी का पत्र आदि हीषेकों से विभिन्न पत्रों में चलती रही । 
किन्तु बाल्मुकुन्द गुप्त का रेखा-चित्र उनके हास्य और व्यंग से परिपूर्ण 
लेखों बिना अघूरा रहेगा । ये व्यंग गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं । गुप्तजी 
की गद्य-शेली का दिग्दशेन हम कर चुके हैं और उनकी हल्की-फुल्की भाषा का 
परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब उनके पद्यमय हास्य देखिये। भैंस का भरसिया' 
उनका प्रसिद्ध व्यंग है--- 


बढ़ें दिल की क्‍्योंकर न अब बेंकरारो 
जो मर जाय यों भंस लाला तुम्हारी ? 








का ा “बता तो सही भेंस तु अब कहां है, 

5 र् तू लाला की आंखों से अब क्यों निहां हैं ? ” 
कोरे व्याकरण के ज्ञाता का भी उन्होंने खूब खाका खींचा है : 
द “कलयुगदास कहे कर जोरे, यह सिद्धान्त हमारा 
अपनी आप गाय के महिमा, हो भवसागर पारा (4 


> सेमनमवालमलर कान नमन ४०१७५७५»७५७७८०)+ज«भ नमन ५७७)०+०>-॥+ ००५ +नजम»«»« ५ कमान उन++०० भवन दनन»»-+-मम ० सीवान 3५५५ ५भ2३.॥४»५++»+- 4०-७५ ५०७५»०फम०न»०न्‍न वाह :७७»)७॥॥७-भाा ० ॥०१७७७७३३>भाथयकाम काल, 


9१ 'बालमुकुन्द गुप्त निबन्धावली?--पृष्ठ २१७-९ 


..._* ालमुकुन्द गुप्त निवन्धांवलीः--पृष्ठ ७२३-४ कं ३ 
3 “बालसुकुन्द गुप्त निबन्धावलीः--प्ृष्ठ ७२३ | 





. पन्नचकार महारथी ३६१ 


: ऐसे व्यंगों और हास्योक्तियों ने गप्तजी की सम्पादन-कला को व्यापक 
और रोचक रूप दे दिया था.। 


गोविन्द शास्त्री दुगवेकर द 

बालमुकन्द गुप्त के बाद हिन्दी-पत्रकारिता के नभमंडल में कुछ महाराष्ट्रीय 
सज्जन आये, जिनके कारण हिन्दी-पत्रों का स्तर ऊंचा उठा और जिन्होंने अपने 
परिश्रम से इस वृत्ति को ऊंचा उठाया और भाषा को ओज प्रदान किया । इन 
भहानुभावों में सर्वप्रथम गोविन्द शास्त्री दुगवेकर हैं। ये हिन्दी के विद्वान थे 
और इन्हींकी प्रेरणा और सक्रिय सहायता से बाबराव विष्ण पराड़कर तंथा 
लक्ष्मणनारायण गद ने हिन्दी-पत्रकारिता में प्रवेश पाया और इसे लोक-सेवा- 
वृत्ति के रूप में अपनाया । 

मराठी भाषा-भाषी दुगवेकर हिन्दी-पत्रकारों में अग्रणी थे। पत्रकारिता, 
समाज-सेवा तथा देशभक्ति का प्रथम पाठ इन्होंने लोकमात््य तिलक से सीखा था । 
आरम्भ से ही सार्वजनिक कार्यों की 
ओर प्रवत्त होने के कारण इन्होंने 
पत्रकार बनने का निश्चय किया। 
उनकी मातृभाषा मराठी थी, किन्तु 
इन्होंने हिन्दी के माध्यम से जनसेवा 
का ब्रत लिया । सबसे पहली पत्रिका, 
जिसका सम्पादन इन्होंने सम्भाला--- 
'हिन्दूपंत' थी । यह पत्रिका पहले 
मराठी में निकलती थी। दुगवेकरजी 
ने इसका हिन्दी-संस्करण निकालना 
आरम्भ किया । यहीं से इनके पत्रकार 
जीवन का आरम्म होता है । तत्पश्चात 
जैसे ही इनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से 
काशी में स्थानान्तरित हुआ, इनकी 
हिन्दी-सेवा की भावना को और भी प्रोत्साहन मिला । वहां रहते हुए इन्होंने 
कई पत्रों का सम्पादन किया, जिनमें प्रमुख थे--गृहस्थ', 'भारतेन्दु, आये 
महिला', अरुणोदय', बालबोध', तथा भारत धर्म । इनकी यह दृढ़ 
घारणा थी कि हिन्दी का भविष्य बहुत उज्ज्वल हैं और हिन्दी-साहित्य की सेवा 
राष्ट्र की सच्ची सेवा है ।. कई हिन्दी-पत्रों का सम्पादन करने के अतिरिक्त 
दुगवेकरजी की हिन्दी-पत्रकारिता को एक और बड़ी देन. है। इनके सम्पक 





ह गोविन्द शास्त्री दुगवेकर 


३६२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


से तथा इनकी प्रेरणा से कई और पत्रकार तैयार हुए, जैसे बाबूराव विष्णु 
पराड़कर, माधवराव सप्रे, लक्ष्मणनारायण गे और अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी | 
दुगवेकर इन सबके एक प्रकार से गुरु बने। 
दुगवेकर यदि वृत्ति से पत्रकार थे तो स्वभाव और प्रतिभा से कुशल नाटककार 
और नाट्य-लेखक । भारतेन्दु-नाटक-मंडली की स्थापना १९०६ में हुई थी। तबसे 
दुगवेकर ही उसके सबसे अधिक सक्रिय कार्यकर्ता रहे । इन्होंने भारतेन्दु और 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटकों का अभिनय किया और स्वयं अनेक नाटक हिन्दी में 
लिखे । इस प्रकार हिन्दी-रंगमंच की प्रतिष्ठा की । इनके नाटकों में सबसे प्रसिद्ध 
हँ---सुभद्रा-हरण', हर हर महादेव', और 'मालविकागम्निमित्र',। 
अपने साठ वर्षों के सार्वजनिक जीवन में दुगवेकरजी ने पत्रकारिता और 
रंगमंच के माध्यम से राष्ट्रीय और प्रगतिशील विचारधारा का प्रचार किया तथा 
हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रगति और उसके प्रसार में भी योगदान दिया । 
बाबूराव विष्णु पराड़कर 
श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर का नाम हिन्दी-सम्पादकों की प्रथम श्रेणी में 
आता हैं। उनका अधिकांश समय आज' का सम्पादन करते बीता । “पराडकरजी 
जैसे प्रोौढ़, गम्भीर तथा आदर्ेवादी सम्पादक 
के नेतृत्व में आज' ने भाषा, भाव और 
देली, विचार, विवेचन तथा विविधता, 
मोलिकता, नवीनता तथा गम्भीरता, 
आदर्शंवादिता, जनसेवा तथा निर्भीकता 
की दृष्टि से देनिक पन्नों के सामने नये 
धरातल की सृष्टि कर दी ।”)? इसका 
अधिकतर श्रेय पराड़करजी को ही था। 
आरज' का सम्पादक नियुक्त होने से कुछ 
ही दिन पहले वह भागलपुर में नजरबन्द 
. थे। कलकत्ता में कई वर्ष रह चुकने और 
क्रान्तिकारी युवकों से सम्पर्क रखने के 
. कारण उनपर सरकार की सदा कड़ी नज़र रही । 
पराड़करजी ने हिन्दी-पत्रकारिता-जगत में १९०६ में प्रवेश किया । उनकी 
... नियुक्ति कलकत्ता के हिन्दी बंगवासी” के सम्पादनार्थ हुई। वहां से दो साल 





बाबूराव विष्णु पराड़कर 


बाद वह 'हितवार्ता' चले गए, जहां उन्होंने कुछ नये प्रयोग किये । सम्पादकीय 


१ “पत्र और पत्रकार'-पृष्ठ १२१ 


पु | 5 
; 











हा तय 


पत्रकार महारथी ३६२े 


नीति में राजनीति को प्रधानता दी और एक सामाजिक पत्रिका को राजनीतिक 
पत्रिका का .रूप दे डाला। इसके बाद वह भारतमित्र' में चछे गए और वहां 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी के साथ काम करने लगे। यहां उन्हें देनिक के सम्पादन 
तथा संचालन का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। वह पत्रकार कैसे बने, इस संबंध में 
निजी संस्मरणों में पराड़करजी ने लिखा है-- 

“पत्रकारिता मेने अपनाई नहीं, बल्कि मेरे गले पड़ी । पचास वर्ष पहले 
की बात है । सन्‌ १९०५ में कांग्रेस बनारस में हुई थी । इसी अवसर पर मुझे 
लोकमान्य तिलक के ददोंन और निकट सम्पर्क का सौभाग्य सिला था। उन्हीं 
दिनों मेरे मामा, श्री सताराम गणेश देउस्कर भी काशी आये थे। श्री देउस्कर की 
बातचीत तथा उनकी राष्ट्रीय विचारधारा ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। 
हृदय में उदय होती राष्ट्रीय भावना को बल और विस्तार मिला। देश को 
स्वाधीन देखने की आकांक्षा के कारण ही मेंने डाक-तार-विभाग को सरकारी 
नौकरी का नियुक्ति-पत्र आ जाने पर भी वहां जाना अस्वीकार कर दिया। 


“इसी बीच उस समय कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले हिन्दी बंगवासी' 
में सहायक सम्पादक की आवश्यकता का विज्ञापन निकला था। मेंने देखा, अवसर 
अच्छा है । अतः एक कार्ड पर आवेदन-पत्र लिखकर भेज दिया। आवेदन-पत्र की 
इोली से प्रसन्न होकर हिन्दी बंगवासी के सम्पादक, श्री हरेकृष्ण जौहर ने मुझे 
नियुक्ति-पत्र भेज दिया। 

“सन्‌ १९०६ में कलकत्ता गया था और १९११ में में संयुक्त सम्पादक बन 
गया ।. . .पत्रकारी में बहुत जल्द सफल हुआ । कलकत्ता में में गुप्त समितियों में 
काम करने गया था, पत्रकार होने नहीं । पत्रकारिता तो मेरे गले पड़ी ।” 


पराड़करजी विचारक थे और स्वभाव से अध्ययनशील | अपनी हिन्दी-सेवा 
और विद्वत्ता के कारण ही अ. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शिमला अधिवेशन 
(१९३८) के अध्यक्ष बनाये गए और उन्हें साहित्य वाचस्पति” की उपाधि 
दी गई। १९५३ में वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा आयोजित 
अभिनन्दन-समारोह के अवसर पर अहिन्दी-भाषी महान हिन्दी-साहित्य-सेवियों 
को दिया जानेवाछा १५०१ रुपये का महात्मा गांधी पुरस्कार पराइडकरजी 
को भेंट किया गया। इसी प्रकार अन्य अवसरों पर भी उन्हें सम्मानित 
किया गया । 


पराड़करजी ने हिन्दी पत्रों की भाषा का स्तर ऊंचा किया। उनका 
सम्पादकत्व काल हिन्दी पत्रों के गौरव का युग था। 





३६४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


लक्ष्मणनारायण गद 
लक्ष्मणनारायण गदें को भी पराड़करजी की तरह परिस्थितियों ने पत्र- 


कारिता की ओर अनायास धकेल दिया । ये भी उसी प्रकार कट्टर देशभक्त, 
विचारक और सुन्दर लेखक थे। भेद... 
केवल इतना था कि पराड़करजी को 
अपेक्षा यह अधिक फक्‍कड़ और विनोद- 
प्रिय थे। लगभग चालीस वर्ष तक 
गर्देजी बराबर किसी-न-किसी हिन्दी- 
पत्र का सम्पादन करते रहे । इस कला 
की दीक्षा इन्होंने भारतमित्र' में ली 
और वहां कुछ समय तक सम्पादक भी 
रहे । उसके बाद वर्षों तृक ग्देजी का 
जीवन अनिश्चित-सा रहा। वह कहीं 
एक सालर तक टिक पाये और कहीं 
इससे भी पहले काम छोड़ नौकरी की 
खोज करनी पड़ी । पर उन्हें दैनिक लक्ष्मणनारायण गर्दे 
अथवा साप्ताहिक मिलते सदा रहे । 
लखनऊ के 'नवजीवन' में वह टिक सके और इस दैनिक को पांव पर खड़ा 
करना उनन्‍्हींका काम था। इसके बाद काशी से प्रकाशित सन्मार्ग' देनिक का 
उन्होंने सम्पादन कियां, जो वह जीवन के अन्तिम दिनों तक करते रहे । 

गर्देजी को लोकसेवा की भावना और हिन्दी के प्रति अनुराग और सम्पादन- 
कार्य से विशेष अनुराग था। 

अपने सम्बन्ध में विशाल भारत में (अक्तूबर, १९३१) गर्देजी ने 
लिखा था-- 

सन्‌ १९०८ के अन्त की ओर जब में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, थाने के मराठी 

“हिन्दू पंच' के हिन्दी संस्करण के निकलने की बात चली। मेरे मित्र पं. गोविन्द 
दास्त्री दुगवेकर ने पत्र-व्यवहार से मेरे लिए यह उपाय किया कि में ही इस हिन्दी 
संस्करण का सम्पादक बनूं । में कालेज छोड़कर बम्बई से कुछ स्टेशन इधर थाने 
पहुंचा । . . . शायद एक या दो दिन “हिन्दू पंच” आफिस में रहा। . . . मेरा उस 
. समय का आदर्ेवादी और साथ ही चंचल मन वहां से चलायमान हुआ और में, 
न पास सें पंसा न किसीसे जान-पहचान की हालत में, पुना का एक चक्कर रूगाकर 
बम्बई पहुंचा ।” 








 पन्चकार महारथी . ३६५ 


ग्देजी की हिन्दी-सेवाएं प्रशंसनीय हैं । इनके छेखों आदि का संग्रह हाल ही 
में छपा है | हिन्दी-पत्रकारिता के द्वारा उन्होंने इस भाषा का मान-दण्ड ऊंचा 
किया और हिन्दी के विकास में योगदान दिया । 
'माधवराव सप्र 

. माधवराव सतप्रे भी उन पुराने हिन्दी-पत्रकारों में थे, जो लोकमान्य तिरूक 

के प्रभाव में आये थे और देशसेवा को ही जिन्होंने जीवन का ध्येय बना लिया था । 
सप्रेजी मराठी और हिन्दी दोनों भाषाओं 
के अच्छे विद्वान थे । जब लोकमान्य तिलक 
ने पूत्ता से केसरी - का प्रकाशन आरम्भ 
कियां और कुछ ही समय में यह पत्र चल 
निकला, तो लोकमान्य के विचारों के 
प्रचार के लिए केसरी' के हिन्दी-संस्करण 
की मांग होने छगी । तब माधवराव सप्रे 
के सम्पादकत्व में नागपुर से 'हिन्दी केसरी" 
साप्ताहिक निकाला गया। १९०७ में. 
इसका प्रकाशन शुरू हुआ और एक बे में 
ही पत्र की धाक जम गई । हिन्दी केसरी 
में अधिकतर लोकमान्य तिलक के मराठी... क्‍ ्््ि 
में प्रकाशित लेखों का हिन्दी-रूपान्तर रहता माधवराव सप्रे 
था । उस समय यद्यपि हिन्दी-क्षेत्रों से कई 
पत्रिकाएं छप रही थीं, किन्तु सबसे अधिक लोकप्रिय हिन्दी पत्र हिन्दी बंगवासी' 
और हिन्दी केसरी” थे। (हिंदी केसरी' को चलाने और इसकी भाषा का स्तर 
ऊंचा रखने का श्रेय सप्रेजी को है । 

आज से करीब साठ वर्ष पहले सप्रेजी ने भाषा के प्रइन पर वही विचार. 
प्रकट किये थे, जो लोकमान्य तिलक के थे । एक लेख में सप्रेजी ने लिखा था--- 

“हिन्दी अवद्य राष्ट्रभाषा बनाई जाय । भारतवर्ष की कोई भी दूसरी भाषा 
राष्ट्रभाषा बनने का दावा नहीं कर सकती ।** | | 

उनकी शैली का एक नमूना मई, १९०३ की 'सरस्वती' से मिलता है । इसमें 
सप्रेजी ने तिब्बत में एक जापानी' शीर्षक से एक लेख लिखा था। वह यात्री 
कवागची था। उसने अपने प्रवास का जो वर्णन लिखा, उसीके आधार पर सप्रेजी 
ने अपना लेख. लिखा है । मानसरोवर का वर्णन करते हुए वह लिखते हँ--- 


रा 


9 राष्ट्रआपषा--पृष्ठ €८ 








३६६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


“भारतवर्ष के अनेक लोगों ने अपने प्राचीन ग्रन्थों में इस अनुपम सरोवर 
का वर्णन अवश्य पढ़ा होगा । यह पवित्र सरोवर जिस प्रकार भारतवासियों को 
बन्दनीय है, उसी प्रकार तिब्बती लोगों को भी हे । उस प्रदेश की सीमा अवर्णनीय 
हुँ । केवल वनश्री को देखते ही मनुष्य की चित्तवृत्ति मोहित हो जातो है । इस सरो- 
बर के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है । समीप ही 'रावणहुद' नाम का 
एक और सरोवर है। वहां से सतलज नदी निकलती हे। उस पार कंलाद पर्वत 
हैं। उसकी ऊंची-ऊंची चोटियां हिम से आच्छादित रहने के कारण उज्ज्वल और 
सनोहर दीख पड़ती हैं। इस प्रदेश में जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनमें से लाल, नीले, 
पीले, हरे, बेंगनी आदि भिन्न-भिन्न रंग की मिटटी बहकर आतो है। किनारों पर 
उसकी एक पतली रंग-बिरंगी चादर बिछ जाती है । जब उसपर सूर्य के किरण 
गिरते हैं तब वहां इन्द्रधनुष की अपुर्व शोभा दिखाई देती है । सतलूज नदी के किनारे 
एक बोद्ध मंदिर है। वहां प्रकृति की शोभा ऐसी सुन्दर और मोहक हे कि उस स्थान 
फो छोड़कर दूसरी जगह जाने को जी नहों चाहता । वहां शीत की तो सीसा ही नहीं 
हैं। . . इस प्रदेश में भी बहुत-से भिक्षु दिखाई देते हें ॥ यथार्थ में वे सभी याचक 
नहीं हैं, कोई-कोई तो वस्तुतः योग-साधन के लिए वहां जाते हें और कोई-कोई याचक 
के वेश में वहां का हाल जानने के लिए जाते हें। हिमालय के अत्युच्च स्थान पर समुद्र 
के समान विस्तृत तथा गंभीर मानसरोबर को और चारों ओर बड़े-बड़े पव॑तों की 
गगनभेदी चोटियों को देखकर प्रवासियों को विस्मयानन्द हुए बिना कभी नहीं 
रहता ।* 

माधवराव सप्रे भी दुगवेकर, पराड़कर और गदें के समान काशी के निवासी 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे । इन चारों सज्जनों ने, जिनकी मातृभाषा मराठी थी, 
हिन्दी-साहित्य की सेवा के लिए और हिन्दी-पत्रकारिता का स्तर ऊंचा करने के 
लिए अपना जीवन दे दिया । चारों जीवन-भर आश्िक संकट में ग्रस्त रहे, तो भी 
संपादन-कार्य के अतिरिक्त उन्हें और कोई कार्य न सुहाया | हिन्दी-साहित्य और 
पत्रकारिता के इतिहास में इन अहिन्दी-भाषी मराठी देशभकक्‍तों की सेवा अक्षुण्ण 
रहेगी । 

अन्य पत्रकारों में, जिन्हें हम जननायक और हिन्दी-सेवियों की श्रेणी में 
“रख सकते हैं, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, वेंकटेशनारायण तिवारी, रामनरेश 
त्रिपाठी, सत्यदेव विद्यालंकार आदि हैं । 

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी पराड़करजी के साथियों में से हैं। पहले दैनिक 
. हिन्दुस्थार्न (कालाकांकर )और फिर दैनिक 'भारत-मित्र' तथा स्वतन्त्र' साप्ताहिक 


ह 'सरस्वतीः--इलाहाबाद--मई, १६०३ 








पत्रकर महारथी ३६७ 


का सम्पादन उन्होंने योग्यता से किया और राष्ट्र-सेवा और जनहित के आदर्श को 
सदा सामने रखा। वाजपेयीजी सिद्धहस्त लेखक हैं और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
विषयों पर वह विभिन्न पत्रों में लेख लिखते रहते हैं । 
..... वबेंकठेशनारायण तिवारी इस सदी के पहले 
दशक में ही पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुए । 
सबसे पहले इनका सम्बन्ध अभ्युदय' से जुड़ा । 
जब १९२१ में साप्ताहिक भारत प्रयाग से 
निकलने लगा, तिवारीजी उसके सम्पादक हुए। 
सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्त्ता होने के कारण वह प्रायः 
नजरबन्द या जेल में रहे । संसद के सदस्य होकर 
जब वह ॒ दिल्‍ली में थे, तो दैनिक जनसत्ता' के 
सम्पादक बने । 
तिवारीजी बहुत ही अध्ययतशील और _ वेंकटेशनारायण तिवारी 
खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। लोग इन्हें बाल की खाल निकालनेवाला कहते हैं । 
अपने परिश्रम से इन्होंने कई अज्ञात विषयों पर हिन्दी में लिखा है और इस 
प्रकार हिन्दी पत्रों के पाठकों के ज्ञान में वृद्धि की है। इस शताब्दी के दूसरे 
तथा तीसरे दशक में इनके साहित्यिक विवाद विख्यात हैं। क्‍ 
रामनरेश त्रिपाठी साहित्यिक और पत्रकार दोनों ही हैं । अपनी कई 
राष्ट्रीय कविताओं के लिए ये प्रसिद्ध हैं । बच्चों के साहित्य और शिक्षण में इनकी 
विशेष रुचि है और वर्षों से यह चन्दामामा' 
मासिक निकालते रहे हैं। इन्होंने बालकोपयोगी 
साहित्य के सुजन और प्रकाशन के क्षेत्र में 
अग्रणी कार्य किया है । त्रिपाठीजी अपने लछोक- 
गीतों के संग्रह और खण्ड-काव्यों के लिए 
प्रसिद्ध हैं। इनके पथिक', स्वप्न” और 
“'मिलन' खण्डकाव्य उच्चकोटि के हैं। तीनों 
काव्यों का कथानक काल्पनिक है और चरित्र- 
चित्रण बहुत सुन्दर है । प्रकृतिवर्णन इन काव्यों 
है की दूसरी विशेषता हैं। हाल ही में इनकी 
रामनरेश त्रिपाठी भ्राम-साहित्य'” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है, 
जिसमें हमारे ग्राम-साहित्य का दिग्दशन कराया 
गया है और ग्रामीण जीवन तथा साहित्य के मध्य समन्वय द्वारा देहाती जीवन को 

















३६८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। इस संबंध में इनके विचारों, भावनाओं तथा 
व्यंजना-शेली पर गांधी-विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। रामनरेश त्रिपाठी 
जीवनभर कांग्रेस के सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे हैँ। अपने लेखन में इन्हें, चाहे 
वह काल्पनिक हो अथवा यथार्थ, ग्रामीण-जीवन से सदा प्रेरणा मिली है। 

सत्यदेव विद्यालंकार भी उन हिन्दी पत्रकारों 
में हैं, जिन्होंने १९२० में ही सम्पादन-कार्ये में 
अपनी हडिडियां गलाने'१ का निश्चय कर लिया 
था। दिल्‍ली से प्रकाशित प्रसिद्ध दैनिक हिन्दुस्तान' 
के वह कई वर्ष तक सम्पादक रहे | फिर 'विद्व- 
मित्र' (दिल्ली) और नवयुग' (दिल्ली) भी 
इनके ही सम्पादकत्व में निकलने आरम्भ हुए । 
सत्यदेवजी अनथक लेखक हैं । जन-साधारण की 
रुचि का शायद हो कोई विषय हो, जिसपर उन्होंने 
लिखा न हो | तत्कालीन देशी राज्यों की व्यवस्था 
के विरुद्ध उन्होंने बहुत लिखा है और इस प्रकार 
सामन्तशाही के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलनों की सहायता की । 

गणेशशं कर विद्यार्थो और उनके साथी 

इस प्रबन्ध का उद्देश्य हिन्दी भाषा अथवा साहित्य का इतिहास लिखना 
नहीं हैं । इसलिए साहित्य के विकास से संबंधित सभी घटनाओं का कालक्रमानुसार 
वर्णन करना यहां न आवश्यक हैं और न अभीष्ट | इसका उन घटनाओं से ही सीधा 
संबंध है, जो विगत सौ वर्षों के जन-आन्दोलनों का अंग हैं अथवा उनसे उत्पन्न हुई हैं। 
इसी प्रकार हमें उन्हीं साहित्यिकों का विशेष उल्लेख करना है, जिनका इन आन्दोलनों 
. से संबंध रहा और जिन्होंने किसी भी प्रकार इस जन-जागरण में योगदान दिया । 

... आधुनिक युग के प्रथम हिन्दी-पत्रकारों की चर्चा इसी दृष्टि से हमने की । 
पत्रकार का अपने कत्तंव्य के स्वभाव से ही जन-आन्दोलन से घनिष्ठ संबंध रहता हैं । 
यदि उसकी प्रतिभा और व्यक्तित्व प्रखर है, तो वह आन्दोलनों के विकास में ऐति- 
 हासिक योग देने में भी समर्थ होता है। इसीलिए राष्ट्रीयता के विकास में प्रमुख 

पत्रकारों के योगदान का मूल्यांकन करता आवश्यक हैँ । बालमुकुंद गुप्त, अम्बिका- 
_ प्रसाद वाजपेयी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, अमृतलाल चत्रवर्ती प्रथम पीढ़ी के 

हिन्दी-पत्रकार थे । दूसरी पीढ़ी गणेशशंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में उदय हुई । उसकी 


-  .विश्वमित्र' के नई दिल्‍ली संस्करण का संपादन-भार संभालते समय (१६४१ में) 
5 उन्होंने ये शब्द क़द्े थे | 





सत्यदेव विद्यालंकार 





पत्रकार महारथी ३६९ 


लेखनी से नवजागरण और स्वातंत्य-युद्ध को ही बल नहीं मिला, बल्कि हिन्दी- 
गद्य का परिमार्जन और भाषा का यथोचित प्रसार भी हुआ । 


गणेशशंकर विद्यार्थी 

..._ गणेशशंकर विद्यार्थी अपने समय के प्रमुख जननायकों. में से थे । स्वयं 
महात्मा गांधी ने उनके निधन पर लिखा था---इस देश में दूसरा गणेशशंकर 
नहीं हुआ। उसकी परंपरा समाप्त हो गई। 
लेकिन वह इतिहास में असर हो गया। उसकी 
| अहिसा सिद्ध अहिसा थी। उसीकी तरह. 
॥.. ऊफुल्हाड़ी के प्रहार सहते हुए में द्वांतिपूर्वक मरूं 
यम तो मेरी भी अहिंसा सिद्ध होगी। मेरा भी यह 
सुख-स्वप्न है कि में उसीकी तरह मरूं।”* अपने 
।4 सार्वजनिक जीवन के बीस वर्षों में शायद ही ऐसा 
॥/ कोई पदहोजो उन्हें न मिल्ला हो और कोई ऐसा 

 . आदर-सत्कार हो, जो जनता ने उन्हें न दिया हो। गदर विलायों 

के 35 सक राजनैतिक सम्मेलन के वह सभापति रहे 
प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के वर्षों तक सदस्य रहे और १९२५ में कानपुर 
में अखिल भारतीय कांग्रेस महासम्मेलनः की स्वागत-समिति के प्रधान-मन्त्री 
रहे । १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन से पूर्व भारतीय क्रांतिकारी दल की हलचलें 
५... बढ़ चली थीं। कुछ देशभक्त नौजवान अहिंसा के सिद्धान्त पर सन्देह करने लगे थे 
.. और उनमें नेताओं की आलोचना करने की प्रवृत्ति जाग्रत हो रही थी। इस घटना: 

के संदर्भ से गणेशजी ने अहिसा-वृत्ति को जगाते हुए लिखा था---'दिश के नौजवान 
४ देश के खातिर और अपनी नोजवानी की खातिर इस कुटेव से बचें । वे बढ़-बढ़कर 
) बातें न मारें, वे बढ़-बढ़कर काम करें। वे अपनी बात पर अटल रहें, किन्तु नम्रता 
के साथ, दूसरों पर बाण-प्रहार करते हुए नहीं । . . - यह काम किया तो आसानी 
से जाता है, किन्तु वह इस योग्य नहीं हे कि ऐसे सहज ढंग से किया जाय । हिसा और 
॥ ..अहिसा की विवेचना छोड़ दौजिये, विज्ञान ने वर्तमान रण-दौली को बेहद भयंकर 
4, बना दिया है, उसमें बीरता नहीं रही, उसमें पशुता और ह॒त्या का राज्य है। . . . 
६. हमारे लिए तो अहिसा ही परम अस्त्र है, उसीसे हम दुनिया में किसोका मुकाबला 
कर सकते हैं। आगे बढ़नेवाले युवक सबसे विद्रोह करें, किन्तु वे एक भावना से 
!/!!_ विद्रोह करने की इच्छा को हृदय में न आने दें । उनके सन में ऊंचे चरित्र के प्रति 











१ “२० फरवरी, १६४० के गांधी-सेवा-संघ के विवरण” सै--एृष्ठ १६ 








क्‍ ३७० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


कभी प्रताड़ना या उपेक्षा का भाव उदय न हो। बे स्वयं चरित्रवान हों, उनका सिर 
भी जब शुके तब चरित्रवान के लिए । यदि चरित्र के प्रति उनमें आदर-भाव रहा 
तो उनका विद्रोह, चाहे कितनी ही कटुता क्यों न धारण कर ले, देश के लिए अन्त 
में, अमृत-फल ही सिद्ध होगा ।॥”' 

गणेशजी के इन विचारों का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता था । वह जीवन के 
हर क्षेत्र में, चाहे वह साव॑ंजनिक हो अथवा साहित्यिक, आचरण की श्रेष्ठता पर 
ज़ोर देते थे । हिन्दी-पत्रकारिता के लिए भी उनके ऐसे ही विचार थे । उन्होंने 
हिन्दी-पत्रकारिता के मानदण्ड को ही ऊंचा नहीं किया, अपने पत्रकार साथियों 
के जीवन में भी वे आदर्श की स्थापना करना चाहते थे | इसीलिए पत्रकारिता के 
आदर्श पर उन्होंने लिखा था--- हिन्दी के समाचार-पत्र भी उन्नति के राजमार्ग 
पर आगे बढ़ रहे हैं। में हृदय से चाहता हूं कि उन्नति उधर हो या न हो, किन्तु कस- 
से-कम वे आचरण के-क्षेत्र में पीछे न हटें, और जो सज्जन इन पंक्तियों को पढ़ें, वे 
आचरण-संबंधी आदशे को सदा ऊंचा समझें । पेसे का मोह और बल को तृष्णा 
भारतवर्ष के किसी भी नये पत्रकार को ऊंचे आचरण के पवित्र आदर्श से 
बहकने न दे ।”* पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेशशंकर विद्यार्थी ने गांधीजी के 
आदर्श का कि 'समाचार-पत्रों का संचालन सेवा-भाव से ही होना चाहिए” 
अक्षरश: पालन किया और अपनी लेखनी को संयम का पाठ सिखाया । गांधीजी 
उनके इस गुण का बड़ा आदर करते थे । गणेंशशंकर विद्यार्थी जितने कर्मेठ 
और निःस्वार्थ नेता थे, उतने ही प्रतिभाशाली हिन्दी-पत्रकार और लेखक भी 
थे। १९३१ में कानपुर के कुख्यात साम्प्रदायिक दंगों में २५ मार्च को 
अपने प्राणों का बलिदान करके वह भारत की आजादी की लड़ाई में अमर 
शहीद हो गये । 

मैट्रिक्युलेशन तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद १९०७ में वह कायस्थ पाठ- 
शाला कालेज, इलाहाबाद में प्रविष्ट हो गये । कालेज में कुछ महीने ही पढ़ पाये थे 
कि घर की कठिनाइयों के कारण उन्हें कालेज छोड़ देना पड़ा। पर कालेज 

 छूटने से पढ़ाई की लौ नहीं छूटी । सुन्दरलालजी के साथ मिलकर 'कर्मयोगी' में 

सम्पादन में हाथ बंटाने लगे और इस प्रकार कमाई और पढ़ाई दोनों जारी रखी । 
कुछ समय बाद इलाहाबाद से कानपुर आकर उन्होंने कई दिशाओं में हाथ-पांव 
मारने का प्रयत्न किया। कुछ दिन करेंसी आफिस में काम किया । फिर अध्यापक 
. भी रहे। पर कहीं ठीक से जम नहीं पाये । 


» “पग्रताए--१ दिसम्बर, १६२६ के सम्पादकीय से 
२ 'गणेशशंकर विद्यार्थी--पृष्ठ ६१ 





पत्रकार महारथी .. ३७१ 


, बचपन से ही पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने का उन्हें शौक था । यद्यपि स्कूल में उर्दू 
और फारसी पढ़े थे, अब उन्हें हिन्दी का चस्का हो चला। भारतमित्र' और 
. “बंगवासी” पढ़ने की उन्हें धुन हो चली । इसलिए जिस समय र्मयोगी' में 
काम किया, तो उन्हें सम्पादन-कार्य ही अपनी इच्छा के अनुकूल लगा। १९११ में 
केवल २५ रुपये मासिक पर महावीरप्रसाद द्विवेदी के पास आकर 'सरस्वती' 
के सम्पादन में सहायता करना उन्होंने खुशी से मंजूर किया । दो सालों से ऊपर वह 
सरस्वती' के सम्पादन में सहायता करते रहे । गणेशशंकर को अगर ट्विवेदीजी 
की शिष्य-मंडली में सर्वप्रथम स्थान दिया जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 
गुरु और शिष्य एक दूसरे पर रीझ गये और एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। पत्र- 
हा कार-कला की ओर गणेशशंकर की स्वाभाविक अभिरुचि तो थी ही, द्विवेदीजी 
|... के सत्संग और पथ-प्रदर्शन ने उन्हें उत्कृष्ट पत्रकार बना दिया । किन्तु 'सरस्वती' 
साहित्यिक पत्रिका थी और गणेशजी की रुचि राजनीति-प्रधान थी । शायद 
इसीलिए वह सरस्वती' से अभ्युदय' में चले गए । 
गणेशशंकरजी को सरस्वती” के सम्पादन से जो अनुभव हुआ, उससे 
उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ । अपने मित्र कानपुर-निवासी शिवनारायण मिश्र 
की सहायता से उन्होंने नवम्बर १९१३ में प्रताप को जन्म दिया। प्रताप 
के आविर्भाव के साथ ही गणेशशंकरजी के सावंजनिक जीवन का श्रीगणेश हुआ । 
राजनीति बातों की ओर उनकी विशेष अभिरुचि थी, इसलिए मुख्यतः अब वह 
राजनैतिक कामों में ही भाग लेते थे । आरम्भ से ही प्रताप' द्वारा वह अधिकारियों 
के अत्याचारों का जोरदार विरोध करने लगे और उसी समय से उनपर सरकार 
की वक्र दृष्टि रहने लगी । द 
गणेशशंकरजी लोकमान्य तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और 
उन्हींके पद-चिन्हों पर चलते थे । तिलक द्वारा लिखित ग्रन्थों का उन्होंने बहुत 
ध्यान से अध्ययन किया और उनके प्रति गणेशशंकर की प्रगाढ़ श्रद्धा थी । कई 
सालों के बाद जब उनकी गणना कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में होने लगी और वह 
गांधीजी के संसर्ग में आये, तो गणेशशंकर के व्यक्तित्व पर गांधीजी को छाप पड़ी. 
और फिर वह लोकमान्य के भक्त होने के साथ-साथ गांधीजी के भी सच्चे अनुयायी 
हो गये । 
ह. पहले सात वर्षों तक प्रताप देश की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों 
| के प्रवक्‍ता के रूप में बराबर आगे बढ़ता रहा । कारखानों के मजदूरों, किसानों 
है और गरीबों के पक्ष का समर्थन करने में 'प्रताप' कभी नहीं चुका । पत्र के साथ-साथ 
सम्पादक का व्यक्तित्व भी बढ़ता रहा । सन्‌ १९१७-१८ में श्रीमती ऐसी बेसेन्ट 















३७२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


का होमरूल आन्दोलन चला । गणेशशंकरजी ने उसमें खूब दिलचस्पी से काम 
किया । उन्हीं दिनों कानपुर में कई कारखानों के करीब पच्चीस हजार मजदूरों ने 
हड़ताल कर दी । प्रताप! और उसके सम्पादक मजदूरों की तरफ से खूब लड़े । 
इस प्रकार गणेशशंकरजी की प्रतिष्ठा और ख्याति बहुत बढ़ गईं । इस सफलता 
से प्रोत्साहित होकर विद्यार्थीजी ने १९२० में प्रताप को, जो अभी तक साप्ता- 
हिक था, दैनिक पत्र का रूप दे दिया और इसके साथ ही मासिक प्रभा” का प्रकाशन 
भी शुरू किया । 

चंपारन में वहां के किसानों को नीलवरों द्वारा जो कष्ट पहुंचता था, उस 
संबंध में उन्होंने प्रताप में काफी लिखा और इस प्रकार वहां के पीड़ित किसानों 
की व्यथा को जनता में पहुंचाकर उन्होंने एक सबल लोकमत तैयार कर दिया 
और इस प्रकार लेखनी के कर्म के फलस्वरूप किसानों को नीलवरों से छुटकारा 
दिलाने में भी पूरा प्रयत्त किया । 

वह समय संघर्ष और मुठभेड़ का था | कोई भी देशभक्त और स्वतनत्र 
पत्रकार सत्ता के प्रहार से नहीं बच सकता था। १९२१ में ही गणेशशंकरजी की 
पहली जेलयात्रा हुई । सालभर की यातना के बाद जेल से निकलरूते ही एक जिला- 
कांफ्रेंस में भाषण देने के कारण सालभर के लिए फिर जेल में बन्द कर दिये गए । 
उनके परिवार और मित्रों को उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण चिन्ता होने 
लगी । मित्रों ने सदभावना से उन्हें माफी मांगने को कहा, जिससे कि उन्हें दोबारा 
जेल न जाना पड़े । पर गणेशशंकर टस-से-मस नहीं हुए । जेल जाने से पहले उन्होंने 
माफी मांगने के खिलाफ अपने विचार अपनी पत्नी से प्रकट किये थे । दो वर्षों के 
बाद एक पत्र में श्रीमती विद्यार्थी ने अपने पति को बधाई देते हुए लिखा था--- 
“में कर्तव्य पालन करते हुए तुम्हारी मृत्यु भी पसन्द करूंगी और इस नि३चय के 
लिए तुम्हें बधाई देती हूं १ इस पत्र के जवाब में जो चिट॒ठी गणेशशंकरजी ने 
अपनी पत्नी को लिखी, वह हमारे प्रेरणादायक साहित्य का एक अविच्छिन्न अंग 
है । वह पत्र इस प्रकार हँ--कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। तुमने जो कुछ लिखा. 
है, वह बिल्कुल ठीक हैँ । माफी मांगने से अच्छा यह हुँ कि मौत हो जाय | तुम 
विश्वास रखो, में बेइज्जती का काम नहीं करूंगा । तुमने जो साहस दिलाया, 
उससे मेरे जी को बहुत बल मिला । मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत चिन्ता 
. . है। परन्तु तुम्हारा हृदय जितना अच्छा ओर ऊंचा है, इससे मेरे मन को बहुत 
सनन्‍्तोष हो रहा हूं । ईश्वर तुम्हारे मन को दृढ़ रखे । अगर तुम दृढ़ रहोगी, तो मेरा 


..__सन कभी न डिगेगा। में तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता । 





$ गशणेशशंकर विद्यार्थी--प्रध्ठ २० 














पत्रकार महारथी . ३२७३ 


“में खुशी से तेयार हूं । जो मुसीबतें आयेंगी में उन्हें हँसते-हँसते झेल लगा । 
लेकिन मेरी हिम्मत को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपना जी न 
गिरने दो । हां, माखनलालजी के साथ में उनके घर जा रहा हूं । होली के बाद 
दृज या तीज को कानपुर पहुंचूंगा और उसी दिन दोपहर तक में अपनेकों पुलिस 
के हाथों में सौंप दूंगा। में सीधे ही पुलिस के हाथों में अपनेको दे देता, मगर एक बार 
तुम लोगों को देख लेना धर्म समझता हूं । देखो, ईइवर और धर्म पर विश्वास रखो ॥ 
आज कष्ट के दिन सिर पर हें, कल सुख के दिन भी आयेंगे। धर्म के लिए सहे जाने- 
बाले कष्ट के दिनों के बाद जो दिन आयेंगे, वे परमात्मा की कृपा से अच्छे सुख 
के दिन होंगे ।”* द 

सार्वजनिक जीवन में जितनी भी किसीको अधिक-से-अधिक मान्यता 
मिल सकती है, वह गणेशशंकरजी को मिली । राजनैतिक कार्यक्षेत्र में उनका 
पदापंण पत्रकार के नाते हुआ और अपने पत्र की महत्ता से ही जहां उन्हें ख्याति 
मिली, वहां हिन्दी की भारी सेवा करने में भी वह सम हुए । 

यद्यपि गणेशशंकरजी से पहले बालमुकुन्द गुप्त, पराड़कर, अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी आदि अनेक प्रमुख सम्पादक हिन्दी-पत्नों का सम्पादन कर रहे थे, किन्तु 
राजनीतिक जन-आन्दोलन के ठीक अनुरूप और आधुनिक काल की परिस्थितियों 
के अनुसार भाषा को सरल बनाने और परिष्कृत करने का बहुत-कुछ श्रेय 
गणेशशंकरजी को ही है । उन्होंने प्रताप के सम्बन्ध में अपने सहयोगियों से इस 
बात की खास ताकीद की थी कि वे ऐसी भाषा का प्रयोग करें, जो पाठक सहज ही 
समझ सके । वह अपने ढंग के अकेले हिन्दी लेखक और पत्रकार थे। हिन्दुस्तानी” 
के बारे में हिन्दुस्तानी अकादमी में भाषण देते हुए अध्यापक रामरत्न ने कहा था-- 
“आप लोग हिन्दुस्तानी जबान की सूष्टि कर रहे हैँ, पर क्या आपको मालम हे 
कि जबान की सृष्टि हो चुकी है और उसके सजनहार हूँ गर्णशशंकर विद्यार्थी ॥ 
अगर आपको मेरी बात का यकीन न हो, तो आप एक बार प्रताप' में लिखे गणेशजी 
के लेखों को पढ़ जायं । आप शुद्ध हिन्दुस्तानी जबान उन लेखों में पढ़कर आनन्द- 
मग्न हो जाय॑ंगे ।/* 

गणेशशंकर विद्यार्थी अपनी सहल किन्तु आकर्षक लेखनशैली के लिए 
प्रसिद्ध हो गये थे। वह जो कुछ लिखते उसमें मानों अपना हृदय निकालकर रख देते-। 
बिल्कुल साधारण बोल-चाल की भाषा लिखते, ठेठ प्रचलित शब्दों का अधिक उप- 


१ गणेशशंकर विद्यार्थी--पृष्ठ २१-२२ 
* 'गणेशशंकर विद्यार्थीी--पृष्ठ ५२ 








३७४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


योग करते और इसपर भी उनकी रचना इतनी सुन्दर और सुपादय होती 
कि सभी पढ़नेवालों को पसन्द आती । बनारसीदास चतुर्वेदी ने कहा है-- 
“गणेशहांंकर की भाषा में ऐसे नये-नर्ये शब्द, ऐसे चुभते हुए मुहावरे इस्तेमाल 
होते, ऐसी लोचभरी शेल्ली होती, वर्णन का ढंग इतना आकर्षक होता, और 
होता उनमें ऐसा ओज कि उनकी लिखी हुई लूकीरें पाठकों के हृदय में बिजली 
की-सी रेखा करती चली जाती थीं । पढ़नेवाले बाग-बाग हो जाते । उनकी भाषा 
उनकी अपनी थी । हिन्दी में ऐसी भाषा लिखनेवाले, बसे प्रतिभाशाली लेखक 
मुश्किल से दो-एक निकलेंगे।” 


कोई आश्चर्य नहीं कि प्रताप” साप्ताहिक और देनिक दिनोंदिन उन्नति 
करते गये । उनकी ग्राहक-संख्या बढ़ी और उससे भी कहीं बढ़कर समस्त हिन्दी- 
भाषी संसार में गणेशजी की प्रतिभा की धाक जमी और उनके कारण हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य दोनों को यथेष्ट बल मिला । 


एक व्यस्त पत्रकार और सार्वजनिक कार्य में उलझे हुए नेता होते हुए भी 
गणेशशंकर विद्यार्थी दूसरी प्रकार की साहित्य-रचना के लिए भी समय निकाल 
लेते थे। अठारह वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी--- हमारा आत्मो- 
त्सगं। प्रताप” निकालने से पहले उनके लेख विभिन्न उपनामों से सरस्वती, 
अभ्युदय', हितवार्ता' आदि पत्रों में निकलते रहे । जिन दिनों वह सरस्वती” 
में काम करते थे, उन्होंने अपनी बाल-कहानियों का भी एक संग्रह प्रकाशित कराया, 
जिसका शीर्षक शेखचिल्ली' था। इण्डियन प्रेस से प्रकाशित यह पुस्तक इतनी 
लोकप्रिय हुई कि कुछ ही वर्षों में उसके बीस से अधिक संस्करण निकले। किन्तु 
साहित्यिक दृष्टि से उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना उनका अनुवाद-कार्य हैँ । अपने 


सहयोगियों को अनुवाद के सम्बन्ध में वह सदा ही समझाते-बुझाते रहते थे। 


शायद इस दिशा में आदर्श प्रस्तुत करने की इच्छा से ही प्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रन्थों का 
हिन्दी-रूपान्तर करने की ओर गणेशजी का ध्यान गया । संसार-प्रसिद्ध लेखक 
विक्टर ह्यगो के नाइण्टी थ्री' और ला मिजराब्ल्स' का उन्होंने हिन्दी- 
अनुवाद किया । 


विद्यार्थीजी ने इतनी अधिक हिन्दी-सेवा की, किन्तु फिर भी वह अपने 


को कभी साहित्य-सेवी नहीं कहते थे । १९२९ में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन के गोरखपुर अधिवेशन के सभापतित्व के लिए जब बह निर्वाचित हुए 


तो किसी भी प्रकार उस पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे। कहते थे, 


.._ _* 'गणेशशंकर विद्यार्थी--पृष्ठ ५३ 





पत्रकार महारथी ३७५ 


मं तो राजनंतिक क्षेत्र का एक सिपाही हूं, मुझे साहित्य-क्षेत्र में क्यों घसीठते हो । 
मेने साहित्य को सेवा ही क्या की है ? ”! बड़ी मुश्किल से उन्हें सभापति बनने 
. को तैयार किया गया। अपने अभिभाषण में हिन्दी के भविष्य पर बोलते हुए उन्होंने 
कहा कि “हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य का भविष्य बहुत बड़ा है। उसके गर्भ 
में निहित भवितव्यताएं इस देश और उसकी भाषा द्वारा संसारभर के रंगमंच 
पर एक विशेष अभिनय करानेवाली हे । मुझे तो ऐसा भासित होता है कि संसार 
को कोई भी भाषा मनुष्य-जाति को इतना ऊंचा उठाने, सनुष्य को यथार्थ में मनुष्य 
बनाने और संसार को सुसभ्य और सद्भावनाओं से युक्त बनाने में उतनी सफल 
नहों हुईं, जितनी कि आगे चलकर हिन्दी भाषा होनेवाली है। . . . मुझे तो 
वह दिन दूर नहीं दिखाई देता जब हिन्दी-साहित्य अपने सौष्ठव के कारण जगत- 
साहित्य में अपना विशेष स्थान प्राप्त करेगा और हिन्दी, भारतवर्ष ऐसे विशाल 
देश की राष्ट्रभाषा की हेसियत से न केवल एशिया महाद्वीप के राष्ट्रों की पंचायत 
में, किन्तु संसारभर के देशों की पंचायत में एक साधारण भाषा के समान न केवल 
बोली भर जायगी, किन्तु अपने बल से संसार की बड़ी-बड़ी समस्याओं पर भरपुर 
प्रभाव डालेगी और उसके कारण अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बिगड़ा और बना 
करेंगे ।7 ९ 
गणेशजी के इन उद्गारों से जाहिर होता हँ कि उनकी दृष्टि में हिन्दी के 
भविष्य की कितनी उज्ज्वल कल्पनाएं थीं और हिन्दी को वह कहाँ पहुंचाना चाहते 
थे! इसीलिए वह हिन्दी के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे और हिन्दी के 
निर्माण की उन्हें सदा चिन्ता रहती थी । अपने इसी भाषण में उन्होंने पुनः कहा था 
कि--“जितनी द्वत गति के साथ हम अपनी भाषा की त्रुटियों को दूर करेंगे और 
उसे ३२ करोड़ व्यक्तियों की राष्ट्रभाषा के समान बलशाली और गौरवयुक्त 
बनायेंगे, उतना ही शीघ्य हमारे साहित्य-सुयं की रश्मियां दूर-दूर तक समस्त 
देशों में पड़कर भारतीय संस्कृति, ज्ञान और कला का संदेश पहुंचायेंगी, उतने ही 
शीघ्र हमारी भाषा में दिये गए भाषण संसार की विविध रंग-स्थलियों में गुंजरित 
| होने लगेंगे और उससे मनुष्य-जाति मात्र की गति-मति पर प्रभाव पड़ता हुआ 
दिखाई देगा, और उतने ही शीघ्र एक दिन और उदय होगा और वह होगा तब, 
जब इस देश के प्रतिनिधि उसी प्रकार, जिस प्रकार आयरलेंड के प्रतिनिधियों 
ने इंग्लेंड से अंतिम संधि करते और स्वाधीनता प्राप्त करते समय अपने विस्मृत 
भाषा गैलिक में सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे, भारतीय स्वाधीनता के किसी 






























कह [कस हि आय> >> अकनतात- : लत बकलपरनपा लत "पट यानि ता गए 5. अल +ध नानक | +>+3ै - पे है 


के रु 


जा १ 'गणेशशंकर विद्यार्थी--प्ृष्ठ ६८ 
द नदी साहित्य सम्मेलन, गोरखपुर (१६२६) अधिवेशन के भाषण से 





३७६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


स्वाधीनता-पत्र पर हिन्दी-भाषा में और नागरी अक्षरों में अपने हस्ताक्षर करते 
हुए दिखाई देंगे ।”* ह 
हिन्दी के भविष्य के सम्बन्ध में गणेशशंकर विद्यार्थी का यह कथन प्रचलित 
राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्र की भावी नीति से इतना मिलता-जुलता है कि 
इसे हम अपने सावंजनिक जीवन में हिन्दी की सार्वभौम मान्यता का उदाहरण 
कह सकते हैं।. 
हिन्दी के प्रमुख पत्रकार और जननायक के रूप में गणेशशंकर विद्यार्थी के 
संबंध में कुछ चर्चा हो चुकी है। भाषा के प्रसार और साहित्य की समृद्धि की दिशा 
में उनका व्यक्तिगत योगदान यद्यपि असाधारण महत्त्व का है, फिर भी उससे कहीं 
बढ़कर उनकी साहित्य-सेवा का प्रमाण इस बात से सिद्ध होता हैँ कि उन्होंने अपने 
सहयोगियों को इतने परिश्रम के साथ प्रशिक्षण दिया कि वे हिन्दी-साहित्य और 
पत्रकारिता-जगत में कालान्तर में बहुत प्रसिद्ध हुए। इस दिशा में गणेशशंकर 
और भारतेन्दु में बहुत-कुछ साम्य दिखाई देता हैँ । भारतेन्दु की तरह वह 
भी साहित्य-सेवी और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की कार्यशेली और लेखनशैली पर 
बहुत ध्यान देते थे । 
: स्वयं गणेशशंकरजी लिखने को सदा समय-साध्य काम समझते थे और 


डब्दों का चयन पूरी मेहनत से करते थे। इस बात का परोक्ष प्रभाव उनके साथियों 


पर पड़ना स्वाभाविक था। बालक्ृष्ण शर्मा नवीन, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्रीराम 
दर्मा और श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने विद्यार्थीजी के चरणों में बैठकर ही पत्रकारिता 
सीखी थी । दैनिक पत्र का साधारण कामकाज, अग्रलेख तैयार करना, समाचारों 
के संपादन आदि की ट्रेनिंग तो इनकी गणेशशंकरजी की देखरेख और पथप्रदर्शन 
से हो गई। सबसे बड़ी बात जो इन शिष्यों ने अपने संपादक गुरु से सीखी वह 
निःस्वार्थ सेवा थी, चाहे वह साहित्य की हो या पीड़ित जनता की । गणेशशंकर 
स्वयं उनके लिए आदर्ों थे । किसी भी व्यक्ति के लिए, जो उनके निकट रहता 
हो, यह संभव नहीं था कि वह उनकी जनसेवा और देशभक्ति की उदात्त भावना 


से अनुप्राणित न हो । तभी उनकी मृत्यु पर नेहरूजी ने लिखा--शान से वह 


जिये और शान से वह मरे ओर मरकर जो उन्होंने सबक सिखाया वह हम बरसों 
जिन्दा रहकर क्‍या सिखायेंगे ।/* और गांधीजी ने लिखा---“उनकी मृत्यु हम 


१ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, गोरखपुर (१६२६९) अधिवेशन के भाषण से 
.. श्री हरगोबिन्द गुप्त, साहित्य सदन, चिरगांव के सौजन्य से प्राप्त 
* 'गणेशशंकर विद्यार्थी)--अस्तावना 








न नि 925. "७७ छा 3 लक के वी डा हे बता: अंाजमाओ 
म के थे के मय, करन रनकी 3०. न कर ते कक, ७: 5४१ | हे बता ४ ६ कल कसा ना | 
है 8 की हा. हा 2 टीलश नविलन 2326 है लक ेउ- अपर न्हेः सब इक 












विद्यार्थी के सम्पर्क से वह पत्रकारिता और 
'जनसेवा की ओर प्रेरित हुए । एक मासिक _ 


 किया। अपनी साहित्यिक प्रतिभा, रूगन 
और कांग्रेस-आंदोलन में प्रमुख भाग लेने 


गणना कानपुर के प्रमुख नेताओं में होने 


पत्रकार महारथी ३७७ 


सबको स्पर्धा के योग्य थी।”) इस प्रकार अपने आत्मबल, सच्चरित्रता, त्याग, 


देशभक्ति, मधुर स्वभाव और प्रतिभा से गणेशशंकर विद्यार्थी ने राष्ट्र और राष्ट्र 
भाषा की जो सेवा की, वह युग-युग के लिए स्थायी आदरशों है। 
बालक्ृष्ण शर्मा नवीन 

बालक्ृष्ण शर्मा शाजापुर जिले (मध्य प्रदेश) में अपना गांव छोड़ कानपुर 
उच्च शिक्षा के लिए गए थे, किन्तु विधि को कुछ और ही मंजूर था प्रथम 
असहयोग-आन्दोलन से प्रभावित होकर | 
उन्होंने कालेज छोड़ा और गणेशशंकर 


पत्रिका का दो वर्ष तक सम्पादन कर 
उन्होंने प्रताप! दैनिक में कार्य आरम्भ 


के कारण कुछ ही वर्षो में बालकृष्णजी की 





लगी । नगर और प्रांत की कांग्रेस-समिति हा 
कर ८ लेने | । 
में वह आगे बढ़कर भाग लेने छूगे । नागरिक बालकृष्ण शर्मा “नवीन 


मामलों में, विशेषकर मिल-मजदूरों की 


समस्याओं में, नतवीनजी दिलरूचस्पी लेते | उच्चकोटि के साहित्यिक और कवि 


होने के नाते भी उनकी ख्याति फैलने लगी | गणेशशंकर विद्यार्थी के जीवनकाल 
में ही लोग बालक्ृष्णजी को उनका उत्तराधिकारी कहने लगे थे। मार्च १९३१ 
में कानपुर के दंगे में जब विद्यार्थीजी की हत्या हो गई, उसके बाद नवीनजी प्रताप' 


के संपादक और कानपुर के एकछत्र नेता स्वीकार कर लिये गए। 

कवि के रूप में नवीनजी की साहित्यिक प्रतिष्ठा बहुत पहले हो चुकी थी। 
उनकी घनिष्ठ मित्रमण्डली में राजनेताओं की अपेक्षा हिन्दी के उच्च साहित्य- 
कार ही अधिक थे। १९४६ में कानपुर छोड़कर दिल्‍ली आने तक नवीनजी का 
स्थान हिन्दी के प्रमुख पत्रकारों में रहा । इनकी लेखनशैली में बल है, साहस है 
और बहुमूल्य उद्गार हैं, किन्तु उसमें वह ओज नहीं और वह मधुर लोच भी नहीं, 


जो गणेशशंकरजी की भाषा में है। ये सब गुण बालक्ृष्णजी ने अपने पद्चय में भर 
दिये । एक आदशेवादी सफल कवि के रूप में बालक्ृष्णजी का मूल्यांकन अभी भी 


परे समकालीन!--पृष्ठ ५५७ 


३७८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


नहीं हुआ । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह एकदम मस्त जीव थे और उन्होंने 
वर्षों तक अपनी कविताओं को संग्रहीत नहीं किया । उमिला' की भूमिका में वह 
स्वयं लिखते हैं--- 

“यह ग्रन्थ वर्षों के उपरान्त प्रकाशित हो रहा हे । इस विलम्ब को में क्या 
कहूं ? अपना बहुधन्धीपन ? अपना प्रमाद ? प्रकाशन के प्रति मेरा अपना विराग ? 
मेरा नेक्षकम्म भाव ? बड़ा कठिन है यह स्व-विशलेषण-कार्य । .. समाप्त तो यह 
ग्रंथ १९३४ में हो चका था, पर प्रकाशित अब हो रहा हू। प्रशंसा कीजिये, यह हे 
मेरा योग: कर्मंसु कौशलम । 

बालकृष्ण की कविता में दाशंनिकता है, ऊंचे-से-ऊंचा आदर्शवाद है और 
एक भावुक प्रेमी की उड़ान है, जो कल्पना के पंखों के सहारे नीलगगन में विचरने 
को उत्सुक है । फुटकर कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने एक-दो महाकाव्य भी लिखे 
हैं। इधर तीन वर्षों में उमिला' के अतिरिक्त 'रश्मिरेखा' और कुंकुम' भी प्रका- 
शित हुए हूँ । 

नवीनजी सशक्त गद्य-लेखक भी थे । उनके कितने ही निबन्ध और विशेष 
लेख प्रताप, माधुरी, और सरस्वती”, आदि में छपे हैं। उनकी शैली की स्वाभा- 
विक स्पष्टता और प्रवाहयुक्तत अभिव्यक्ति ने उनकी शैली को 'यौवनपूर्ण' बना 
दिया है । उनकी भाषा-शैली की भावप्रवणता, निर्भीकता और उद्दाम प्रवाह से 
साहित्य के विद्यार्थी सुपरिचित हैं । 

अपने प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है --- 

“मेरी माताजी कहा करती हें कि गायों के बांधने का एक बाड़ा मेरे ताऊजी 
के घर में था। उसीमें अपने रास ने जन्म लिया। वहां कई गायों ने बछड़े ब्याये 
होंगे। मेरी जननी ने उसी गोशाला में मुझे भी जना। मेरे पिता बहुत गरीब थे--- 
. निःसाधन, किन्तु भगवदुभवत ब्राह्मण । अतः जन्म के वक्‍त सिवा थाली बजाने के 
कुछ ध्मधाम न हुई । गांव का सादा जीवन, गरीबी और अर्थाभाव मेरे चिरपरि- 
चित मित्र हेँ। मेरे परिवार के लोग चार आने महीने के मकान सें रहते थे, फिर 
. शायद आठ आने भहीने के सें रहने रूगे । बरसात में मकान टपकता था। रात भर 
सोना दूभर था। में खूब खाता था। कुछ दूध की भी जरूरत महसूस होती थी, 
पर दूध के लिए पैसे कहां से आयें ? तब माता राम नें अनाज पीसना शुरू किया । 
इससे जो पेसे मिलते थे, उससे में दूध पीता था।* १ 
द स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों में उनकी कविताओं की धूम थी। उनकी देश- 

. भक्त काव्य के नेसगिक झरने में फूट पड़ी और उसने सोतों को जगाया--- 


के रेखाचित्र *--पृष्ठ १६८-६ 








पत्रकार महारथी ३७९ 


“कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ 
जिससे उथरू-पुथछ मच जाये ! 
एक हिलोर इधर से आये, 
. एक हिलोर उधर से आये; 
प्राणों के लाले पड़ जायें, 
त्राहि त्राहि ! रब नभ में छाये । 
नाश और सत्यानाशों का 
धुंआंधार नभ में छा जाये ! /* 
यह कविता तो वर्षों हिन्दी-प्रदेश के नौजवानों के मुंह पर रही है। जाने 
कितनों का खून इसे सुनकर उबला हैँ । अब उन्हें एक अधीर प्रेमी के रूप में देखिये । 
अधीरता और भावुकता शब्द बनकर बह निकली हँ-- 
आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखे, तड़पन देखी, 
अमित चाह देखी, रिस देखी, लोक-लाज, अड़चन देखी, 
आज तुम्हारे नयन-पुटों में सपनों को जगते देखा, 
आज अचानक, सजनि, तुम्हारे हिय की सब घड़कन देखी, 
मेरे धीरज की भी कोई सीमा हैँ कुछ सोचो तो, 
देख अश्नु तो भड़क उठेगी, मेरी भावुक नादानो ।” ९ 
इसके अतिरिक्त, बालक्ृष्ण 'नवीन' की दाशनिक कविताएं हैं, जिनमें उन 
मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा की गई है, जिनसे समस्त धर्मों और दर्शनों 


की खोज का आरम्भ होता है--जैसे, सुष्टि का आरम्भ और अन्त क्या है, मानव 


का विकास कैसे और किसलिए हुआ, क्‍या कोई ऐसी शक्ति भी है, जो इस क्रियो- 
व्यापार का संचालन कर रही है, आदि । अणु और परमाणु पर लिखी कविताएं 
इसी श्रेणी में आती हैं। 'कस्त्वं को5हम्‌' भी इन्हीं दाशशनिक कविताओं में एक है । 
इसमें नवीनजी ने नाश और उत्पत्ति, जन्म और मरण को एक माना है अथवा एक 
ही क्रिया के दो रूप कहा है-- 

“हु कौन अरे अज्ञानी वह 

जो नाश सृजन को अलग कहे, 

तत्वार्थे दीपिका बुद्धि व्यर्थ 

विश्लेषण का क्यों भार सहे । * 


१ “वीणाः--अ्रगस्त, १६६० (नवीनजी की 'विप्लव गायन” नामक कविता) 
२ “कवि भारतीः--पृष्ठ २६६ 
3 विशाल भारत'--जुलाईं, १६३७ 








३८० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


.. कवि और पत्रकार के रूप में ही नवीनजी द्वारा हिन्दी की सेवा नहीं हुई, 
अखिल भारतीय और प्रांतीय साहित्य-सम्मेलनों से त॑.स वर्षों तक इनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा । इन सम्मेलनों तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ता अथवा 
पदाधिकारी के रूप में बह हमेशा कुछ-त-कुछ सक्रिय रूप से कार्य करते रहे । हिन्दी 
के वह कट्टर समर्थक रहे और हिन्दुस्तानी अथवा खिचड़ी भाषा के घोर विरोधी । 
इनमें इतना साहस था कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रशइन पर उन्होंने अपने आराध्य 
महात्मा गांधी का भी खुला विरोध किया । राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव को 
लेकर संविधान-सभा में जो वादविवाद हुआ, उसे सुलझाने में और हिन्दी के पक्ष 
का प्रतिपादन करने में नवीनजी की सेवाएं चिर-स्मरणीय रहेंगी । 
श्री कृष्णदत्त पालीवाल 

गणेशशंकर विद्यार्थी के शिष्यों में, जिन्होंने पत्रकारिता की वृत्ति को अपने 
सार्वजनिक कार्य का साधन बनाया, श्रीकृष्णदत्त पाछीवारू उत्साह और उग्र 
विचारों की दृष्टि से अग्रणी हैं । गत चालीस 
वर्षों से, जबसे उन्होंने सम्पादन-कार्य की 
दीक्षा ली, वह पूर्णरूप से राष्ट्रीय आन्दोलन 
या किसी-न-किसी प्रकार की राजनीतिक 
हलचल में व्यस्त रहे हैं । पालीवालजी जैसे 
अक्खड़ और स्वतंत्र प्रवृत्ति के 5:ग्र्ति के लिए 
किसी दूसरे के पत्र में केवल एक वेतनभोगी 
कर्मचारी के रूप में कार्य करना सम्भव न था। 
इसलिए वह अपने ही पत्र निकालते रहे 
इनमें सर्वप्रथम सैनिक है, जो आगरा से गत 
तीस वर्षों से दँनिक और साप्ताहिक के रूप में 
श्रीकृष्णद्त पालीवाल प्रकाशित हो रहा है। सैनिक' के माध्यम से 
पालीवालजी ने जनता का पथप्रदशेन करने 
के साथ-साथ हिन्दी की असाधारण सेवा की है। उनकी भाषा में उनके 
व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब मिलता है। भाषा में बल है, कठोरता भी, और 
_ स्पष्टवादिता इतनी है कि किसीको उनके शब्द चुभ सकते हैं। परन्तु लेखक इतना 
दुर्बेह नहीं कि इसकी चिन्ता करे | आलोचना में यदि कठोरता और कटुता का 
पुट भी आजाय, तो पालीवालूजी इसे अस्वाभाविक नहीं समझते । स्थिति विशेष 
का स्पष्ट वर्णन और अपनी आत्मगत भावनाओं का संकोचरहित अंकन उनकी 





... प्रवृत्ति ही नहीं, सदा से आदत रही है। इसलिए उनकी शैली में एक विचित्र बल 











ः पत्रकार महारथी इ्ट१ 





है, एक तीखापन है, जो तीर की तरह लक्ष्य को भेद कर ही रहता है । 
का पालीवालजी ने अपने निबन्धों और फुटकर लेखों द्वारा हिन्दी गद्य को 
हा परिमाजित किया है और अधिक व्यापक बनाया है । उनकी लेखन-शक्ति अद्भुत 
रे है । उनके परममित्र बनारसीदास चतुर्वेदी के अनुसार “यदि बह (पालीवालंजी ) 
४ अपनेको राजनीतिक झंझटों से अलग रखकर साहित्यिक निर्माण में लूगाते, तो 
वह भारत के अप्टन सिनक्लेयर बन जाते। अपने साहित्यिक भविष्य को राजनीति ; 
की बलिवेदी पर कुर्बान कर देना, एक ऐसे आदमी के लिए, जो अपनी लेखनी के क्‍ 
प्रभाव को जानता है, अत्यन्त कठिन हे 7१ ॒ 
हिन्दी भाषा और साहित्य को पालीवालजी के योगदान का मूल्यांकन करते 
हुए बनारसीदासजी आगे लिखते हैं --- क्‍ 
“पालीवालजी के विषय में फंसला देते हुए लोग एक बात भूल जाते हैं, 
वह यह कि वह कान्तिकारी हें । चुंगी और डिस्ट्रिक्ट बोडे, कौँसिल और असेम्बली 
में पदापंण उनके जीवन का लक्ष्य न कभी था और न कभी होगा । ये सब अन्तिम 
ा। लक्ष्य के साधनसात्र हें। सरकार (उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था) 
। ._... इस बात को अच्छी तरह जानती है, और उसने पालीवालजी, उनके सेनिका 
और उनके साथियों को दमन करने में कभी रियायत नहीं की । स्वर्गीय गणेशजी 
के प्रताप' को छोड़कर स्वार्थे-त्याग तथा. द 
बलिदान का सिनिक' जेसा दृष्टान्त 








2 आर 
कट, टला, ४ है 
टली लय मित7०३ 2:57 
2726 कर टन: 2: 7७ ०० ६0 के 
८5 जा बने 7 ०2५०१ ६ 
222 2 220 77722 8 
५ हू है ० हि 
ै ७०८८. लक 
हा 7 की 








5 हिन्दी-जगत में कोई दूसरा न होगा ।* 
हि. पालीवालजी को पुस्तक-रचना 


दो-तीन ग्रन्थ उन्होंने लिखे हैं। इति- 
हास, अर्थशास्त्र और राजनीति के वह 
प्रकाण्ड पंडित हैं। उन्होंने इतना लिखा : 
है कि उससे कई ग्रन्थ तैयार हों सकते 
हें । 

बनारसीदास चतुर्वेदी 

बनारसीदास चतुर्वेदी की गणना 


| का अवकाश कभी नहीं मिला, यद्यपि 


(222 ४776 72 7 
; 2.4 ५ * 
| 952: 224 नि 
/, ८:22 20७ /१८८८/८//६ .. 
८०442, 7 #: रे 
ऐ ४9४ १: 2222 4 
|) | 
2 4८ # 2222 
22८ न 
८: १/ 2 ४ 4/- रे 
८८ #/ ५4८ 
222 26 ! ८८ ८ >] 4८ 
2 १ 
*/ /* 
है 
| 
थि 4८ 
ल्‍ 
हु 





.. 0279, ४) ५ 


शः भी अग्नगण्य पत्रकार-साहित्यिकों में की 40000 05 
' जाती है, यद्यपि हिन्दी-साहित्य के प्रति अनुराग और छेखन में अभिरुचि के 
र- $ 'रेखाचित्रः--पृष्ठ २१५ 


२ 'रेखाचित्र'--पृष्ठ २१४५ 








३८२ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


लक्षण इनमें पत्रकार बनने से पहले ही दिखाई दे चुके थे । साहित्य-सुजन और 
सार्वजनिक सेवा ही ने इन्हें सुखी और सम्पन्न जीवन के प्रति उदासीन बना दिया 
और राजकुमार कालेज, इन्दौर की स्थायी नौकरी छोड़कर अस्थिर और अल्पवेतन- 
वाले काम करने पर बाध्य किया । बनारसीदासजी की इन प्रवृत्तियों को यथेष्ट 
आश्रय पत्रकारिता ही में मिला । यह इनका सौभाग्य था कि ऐसे ही समय जब ये 
साहित्य-सेवा के आदर्श से अनुप्राणित हुए, इनका सम्पर्क गणेशशंकर विद्यार्थी जैसे 
पत्रकार और जननायक से हो गया । उनसे बनारसीदासजी ने जो कुछ सीखा 
और जो प्रेरणा पाई, उस ऋण से उऋण वह गणेशशंकरजी की जीवनी तथा 
 संस्मरण प्रकाशित करके ही हो सके । 

बनारसीदासजी का पत्रकारिता-जीवन विशाल भारत के सम्पादन 
से आरम्भ होता हैं। स्व० रामानन्द चटर्जी, जो “प्रवासी 'माडने रिव्यू और 
“विशाल भारत” के मालिक थे, बनारसीदासजी की सेवा-भावना और लगन से 
बहुत प्रभावित थे। कलकत्ता में रहते हुए उनका अनेक प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं से 
परिचय हुआ । प्रवासी भारतीयों की समस्या में इनकी विशेष दिलचस्पी थी । 
इसके कारण ही वह महात्मा गांधी, सी० एफ० एंड्र ज और श्रीनिवास शास्त्री के 
क्ृपापात्र बन गये । इन तीनों महानुभावों का प्रवासी भारतीयों की समस्या से 
विशेष सम्बन्ध था। बनारसीदासजी ने विशाल भारत को एक साहित्यिक और 
सामान्य जानकारी से परिपूर्ण मासिक पत्रिका बना दिया । इसके स्तम्भों में 
प्रायः सभी तत्कालीन प्रमुख लेखकों की रचनाएं प्रकाशित होती थीं । 

“विशाल भारत' छोड़ने के बाद बनारसीदासजी ने टीकमगढ़ से मधुकर' 
का सम्पादन करना आरम्भ किया । ओरछा-नरेश, जो इनके शिष्य थे, इनका 
विशेष आदर करते थे और हिन्दी-प्रेमी थे | चतुर्वेदीजी ने वास्तव में जीवन 
भर पढ़ने और लिखने के सिवाय कुछ नहीं किया। उनका अध्ययन हिन्दी, संस्कृत 
और भारतीय साहित्य तक ही सीमित नहीं हैँ। अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने 
पारचात्य साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया है । वह चौबे अवद्य हैं, पर उनका 
दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि उसमें जाति-पांत ही नहीं, राष्ट्रीय भेदभाव के 
लिए भी स्थान नहीं । गांधीजी की विचारधारा का उनपर विशेष प्रभाव पड़ा है, 
. इसलिए सरल भाषा ही इनका आदश्ों है। साहित्यिक और सामाजिक विषयों 
. पर उनके निबन्ध प्रगतिशील और विचारणपूर्ण होते हैं। चतुर्वेदीजी की 

अपनी शैली है, जो बातचीत की भाषा के निकट होते हुए भी ओजपूर्ण तथा प्रांजल 
..... हूँ और अत्यधिक आकर्षक है । निबन्ध, रेखा-चित्र, वर्णन आदि के लिए इनकी 
..._ लेखन-दौली विशेष रूप से उपयुक्त है । इनकी रचनाओं में 'रेखाचित्र', साहित्य 












कं 


बडा आप 





पत्रकार महारथी क्‍ ३८३ 


और जीवन', “हमारे आराध्य', संस्मरण'/गणेशशंकर विद्यार्थी! (संपादित) 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। अपने लेखों और सहानुभूतिपूर्ण आलोचना द्वारा इन्होंने 
अनेक तरुण लेखकों को प्रोत्साहित किया है। इस दृष्टि से बनारसीदास चतुर्वेदी 
ने महावीरप्रसाद द्विवेदी की परम्परा का अनुसरण किया है । 

रेखाचित्र के बारे में बनारसीदासजी ने लिखा है--- 

“रेखाचित्र खींचना एक कला है । थोड़ी-सी रेखाओं के दहवारा एक सजीव 
चित्र बना देना किसी कुशल कलाकार का ही काम हो सकता हूँ ।. . « थोड़े-से 
शब्दों में किसी घटना को चित्रित कर देना अथवा किसी व्यक्ति का सजीव चित्र 
उपस्थित कर देना अत्यन्त कठिन कार्य हे। जिस आदमी को जीवन के विविध 
अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिसने आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे कभी 
जीवन-संग्राम में जुझने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले-बरे आदमियों 
के संसर्ग में नहीं आया, सनोवेज्ञानिक घात-प्रतिधातों का जिसने अध्ययन नहीं किया 
ओर जिससे एकान्त में बेठकर जिन्दगी के भिन्न-भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, 
भला वह क्‍या सजीव चित्रण कर सकता है ।" 

बनारसीदासजी ने निश्चय ही यह सबकुछ देखा-बरता है । इसलिए उनके 
रेखाचित्र सजीव हैं, वे चलते-फिरते दिखाई देते हैं और बोलते-से सुनाई पड़ते हैं । 

राष्ट्रभाषा के प्रति बनारसीदास चतुर्वेदीजी का अनन्य प्रेम है। वह सदा से 
इस समस्या पर विचार करते आये हैँ और इसका हल खोजने के सदा यलन में रहे 
हैं। उन्होंने बहुत पहले 'राष्ट्रभाषा' नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें तिलक, 
गांधीजी, मालवीयजी इत्यादि के राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी विचार समाविष्ट हैं । 

इस पुस्तक के. लेखक के रूप में अपना परिचय 'एक भारतीय हृदय * 
के नाम से दिया है। अपने हृदय के भावों को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त 
किया है-- द 
“सच पुछो तो राष्ट्रभाषा के लिए वास्तविक आंदोलन अब आरम्भ हुआ 


_ हैं।. . अबतक महात्मा गांधी, महात्मा तिलूक, इत्यादि विद्वान पुरुषों ने एतदर्थे 


जो-जो उपाय बतलाये हैं, यदि बे प्रयोग में लाये जाय॑ तो थोड़े ही वर्षों में राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को वह स्थान प्राप्त हो सकता हे, जो आजकल अंग्रेजी को हमारे देश में 
प्राप्त है। राष्ट्रभावा और राष्ट्रलिपि दोनों प्रइन एक दूसरे पर अधिकांश में निर्भर 


हैं । एक के हल हो जाने से दूसरे के हल होने में बड़ी भारी सहायता मिलेगी ४“ ३ 


१ 'रेखाचित्र--बनारसीदास चतुर्वेदी--पृष्ठ ७ 
२ प्रायः बीस वर्ष तक बनारसीदास चतुर्षदी ने इसी उपनाम से लिखा । 
3 राष्ट्रसाषा--एघ्ठ १ 











३८४ भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


चतुर्वेदीजी नियमित रूप से अपने विचार लिखते रहते हैं, जिसका सम्पूर्ण 


प्रकाशन हिन्दी-साहित्य में अवश्य ही महत्वपूर्ण होगा | हाल में ही वह रूसी लेखक- 
संघ के आमंत्रण पर सोवियत देश की भी सैर कर आये हैं और वहां से लौटकर 


उन्होंने सुन्दर लेखमाला लिखी है। आजकल दिल्ली में वह अनेक साहित्यिक 
संस्थाओं से किसी-न-किसी रूप से संबद्ध हैं। वह लेखकों और कलाकारों के 
सम्मानार्थ सबकुछ करने को तैयार रहते हैं। कछा ही उनकी आराध्या नहीं, 
कलाकारों के भी वह पुजारी हैं । राज्यसभा के सदस्य का सम्मान उन्हें अपनी 
हिन्दी-सेवा के कारण मिला है। संसद-सदस्य के रूप में दिल्‍ली-निवास की अवधि. 
में भी वह अनेक साहित्यिक हलचलों के प्रमुख सूत्रधारों में हैं | संसदीय हिन्दी- 


परिषद्‌, हिन्दी-पत्रकार-संध आदि संस्थाओं के संचालन में रुचि लेने के साथ- 


साथ बनारसीदासजी को दिल्ली में हिन्दी भवन' खोलने का भी श्रेय है। “हिन्दी 


भवन' राजधानी की साहित्यिक गतिविधि का केन्द्र बनता जा रहा है। किसी भी 
विषय को लेकर संकलन अथवा प्रकाशन के कार्य में जहां-कहीं कोई कठिनाई होती 


है, वहां बनारसीदास चतुर्वेदी सदा सहायक के रूप में तैयार रहते हैं। इसका 


उदाहरण स्वातंत्र्य-संग्राम के शहीदों की जीवनियों का प्रकाशन है। सामग्री का 


संकलन बनारसीदासजी ने किया और इस काम का कार्यालय उनका घर ही है।. 


इस प्रकार वह अहनिश हिन्दी भाषा और साहित्य के निर्माण में संलग्न हैं । 






कक हर 
५ हा ;। 


शे ५ है 2 5५ ॥08 962 























. अध्याय : १६९ 
 अहिन्दी-भाषी नेता 


. सामान्य परिचय 


. भारतीय नेताओं द्वारा हिन्दी भाषा और साहित्य की सेवा का इस शताब्दी 


..._ का सबसे महान और सक्रिय प्रमाण अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार है। उन्नीसवीं 
_ शताब्दी में एक अखिल भारतीय भाषा की अनिवार्यता अनुभव की गई। राजा 
. राममोहन राय, केशक्चन्द्र सेन और स्वामी दयानन्द के मत से उसे प्रोत्साहन 


मिला, बल्कि यह कहना चाहिए कि स्वामी दयानन्द और उनके साथियों ने इस 
विचार को पूरे उत्साह के साथ कार्यान्वित करना भी शुरू कर दिया । किन्तु 


. _. हिन्दी-प्रचार को राजनीति का एक अंग मानकर और राष्ट्रीय रचनात्मक कार्य- 
: क्षम में उसे खादी के समान ही ऊंचा स्थान देकर हिन्दी के लिए देश-ब्यापी आन्दोलन 
सबसे पहले गांधीजी ने आरंभ किया । गांधीजी के विचार अखिल भारतीय कांग्रेस 
के विचार बन गये और देखते-ही-देखते दक्षिण में हिन्दी-प्रचार का कार्य जोरों से 
आरंभ कर दिया गया । यह कार्य गत चालीस वर्षों से बराबर आगे बढ़ रहा है । 


अब सौभाग्य से स्थिति ऐसी है कि हिन्दी-सेवियों और साहित्यिकों में अनेक 
अहिन्दी-भाषी भी शामिल हैं। इस अध्याय में हम उनके योगदान पर विचार 
करेंगे। इसके लिए संक्षेप में अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-प्रसार करनेवाली 
संस्थाओं पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक हैँ । 

दक्षिण अफ्रीका में काम करते हुए ही महात्मा गांधी की यह धारणा हो 


चुकी थी कि हिन्दी ही सारे भारत की भाषा बन सकती हैँ। जैसा हमते अन्यत्र 


कहा है, सन्‌ १९१४ में भारत आने से पहले ही इस विचार को वह अपने लेखों में 
व्यक्त कर चुके थे। किन्तु इस संबंध में एक पूरी योजना जनता के सामने प्रस्तुत 
करने का अवसर उन्हें सन्‌ १९१७ में ही मिला, जब भारत लौटने के दो वर्ष बाद 
ही इंदौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वह सभापति चुनें, गए. | अपने अध्यक्षीय 
भाषण में उन्होंने अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण भारत में तत्काल 
हिन्दी-प्रचार आरंभ करने पर बहुत ज्ञोर दिया | सम्मेलन ने गांधीजी के विचार 
को सधन्यवाद स्वीकार किया और उनके पथप्रदर्शन में इस काम का भार अपने 
ऊपर लेने का निवचय किया । बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने सम्मेलन के प्रवक्‍ता 
के नाते गांधीजी को आश्वासन दिया। उसी समय से हिन्दी-प्रचार का कार्य 





३८६ द भारतीय नेताओं की (हिदी-सेवा 


दक्षिण में आरंभ हुआ । इसके पीछे गांधीजी का नैतिक बल और राजनीतिक तके 
तो था ही, उन्होंने भौतिक साधन भी जुटाने में संकोच नहीं किया। इस प्रकार 
सन १९१८ में ही गोखले हाल, मद्वास में प्रथम हिन्दी-कक्ष खोला गया । 

गांधीजी इस काम को कितना महत्वपूर्ण समझते थे, इसका प्रमाण यह हूँ 
कि उन्होंने अपने पुत्र देवदास को सबसे पहले हिन्दी-अध्यापक के रूप में भर्ती 
किया । बिहार और उत्तर प्रदेश से और बहुत-से अध्यापक नियुक्त किये गए, जिनमें 
लगन और त्यागंभावना थी। दक्षिण भारत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में 
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस प्रस्ताव का जोरों से समर्थन किया और तभी से 
हिन्दी के प्रचार-कार्य को उनका निरन्तर सहयोग प्राप्त रहा । हमारे राष्ट्रीय आन्दो- 
लन का यह एक उज्ज्वल पहल है कि उत्तर की भाषा हिन्दी के पठन-पाठन का दक्षिण 
में उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ । यद्यपि हिन्दी-भाषी अध्यापक नियुक्त कर दिये गए 
थे, किन्तु गांधीजी के सुझाव पर यह निर्णय किया गया कि इस कार्य के लिए 
दक्षिण के ही कुछ तरुणों को तैयार किया जाय। इसलिए मद्गास से युवकों का ए 
दल उत्तर भारत भेजा गया । इस दल में जो व्यक्ति थे, दक्षिण भारत में हिन्दी- 
प्रचार के कार्य में वे ही आगे चलकर अग्रणी कहलाये । कहना न होगा कि यह कार्य 
देशभक्ति की भावना और राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर ही किया गया था । 
इसलिए आरंभ से ही प्रत्येक हिन्दी अध्यापक राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता भी था। 

नौ वर्ष तक यह कार्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन की देखरेख में चलता रहा । 
गांधीजी की नीति के अनुसार यह प्रयत्न बराबर जारी रहा कि दक्षिण भारत में 
हिन्दी-प्रचार का कार्य धीरे-धीरे दक्षिण के लोगों के हाथों में ही सौंपा जाय । जब 
कार्य काफी आगे बढ़ गया और हिन्दी परीक्षाओं में बैठतेवालों की संख्या दिवोंदिन 
बढ़ने लगी, तब सन्‌ १९२७ में दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा की स्थापना हुई, 


जिससे यह समस्त कार्य स्वतंत्र रूप से इस संस्था को सौंप दिया गया । दक्षिण के 
. जिन नेताओं ने इस आन्दोलन का समर्थन किया और इसमें सब प्रकार की सक्रिय 


सहायता देने का यत्न किया, उनमें राजगोपालाचारी के अतिरिक्त पट॒टाभि 
सीतारमैया, नागेश्वर राव, रंगस्वामी आयंगर, स्वामी सीताराम, कालेश्वर राव, 
वेंकटपैय्या, वेंकट सुब्बाराव और मीटरू संत्यनारायण प्रमुख थे । इन्हीं नेताओं ने 
दक्षिण भारत प्रचार-सभा का कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया । 

सम्मेलन का वाधिक अधिवेशन सन्‌ १९३५ में फिर इन्दौर में हुआ और 


इसके अध्यक्ष भी महात्मा गांधी ही चुने गए । इस बार गांधीजी ने सम्मेलन के 
.. सामने यह विचार रबखें कि दक्षिण के अतिरिक्त अन्य अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में 
. - भी हिन्दी-प्रचार किया जाय । महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, उड़ीसा आदि प्रान्तों 








मक सरवपलककल+-न-न- नल हुँ ही कक उडल उसके 
अ्हक - 


7 +परायनायदकाबमइमदलकयाककडर 2८: 





ह ड्यं ह 2 
ता 
कं क्र है 


अहिन्दी-भाषी नेता .._ ३८७ 


में अभी तक हिन्दी-प्रचार की कोई व्यवस्था न थी। इन्दौर में इस विषय पर बात- 


'चीत हुई और आगामी वर्ष नागपुर में राजेन्द्रवाबू की अध्यक्षता में सम्मेलन के 


वाधिक अधिवेशन में इस काम के लिए एक विशेष संस्था की स्थापना हुई, जिसका 
नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति” रक्खा गया। इसका कार्यालय वर्धा में रक्खा गया 
और समिति के सभापति स्वयं राजेन्द्रबाबू हुए। देशभर में हिन्दी-प्रचार के काम 


का बंटवारा अब इन दो संस्थाओं में हो गया--दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा 


और राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति । इस प्रकार दक्षिण में और दूसरे अहिन्दी-भाषी 
प्रांतों में हिन्दी-प्रचार का काम बराबर आगे बढ़ता गया । सन्‌ १९३७ में जब कई 


प्रान्तों में कांग्रेस-मंत्रिमं डलों का निर्माण हुआ, तब उससे हिन्दी को और भी बढ़ावा 


मिला । देश के अनेक अहिन्दी स्कूलों में हिन्दी का पढ़ना अनिवार्य कर दिया 
गया । द 
अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-प्रचार और साहित्यिक आदान-प्रदान के फल- 
स्वरूप हिन्द-पाहित्य का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत हुआ, बिषय वस्तु को व्यापकता 
मिली और साहित्य के कुछ अंग विशेष रूप से विकासोन्मुख हुए । दक्षिण भारत 
ने स्वयं कई हिन्दी लेखक पैदा किये, जिनकी लेखनी से साहित्य समृद्ध हुआ और 


हिन्दी लेखकों का दृष्टिकोण उदार तथा उदात्त बना | इन लेखकों में प्रमुख रांगेय 


राघव, सोमसुन्दरम्‌, विद्याभास्कर, चितामणि बालक्ृष्ण राव आदि हैं। इन 
साहित्यिकों के अतिरिक्त, जिनका कार्यक्षेत्र केवल लेखन है, अहिन्दी क्षेत्रों के ऐसे 
साहित्यिक भी हैं, जो जननायकों की कोटि में आते हैं, जैसे मोटरू सत्यनारायण, 
बाबूराव विष्णु पराड़कर, माधवराव सप्रे, छक्ष्मणनारायण गदें आदि हैं । इन सब 
गतिविधियों के कारण ही यह संभव हुआ कि सन्‌ १९४९ में भारत जैसे बहुभाषी 
देश की संविधान-सभा ने सर्वेसम्मति से हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया | यह 
ऐतिहासिक निर्णय भाषा के गौरव की दृष्टि से हमारे राजनीतिक प्रेय की प्राप्ति 
थी और राजनीतिक उत्क्ष की दृष्टि से हिन्दी श्रेय की उपलिब्ध थी । 

यह उल्लेखनीय है कि उस समय के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता और कार्यकर्त्ता 
हिन्दी सीखना और इस भाषा का प्रचार करना अपना कतंव्य समझते थे । यही 
कारण है कि दक्षिण भारत प्रचार-सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रमुख 


_ कार्यकर्त्ताओं में राजगोपालाचारी, डा. पट्ठाभि सीतारमैया, रं. रा. दिवाकर, 


मो. सत्यनारायण, काकासाहेब काछेलकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, गणेश 
वासुदेव मावलंकर, बी. जी. खेर, देवदास गांधी, दादा धर्माधिकारी, हरेक्ृष्ण महताब, 
गोपीनाथ बारदोल्‍ाई आदि नेतागण रहे हैँ । इनमें से बहुतेरों ने हिन्दी-प्रचार-कार्ये 
में सक्तिय भाग लिया और हिन्दी-संस्थाओं को प्रोत्साहित किया | प्रचार-संस्थाओं 








३८८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा कई 





के उत्सवों में भाग लेना, छात्रों का मार्ग-दशेन करता और इस प्रचार-का्य में 
आनेवाली बाधाओं को दूर करने का यत्न करना--इन कामों में इन सभी नेताओं 


६6046: ३ जम मर ले हा ऐः 


ने प्राणपण से योग दिया है । इन्होंने चाहे हिन्दी में साहित्य-रचना न की हो, 

किन्तु भाषा-प्रसार में इनके योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

ऐनी बेसेन्ट क्‍ 
जिस प्रकार अहिन्दी-भाषी होने पर भी हमारे कई नेताओं ने हिन्दी के उन्नयन । 


में पूर्ण सहयोग ही नहीं दिया, उसकी सक्रिय सेवा की है, उसी प्रकार विदेशी होने पर 
भी श्रीमती बेसेन्ट सुप्रसिद्ध भारतीय नेता रही हैं 
और इसी रूप में उन्होंने राष्ट्र की सेवा के साथ- 
साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी के पक्ष का भी समर्थन किया 
है। आरंभ में हिन्दी के प्रचार का बहुत-कुछ श्रेय 
श्रीमती बेसेन्ट को भी है । सन १९१८ से १९२१ 
तक उन्होंने गांधीजी के साथ दक्षिण में पश्लमण 
किया और हिन्दी का प्रचार किया। इस कार्य को 
वह राष्ट्र-निर्माण का कार्य ही मानती थीं । उन्होंने 
अपनी नेशन बिल्डिग' नामक पुस्तक में लिखा है-- 
बेसेन्ट “भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में जो 
डा अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हें, उनमें एक 
। भाषा ऐसी है, जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता 
' है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे ज्यादा है। वह भाषा हिन्दी है। हिन्दी 
जाननेवाला आदसी सम्पूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता हे और उसे हर जगह 
हिन्दी बोलनेवाले मनुष्य मिल सकते हैं। . . . हिन्दी सीखने का कार्य एक ऐसा 
त्याग है, जिसे दक्षिण भारत के निवासियों को राष्ट्र की एकता के हित में करना 
चाहिए ।* ऐ 
यही विचार उन्होंने अनेक बार सार्वजनिक सभाओं में व्यक्त किये हैं । 
मद्रास में आंध्र हिन्दी सम्मेलन (१९२८) को अपना सन्देश भेजते हुए श्रीमती । 
ऐनी बेसेंट ने अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया था कि वह हिन्दी को भारत की 


१ /4क0ाए पद एथ्णां0पड एक्राएबटप्रौ्वड ऐड: 276 877०7 कक. ९. तरीकिला | 
702७४ ० गातवा3, पाशाल 48 006 छक्का #2003 ०प 370789 700 (९ 76४८, 288 द 
प्80 छ्रकी 45 ग7ग050 जांवेद॑ए 0७7. 3 ३ कांणते,. 80 आधा छव0 005 
सिणता कण एडएट &॥ 0एक जता बाते खिते ०ए८०एणंगकट फांएएा-इु०थांतएड । 

9, शह006, ० «० पुण्ठढ ६००णांगड णी जिकता 8.8 इ8०चीीट6 फछा ४०प्रिटाओ ैंगता8 | 

-. ग्रगंष्ठा। चदों प्रब:८ [0 06 प्रशंवष्बा0०क  णी (6 शात॑ंबव 72007. 


व्योस्अजस्कल्कन कट: 


_.>+ अरे -नडसलका- लिप्त तन सनतनना समापन पक्के सका कन>मम9म० 5 जप 








् 


ऐनी दे 





7 7777277777००००००००८०००---०-००-०> ०» >> -*%&%»७%७ >> ऋऋऋऋऋ*ऋऋऋछऋछऋ७छ७७छ७७७-ऋऋल 





ग्र्ं 


छः 


अहिन्दी-भाषी बता क्‍ द ३८९ 


राष्ट्रभाषा के स्थान पर आसीन देख सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी के 
स्थान पर हिन्दी का शिक्षण भारत भर के स्कलों में अनिवार्य कर देना चाहिए 
यदि दोनों भाषाओं का पढ़ना सम्भव न हो ।* 

श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के इन विचारों से इस देश के प्रति उनके जो भाव हैं, 
उनका आभास होता है, और साथ ही हिन्दी के प्रति उनकी भावना का भी 


दर्शन होता है। जब उन्होंने इस शती के आरम्भ में काशी में सेंट्रल हिन्दू स्कूल 


और बाद में सेंट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना की, तो इन संस्थाओं में शिक्षण के 
कार्यक्रम में हिन्दी को उच्च स्थान दिया । उन्हींके प्रभाव और विचारधारा का 
यह फल था कि थियोसोफिकल सोसाइटी की काशी-स्थित प्रकाशन-शाखा में हिन्दी 
की पुस्तकों के प्रकाशन का क्रम आरम्भ हुआ | श्रीमती ऐनी बेसेन्ट का यह बुनि- 
यादी काम हिन्दी के निर्माण में बहुत छाभदायक हुआ है । बुनियादी पत्थर दिखाई 
नहीं देते, श्रीमती बेसेन्ट का यह कार्य हिन्दी-मवन की इमारत में ऐसा ही बुनियादी 
पत्थर बनकर छिपा हुआ है । उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता । 
हिन्दी ही नहीं पूरा देश उनके इस योगदान के लिए क्ृतज्ञ है और रहेगा। 
सरदार वलल्‍लभभाई पटेल 
सरदार कांग्रेस-आन्दोलन में शामिल होने से पहले ही, स्वभाव से, भारतीयता 
के पक्षपाती थे। अहमदाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में और अन्य सावें- 
जनिक संस्थाओं के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने 
अंग्रेजी की अपेक्षा गुजराती का अधिक उपयोग 
करना आरंभ किया था। जैसे-जैसे वह गांधीजी के 
प्रभाव में आये और राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग 
लेने लगे, उन्होंने हिन्दी में भाषण देने प्रारम्भ किये । 
व्यावहारिक और दुढ़-संकल्प के होने के कारण 
सरदार को इस नई भाषा को सीखने अथवा 
निस्संकोच इसका व्यवहार करने में कभी कठिनाई 
नहीं हुईं । कांग्रेस कार्यकारिणी और महासमिति 
सरदार वल्‍्लभभाई पटल की बैठकों में सरदार पटेल की उन नेंताओं में 
गणना थी, जो अंग्रेजी से भली प्रकार परिचित होने 





१०१ 00 ४096 $0 5९९ 4 साफ्रका 0९0०मारड 6 60फ्ा707 478प738०९ ० गण्वां9 ; 
बाते 4 50 फ्रायोर (०४ ९ टबकांएह३ ० माणता छग्पोंत 56 शाब्पेट. 207एपॉडठाए संध 
ता870 82700 ३7566 6४6९ 207परॉ४079 |70ए2608५९ ० #क859, ४ ४00 ८६770 
92०6 ४9ठ6फ्र. 


-- हिंदी प्रचारक--मद्रास, आश्विन-कार्तिक--सं० १६८५ 








३९० भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


पर भी अधिकतर हिन्दी में बोलना पसन्द करते थे। वह अपने-आपको किसान 
कहते थे, इसलिए सीधी-सादी ग्रामीण भाषा में बोलना उन्हें रुचता था | १९४० 
में जब वह कराची-अधिवेशन के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने अपना अभिभाषण पहले 
हिन्दी में पढ़ा और बाद में अंग्रेजी में । गांधीजी की हिन्दी-सम्बन्धी नीति से वह 
पूर्णछप से सहमत थे और राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को इतना उपयुक्त मानते 
थे कि इस सम्बन्ध में वह कभी युक्ति देना अथवा वाद-विवाद में पड़ना ठीक नहीं 
समझते थे और इस विचार को स्वतःसिद्ध सत्य मानते थे । 

आरम्भ से ही राजनीति में अत्यधिक उलझ जाने के कारण सरदार को 
साहित्य के क्षेत्र में आने का अवसर नहीं मिला और न ही उन्होंने किसी पुस्तक 
विशेष की रचना की, किन्तु जिस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में उनका कर्म अधिक प्रखर 
रहा, उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी अल्पभाषी सरदार की वाणी में सूत्रों की-सी 
मामिकता और अर्थ की शक्ति रही। उनकी वाणी में अग्नि की-सी ज्वाला और तेज 
था। सरदार ऊपर से जैसे सागर के-से गंभीर और शांत थे, किन्तु हृदय में बड़वानलूू 
छिपाये थे, वैसे ही उनकी सरल-सीधी भाषा में प्रभावशाली शब्दों की सृष्टि थी । 
सरदार पटेल के दछाब्द-सूत्र देखिये---शत्रु का लोहा गरस भले ही हो 
जाय, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता हे ।” * सरदार स्वयं एक 
किसान थे और उनके जीवन की हर कठिनाई को समझते थे। उसी जीवन की उपमा 
उन्होंने देश-भकतों के सामने भी सरल भाषा में इस प्रकार रक्खी---“किसान होकर 
यह मत भूल जाना कि वेशाख-जेठ की भयंकर गर्मी के बिना आषाढ़-भ्रावण की 
वर्षा नहीं होनेवाली हे ।/* इससे स्पष्ट हैं कि तपस्या और त्याग के बाद ही 
स्वाधीनता का वरदान भारतवासियों को मिल सकता है । इसी प्रकार “यदि 
राजसत्ता अत्याचारी हो तो किसान का सीधा उत्तर ह--जा-जा, तेरे जसे कितने 
ही राज मेंने मिट्टी में मिलते देखे हें ।? सरदार सदा अपनेको एक सिपाही या 
सेवक मानते थे, किन्तु उसको महत्व कितना अधिक देते थे, वह इस उदाहरण से स्पष्ट 
होता हैं। बारदोली-सत्याग्रह में किसानों को भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, 
मिट॒टी के बड़े घड़े से असंख्य ठीकरियां बनती हैं, फिर भी उनमें से एक ही 
ठोकरी मिट॒टी के सारे घड़े को फोड़ने के लिए काफी होती है। घड़े से ठीकरी किसलिए 
डरे ? वह घड़े को अपने जेसी ठीकरियां बना सकती हू । फूटनें का डर किसीको 


. $ मारे नेता और निर्माता--पृष्ठ ८४ 
* हमारे नेता ओर निर्माता'--पृष्ठ ४ 
: 9 “हमारे नेता ओर निर्माता!--पृष्ठ ८४ 





अहिन्दी-भाषी नेता... ३९१ 


रखना चाहिए तो उस घड़े को रखना हे, ठीकरियों को क्‍या डर हो सकता है ? ”* 


सत्याग्रही सिपाही के लिए मरने की तालीम पाना कितना आसान है, यह भी 


उनकी वाणी ही समझा सकती है । उन्होंने कहा था, “मरने मारने की तालीम 
सिपाहियों को देने में सरकार को छः महीने लगते हें। हमें तो सिर्फ मरना ही 
सीखना है, इसमें तीन महीने भी क्‍यों रूगने चाहिए ? ”* सरदार कर्म के धनी थे, 
कोरी पंडिताई उन्हें कभी नहीं भाती थी । वह सीधी-सादी भाषा ही 
पसन्द करते और उसीका प्रयोग भी । सुन्दर और अलंकृत भाषा का उनकी नजरों 
में शायद कोई मूल्य न था। इस्तीलिए उन्होंने लिखा, “विद्वान वह जो भाषा 
को अठपटी और कुभंगी बना दे ।/ १ मानना होगा कि सरदार की भाषा सरल, 
सीधी और प्रभावशाली है। उसमें विद्वत्ता का टेढ़ापन नहीं, किसान का अक्खड़पन 
हैं। उनकी भाषा में कंचन की चमक भले ही न हो, लोहे की शक्ति अवश्य है। अत: 
इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी ठोस लकीरें लिछ गये, हिन्दी-साहित्य 
में भी उनकी भाषा का प्रभाव अवश्य पड़ा है, यह मानना होगा । 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 

राजाजी दक्षिण हिन्दी-प्रचार-सभा के सदस्य रहे हैं ।४ हिन्दी के प्रचार में 
उन्होंने योग दिया है और हिन्दी का समर्थन भी किया है। कई अधिवेशनों में सभा 
के अध्यक्ष रहे हैं और हिन्दी के प्रति उन्होंने लोगों को आकर्षित किया है तथा सभा 
का मार्गदशन किया है । 

राजाजी ने. जमनालारू बजाज के साथ 
सन्‌ १९२९ में हिन्दी-प्रचारार्थ दौरा किया 
और इसी दौरान में ९ फरवरी, १९२९ को 
अर्नाकुलम में हिन्दी पुस्तकालय का उद्घाटन 
किया । इस अवसर पर उन्होंने अपने जो 
विचार व्यक्त किये, उससे ज्ञात होता है कि वह 
हिन्दी के कितने बड़े हिमायती थे। उस समय 
कोचीन को उन्होंने हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन में क्‍ 
अग्रणी रहने के लिए बधाई दी थी और हिन्दी चक्रवर्तों राजगोपालाचारी _ 





के लिए भारत की सर्वमान्य भाषा बनने की 


सरदार पटेल के भाषण'--प्ृष्ठ १४५ 
हमारे नेता ओर निर्माता'--पृष्ठ ८४ 
हमारे नेता आर निर्माताः--पृष्ठ प्प्ड 
. हिन्दी प्रचारक दक्षिण हिन्दी-प्रचार-सभा का विवरण--१-१-१६२६-पृष्ठ ४८ 


56 ऐ+ 3० 


ट 





| ३९२ भारतोय नेताओं को हिंदी-सेवा 


आशा व्यक्त की थी। इससे भी आगे बढ़कर तत्काजीन राज्य सरकार से हिन्दी 
की अनिवार्य विधय बना देने की प्रार्थना और घोषणा की थी ।" 

मंदूरा में 'मदूरा टोचर्स एसोसियेशन' के सम्सेऊन में राजाजी ने हिन्दी का. 
समर्थन करते हुए कहा था, “राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा 
व्यापारिक सभी दृष्टियों से हिंदी दक्षिण भारत के स्कूलों के पाठ्य-क्रम का 
एक अनिवार्य अंग होनी चाहिए । दक्षिण भारत के लिए संभव नहों कि वह 
आनेवाले स्वराज में मताधिकार से वंचित रहे। सभी वक्षिणबालों को हिंदी 
सोखनी हो चाहिए, क्योंकि अगर भारत में किसी भी प्रकार को जनतांत्रिक 
सरकार बनेगी, तो हिंदी ही केवलमात्र राजकीय भाषा हो सफेगी ।”* 

अपनी इसी यात्रा में विसदनगर का सार्वजनिक सभा में बोलते हुए भी 
राजाजी ने अपने इन विचारों को दोहराया था, “हिंदी भावी भारत 
को राज्यभाषा है, हुमें अभी से उसे जरूर सोख लेना चाहिए ।”३ भारतीय 
शिक्षा में हिन्दी का क्‍या स्थान है, इस विषय पर बोलते हुए राजाजी ने इंटर- 
नेशनल फेलोशिप' के सम्मेलन में निश्चित रूप से दक्षिण भारत में हिन्दी की 
अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया था और कहा था कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
गणराज्य की राष्ट्रमाषा एकमात्र हिन्दी ही हो सकती है ।* | ुड 


१ “हिन्दी प्रचारक--मार्च, १६२६--प्रष्ठ ६७ 
2 20. में “वाशत इठपात 9९ 3 गररटट$8काए (37: णी ९ 80 [फतठांथ7 52000 टफ्लॉटोप्फा 
पर ण्गिय जी एगाएउददो, इ्ॉंटाओो बाते 2077ढाटांडों ए078 ० एा2टए, 38000 गाता 
९6प्रंत 700 6/त (० 9९ तांड#बाठंगंडटते 5 7९ ठठफांच॒ह 50०००]. पटए 5४०ए१ 
था हा॥ नाजशता, जोीडए्रटा छोठत0९ ८0०पोत फट घाट इक 2780386 है कग्रता&॥ शाठपात 
व४एट 879 0िएए ए तला0टछव6 (0एटफआएथा, 


“हिन्दी प्रचारक--मा्चे, १६२६--पृष्ठ ७० 
3 #नाध्ता रो 96 ध॥6 5906 2्ाएफ्डछु९ 0 ट०ऋांगहु 77093 छोते छू प्रपड टखा72 
70 7079 ॥70७४7 ““ हिन्दूः---४ फरवरी, १६२६ 


४ इस अवसर पर व्यक्त किये हुए राजाजी के कुछ विचार इस प्रकार थे-- 

जज +.. “कणड्ांडि बेड शटटटडब्तीए ए2 [2789282 णी ए8 बतेशांफांडएक्षधं०णा 80 0ाह्ू 35 7६ 

8 607व7८66 ७9 क्रिष्ठांक्रिराटत,. फ्रिप जरा ए०एदा ब5 एथ75वि7९0 00 (९ 96००८ 

5 0० एंड 20फ्रा09, एं]6 ८07एफथ्ा2ट< ठी खिष्ा।ईं। क०पोते इकणएट ६0 एद्थप्टा प्ाह 00700 

-.. -+ ण पल फुलठ्ज़ेठ 0एक पाला फटजालक्ांग्रपएटड खाते इ००एन75, ते हए८ पेपडंए० 90४८7 
0 8 ८88४८ ए प्राद्चा7020१73. । 

या लक क्‍ _. <*[३ ३६ णाल छा (9९ ९४४5८०(४379$8 0+' 8००0 (ए०एथफशला। गंध तेशाएटाबीर णिएा&_ 

हा । । | ह द (787. (0८ 20067 02८58 इठपोते 796 45 ॥९७। ६ / ०५ 0 (02 7८०७८. ४८ प्रथए७६ ०४0056 8077९ 

रा | ता ]27 8००४० 3७3 6 %0807284< ० फट (0एकएशाला। जी (तां&... 7६ 8 0०एं०एड 

77222. पाना पाल दठा८९ क्र 5० ्रगतपडबात गुफा 6 (०087८88 ॥088 ई007९9(8व ७700, (४८ 

- वरंटीफप ऐेटए07६ ०ण्यं०क ८5 १६ [7 ८ तारा 070$7पव60. निगतेए४:७ए 45 (7० [8087०82० 


[हु भए०८८०७ बयते धयावेंटाउ0006 ७ मल ग8०ा: गरधायों6० 49 709, छा7ते 45 77002 07 085 











































अहिन्दी-भाषी नेता ३९३ 


वर्तमान काल में किन्हीं राजनीतिक कारणों से राजाजी हिन्दी के विरोधी बन 
गये मालम होते हैं, किन्तु उनका पुराना हिन्दी-प्रेम टूट गया हो, यह नहीं माना जा 
सकता । राजनीति समय के अनुसार मनुष्य के विचारों को बदर दे सकती है 
किन्तु भाषा और साहित्य की स्थिरता विचारों को पूर्ण रूप से हिला नहीं सकती । 
आज भी राजाजी का योग हिन्दी को मिल रहा हैं, इसमें तनिक भी सन्‍्देह करने 
की गूंजाइश नहीं । उनके द्वारा लिखित रामायण की कथा का अनुवाद हिन्दी में 
उनकी पुत्री लक्ष्मी देवदास गांधी ने दशरथ नन्दन श्रीराम' के नाम से किया है। 
पुस्तक का यह हिन्दी-संस्करण बहुत लोकप्रिय हुआ है । इस प्रकार राजाजी आज 
भी हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में योगदान दे रहे हैं, यह सत्य भुलाया नहीं 
जा सकता । 
विनायक दामोदर सावरकर क्‍ 

सावरकरजी का जीवन क्रांतिकारी घटनाओं से परिपूर्ण है और राष्ट्र-भक्ति 
एवं हिन्दुत्व उनके साव॑जनिक जीवन का मूलाधार हैँ । बंग-भंग-आन्दोलन से 
संबंधित जो प्रतिक्रियाएं इस शताब्दी के आरंभ में देशभर में हुईं, उनसे उन्हें प्रेरणा 
मिली | उनके जीवन की घटनाएं रोमांचकारी हैं और किसी उपन्यास के घटनाक्रम 
से कम रोचक नहीं; किन्तु उस घटनाक्रम के केवल साहित्यिक पक्ष का सिंहावलोकन 
ही इस स्थान पर उपयुक्त होगा। उत्साह, साहस तथा वीरता जैसे मानवोचित गुणों 


बॉए2209 06 4गर्ठप७ फी2009. . + - फैट शॉटाशबएए८ शोजरटा 2रा2ए 926 एटाए शीफ्पए 


70 706 एएट8टए ९तैपट&९त 25525 48 00 गा स्टा85070 6 870807285 0 ८ एकाएवो 
(>0ए्रधफण दा, बममा3, 002टए०, छ०ण्णंत एछाब्टप्रंटथीए एगबाप्ट ए0४6० 700 ऊपोणाट 
इ5ट८०णा०९5 (06 2056 [9728८/ए९ ० 28 20776 णए प्रशरा[णाड इटढटाट्ते & 50ए67 पित्त, बाते 
छतठ्पोत एपा ४76 78076 ए0कपोबाएा ०ए णी 0ठप९०ा छापा एफप्ा(36 ब्रवाणंशंडएद्ा00. 
प्रफाड ए४०णोंत 77८80 ए्7050 970740ए 9230 (0फटएालां, 800 ३5 ८टए&ाए०!० ४200 06- 
777009८ए..._ 7फ)्रट ?7प्ाफेलक छत 7९णूजै ऐब: टबाए ए0टबत 270 धा-7:6८ ४78759, 2०ए८० 220- 
९०007वं8#8 ४0 प्ा€ एटणफ 409 शंबणते47ते ब्रतेण 66 (07 6शाइप्ड 9एप08८5, 38 2) 77॥07 
ए278075 $ ७7९7८25 टएला औशबाबएथाद्ाए 35 (6 77067-07806 ० 7$ ए्रत078, 

*790ए7#९९८४ ०0765 57€ब7 साएदीा 67 20869 ब्रा।टत तांब्वल्टाड 0 फ्रांगदा, 80782 ०८, 
0ै5347772586 छ0ते (0070ए28 ८0०पण $ड ल.0ाट5 ; ऐक्िवागा बाते 5पुध्यदां 202 ४०0६2०१ 09 
(7९68 ००07८8 ३ (९ एऐशबएत20 इए०पए फटोपातह गकफाफ़, रछापटुण, टिब्लछप्रठत09, 
१०० वोदाए ब270वें पपाप 276 90४67 09 अ#ंड ८70728,.. 7 फ्राप5 50 98 #टाशटाणंटल्त 
फैबा प्/0822 एी0 इ7८ब४ ऊग्पड्बोटट, रैशक्वाबाएं, "पुंक्ावा ब्यते पट 00 व8708 02825 
८27 ८2४ ]€द0 70 (0]0७ क्रणवी.. . . - 

बा पक चिट. & ८077फपांड0ए9 ए>70ट्ञा/कण776 ् सशतोी क 80प7 शत श०णेत 
586 & व०फ्< 965झग78, 77 ६7०५६ 70 छ०पंव #ढ9 बंघव९टाए 00 ए72४क्‍676 पराथाएोठफ्शाला: 
बा7078 ९0प८४८९० ४०फएश०ा) 0 एएए०ए दशतां& 


-इन्‍्टरनेशनल फैलोशिप” नामक संस्था में श्री राजगोपालाचारी द्वारा पठित 
एक पत्र से--मद्रास, जनवरी १६२६ । (दिंदी-प्रचारक--फरवरी, माचें, १६२६- 
पृष्ठ १०३ से १०५ तक ) 








है 
' 
हा! 


सडक एप या: एप न चल 


जनक नफटटनजनानन मनन “टन >लकतपहुफह 








३९४ भारतोय नेताओं को हिंदी-सेवा 


के अतिरिक्त सावरकर ने जन्मजात बौद्धिक प्रतिभा का भी परिचय दिया हैं। गत 
चालीस वर्ष हुए उन्होंने मराठी में लिखना आरम्भ किया था । उनके लेखों के 
कारण मराठी के साहित्यिक क्षेत्रों में काफी 
हलचल मची, क्योंकि वह भाषा की विशुद्धता 
और शैली की गरिमा के कट्टर समर्थक 
थे। किन्तु सावरकर का दृष्टिकोण अखिल 
भारतीय था, इसलिए आरंभ से ही जो प्रयत्न 
उन्होंने मराठी को उन्नत करने के लिए 
किये, वे ही हिन्दी की प्रगति के हेतु भी 
किये । भाषा के सम्बन्ध में वह प्रसिद्ध 
लेखक फ्रेंक केलन* के अनुयायी रहे हैं और 
उनका यह विश्वास रहा है कि किसी भी 
देश के लिए निजी भाषा के विशुद्धरूप को 
बनाये रखना और विजातीय तत्वों तथा 
विनायक दामोदर सावरकर विदेशी आक्रमणों से उसके शब्द-भंडार की 
सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है । 

सावरकर की यह धारणा रही कि स्विफ्ट, गिबन, जोनसन और कारलाइहुू 
जैसे प्रतिभासंपन्न लेखकों ने विदेशी साहित्यों से प्रभावित होकर अंग्रेजी 
साहित्य में विजातीय प्रवृत्तियों तथा लेटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के शब्दों 
को स्थान दिया और केवल शेक्सपीयर तथा चार्ल्स लैम्ब ही ऐसे लेखक 
थे, जिन्होंने अंग्रेजी की परंपरागत मर्यादा को सुरक्षित रकखा और अंग्रेजी- 
भाषा को प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार वह चाहते रहे कि मराठी और हिन्दी 
के विशुद्ध रूप को सुरक्षित रकखा जाय और इन दोनों भाषाओं को ऐसे तत्वों से 
मुक्त किया जाय, जो इनके प्राचीन स्वरूप के साथ आत्मसात्‌ नहीं हो पाये हैं । 
“राष्ट्रभाषा हिन्दी का नया स्वरूप शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा हैं---संस्कृत- 
निष्ठ हिन्दी को ही हर हालत में राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। मुसलमान लोगों को 
प्रसन्न करते के लिए हिन्दी को विक्रृत करने की आवद्ययकता नहीं । हिन्दी से संस्कृत 








१ “238 छल प्रधाणानोए बयते फ्रंडत0ए ॥28९०६ गाते डे ब8०ां780 था! 07287 47- 


+ टपाश005 ऐबा 799 ग्ग|[पारट बात 207%फएा पीट बब्ाते ० 0 9फ द्वाते (7९. 5०९7९ ० 


-0फ़ गाग्खिटए ब्यूव ढफ्कीत7000, त6अंजएड 00778 80 एप्टा 2४ 00. 97९8९०ए९ ले ई0- 
-चहपाज़ बाते शिए[ना' 200207ए20९४४, 30 70 पर:९ ख्राक्प्रादट ४९ ०पहुत्रा ६0 एपथाते 70078 


..._, ग्यणल बथ्बोणडाए पद्ा। (6 फगगप्रए्ड एज बणते गावसंवेप्थ।ए ्ी 0प (8080०86-7 


अब से, (ककण के ऋटटीटा०८ कंध फिहाांड-298० 370 








. अहिन्दी-भाषी नेता ३९५ 


शब्दों का बहिष्कार उचित नहीं।”" इससे भाषा तथा लिपि के सम्बन्ध में 
सावरकरजी के विचार स्पष्ट हो जाते हैं। उनकी शैली इसी विचार के अनुरूप है और 
हिन्दी के लिए भी, जिसे उन्होंने सदा राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है, इसी मत का 
अवलम्बन किया है। सन्‌ १९३७ में हुए अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के रत्ता- 
गिरि-अधिवेशन में सावरकरजी के प्रयत्न से अखिल भारतीय भाषा के संबंध में जो 
प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अनुसार देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि और संस्कृत- 
गर्भित हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीक् किया गया ।* इस अवसर पर उन्होंने 
अपने भाषण में समस्त देश के साहित्यिकों से अनुरोध किया कि वे सभी भाषाओं 
को देवनागरी लिपि में लिखना आरम्भ करें। स्वयं सावरकरजी ने हिन्दी-भाषी 
क्षेत्रों में हिन्दी में भाषण देने की परिपाटी को अपनाया । उन्होंने संस्कृत को देव- 
भाषा और हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद दिया था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा 
है---/हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने में अन्य प्रान्तों की भाषा के संबंध 
में कोई अपसान की भावना या ईर्ष्याल्‌ भावना नहीं हे। हमें'अपनी प्रांतीय भाषाओं 
से भी उतना ही प्रेम हे, जितना कि हिन्दी से । ये सब भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र 
में उन्नत होती रहेंगी । वास्तव में कुछ प्रांतीय भाषाएं हिन्दी भाषा की अपेक्षा 
अधिक सम्पन्न हैं, परन्तु फिर भी हिन्दी अखिल हिन्दुत्व की राष्ट्रभाषा 
होने के लिए सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है ।/? अपने एक लेख में सावरकरजी ने 
हिन्दी की प्रगति का सिहावलोकन करते हुए लिखा था-- “आयरलेंड जसे राष्ट्र को 
अपनी राष्ट्रभाषा को पुनरुज्जीबित करने का कार्य करते सो वर्ष हो गये और अभी 
वह पूर्ण नहीं हो रहा, यह देखकर पच्चीस वर्ष में कुछ तो हुआ, इतना ही समाधान ! 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा ओर नागरोी को राष्ट्र-लिपि बनाने का प्रइन आज सामा- 
जिक और राजनोतिक कार्यों में एक आवद्यक प्रइदन और देशव्यापी जीवित आन्दो- 
लन हो गया है, यही थोड़ी-बहुत संतोष की बात समझनी चाहिए ।४ इसी संतोष 
और समाधान के साथ सावरकरजी सदा हिन्दी की सेवा करते रहे हैं और हिन्दी 


के प्रचार में योगदान देते रहे हैं । उनकी प्रायः सभी पुस्तकों" का हिन्दी में अनुवाद 


वीणा? इन्दोर--अगस्त, १६३७ 

सावरकर साहित्य नवनीतः--पृष्ठ ३७८ 

हमारी समस्याएं--एष्ठ ३० 

आरयेमित्रः---१६ दिसम्बर, १६३५ 

सावरकरजी की अ्रनूदित पुस्तकें--- 

१. कालापानी, २. आत्मइत्त (दो खण्ड), ३. भारतीय रस्वातंत््य समर, 
४. संन्यस्त खडग, ४५. उत्तरक्रिया, &. सावरकर को कविताएं, ७. हमारी 
समस्याएं, ८- सावरकर के भाषण, ६. हिन्दूराष्ट्रदशन, १०. हिन्दुत्व । 


बी कई ७0 8 उ 9 












३९६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


हो चुका है, जिसे.उनकी हिन्दी-साहित्य को एक देन मान सकते हैँ। अहिन्दी-भाषी 
होते हुए हिन्दी में मौलिक लेख लिखकर भी उन्होंने हिन्दी की सेवा की है। अतः 
हिन्दी के विशुद्ध रूप को बनाये रखने में उनके योगदान का मूल्य अवश्य है । 
काका कालेलकर 

जिन नेताओं ने राष्ट्रभाषा-प्रचार के कार्य 
ली और अपना समय अधिकतर 
इसी काम को दिया, उनमें प्रमुख 
नाम काकासाहेब कालेलकर का 
आता.है । उन्होंने राष्ट्रभाषा के 
प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के 
अन्तर्गत माना है। दक्षिण भारत 
हिन्दी-प्रचार-सभा के अधिवेशन में 
(१९३८) भाषण देपे हुए उन्होंने 
कहा था, “हमारा राष्ट्रभाषा-प्रचार 
एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। वह पक्ष- 
निरपेक्ष हैं।... जिन लोगों को 
हिन्दुस्तान की एकता अभीष्ठ हें, 
उन्हें राष्ट्रसंगठन आज का युगधमें- 
सा मालम होता हैँ । स्वराज्य जिनके लिए प्राण-स्वरूप है, ऐसे सब छोग 
राष्ट्रभाषा-प्रचार के आन्दोलन में दरीक हो सकते हूँ। . . . प्रांतीय भाषा के 
अभिमानियों को में इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रभाषा के प्रचारक हम लोग हिन्दी- 
भाषा-भाषी नहीं हूं (१ 

उन्होंने पहले स्वयं हिन्दी सीखी और फिर कई वर्ष तक दक्षिण में सम्मेलन 
की ओर से प्रचार-कार्य किया। अपनी सूझ-बूझ, विलक्षणता और व्यापक अध्ययन 
के कारण उनकी गणना प्रमुख अध्यापकों और व्यवस्थापकों में होने लगी । 
हिन्दी-प्रचार के कार्य में जहां कोई दोष दिखाई देते अथवा किनन्‍्हीं कारणों 
से उसकी प्रगति रुक जाती, गांधीजी काका कालेलकर को जांच के लिए वहीं भेजते । 
इस प्रकार के नाजुक काम काका कालेलकर ने सदा सफलता से किये । इसीलिए 
_ 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना के बाद गुजरात में हिन्दी-प्रचार की 
व्यवस्था के लिए गांधीजी ने काका कालेलकर को चुना। काकासाहब की मातृभाषा 
... मराठी है । पहले उन्होंने हिन्दी सं,खी । उसके बाद दक्षिण भारत में रहने के कारण 
..._$ “दक्षिण भारत हिंदी अचार सभा? के १६३८ के कार्यविवरण से । 


विशेष दिलचस्पी 





काका कालेलकर 











स्किन 2 - पे 7० 





अहिन्दी-भाषी नेता .. ३९७ 


दक्षिणी भाषाओं का कुछ ज्ञान प्राप्त किया । अब नया काम सौंपे जाने पर उन्होंने 
गुजराती का अध्ययन प्रारम्भ किया । कुछ वर्ष तक गुजरात में रह चुकने के बाद 
वह गुजराती में धाराप्रवाह बोलने लगे। साहित्य अकादमी में काकासाहब आज 
गुजराती भाषा के प्रतिनिधि हैं। गुजरात में हिन्दी-प्रचार को जो सफलता मिली, 
उसका मुख्य श्रेय काकासाहब को है। 

काका कालेलकर उच्च कोटि के विचारक और विद्वान्‌ हैं। उनका योग- 
दान हिन्दी भाषा के प्रचार तक ही सीमित नहीं । उनकी अपनी मौलिक रचनाओं 
से भी हिन्दी-साहित्य समृद्ध हुआ है। सरल और ओजस्वी भाषा में विचारपूर्ण निबन्ध 
और विभिन्‍न विषयों की तकंपूर्ण व्याख्या उनकी लेखनशैली के विशेष गुण हैँ। मूलरूप 
से विचारक और साहित्यकार होने के कारण उनकी अभिव्यक्ति की अपनी शैली है, 


जिसे वह हिन्दी, गुजराती, मराठी और बंगला में सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं । 


उनकी हिन्दी-शैली में एक विशेष प्रकार की चमक और व्यग्रता है, जो पाठक को 
आकर्षित करती है। उनकी दृष्टि बड़ी सृक्ष्म है, इसलिए उनकी लेखनी से प्राय: ऐसे 
चित्र बन पड़ते हैं, जो मौलिक होने के साथ-साथ नित्य-नये दृष्टिकोण प्रदान करते 
हैं। उनकी भाषा और दैली बड़ी सजीव और प्रभावशाली हैँ। कुछ लोग उनके 
गद्य को पद्यमय कहते हैं। और कुछ ह॒द तक यह सही भी है। उसमें सरलता 
होने के कारण स्वाभाविक प्रवाह है और विचारों का बाहुल्‍य होने के कारण भावों के 
लिए उड़ान की क्षमता है । उनकी शैली प्रबुद्ध विचारक की सहज उपदेशात्मक शैली 
है, जिसमें विद्वत्ता, व्यंग्य, हास्य, नीति सभी तत्व विद्यमान हैं। अपनी पुस्तक जीवन- 
साहित्य' में साहित्य की कसौटी के सम्बन्ध में काकासाहब ने लिखा हँ---'साहित्य 
देवी शक्ति हे । इस शक्ति के बल पर निर्धन मनुष्य भी लोकप्रभु बन सकता हे 
और महासम्माद भी राजदंड से जो कुछ नहीं कर सकते, उसे शब्द-शक्ति हारा 
आसानी से साधता हे । राजा को तनख्वाह देकर अपने यहां प्राणन्राण प्रवणमति' 
हृदय-शन्य सिपाही रखने पड़ते हैं । लेकिन साहित्य-सम्भाद के पास सज्जनों की 
स्वयंसेवी फौज हमेशा तेयार रहती है । . - - लोगों में उत्साह पेदा करना, 


लोगों की शुभवृत्ति को जाग्रत करना और सरस्वती के प्रसाद से लोगों का धर्मे- 


तेज प्रज्ज्वलित करना, साहित्यकार का काम हें । सिर्फ जनरंजन करना, लोगों 
में जो-जो वृत्तियां उत्पन्न होंगी, उन सबके लिए पर्याप्त आहार दे देना साहित्या- 
कार का धंधा नहीं है । . . - सौंदर्य के साथ अगर शील हो तभी वह शोभा देता है, 
साहित्य के साथ सात्विक तेज हो तभी वह भी कृतायें होता है ।”* 
काकासाहेब मंजे हुए लेखक हैँ । किसी भी सुन्दर दृश्य का वर्णन अथवा 
१ “जीवन-सलाहित्य'--प्ृष्ठ २२-२३ 









३९८ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


पेचीदा समस्या का सुगम विश्लेषण उनके लिए आनन्द का विषय है । उन्होंने 
देश-विदेशों का भ्रमण करके वहां के भूगोल का ही ज्ञान नहीं कराया, अपितु उन 
प्रदेशों और देशों की समस्याओं, उनके समाज और उनके रहन-सहन, उनकी 
विशेषताओं इत्यादि का स्थान-स्थान पर अपनी पुस्तकों में बड़ा सजीव वर्णन 
किया है । काका कालेलकर जीवन-दर्शन के जैसे उत्सुक विद्यार्थी हैं, देश-दर्शन 
के भी वैसे ही शौकीन हैं । हिमालय ने उन्हें आकषित किया और उसके आह्वान 
पर वह हिमालय की यात्रा के लिए निकल पड़े । उन्होंने स्वयं लिखा है-- 
“हिमालय जाने की वृत्ति हिन्दू मात्र में स्वाभाविक रूप से होती है। सिन्धु, 
गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी सखियां सभी हिमालय की पुत्रियां हें। इसलिए हरेक 
नदी-भक्‍त को कभी-स-कभी अपने ननिहाल में मोज करने जाना ही है । हिमालय 
का वेभव संसार के सभी सम्राठों के समस्त बेभव से भी बढ़कर हे। हिमालय ही 
हमारा महादेव हैँ । अखिल विश्व की समृद्धि को समृद्ध करता हुआ भी वह अलिप्त, 
विरक्‍त, द्ञान्त और ध्यानस्थ हे । हिमालय में जाकर, उसीको हृदय में धारण कर 


लेने की शक्ति जिसमें हे, उसीने जीवनभर विजय पाई हें ।” * 


काकाकालेलकर को बचपन से ही यात्रा का शौक रहा है । उनके संस्मरणों 
में यात्रा का विशेष स्थान हैं। उनकी उदात्त कल्पना ने उपमाओं को भाषा-शैली 
के साथ ला जोड़ा हैं। मधुर कल्पना ने भाषा को सौंदर्य प्रदान किया है । 
इन उपमाओं का उदाहरण देखिये-- ऊपर पहुंचकर जो दृश्य देखा, उसे में इस 
जीवन में भूल नहीं सकता । अनगिनत हिमाच्छादित शिखरों की एक महान परि- 
षद्‌ अधें-वर्तृलाकार रचना में विराजित थी, मानो वेदकालीनः ऋषियों की कोई 
महासभा बेठी हो । . . यह सफेद बरफ इस प्रकार बिछी थी, मानो त्रिकाला- 
तीत हो ४... 
. इस अलौकिक दृश्य के साक्षात्‌ से ज्यों-ज्यों उनकी आत्मा में उल्लास 
आता गया, उनकी भाषा त्यों-त्यों प्रांजल होती गई। आगे चलकर वह कहते हैं--- 
“वह समचा दृश्य पहाड़ियों के हिलोरते हुए महासागर के समान मालम होने 


 लूगा। अगर इस तरह की एक भी पहाड़ी हमारे समतल प्रदेश में आकर बसे, तो 
 चारण ओर कवि बड़े गव॑ के साथ निरन्तर उसकी प्रशंसा करते रहें। लेकिन इन 


पहाड़ियों को कोई पूछता तक नहीं। जिस प्रकार हिन्दुस्तान के सन्‍्तों की कोई 
गिनती नहीं, उसी प्रकार हिमालय की इन पहाड़ियों की भी कोई गिनती नहीं । 
अखण्ड हिमप्रदेश का अर्थ हें काल के परिवर्तेत का पराभव । बारहों 


..__महीने यहां की शोभा ज्यों-की-त्यों बनी रहती हे । लेकिन इस शोभा में भी प्रति- 


.._$ हिमालय की यात्राः-पृष्ठ १२. 








पर" स७->शलकलिनरन -८थ८३-+-:- ना स्हादा-भाकलन्थलानप चए। 


अहिन्दी-भाषी नेता ३९९ 


क्षण लावण्य पुरने का कार्य सवितानारायण की किरणें करती रहती हैं । किसी 
पुण्य पुरुष के सहवास से जिस तरह आसपास के सारे समाज के धर्मनिष्ठ बन जाने 
का भास होता है, उसी तरह सुबह की बालकिरणों के फंलते ही समस्त शिखरों 
के अनुरक्‍्त होने का दृश्य उपस्थित हो ही जाता है । कभी-कभी सारे शिखर गेरुआ 
रंग धारण कर दद्नामी अखाड़ा जमाते हैं ।” 

भाषा और भाव इतने सुंदर हैं कि पाठक लेखक के साथ ही उसके 
कल्पना-जगत में पहुंचकर अपनेको भी भूल जाता है। काकासाहब को यदि 
ऊंचे पर्वतों और शैलमालाओं ने आकर्षित किया और उनके सौंदर्य से वह अभि- 
भूत हुए तो मैदानों में बसनेवाली आदिम जातियों के अनगढ़ जीवन में भी उन्हें 


. जीवन की कला के दर्शन हुए । उनकी जीवन-कला को, उसके सौंदयं को और 


रूप को सभ्यता के हाथों परिष्कृत बना देने के लिए उन्होंने लिखा--- 
“इनकी जीवन-कला चाहे कितनी ही असभ्य हो, किन्तु इसमें एक प्रकार की 
संस्कारिता अवश्य है, जिसके अंग-प्रत्यंग में सामंजस्य हुँ । कपड़े, बाजार, हाट, 
सिक्‍के, संग्रह, सुद और सराफी, लेखनकला, स्थापत्य और वस्तु-निर्माण, नगर- 
रचना और साम्राज्य-व्यवस्था आदि सभ्य संस्कृति के किसी भी अंग के साथ इनकी 
तनन्‍्मयता अभी नहीं हुई है। काल-बल का असर इनपर हो रहा है . . . अगर 
हम जीना चाहते हें . . « इन्हें अपने जसा बताकर अपने साथ लिये बिना नहीं चल 
सकते ।९ 
काका कालेलकर सच्चे अर्थों में बृद्धिजीवी हैं । लिखना सदा से उनका 

व्यसन रहा है। सार्वजनिक कार्य की अनिश्चितता और व्यस्तताओं के बावजूद 
यदि उन्होंने बीस से ऊपर ग्रन्थों की रचना कर डाली, इसपर किसीको आइचर्य 
नहीं होना चाहिए। इनमें से कम-से-कम पांच-छ: उन्होंने मूल रूप से हिन्दी में 


लिखे हैं ।१ यहां इस बात का उल्लेख भी अनुपयुक्त न होगा कि दो-चार को छोड़- 


१ “हिमालय की यात्राः--पृष्ठ १६० 

« “आजकल? (आदिवासी अंक) जून, १६४२--पृष्ठ १४ से संथाली मुरली” लेख से । 
संथालों का परिचय पाकर काका कालेलकर ने यह लेख हिन्दी में लिखा था । 

3 हिन्दी में उनको मूल, अनूदित और संपादित पुस्तकें इस प्रकार हैं-- 

मसल 
१. उस पार के पड़ोसी, २. हिन्दुस्तान के प्रचारक गांधी, ३. हिन्दुस्तानी की 
नीति, ४. जीवन-संस्कृति की बुनियाद, ४. बापू की भांजियां, ६. जीवन का 
काव्य ७. जीवन-साहित्य 

अनूदित 

८. लोक-जीवन,_ &. कल--एक जीवन-दशोन, २ौ१०- हिमालय की यात्रा, 








| 
१ 
कि |] 
| 
| 
जी 
है 
३० अप 


47-22 मण३० नपीाय>4>2>- लि 3 पी ७294% अप कमर 





रा 
| 
है 
हे 
३४ 
! 
| 
लय 
! 
० 
३ औ, 
६० 
ग 
; 
3 
४2] 
रा 
॥॒ 
प 
्ि 
रा 
ि 
ि 
५ 
; 
| 
। 
| 







४०० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


कर बाकी ग्रन्थों का अनुवाद स्वयं काकासाहब ने किया है, अतः मौलिक हो या 
अनूदित वह काकासाहब की ही भाषा-शैली का परिचायक हैं। हिन्दी में यात्रा- 
साहित्य का अभी तक अभाव रहा हैं। इस कमी को काकासाहब ने बहुत हद तक 
पूरा किया है । उनकी अधिकांश पुस्तकें व लेख यात्रा के वर्णन अथवा लोक-जीवन 
के अनुभवों के आधार पर लिखे हैं। हिन्दी-हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में भी उन्होंने 
कई लेख लिखे हैं । हिन्दी पत्रों के लिए काकासाहब सदा हिन्दी में ही मौलिक 
रूप से लिखते हैं। कहीं भी हो, उनकी भाषा और दैली निराली ही दिखाई दे 
जाती है । उनके लेखों और भाषणों से तो हिन्दी भाषा का पोषण हुआ ही है, उनकी 
पुस्तकों से भी हिन्दी-साहित्य को सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' के दर्शन हुए हैं । हिमालय 
से अवतरित होकर ककूकल बहती धारा की तरह इन पुस्तकों में उनकी विचार- 
धारा बही है और तट के पुष्पों की तरह उनकी भाषा और साहित्य का सौंदर्य 
खिला हू । इस तरह काका कालेलकर ने साहित्य को हिन्दी-श्री से समद्ध किया है 
और उसके रूप को भाव की लेखनी से सजाने और संवारने में योग दिया है । 
कन्हेयालाल मणिकलाल मुंशी 
जिस राष्ट्रकवि ने भारत भारती द्वारा राष्ट्र की वन्दना की है, उसी कवि ने 
कन्हेयालाल माणिकलाल मुंशी की अभिवन्दना इन पंक्तियों से की है--- 
“बेठो विविध विषय निष्णात, 
आज कहानी ही होने दो, लो, यह हुंका तात, 
बुनो कलापट कथासूत्र से कलित-कल्पना कांत। 
भंग करे सौ सुरचापों को रंगों की बरसात, 
बजती रहे तुम्हारी वाणी वीणा-सी लिख्यात। 
बने आपबीती-सी आहा, बरबीती भी बात, 
जनमें वन में देत्यभवन में अमर सुधा अवदात ।”५ 


किसकी कल्पना ने साहित्य का कलापट काता और बुना है, इन पंक्तियों 
से कुछ विस्मय-सा होता है । किन्तु यह अवश्य मानना होगा कि कवि मैथिलीशरण 


११. केद की आजादी (उत्तर की दीवार ), १२. दो आम, १३. स्मरण-यात्रा, 
१४. जीवन-लीला, १५. धर्मोदय, १६. सूर्योदय का देश जापान, 
संपादित 
१७. आश्रम की बहलों से, १८. बापू के पत्र आश्रम की वहनों के नाम, 
१६. पांचवें पुत्र को बापू के आशीर्वाद, १६. बापू के पत्र बजाज-परिवार के नाम 
२०. बापू की कलम से, २१. विवाह-विधि । 
.  'मुन्शी अभिनन्दन अन्थ ---पृष्ठ ४३६ 


<ः है: अल शक ४ या 








बा 





और प्रेमी हैं । ऊंचा साहित्यकार किसी भाषा 


अहिन्दी-भाषी नेता... क्‍ :४०१ 


और साहित्यकार मुंझी दोनों ने साहित्य के कछापट का ताना-बाना बुनकर उसे 
पूर्ण किया है । काव्य की इन दो पंक्तियों के ताने में कवि ने गद्य का बाना -भी 
बुन देना उचित समझा और इसीलिए उन्होंने 
दो शब्द लिखकर यह भेंट साहित्यकार मुंशी 
को अपित कर दी। उन्होंने लिखा, “राजनीति 
के क्षेत्र में लोगों की लोक-प्रियता घठती- 
बढ़ती रहती हैँ, परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं, श्री मुंशी महान साहित्यकार हें ।* 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गुजराती 
और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के उच्च साहित्य- 
सर्जक होते हुए भी हिन्दी के महान समर्थक 





का साहित्य ही, उसका स्तर ऊंचा ही देखना क्न्हैयाछाल माणिकलाल मुन्शी 
और रखना पसन्द करता है। अंग्रेजी भाषा में 


प्रवीण मुंशीजी के यह विचार जानकर कदाचित लोगों को इस बात से अवश्य 
आदइचर्य होगा कि मुंशीजी की यह धारणा हैँ कि हिन्दी की भाव-प्रेषणीयता 


अंग्रेजी से अधिक है। वह गठीली, परिमाजित व परिष्कृत संस्कृतनिष्ठ 
हिन्दी के समर्थक हेँ। भाषा भावनाओं से भरी हो, उदगारों से ओत- 
प्रोत हो और उसपर कल्पना की करई चढ़ी हो, ऐसी शैली मुंशीजी की 


'मनभावनी लेखन-शैली हैं। अपने लेख हिमालय की ओर' में वह लिखते हैं--- 


“हम कत्यूर राजाओं की पुरानी राजधानी गरुड़ गये। किन्तु इस बार 


 आकादा पर बादल थें और हम घाटी सें बरफ नहीं देख सके । गांव का 


मुखिया शुद्ध हिन्दी बोलता था और हमारी उपलब्धियों में उसकी सहज पेठ थी ॥ 


. यदि बे लोग, जो यह कहते हें कि शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी (वाजारू किस्म की हिन्दी 


नहीं) एक क्रृत्रिम भाषा हैँ, इन भागों में आयें और इन सुखियों को भाषा सुनें, 
तो उन्हें आइचये होगा । उन लोगों की बोलचाल की भाषा बनकर हिन्दी ने इतनी 


 सामर्थ्य और प्रेषणीयता अजित कर ली हैं कि हम अंग्रेजी बोलनेवालों में से बहुतों 


को उससे ईर्ष्या होगी ।”* द 
जीवनभर वकील, मंत्री, राज्यपार और एक अत्यन्त व्यस्त राजनीतिज्ञ 


रहते हुए भी श्री मुंशी ने पचास से ऊपर ग्रन्थ लिखे हैं, जो अधिकतर गुजराती में हैं, 


१ 'मुन्शी अभिनन्दन और वंदन--भारतीय साहित्य', वर्ष २, अंक १-२ 
* 'भुन्शी अमिनन्दन और वंदन” (रचनामृत खंड ३ से)--५५5 २३३ 


पे-+०२७००५८ लकी नर न रबन 33 बन पर ननक पतन न« “++ आज न तिनीतीित- उन पन्ने "रनतञनन >-८ ०५ >+++७>-- +-०-०२ 


पे 
ता] 
हक] 
हद! 
| 
॥ 
री 
हि 
| 
रू 
है] 


)> हुं | 
| || )॥ ह 
कक |! 
। ४० प्‌ 
ईऔ 27 0६ 
ः - 
का आम | 
| । हे 
हु 


०-4 7-52 कर ४०-4१/म आन हू ४३9३. दर ग् रा की कर & मम दिया य लक 282 से है कई; न आ ४०६ “रशक 5 जप रे 2० नरक: सन जरकओ पर 24558 ५० हे 





४०२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


कुछ अंग्रेजी में । इनमें उपन्यास, कहानी, नाठक, इतिहास, ललित कलाएं शामिल 
हैँ । इसी कारण श्री मुंशी की गणना देश के महान साहित्यकारों में होती है, और 
उनका नाम द्वरद्‌, बंकिमचन्द्र चटर्जी और रवीद्धनाथ टेगोर के साथ लिया जाता 
हैं। उनकी रचनाओं में अमर भारतीय साधना, उसकी मूलभूत ज्योति तथा आध्य- 
त्मिकता और उसकी सा्वभौम उदारता के दर्शन होते हैं । यही उनकी प्रेरणा के 
स्रोत हैं और इन्हींका निखरा हुआ रूप उनकी प्रत्येक रचना से मुखरित हुआ हैं । 
अतः मुंशी का साहित्य अधिकतर गुजराती में होते हुए भी किसी भाषा विशेष की 
सीमाओं में बंधकर रह जानेवाला साहित्य नहीं है । उसका भारतीय रूप, उसका 
सामान्य प्रेरणास्नोत और प्रत्येक पंक्ति से झलकती राष्ट्रीयता अथवा भारतीयता 
इसे सहज सावंदेशीय बना देती है । भारतीय भाषाएं एक दूसरे से इतनी निकट हैं 
कि किसी भी भाषा के महान लेखक की कृतियों का अन्य भाषाओं के साहित्य पर 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । मुंशो की साहित्यिक रचनाओं का परोक्ष रूप से 
हिन्दी पर प्रभाव पड़ा है और इन रचनाओं के हिन्दी-अनुवाद से यह प्रभाव प्रत्यक्ष 
हो गया है । उनके ऐतिहासिक उपन्यास और पौराणिक कथाओं पर आधारित 
रचनाएं हिन्दी में इतनी अधिक लोकप्रिय हुई हैँ मानो मूलरूप से वह इसी भाषा में 


लिखी गई थीं । 


... हिन्दी के लिए मुंशी के मन में सदा विशेष स्थान रहा है और अपने ऋतित्व में 
उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया है | डा० सम्पूर्णानन्द के शब्दों में, “हिन्दी उनको 


अपने प्रबल और अविकम्प्य समर्थक के रूप में जानती हे।” श्री मुंशी की यह धारणा 


रही है कि “विद्या की कोई भी संस्था वास्तविक अर्थ में भारतीय नहीं कही जा 
सकती जबतक कि उसमें हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन का प्रबन्ध नहीं हो ।”* 
उन्होंने हिन्दी-प्रचार के कार्य में सक्रिय भाग लिया है । महात्मा गांधी ने मुंशीजी 
को इस ओर खींचा था। उन्हींके निर्देश से मुंशीजी ने प्रेमचन्द के साथ बम्बई से 
लगभग तीस वर्ष हुए सर्वांग सुन्दर मासिक हंस” चलाया था, जिसका उद्देश्य हिन्दी 
को अखिल भारतीय अन्तःप्रान्तीय रूप देना था । उसमें प्रत्येक भाषा का साहित्य 


हिन्दी और नागरोी अक्षरों में प्रकाशित करने का आयोजन था। आज भी उनके 
द्वारा संचालित भारतीय विद्याभवन की पाक्षिक पत्रिका भारती' के द्वारा हिन्दी 


में “समस्त भारतीय जीवन, साहित्य और संस्कृति की संदेशवाहिनी क्षमता का ही 


_ विकास हो रहा है ।* हिन्दी के प्रति उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर ही अखिल 
भारतीय साहित्य सम्मेलन ने मुंशीजी को सन्‌ १९४६ में होनेवाले वारधिक अधिवेशन 


$ “'स्पाक्स फ्रॉम ए गवर्नर ऐनविल!--जिल्द पहली--पृष्ठ ८० 
* 'मुशी-अभिननंदन-अंथः--डा० विश्वनाथप्रसाद के लेख 'मुशीजी और हिंदी” से 











सना डू : रे या 2३ -"ल-सााावलनकलक« 5 +० ही 28 आय क> 2 





अहिन्दी-भाषी नेता... ४०३ 


का अध्यक्ष चुना था। इस अवसर पर हिन्दी के इतिहास और स्थिति के विषय में 
उन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, “राष्ट्रभाषा 


हिन्दी एकसात्र संयुक्त प्रांत की स्वभाषा नहीं है, राजस्थान की भो है. : 


हिन्दी को यदि राष्ट्रभाषा होना है, तो राष्ट्र की अन्य भाषाओं की शक्ति और 
सौन्दर्य इसमें लाना चाहिए ।”* “हिन्दी ही हमारे राष्ट्रीय एकौकरण का सबसे 
शक्तिशाली और प्रधान माध्यम हे । यह किसी प्रदेद् या क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि 
समस्त भारत की भारती के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए ।”* 

उन्होंने अपने हिन्दी और हिन्दी का भविष्य' शीर्षक लेख में हिन्दी का 
समर्थन इन शब्दों में किया है--हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए 
कि हम हिन्दी को केवल व्यवहारमात्र या शासन की भाषा . बनाना चाहते हें । 
हमको तो जसी इंग्लंड की अंग्रेजी भाषा हु. और फ्रांस की फ्रेंच भाषा हे, उसी तरह 
की भारत की भारती हिन्दी को बनाना है १ 

भारतीय संविधान में हिन्दी को जो स्थान मिला, उसमें भी मृंशीजी का 
बड़ा हाथ था। जब हिन्दी के प्रश्न पर संविधान-सभा में विवाद होना था, श्री मुंशी 
संयोग से सभा की कांग्रेस पार्टी के स्थानापन्न अध्यक्ष थे, क्योंकि डा० पट्टाभि 
सीतारमैया अस्वस्थ हो गये थे। राष्ट्रभाषा के प्रशन पर स्वयं कांग्रेस पार्टी में विभिन्न 
मतों के लोग थे, जिनमें हिन्दी के कट्टर समर्थकों से लेकर इसके विरोधी तक 
शामिल थे। यह श्रेय श्री मुंशी और उनके कुछ मित्रों को है कि उन्होंने समझौते 
का ऐसा सूत्र निकाला, जिसपर सब कांग्रेसी ही नहीं बल्कि दूसरे सदस्य भी सहमत 
हो सकें और इस तरह हिन्दी को सर्वेसम्मति से राष्ट्रभाषा का स्थान देने की 
व्यवस्था की जा सकी | 

श्री मुंशी हिन्दी के बहुत बड़े हितचिन्तक हैँ । यदि अभी भी किसीको इसमें 
सन्देह हो तो उसे उन हिन्दी-सेवी-संस्थाओं को देखना चाहिए, जिनका जन्म मुन्शीजी 
के परिश्रम से हुआ है। आगरा विश्वविद्यालय का “हिन्दी इंस्टीट्यूट” (विद्यापीठ) 
तो उनकी हितचितकता का ज्वलन्त उदाहरण है । 

इसी आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक आदर्श हिन्दी अनुसन्धानपीठ 
भी स्थापित हुआ । यहां समस्त भारतीय भाषाओं और साहित्य के अनुसन्धान का 
कार्य किया जा रहा है । समस्त भारत में भाषा-विज्ञान तथा तुलनात्मक अध्ययन 


१ आ० भा० साहित्य सम्मेलन के उदयपुर-अधिवेशन (१६४६) में कन्हैयालाल 
 माणिकलाल मुशी का अध्यक्षीय भाषण 
२ भारतीय हिंदो परिषद! (१६५३) में अध्यक्ष-पद से भाषण 
3 "त्रिपथगा', दिसम्बर, १६५५--पृष्ठ १३२ 


48५०३५४५७४-४६००बपदप-+वउेन 5 कक आर ढ ० 2३ बिक, 2५०७० 5-०८ 


"मे मकंनबन्कयपाफाहन्‍प पड जप जज जद का >प  : ा ििन  लनत निरस्त नए गा शानिदय तय ताल वसा प्मान सच जफिनननजननान--+ ०-० >०.. - हक 4 2३०२ 7४ आय ७ वका; है ह 





४०४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


के लिए उच्च स्तर की यह एकमात्र संस्था है। इसका श्रेय भी मंशीजी को ही है। 

१४ दिसम्बर, १९५३ को इस विद्यापीठ का श्री मुंशी ने ही उद्घाटन किया 
था । उस समय उन्होंने जो कहा, वह महत्व और विचार दोनों का विषय है । 
उन्होंने कहा, “मुझे आशा हैं कि आज हम जिस हिन्दी विद्यापीठ का उद्घाटन 
कर रहे हैं, वह हिन्दी को प्रादेशिक भाषा के रूप में ही स्वीकार नहीं करेगा और 
उसी रूप में उसे उन्नत करने की पुरानी और प्रथित पद्धति का परित्याग कर देगा ।... 
मुझे विव्वास हे कि यह संस्था ऐसा उद्योग करेगी, जिससे हिन्दी विकसित होकर 
राष्ट्रभाषा के पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल रूप पा सकेगी । साथ ही हिन्दी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था भी यहां होगी। . . . उन 
आन्दोलनों का भी अध्ययन होगा, जो हमारे समस्त साहित्य के लिए प्रेरणाप्रद 
रहेहु।... '* 

मुंशीजी ने हिन्दी के प्रश्न को अपने देश के भविष्य के निर्माण का अभिन्न 
क्षंग माना है और उसे हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और 
प्रधान माध्यम समझा है । उनकी दृष्टि में---संस्कृति और राष्ट्र के पुर्ननिर्माण 
का प्रत्येक यूुग किसी-न-किसी भाषा के प्रभावशाली विकास के साथ जुड़ा 
रहता हूँ । गुप्तकाल में संस्कृत की दुंढुभी बजी। यूरोपीय रेनेसां के साथ 
इटालियन भाषा ने और एलिजाबेथकालीन इंग्लेंड में अंग्रेजी ने महत्व प्राप्त 
किया। उसी प्रकार भारत के भविष्य का निर्माण राष्ट्रभाषा भारतो (हिन्दी) 
के उद्भव और विकास के साथ संबद्ध हू ।* 

इससे बढ़कर कोई भी, चाहे वह हिन्दी-भाषी हो अथवा अन्य भाषा-भाषी' 
हिन्दी की उन्नति और प्रतिष्ठा के लिए और क्‍या कर सकता हूं। वास्तव में 
श्री मुंशी की हितचिन्तता और हिन्दी को उच्चतम साहित्यिक पद पर आसीन करने 
के उनके अनथक प्रयास हमें हिन्दी के ऊपर गजरात के ऋण की याद दिलाते हैं । 
उन्नीसवीं शर्ती में जो कार्य स्वामी दयानन्द ने अनेक कठिताइयों के होते हुए किया 


और स्वाधीनता-संप्राम के समय जिसे महात्मा गांधी न अपने लहु-पसीने से सींचा, 
. उनके पद-चिन्हों पर चलकर मुंशीजी यथाशक्ति हिन्दी-साहित्य के विकास और 


परिवद्धंन में योग दे रहे हैं। राजनीतिक नेता के साथ-साथ साहित्य-जगत्‌ में भी 
उच्च स्थान-प्राप्त मुंशीजी से हिन्दी को आगे बढ़ने में सदा सहारा मिला हैं । 
रंगनताथ रामचन्द्र दिवाकर 
आपका जन्म ३० सितम्बर १८९४ को धारवार (कर्नाटक) में हुआ था। 
त्रिपयथगा'--दिसम्बर, १६५५ 
.. १ 'मुशी अभिनंदन झ्ंथ--प्ृष्ठ ६२ 

















अहिन्दी-भाषी नेता. ४०५ 


बेलगांव, हुबली, पूतता और बम्बई में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की । १९१६ से १९२३ 
तक दिवाकरजी ने धारवार और कोल्हापुर के 
स्कूल तथा कालेज में अध्यापनकार्य किया । 
अंग्रेजी और संस्कृत का विशेष अध्ययन किया । 
: संस्कृत के अध्ययन के कारण हिन्दी भाषा 
का ज्ञान प्राप्त करना भी उनके लिए सरल 
बन गया । साहित्य में पहले से ही रुचि थी, 
अतः राजनीति के साथ-सा थ साहित्य-सेवा भी 
बराबर चलती रही। १९२१ में कमंवीर' 
नामक कन्नड़ साप्ताहिक निकाछा और १९२३ | 
से १९३४ तक एक अंग्रेजी साप्ताहिक का. रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
संपादन किया । स्वाधीनता-आन्दोलन में द 
कारावास की अवधि का उपयोग उन्होंने अध्ययन तथा लैखन-कार्य में किक । 
सन्‌ १९३५ में दिवाकरजी ने हुबली में नेशनल लिटरेचर पब्लिकेशन 
टस्ट' स्थापित किया । 'पीपल्स एज्युकेशन ट्रस्ट' के ट्रस्टी के नाते संयुक्त कर्नाटक 
(कन्नड़ दैनिक) पत्र निकाल रहे हैं। वह कन्नड़ साहित्य सम्मेलन! के आजीवन 
सदस्य हैं। इस सम्मेलन ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है । 
सन्‌ १९४८ में दिवाकरजी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसार-मंत्री 
रह चुक्रे हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने हिन्दी की बड़ी सेवा की है और हिन्दी के 
प्रसार में योग दिया है। आजकल गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष-पद से भी हिन्दी 
साहित्य, विशेषकर गांधी वांड्मय में बड़ी रुचि लेते हैं। कर्नाटक राष्ट्रभाषा प्रचार 
सभा के अध्यक्षयद पर रहकर इन्होंने क्रियात्मक और रचनात्मक दोनों ही प्रकार 
से हिन्दी की बड़ी सेवा की हैं । 
धर्म, दर्शन और गांधी-साहित्य में दिवाकरजी की विशेष रुचि हैँ और इन 
विषयों पर कन्नड़ तथा अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछके अनुवाद हिन्दी में 
हुए हैं और हो रहे हैं । इनके अतिरिक्त हिन्दी में भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, 
जिनके नाम हँ--सत्याग्रह और विश्वशांति , गांधीजी---जसा मेने देखा, सत्याग्रह- 
मीमांसा (अनूदित), उपनिषदों की कहानियां और 'कर्मयोग । 
इन पुस्तकों की भाषा बड़ी सरल और सुबोध होते हुए भी इनमें विचारों 
की गहराई, ज्ञान की गरिमा तथा दर्शनशास्त्र की महिमा है । इसमें अविचल विश्वास 
के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की कहानियां! पढ़ते हुए अनुभव नहीं होता कि हम 
उपनिषद्‌ के गंभीर विषय को पढ़ रहे हैं। अनुभव होता है मानो दुग्धपान की तरह 






















४०६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


उपनिषदों के तत्वामृत का पान कर रहे हैं । 

उदाहरणार्थ---प्रश्नोपनिषद्‌! की कहानी का कुछ अंश लीजिये । दिवाकरजी 
सवालों की झड़ी' शोषेक कहानी में लिखते हैं---'सुकेशु, सत्यकाम, गाग्यं, 
अबूबलायन, भागंव और कबंडी यह छे नवयुवक, सत्य के जिज्ञासु, ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करने के लिए अच्छे गुरु की खोज में यात्रा शुरू करते हें। चलते-चलते वे प्रसिद्ध 
सुनि पिप्पालाद के आश्रम में पहुंचते हैं। उन्होंने सोचा--मुनिवर हमारे भी प्रश्नों 
का सन्तोषप्रद उत्तर जरूर दे सकेंगे। मुनिवर अपने कुशासन पर शान्त-धीर 
विराजमान थे कि यह छओं नौजवान अपने हाथों में यज्ञ की अग्नि में देने के 
लिए सभिधाएं---लकड़ी लेकर पहुंचे, या यों कहिये कि ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित 
करने के लिए उपस्थित हुए ।५१ 

इस प्रकार उपनिषद्‌ की सम्पूर्ण कहानी और प्रश्न बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत 
किये हैं। कथावार्ता के रूप में जिज्ञासुओं की जिज्ञासा तथा ऋषि के ऊंचे ज्ञान 
का देशन कराया है। उसका अन्त उन्होंने इस प्रकार किया है---“अन्तिम प्रइन 
कुछ अनोखे ढंग से पूछा गया। सुकेदश ने कहा, “गुरुदेव, राजकुमार हिरण्यगर्भ 
मेरे पास आकर पूछते थे कि में ऐसे मनुष्य या पुरुष को जानता हूं, जिसकी सोलह 
कलाएं हों ? मेने कहा, में तो नहों जानता । यदि जानता होता तो जरूर बतला 


 देता। जो झूठ बोलता है, उसका सर्वनाश हो जाता हे। में झूठ क्‍यों कर कहूं ? 


राजकुमार निराश होकर चले गए । में आपसे पुछना चाहता हूं कि सोलह-कला- 
संपूर्ण 'पुरुष' कौन है ? 

“उन्होंने कहा, “वह पुरुष इसी शरीर में निवास करता है। इसी मनुष्य 
में वह सोलहों कलाएं मौजूद हूँ। प्राण, श्रद्धा, आकादा, वायु, प्रकाद, जल, धरती, 
बोध-दाक्ति, बुद्धि, शारीरिक कल, तप, मंत्र, कम, तीन लोक और नाम, यह सोलहों 
कलाएं मनुष्य के भाग हैं। जब नदियां सागर में जा सिलती हें तो उनके अपने नाम 


नहीं रहते। उसी प्रकार जब यह कलाएं पुरुष में डब जाती हैं तो इनके नाम और 
रूप सिट जाते हें। इस पुरुष का सार ही आत्मा है । इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं हु । 


इस प्रकार पिप्पालाद म॒नि ने समाप्त किया। शिष्यों का शंका-समाधान हो गया 


_ और बे अपने-अपने काम करने के लिए गुरु से विदा लेकर चले गए।”* 


दिवाकरजी की भाषा-शैली और गंभीर विषय को सरल भाषा में प्रस्तुत 
करने का यह अच्छा उदाहरण है।. 


अपनी कमंयोग' पुस्तक में दिवाकरजी नें कर्ंयोग की महत्ता की इस 





.._ $ “उपनिषदों की कहानियां--पृष्ठ ८६ 
...._ ५ “उपनिषदों की कद्दानियां'--एष्ठ ६५ 





अहिन्दी-भाषी नेता .. ४०७ 


प्रकार व्याख्य की है --- ल्‍ 

। “इस प्रकार छोटे-से 'कर्ममोग' समास दब्द में आत्मतृप्ति के सरल साधन 

६... ३ 5 हु गो । 
हे को हस्तगत कराने की पर्याप्त शक्ति हैं। जीवन-मरण-रूपी दो सीमाओं के अन्त- रा 


गंत कर्मसात्र, सृत्यु भी, गीता सें कर्म नाम से सम्बोधित है । इस कर्ममान्न को सम- ।क्‍ 
बुद्धि से करने की सुन्दर युक्ति ही योग है।. . . प्रत्येक कर्म की सारता-असारता, 
योग्यता-अयोग्यता आदि का निर्णय करनेवाली कसौटी नियत कर, उसके अनुसार 
अनासक्ति से बरतने की सुन्दर यक्ति का उपदेश देना ही कर्मयोग का विषय है । 
गीता में इस अपूर्व विषय की तात्विक-उपपत्ति हृदयस्पन्शों तथा सरल रीति से कही 
गई है ।५ 

इस शली में संस्कृत भाषा की प्रधानता स्पष्ठ झलकती है। भाषा विषय 
के अनुरूप सुगठित और प्रवाहमयी है । 

कन्नड़भाषी होते हुए भी ऐसी सुन्दर और रोचक शैली में इतने गंभीर 
विषयों को चित्रित करने की निपुणता में उनकी छेखनी की कला उद्भासित हो 
जाती है। इसमें संदेह नहीं कि उनके शब्दचित्रों में प्रादेशिक भाषा के रंग का किचित्‌ 
सम्मिश्रण हम पाते हैँ, किन्तु वह संस्कृत के जल में धुला है, अतः हिन्दी-भाषा का 
चित्र उससे निखरा ही है । लेखक के रूप में दिवाकरजी ने निस्सन्देह हिन्दीश्री को 
सात्विक रूप प्रदान किया है और उसकी साहित्य-सम्पत्ति को समद्ध बनाया है । 
मोटरू सत्यनारायण 
.._ मोटरू सत्यनारायण दक्षिण भारत 
में हिन्दी-प्रचार के वैसे ही प्राण रहे, जैसे 
उत्तर भारत में पुरुषोत्तमदास टंडन । गत 
उन्तालीस वर्षों से आंध्र प्रदेश में ही नहीं, 
सारे दक्षिण भारत में उन्होंने हिन्दी-प्रचा र- 
आन्दोलन का नेतृत्व किया है। कांग्रेस के 
सदस्य वह अवश्य रहे हैँ, किन्तु इसके अति- 
रिक्त हिन्दी-प्रचार-सभा को छोड़ उन्होंने 
किसी भी राजनीतिक अथवा सामाजिक 
सभा-सोसाइटी को नहीं अपनाया । उनके 
व्यक्तित्व के सबसे बड़े दो गुण हैं, हिन्दी- 
प्रचार के लिए उनकी तललीनता और इस क्‍ 
उद्देश्य को - प्राप्त करने के लिए उनका मोटरू सत्यनारायण 

$ कर्मोयोग!--प८5 २३ 








४ अर्थ २०-3० #०७५०१०६७०-३७०००-नफपपकपक + कप: ८3 "न कनन सनम प पास फन का-नल पतन + विलय कक ८ आज तन लिन + नननान- >- न 


जज 7७७७७ | 












«पे पसिकयलप 5५८, २ हरकत ३८०. 












४०८ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


अनथक परिश्रम । इसलिए सत्यनारायणजी के योगदान पर हम दो प्रकार से 
विचार कर सकते हँ--प्रचारक के रूप में और साहित्यिक के रूप में । 

सन्‌ १९२२-२३ में शिक्षा समाप्त कर सत्यनारायणजी ने आंध्र में हिन्दी- 
प्रचारक के रूप में कार्य आरंभ किया । हिन्दी का कुछ ज्ञान वह पहले ही प्राप्त कर 
चुके थे, किन्तु चूंकि वह बहुत-सी आशाएं और महत्वाकांक्षाएं लेकर इस क्षेत्र में 
आये थे, इसलिए हिन्दी पढ़ाने के साथ-साथ स्वयं पढ़ने का अध्यवसाय भी बराबर 
करते रहे । हिन्दी-साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया और अपने उदाहरण 
से अनेक दक्षिण भारतीय साथियों और विद्यार्थियों को अनुप्राणित किया । अपने 
व्यवस्था-कौशल से उन्होंने हिन्दी-परीक्षाओं के प्रबन्ध में बराबर सुधार किये । 
अपना कौशल दिखाने का अवसर उन्हें सन्‌ १९३६ के बाद मिला, जब दक्षिण में 
हिन्दी-प्रचार का कार्य चार शाखाओं में विभाजित कर दिया गया । कुछ समय तक 
सत्यतारायणजी आंध्य के कार्यालय के संचालक रहे, किन्तु उसके बाद ही वर्षों 
तक उन्होंने दक्षिण की सभी शाखाओं के मुख्य संचालक के रूप में काम किया । 
हिन्दी-प्रचा र-कार्य के स्तर को ऊंचा उठाना और अध्यापन-कार्य को इतना आकर्षक 
बनाना कि उसमें शिक्षित और त्यागी युवक आ सके, यह सत्यनारायणजी की दक्षिण 
भारत-प्रचार-सभा को सबसे बड़ी देन है। सभा की आर्थिक स्थिति और साधारण 
प्रबन्ध-कार्य का भी उन्हें बराबर ध्यान रहा, जिंसके कारण कार्य का विस्तार 
बराबर होता रहा । त्यागरायनगर, मद्रास में दक्षिण भारत-प्रचांर-सभा के मुख्य 
कार्यालय और उसके विशाल भवन का निर्माण उन्हींके परिश्रम का फल हूँ । 
वास्तव में तो सत्यनारायणजी और हिन्दी-प्रचार-सभा की प्रगति पर्यायवाची 
हो गये हैं । उनकी अद्भुत कार्य-कुशलता, संगठनात्मक शक्ति और नई-नई 
योजनाओं ने उनके व्यक्तित्व के साथ हिन्दी-प्रचार-सभा के यश का भी विस्तार 
किया । 

हिन्दी-प्रचार-कार्य के अतिरिक्त सत्यनारायणजी ने हिन्दी में लेखन-कार्य 
भी बहुत किया हैं। वह हिन्दी के अच्छे छेखक हैँ। दक्षिण भारत में स्कूलों के 


_ पाठ्य-क्रम के लिए उन्होंने बहुत मौलिक पुस्तकें और संकलन तैयार किये हैं । 


कई विचारपूर्ण साहित्यिक लेख भी लिखे हैँ । उनकी लेखनशेली और भाषणों में 


ऐसा प्रवाह और ऐसी स्वाभाविक गति है कि यह विश्वास होना कठिन है कि हिन्दी 
उनकी मातृ-भाषा नहीं है । 


पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने भी उनके संबंध में ऐसे ही विचार व्यक्त किये 


हक .. हैं। वह लिखते हैं--- सत्यनारायणजी का उच्चारण इतना शुद्ध हैँ और वह ऐसी 
..._ धाराप्रवाह हिन्दी बोलते हें कि किसी हिन्दी-भाषी को यह शक भी नहीं हो सकता 


बा लत मा -50 32226 एण 





न न्र्चँः 


_5अ5+ हु मविनीनिन हे 





अहिदी-भाषी नेता... ४०९ 


कि वह दक्षिण भारत के निवासी हैं ।”* 

राजेन्द्रवाब ने भी अपनी “आत्मकथा में लिखा हे--आंध में में सबसे पीछे 
गया। वहां एक नई बात यह हुई कि मेरे पुरे सफर में हिन्दी-प्रचार-सभा के 
श्री सत्यनारायण साथ रहे। वह आंध के रहनेवाले हें, पर हिन्दी का ज्ञान उनका 
इतना अच्छा है कि वह भाषण देने लगें, तो किसी हिन्दी-भाषी को यह सन्‍्देह न 
होगा कि वह हिन्दी-भाषी नहीं हैं। . . . इस यात्रा से मुझे इस बात का पता चला 
कि हिन्दी-प्रचार-सभा ने कितने महत्व का काम किया है और वह काम राष्ट्र- 
निर्माण में कितना सहायक हुआ है तथा आगे कितना सहायक होगा * क्‍ 

प्रचारक और लेखक के साथ-साथ सत्यनारायणजी उद्भट बक्‍ता भी हैं । 
सत्यनारायणजी की प्रतिभा बोहकर ही अपना चमत्कार दिखाती है और प्रचार 
के क्षेत्र में भी उनकी सफलता की कुंजी है। उनकी संग्रहशील कल्पना उनके भाषणों 
में कभी-कभी बड़ी मारमिकता उत्पन्न कर देती हैं। कालीकट के विद्वत्‌ समाज में 
एक बार उन्होंने कहा था, सभ्य समाज में जते और टोपी दोनों की प्रतिष्ठा 
. देखी जाती है। जूतों का दाम साधारणतया टोपी से ज्यादा ही होता है। देनिक जीवन 
में जूतों की अनिवार्यता भी सर्वत्र देखी जाती है। पर इससे टोपी की उपयोगिता 
तथा सान-मर्यादा में कोई फरक नहीं पड़ता है । कोई भूलकर भी सिर पर जूता 
नहीं रखता और न पेरों में टोपी पहनता है । जो ऐसा करता है, वह पागल साना 
जाता हे । हिन्दी हमारी गांधी टोपी के समान हे, तो अंग्रेजी जूता हे ।7१ श्रोता 
बहुत दिनों तक इस अलूुंकारिक उक्ति को नहीं भूल सके थे । 

सत्यनारायणजी मंच पर घंटों धाराप्रवाह हिन्दी में बोल सकते हैं । 
उनकी भाषा अभ्यास और परिश्रम के कारण इतनी मंज गई है कि उनके भाषण 
तथा लेख के आधार पर कोई भी उन्हें हिन्दी-भाषी अथवा उत्तर भारत का निवासी 
समझ सकता है। उनकी भाषा का एक उदाहरण उनके लेख साहित्यिक समन्वय' से 
लें, जिसमें उनकी गद्य-शैली काव्यमयी हैँ। उसमें भाव और भाषा का मधर समागम 
: हैं। इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों का गौरवगान ह--- प्रकृतिमाता ने बड़ी खबी से 
भारत को भौगोलिक दृष्टि से भी दो हिस्सों में विभाजित किया हूँ । इन दोनों 
हिस्सों में कितनी समानताएं हें । भारत की उत्तर दिशा में शाइवत प्रहरी-रूप से 
स्थित उत्तुंग हिमालय पर्वत ने अपनी सहज भव्यता तथा गंभीरता के द्वारा ही 

नहीं, बल्कि प्रकृतिजन्य अनेक सुविधाओं के हारा भी अपनी छाया में रहनेवाले 

_ ० 5 (हिन्दी-प्रचार का इतिहास'--परष्ठ ३१ 
3 “आत्मकथा'-पृष्ठ ४४४ 
3 'सत्यनारायण अभिनन्दन अन्थ--एष्ठ ५५ 




















४१० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


मानव-पुत्रों को सुसंस्कृत बनाया, उसने अपने हृदय को विदीर्ण कर गंगा, यसुना 
जेसी पुनीत नदियों को जन्म दिया और बाद में इन्हीं नदियों के तट पर भारत 
फ्री कला, संस्कृति, तथा जीवन-संबंधी उत्तम साहित्य का सृजन तथा पालन होता 
रहा हैं। भारत की मणिमेखला जैसी उत्तर और दक्षिण को विभाजित करनेवाली 
पर्वंत्षेणी ने भी, जिसमें विन्ध्य हमारा गौरीशंकर कहा जा सकता है, अपनी छाया ._ 
में एक उच्च संस्कृति को जन्म देकर उसका संवर्धन किया हे । इस पर्व॑तश्रेणी ने 
भी गंगा और यमुना-जसी दो पुनीत नदियों को जन्म दिया है, जिनका हम प्रतिदिन 
गोदावरी और कृष्णा के नामों से स्मरण करते हें। इन दोनों नदियों के बीच 
में अवस्थित मध्यप्रदेश भी हमारे लिए उसी तरह पुनीत तथा स्फूतिदायी रहा है, 
जसे कि गंगा और यमुना के बीच में अवस्थित ब्रह्माव्त ।” १ 

भाषा की समस्या पर भी सत्यनारायणजी के विचार स्पष्ट हैं और देश 
की एकता की तरह ही वह भाषा को एकता के भी महान समर्थक हुँ । वह अपने 
जनगणना और जनभाषाएं' शीर्षक लेख में लिखते हें--दिश्ञ की एकता 
के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक हू देश- 
भर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना । अगर आज 
हिन्दी राष्ट्रभाषा मान ली गई, वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रान्त विशेष की 
भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के 
कारण सारे देश की भाषा हो सकती है और सारे देश के छोग उसे अपना 
सकते हैं।* 

दक्षिण भारत के कुछ लोग वहां हिन्दी-प्रचार की नीति का विरोध जिस 


: तक को लेकर प्रायः करते हैं, उसीके उत्तर में सत्यनारायणजी कहते हैं--- 


“कई लोगों का यह ख्याल हे कि हिन्दी उत्तर भारत के लोगों की मातृभाषा 
है, क्योंकि वह आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, 
दिल्‍ली तथा आधे पंजाब की प्रादेशिक भाषा के तौर पर भो स्वीकार कर ली गई 
हैं । इस तरह इन सभी प्रदेशों का रकबा साढ़े पांच लाख वर्गमील और आबादी 
१६ फरोड़ की हो गई हुँ । भू-विस्तार तथा जनसंख्या में आज उसका चालीस 
प्रतिशत का हक हो गया हे । इसलिए कुछ लोगों के सन में यह डर समा गया है कि 
हिन्दी के द्वारा उत्तर भारत दक्षिण भारत के ऊपर राज करेगा । चार भाषाओं 
के बीच में बंदे हुए अढ़ाई लाख वर्गंमील के भू-विस्तार के दक्षिण भारत को, 


अपनी दस करोड़ आबादी को लेकर किसी-न-किसी समय उत्तर भारत का लोहा 


$ 'सत्यनारायण अभिनन्दन ग्रन्थौा--पृष्ठ ४० 
* दक्षिण भारत'---अगस्त, १६५४ 











अहिदी-भाषी नेता ४११ 


सानना पड़ेगा । इत आलोचकों को इस बात की जानकारी नहीं कि समूचे उत्तर _ 


भारत में आज भी पढ़े-लिखे लोगों की संख्या ११ प्रतिशत से कम है। दक्षिण भारत 
में साक्षरों की संख्या प्रतिशत में उससे करीब दुगुनी है, अर्थात्‌ २२ प्रतिशत है, 
जिसमें केरल की ३७.३१ , मेंसूर की १९.४, आंध्र की १९.९७ और मद्रास की 
२१.९८ फीसदी भी शामिल है । किसी भी राजकाज में अगर किसी विषय को 
महत्व दिया जा सकता है, तो संख्या को नहीं, बल्कि साक्षरता, विवेक तथा बद्धि 
बल को ही । इन तीनों विषयों में कभी भी दक्षिण भारत ने अपनी हार नहीं मानी 
हे [ थ 

स॒त्यनारायणजी ने हिन्दी की जो सेवा की है, वह प्रचार और साहित्य-सुजन 
दोनों की दृष्टि से स्तुत्य है । उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप दक्षिण में हिन्दी-प्रचार 
का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहा है । इस कार्य के महत्व का अनुमान इसी 
बात से लगता हैँ कि आजकल केवल दक्षिण से प्रायः दो लाख छात्र-छात्राएं 
प्रतिवर्ष हिन्दी-परीक्षाएं देते हैं। आज हिन्दी का प्रचार दक्षिण में इतना आगे 
बढ़ चुका है कि नई पौध के प्रायः सभी लोग हिन्दी बोलने अथवा कम-से-कम समझने 
लगे हूँ । इस बात का श्रेय दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा और सत्यनारायणजी 
जैसे उसके कर्मठ तथा त्यागशील कार्यकर्त्ताओं को ही है । 
जस्टिस शारदाचरण मित्र 

बंगाल के लोगों ने हिन्दी के निर्माण के लिए जो कुछ किया, उसकी चर्चा 
हम प्रारम्भ में ही कर आये हैँ। हिन्दी 
को अखिल भारतीय भाषा के रूप में 
देखने की परिपाटी वहां चली आई है । 
सन्‌ १९०५ में जस्टिस शारदाचरण 
मित्र ने एक लिपि-विस्तार-परिषद्‌ को 
जन्म दिया और उसके तत्वावधान में 
देवनागर' पत्र निकालकर हिन्दी 
(देवनागरी ) के लिए प्रशंसनीय कार्य 
किया । बिहार में हिन्दी भाषा और 
देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए 
सबसे अधिक प्रयत्न भदेव मुखर्जी ने 
किया था। 





जस्टिस शारदाचरण मित्र 


१ 'सत्यनारायण-अभिनन्दन अन्य! (दूसरा भाग)--शृष्ठ ५१ 


8 
) 
रे 
। 
। 
। 
। 
ह 
| 
। 
॥ 
| 











































याशलक०+नक पय कमनरण पक अनक+ १र जन पक" ८ जे 7४ ८ 7 पा 2०.७ 














४१२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


सुभाषचन्द्र बोस 

आधुनिक युग में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का बंगाल में राष्ट्रभाषा प्रचार- 
कार्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 
कलकत्ता में सन्‌ १९२९ में गांधीजी 
के सभापतित्व में आयोजित राष्ट्र 
भाषा-सम्मेलन के सुभाष बोस स्वागता- 
ध्यक्ष थे। अपने भाषण में उन्होंने हिन्दी 
की स्थिति पर कितने स्पष्ट दाब्दों में 
प्रकाश डाला। हिन्दी-प्रचार की ओर 
संकेत करते हुए उन्होंने कहा, “यह 
काम बड़ा दूरदशितापुर्ण हे और इसका 
परिणास बहुत दूर आगे चलकर 87: 
मिलेगा । प्रान्तीय ईर्ष्याद्देष को दूर हा 0 ] | 
करने में जितनी सहायता इस हिन्दी- ' 
प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी 
चीज से नहीं मिल सकती । अपनी सुभाषचन्द्र बोस 
प्रान्तीय भाषाओं को भरपुर उन्नति कीजिये, उसमें कोई बाधा नहीं डालना 
चाहता और न हम किसीकी बाधा को सहन ही कर सकते हें। पर सारे प्रान्तों की 
सार्वजनिक भाषा का पद हिन्दी या हिन्दुस्तानी को ही सिला। नेहरू-रिपोर्ट में भी 
इसीकी सिफारिश की गई हे। यदि हम लोगों ने तन-सन-धन से प्रयत्न किया, तो 
वह दिन दूर नहीं हे, जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा 
होगी हिन्दी ।”१ 

सुभाष बोस के भाषण से यह उद्धरण तो एक उदाहरण मात्र है। बंगाल के अन्य 
राष्ट्रीय नेता भी, जैसे आशुतोष मुखर्जी, नलिनीरंजन सेन गुप्ता, डा० विधानचन्द्र 
राय प्रभृति भी राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर इसी मत के थे और इन सभीका यथ्ार 
समय राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति से संबंध रहा। सुप्रसिद्ध विद्वान और देशभक्त 
श्री अरविंद घोष ने स्वयं बंगाली होते हुए भी हिन्दी के विषय में अपने धरम्म 
नामक साप्ताहिक में लिखा था--“भाषार भेंदे आर बाधा हुवे ना, सकले स्व स्व 
मातृभाषा रक्षा करियाओ साधारण भाषारूपे हिन्दी भाषा के ग्रहण केरिया सेई 





.._अन्तराय विनष्ट करिब'--अर्थात्‌ भाषा के भेद से और बाघा नहीं पड़ेगी, सब छोग 
अपनी-अपनी मातृभाषा की रक्षा करके हिन्दी को साधारण भाषा के रूप में पढ़कर 


१ “विशाल भारत जनवरी, १६२६ 


इस भेद को नष्ठ कर देंगे। १ 
मोरारजी देसाई 
क्‍ मोरारजी भाई का नाम हिन्दी के साथ जुड़ा देखकर शायद कुछ व्यक्तियों 
को विस्मय हो, किन्तु सरदार पटेल की तरह उन्होंने भी हिन्दी भाषा के पक्ष 
को मजबूत बनाने में पूरा-पूरा सहयोग दिया है। कम- 
'से-कम उनके नेतृत्व का प्रभाव हिन्दी भाषा के विकास 
पर अवश्य पड़ा है। 
मोरारजीभाई ही वह व्यक्ति थे, जो अखिल 
'भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन की बेठक 
में यह प्रस्ताव लाये थे कि कांग्रेस की सारी कारंबाई 
हिन्दी में हो। अन्य विरोधों के रहते हुए गांधीजी उनके 
प्रबल समर्थक बने थे । इस समय के गुजरात-महाराष्ट्र 
के स्कूलों में यदि हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई 
जा रही है तो इसका श्रेय मोरारजीभाई को है, जिन्होंने भूतपूर्व बम्बई राज्य 
के मुख्यमंत्री के रूप में यह कदम उठाया था । गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के 
कुलपति के रूप में उन्होंने विद्यापीठ का सारा कार्य हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा 
की नीति पर चलाया और चला रहे हैं । इससे बहुत लोग हिन्दी भाषा और लिपि 
सीख पाते हैं। आनन्द (गुजरात ) में हिन्दी-विश्वविद्यालय और वल्लभ विद्यापीठ 
भी मोरारजीभाई की ही प्रेरणा तथा प्रयत्न का फल है। बम्बई की 
। हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा के वह सतत आठ वर्षों से अध्यक्ष हैं । इस प्रकार 
# बह जहां और जिस पद पर भी रहे, हिन्दी की प्रगति में मोरारजीभाई ने 
" सदा रुचि ली । 
गुजराती-भाषी होते हुए उन्हें हिन्दी भाषा का ज्ञान ही नहीं मातृभाषा की 
| तरह ही स्वाभाविक रूप से वह हिन्दी बोलते हैँ, हिन्दी में भाषण देते हैं और हिन्दी 
रा में दफ्तर का कार्य भी करते-कराते हैं । हिन्दी के पत्रों का उत्तर, चाहे निजी हो या 
। सरकारी, वह हमेशा हिन्दी में ही देते हैं। उनके इन विचारों और नीति से हिन्दी को. - 
बल मिला है और हिन्दी आगे बढ़ी है, इसमें सन्देह नहीं। इस श्रेय की विशेषता 
इसलिए अधिक है कि वह गुजरात के हैं, गुजराती उनकी मातृभाषा है, किन्तु 
हिन्दी भाषा के विकास में उन्होंने सदा गुजराती के समान रुचि ली है, ध्यान दिया 
है और कार्य भी किया है । 


| 

द | 
अहिदी-भाषी नेता ४१३ 
क्‍ 

| 

। 

! 


हि है 





मोरारजी देशाई 





५ 'राष्ट्रमापा--पृष्ठ १७ 













४१४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


गोपीनाथ बारदोलाई 

जिन अहिन्दी नेताओं के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण तथा सक्रिय प्रयत्नों के 
कारण हिन्दी अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में स्थान प्राप्त कर सकी है उनमें गोपीनाथ 
बारदोछलाई का नाम उल्लेखनीय है । 
इनकी हिन्दी-सेवाएं पूर्वी भारत में 
साधारण रूप से और असम प्रदेश में 
विशेष रूप से हिन्दी-प्रचार के कार्य का 
श्रीगणेश हैं । आरंभ में गांधीजी के 
आदेशानुसार उन्होंने स्वयं हिन्दी-प्रचार 
किया । वह इतनी हिन्दी सीख गये थे 
कि इस भाषा में सावेजनिक सभाओं में 
भाषण दे सकते थे और पत्रों में लेखादि 
| ॒ भी लिखने छूगे थे। उनका राष्ट्रभाषा 
गोपीनाथ बारदोलाई के प्रति स्नेह असाधारण था । 
द स्वतन्त्रता के तुरन्त पश्चात्‌ असम के 
पहाड़ी जिलों में हिन्दी-प्रचार का कार्य बारदोलाई ने ही शुरू किया था। जितने भी 
हिन्दी-प्रचारक तथा हिन्दी-प्रेमी असम जाते थे, राष्ट्रभाषा के प्रति बारदोलाई 
की लगन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। उनके संबंध में पुरुषोत्तमदास 
टंडन ने इस प्रकार लिखा है---हिन्दी साहित्य सम्मेलन की राष्ट्रभाषा प्रचार- 
.. समिति का जो काम असम प्रदेश में हो रहा था. उसमें श्री बारदोलाई सहायक 
रहते थे। इसका पता मुझको समय-समय पर कुछ हिन्दी के कार्यकर्त्ताओं से 
मिलता था।”' अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार का कार्य अथवा वहां की 
परिस्थितियों को हिन्दी के अनुकूल बनाना भी प्रभावशाली व्यक्ति का काम 

.. है। यह कार्य असम में वहां के नेता गोपीनाथ बारदोलाई ने किया। 


हरेकृष्ण मेहताब 
उत्कल (उड़ीसा) में ऐसे ही प्रयास हरेक्ृष्ण मेहताब के रहे हैं । उन्होंने 
भी स्वयं हिन्दी सीखी और राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा के संचालन में सदा किसी-न- 
किसी पदाधिकारी के रूप में हाथ बंटठाया | आज भी उत्कल में हिन्दी-प्रचार-कार्ये 
. के वह प्रमुख आधार हैँ और सदा इसके लिए अपना समय और शक्ति देने को 





.. उद्यत रहते हैं। 






_ * “बारदोलाई स्मृति अन्थः--पृष्ठ ८८ 





अहिंदी-भाषी नेता मु 


हरेकृष्ण मेहताब उड़िया भाषा के सुयोग्य लेखक हैं। जेल-जीवन में उन्होंने | 
कई पुस्तकें लिखी, गीता का अनुवाद किया, उपन्यास और कविताएं लिखीं, जो 
छपने पर तत्कालीन सरकार द्वारा जप्त भी की अब ; 
गईं । किन्तु साहित्य की उस अभिरुचि और हा 
आत्माभिव्यक्ति की योग्यता को तो सरकार छीन 
नहीं सकती थी। आज स्वाधीन होने पर उसी 
अभिरुचि और अभिव्यक्ति को प्रशस्त पथ मिल 
गया । उड़िया भाषा को हिन्दी का भी सहयोग 
और सानच्िध्य मिला। गांधीजी की प्रेरणा से जेल- 
जीवन की शरण ली तो उन्हींके संदेश की प्रेरणा 
से हिन्दी भाषा की सेवा का भी ब्रत लिया। उड़िया 
की साहित्य-साधना का फल हिन्दी को उनसे , हरेकृष्ण मेहताब्‌ 
मिला, और आज भी मिल रहा है। इनकी 
हु प्रतिमा, साधना-पर्थ' और ओड़िशा का इतिहास' का हिन्दी अनुवाद हो 
बी चुका है । 
४ इतिहास श्री मेहताब का प्रिय विषय है । उन्होंने इस विषय में खोज और 
अनुसन्धान भी किया है । उनकी इस खोज का केवल ऐतिहासिक महत्व ही नहीं, 
सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व भी है। उदाहरणार्थ उनके इस महत्व की पुष्टि 
उन्हींके शब्दों में इस प्रकार होती है । वह लिखते हैं--- 
“भारत के अन्य प्रत्येक भाग की तरह, उड़ीसा का भी अपना समृद्ध इतिहास 
हैं। अतीत के इतिहास के अतिरिक्त, आधुनिक विकास भी तीज गति से हो रहा है। 
; निस्सन्देह, अतीत और वर्तमान दोनों एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे । 
के भारत के दूसरे समस्त क्षेत्रों की भांति उड़ीसा भी विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में अपनी 
महत्ता की अक्षुण्ण परम्परा निरन्तर बनाये रकक्‍्खेगा। यदि कोणाके का मंदिर 
खंडहरों में है तो हीराकुड उस अक्षुण्ण परम्परा की रक्षा के लिए प्रस्तुत हुआ है। द 
यदि पुराना भुवनेश्वर विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गया है तो नई राजधानी के 
उसी परम्परा की रक्षा के लिए पुनः जन्म ले रही है ।”+ 
इस भाषा को देखकर कल्पना नहीं की जा सकती कि यह किसी अहिन्दी- 
भाषी व्यक्ति के लिखे शब्द हैं । यह उनके उदात्त साहित्य और मौलिक हिन्दी का 
उत्तम उदाहरण है । इसी प्रकार अपने भारंतीय संस्कृति को उत्कल की देन 
शीर्षक लेख में वह लिखते हैं -- द 
3 राष्ट्रनापा रजत-जयन्ती ग्रन्थ! में दो शब्द! से 


,क&क-८-०६+ तर <उकपथरपादन5-विल:पककर फपव+ * 7 


22 पान रा वमाररनक»यमस सर पर + पा८-पर कप वसा पपनप रथ न9क सर आक८ 


है है. 
































< से िपड.0......:..८-:.०-६-६:-२४६८.८०:::८२५६-२२८०:>छ प :८८२०६ 7८5०२. कि हि 








पथ न मर यम +०+++ 3० बे प० सन न ०७९७. नम न<परकार  डपने कण “८ - पशपतो +>पय--सपथे प्रेरक पडमकइ रत नर >थ “मम-अ«»-« > 













४१६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


“यह संयोग की बात है कि भारतीय संस्कृति को नींव, हमारे ओड़िशा में, 
अशोक के हृदय-परिवर्तन से हुई ॥ भारत के इस भूभाग या इलाके में कुछ ऐसी 
विशेषता थी, जिसके फलस्वरूप ऐसी युगान्तकारी घटना घटी थी। कलिंग की जनता 
ने असीम साहस के साथ युद्ध किया था। उससें उसने अपने प्राणों की बाजी 
लगा दी थी। कलिंग की जनता का असीम साहस अद्योक के हृदय-परिवर्तन का 
कारण बना होगा ।. - - इसमें सन्देह नहीं कि जिस सदाचार और सहनशीलता 
से भारतीय संस्कृति की नींव पड़ी, उसके भी प्रचार का श्रीगणेश यही भुवनेश्वर 
था।”* उत्कल की संस्कृति और इतिहास के लिए मेहताब के हृदय में जो गौरवपूर्ण 
भाव भरे है, राष्ट्रभाषा के प्रति उनकी अनन्य प्रीति होने के कारण उनकी साहित्यात्मा 
ने सहज ही उसमें अभिव्यक्ति पा ली । 

श्री मेहताब ने क्रियात्मक रूप से हिन्दी की प्रगति में योग दिया है। मुख्यमंत्री - 
पद से उन्होंने हिन्दी के विकास के लिए अनेक सुविधाएं देकर कार्यकर्ताओं को 
प्रोत्साहित किया और उनकी कठिनाइयां दूर कीं । उड़ीसा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
से उनका सम्बन्ध पुराना है। अभी हाल ही में उत्कल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने 
अपने पच्चीस वर्षों की पूति पर रजत-जयन्ती उत्सव मनाया, जिसके अध्यक्ष हरेक्ृष्ण 
मेहताब थे और उसी अवसर पर प्रकाशित हुए राष्ट्रभाषा रजत-जयन्ती ग्रन्थ 
के वह प्रधान सम्पादक भी थे। इसकी सफलता का श्रेय श्री मेहताब के पत्रकारिता 
के अनुभव को दिया जा सकता है। वह झंकार' नामक मासिक-पत्र निकालते रहे 
हैं और उड़ीसा के अनेक लेखकों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। उन्होंने संपादक के 
रूप में इस ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा है कि--- 

“जहांतक मेरी जानकारी है, अन्यत्र उड़िया भाषा में इस तरह का कोई 
प्रकाशन नहीं हुआ है, जिसमें उड़ीसा के जीवन एवं इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर 
लेख लिखे गये हों। यह प्रकाशन हिन्दी में हे, जिसे जनता को प्रस्तुत करने का सम्मान 
मुझे प्राप्त हुआ है ।. - - चूंकि उड़ीसा को राष्ट्रभाषा प्रचार सभा' सांस्कृतिक 
कार्यो में सक्तिय रूप से संलग्न हे, इसलिए वह हिन्दी भाषा को जनता की एक 

बड़ी संख्या तक पहुंचाने में समर्थ हो सकी हे ।” 

उड़ीसा में ही नहीं, वहां के साहित्य, संस्कृति और इतिहास को उड़ीसा से 


बाहर प्रसारित करने में मेहताब ने हिन्दी को वाहिनी बनाया । 


हरेकृष्ण मेहताब में अपू्वे संगठन-शक्ति है । वह एक प्रजातन्त्र' नामक 
संस्था भी चलाते हैं, जिसकी ओर से प्रतिवर्ष एक साहित्य-अनुष्ठान होता है और 


वहां विभिन्न लेखकों तथा साहित्यकारों का मिलन होता हैं। उसके अंतर्गत 


१ 'राष्ट्रभाषा रजत जयन्ती गन्ध --पृष्ठ २४१ 














प्रचलित भाषाएं गुजराती और मराठी थीं, 


कर 


. अहिदी-भांषी नेता ४१७ 


साहित्य-गोष्ठी होती है और उससे लेखकों को साहित्य-निर्माण की प्रेरणा मिलती 
है, नव-विचारों का आदान-प्रदान होता है। इस प्रकार उत्तम लेखक, सफल 
संपादक, कुशल संयोजक और सुयोग्य शासक के रूप में हरेकृष्ण मेहताब ने सभी 
तरह से हिन्दी की अनन्य सेवा की हैं । 
सयाजीराव गायकवाड़ 

बड़ोदा-नरेश सयाजीराव गायकवाड़ कुशछ और सफल शासक ही नहीं 
समाज-सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में 
अग्रणी थे । इसी कारण उनकी गणनां 
जननायकों में होती है। उनके शासनकाल 
में इन दोनों क्षेत्रों में बड़ोदा राज्य का 
स्थान प्रमुख था। मराठी-भाषी होते हुए भी 
हिन्दी से उन्हें प्रेम था। उन्हींके आदेश से 
बड़ोदा में प्रथम हिन्दी-शासन-शब्दकोश कट आह मिल _ | 
तैयार किया गया था। बड़ोदा राज्य की (5 अब 





डर 
० “2० _ मर 
८26७८. 


किन्तु वहां के विद्यालयों में हिन्दी के पठन- 
पाठन की प्रुर्ण सुविधाएं थीं और हिन्दी- 
प्रचार को प्रोत्साहन दिया जाता था। क्‍ 
महाराजा गायकवाड़ की इस उदारखवृत्ति के सयाजी राव गायकवाड 
कारण हिन्दी-जगत ने उन्हें अपनाया और ह 

मान दिया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अहिन्दी-भाषी अध्यक्षों में एक सयाजीराव 
गायकवाड़ भी थे। वह सन १९३४ में सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके 
स्वागताध्यक्ष घनव्यामदास बिड़ला थे। इस प्रकार न केवल विचारों से किन्तु 
क्रियात्मक रूप से भी हिन्दी को सयाजीराव गायकवाड़ का योगदान प्राप्त हुआ । 
स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी की भांति सयाजीराव भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
मानने के पक्ष में थे और इसी विचार से उन्होंने सदा हिन्दी को प्रोत्साहन दिया । 


सनन्‍्मथनाथ गप्त 
श्री मन्मथनाथ गुप्त की गणना उन अहिन्दी-भाषी साहित्य-सेवियों में हूँ 


जिन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में रहने के कारण आरम्भ से ही अपनी मातृभाषा 
बंगला के साथ-साथ हिन्दी को भी अपनाया । बाद में हिन्दी के प्रति इनका अनु- 
राग इतना बढ़ा कि उन्होंने इसे ही अपनी सहचरी बना लिया तथा साहित्य-क्षेत्र 
में इसे ही सदा अपने साथ रक्खा । अपनी समस्त साहित्यिक रचनाएं इन्होंने हिन्दी 





अल मन 2 जम 













| 
हु 
। 
| 
| 
। 
। 
रु 
' 
है 
दि 
| 
हर] 
, 
॥ 
!] 
। 
0: 
!' 

































४१८ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


में ही कीं। जीवन में उखाड़-पछाड़ के होते हुए और कई बार दीघेकालीन कारा- 
वास की यातना सहते हुए भी इन्होंने जितना विपुल साहित्य लिखा है, वह 
बहुत ही श्रेयस्कर है तथा उनकी साहित्यिक 
प्रतिभा का द्योतक है । मन्‍्मथनाथ के 
राजनीतिक जीवन का धरातल सदा समतलरलू 
नहीं रहा । अधिकतर वह क्रांतिकारी रहे 
और अनेक विस्फोटों तथा ब्रिटिश सरकार- 
विरोधी षड़यंत्रों में इन्होंने भाग लिया |. 
काकोरी-डकैती केस में पकड़े जाने पर इन्हें 
चौदह वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड 
मिला और वह जेल से तभी रिहा हुए जब 
१९३८ में उत्तर प्रदेश में प्रथम कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ । हाईस्कूल 
में पढ़ते समय ही राजनीतिक हलचल नें 
इन्हें आकषित किया और आचार्य कृपालानी तथा धीरेन्द्र मजूमदार आदि के 
प्रभाव में आ जाने के कारण १९२१ में ही इनपर पहली बार अदालती कारेवाई 
की गई। सन्‌ १९२२ में जेल से छुटने के बाद वह क्रान्तिकारी हो गये, क्योंकि 
गांधीजी द्वारा चौरी चौरा की घटना को लेकर सत्याग्रह-आन्दोरून स्थगित 
करना इन्हें रचिकर न था। इस बात से सहमत न होने के कारण इन्होंने जोगेश 
चैटर्जी, रामप्रसाद “बिस्मिल' आदि के साथ कान्तिकारी दल में शामिल होकर 
हिसात्मक कार्यक्रम को अपनाया । कुल मिलाकर इन्होंने चौदह राष्ट्रीय डकेतियों 
में भाग लिया और अन्त में काकोरी केस में पकड़े गए थे । 

अपने जेल-जीवन में कई राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को लेकर इन्होंने अपन 
साथियों के साथ अनशन किये, जिनका पूर्ण ब्यौरा इनकी पुस्तक क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का इतिहास में दिया गया है। क्रांति ने ही उनके जीवन में स्थान 





सनन्‍्सथनाथ गप्त 


लिया और कान्ति ही उनके साहित्य का विषय बनी । 


राजनीतिक जीवन में पदापंण करते ही इनकी अभिरुचि लेखन की ओर बढ़ी । 
अपने कार्यक्रम के प्रचार तथा प्रसार के लिए और अपनी उद्वेलित भावनाओं की 


अभिव्यक्ति के साथ जन-साधारण में चेतना जाग्रत करने के लिए पहले पुस्तिकाएं 
. और छोटे-छोटे पेम्फलेट' लिखे और उसके बाद भारत की पराधीन जनता के जीवन' 
का चित्रण करता आरम्भ किया। अपने जेलू-जीवन में इन्हें जो अवकाश मिला, 
. उसका उन्होंने साहित्य-रचना में पूर्ण सदुपयोग किया, विशेषकर १९३० से १९२७ 




















अहिदी-भाषी नेता ४१९ 


और १९४२ से १९४६ की जेल-यात्राओं की अवधि में | दूसरी बार जब जेल से छूटे तो 
अपने साथ बहुत-सी पुस्तकों की पांडुलिपियां तैयार करके लाये । इनके विचार अब 
विकसित हो चुके थे और गंभीर विषय उनकी परिधि में आ गये थे। जेल में जहां 
इन्होंने अनेक कहानियां और उपन्यास लिखे, वहां माक्संवाद, समाजशास्त्र, अप- 
राध-विज्ञान आदि विषयों पर बहुत-कुछ लिखा । तबसे (१९४७ से) गृप्तजी 
बराबर साहित्य-साधना में लगे हैं। अबतक वह तीनसौ से अधिक कहानियां और 
दो दर्जन से अधिक उपन्यास लिख चुके हैं ।* इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक विषयों 
और विशुद्ध साहित्य पर इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैँ । साहित्य में मन्मथनाथ ने 
प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। स्वान्तःसुखाय' में इनका विश्वास नहीं । 
इनकी यह धारणा है कि साहित्य जन-जीवन का एक अविच्छिन्न अंग हैं और 
साहित्य की श्रेष्ठा तथा जनसाधारण के लिए उसकी उपयोगिता में किसी भी 
. प्रकार का पारस्परिक संघर्ष नहीं । यही नहीं, इनका मत है कि सच्चा साहित्य 
जनसाधारण की उच्च भावनाओं को प्रेरित करता है और समाज के भौतिक तथा 
बौद्धिक विकास में सहायक होता है । प्रगतिवाद अथवा प्रगतिशीलूता की ऊपरी 
चमक-दमक का उनपर कुछ प्रभाव नहीं । प्रगतिशील होने से पहले किसी भी 
कृति के लिए यह आवश्यक है कि वह साहित्य अवश्य हो। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
बड़े मनोरंजक ढंग से कहा है, साहित्य उसी प्रकार से एक अलग विषय है, 
जेसे संगीत ।॥ कोई यदि ऋान्ति के जोद में आकर कनस्तर पीट दे और साथ- 
साथ जोर से चिल्लाये, तो उसके चिल्लाने को महज इसलिए कि वह ऋंतिकारी 


प्न्‍न्मथनाथ गुप्त लिखित पुस्तकों की सूची 
१. बारूद और बुरादा, २. दो केंचुल एक सांप, ३. बलि का बकरा, ४. बहता 
पानी, ५. देख कबीरा रोया, ६. अपराजित, ७, ज़िच, 5. प्रतिक्रिया, ६. नया 
सबेरा, १०. रक्षक भक्षक, ११. दो दुनिया, १२. रंग-मंच, १३. रैन अ घेरी, 
१४. जययात्रा १५. रक्त के बीज, १६. दूर की कोड़ी, १७. प्रगतिवाद की 
रूपरेखा, १८. साहित्य-कला-समीक्षा, १६. बंगला साहित्य दर्शन, २०. प्रेमचन्द्र, 
२१. रामधारीमिह दिनकर”, २२. प्रेमचन्द ओर उनका साहित्य, २३. क्रान्ति- 
 कारी की आत्मकथा, २४. ऐतिहासिक भौतिकवाद, २५. भारतीय क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का इतिहास, २६. राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, २७. हमारा 
देश, २८. भारतीय समाज, २६. अपराध, ३०. वीरतापूर्ण आविष्कार ओर 
यात्राएं, ३११. गहप भारती, ३२. सेक्स का स्वभाव, ३३. चन्द्रशेखर अजाद', 
३२४. सरदार भगतसिह, १५. दादा की कहानियां, ३६. बंगाल की लोक- 
कथाएं, ३७. आपसी फूट जहर है ओर मेल अमृत, १८- आदमी का जन्म, 
३६. पथेर पांचाली, ४०. आनन्दमठ, ४१. योन-विज्ञान ओर वैवाहिक जीवन, 
४२. योन-मनोविज्ञान । 

































४२० भारतीय नेताओं की (हिदी-सेवा 


जोश से उद्भूत हुआ हैं, संगीत नहीं कहा जा सकता। अक्सर प्रगतिशीलता के 
व्याख्याकार इस सहज सत्य को भुला देते हें ।/१- इससे स्पष्ट है कि मन्‍्मथनाथ 
वादों के चक्कर में नहीं पड़े और साहित्यिक तत्व को किसी भी अबस्था में गौण 
स्थान देने को तैयार नहीं । वह कहते हैं, “राष्ट्रीयतामकूक सारा साहित्य, जिसमें 
विदेशी साम्राज्य के साथ संग्राम अन्तनिहित है, प्रगतिमूलक होता है । . . . हमारे 
नये स्वतंत्र देश में इस बात की आवद्यकता है कि साहित्य लोगों में आद्या उत्पन्न 
करके नये संग्रामों के लिए हमको तेयार करे। और किसी देश में कुछ भो हो, 
हमारे यहां साहित्य को साहित्य रहते हुए मुस्तेदी के साथ समाज-रचना सें भाग 
लेना पड़ेगा ।/* मन्मथनाथजी के इन शब्दों से भी यह ज्ञात होता हैं कि उनका 
साहित्य-सृजन सोद्देश्य है और वह स्वयं साहित्य को नवसाहित्य के सूजन का कारण 
मानते हैं, क्योंकि उनका यह मत है कि जिस भावना से प्रेरित होकर मनुष्य साहित्य 
की रचना करता है, उसमें और अधिक प्रेरणा जगाने की शक्ति हो और इस प्रकार 
मनुष्य, समाज या देश की प्रगति के साथ साहित्य स्वयं प्रगतिशील बन जाय । 
मन्मथनाथ ने जितना विपुल साहित्य लिखा है, उसपर उन्होंने स्वयं कई स्थलों 
पर आइचर्य प्रकट किया है। इसका श्रेय उन्होंने अपनी जेल-यात्रा को दिया है । 
अपने उपन्यासों के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो कुछ लिखा है, वह भी कम 
रोचक नहीं | प्रत्येक कृति के सम्बन्ध में पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर उन्होंने अपने ध्येय और 
क्ृति की कथावस्तु देने का यत्न किया हैं और अपनी पुस्तक का उद्देश्य बताया है । 
मन्मथनाथ की सबसे बड़ी विशेषता उनके साहित्य की व्यापकता है, और 
यह और भी बड़ी बात है कि उनके लेखन का आधार तथाकथित उच्च शिक्षा 
नहीं, जीवन का ठोस अनुभव और अनुभव-जन्य अनुभतियां हैं, जिन्हें उन्होंने अपने 
साहित्य में संजोया है। यदि साधारण कथा-साहित्य को छोड़ दें, तो भी बहुत कम 
ऐसे विषय मिलेंगे, जिनपर उन्होंने अपने विचार प्रकट न किये हों । यदि उन्होंने 
अपराधियों के लिए अपराध-विज्ञान, समाज-सेवियों के लिए समाजशास्त्र, सावें- 


. जनिक कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न आन्दोलनों के इतिहास और बच्चों के 


लिए बालोपयोगी साहित्य लिखा है, तो गृहस्थों के लिए वैवाहिक जीवन और 
तत्सम्बन्धी विज्ञान की रचना की हैं तथा प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता हैवलक ऐलिस 
के प्रामाणिक ग्रन्थ 7४ए८४००४४ ० $८४' का भी अनुवाद किया है। बंगला 
भांषा-भाषी होने के नाते और बंगला साहित्य से सुपरिचित होने के कारण उन्होंने 


हिन्दी की पुरानी परम्परा को फिर से जीवित किया अर्थात्‌ बंकिमचन्द्र चटर्जी, 


.. १ प्रगतिवाद की रूप-रेखाः--पृष्ठ & 
..._ २ '्रगतिवाद की रूप-रैखा'---पृष्ठ १० 











अहिदी-भाषी नेता . ४२१ 


विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा नजरुल इस्लाम की कुछ क्ृतियों 
का भी हिन्दी-रूपान्तर प्रस्तुत किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगला साहित्य 
दर्शन' में इस समृद्ध साहित्य का पूर्ण परिचय हिन्दी पाठकों को दिया है । मन्मथनाथ 
के साहित्यिक अनुराग और लेखक के रूप में उन्हें जो सफलता मिली, उसकी कुंजी 
हमें उनकी आत्मकथा” से मिलती है । उन्होंने अपने जेल-जीवन के लेखन-कार्य 
के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है, “इसके अतिरिक्त हममें कुछ उदीयमान नेता 
तथा लेखक भी थे ।. . .ऐसे लोगों के होते हुए यह उचित ही था कि थोड़े दिलों में 
हिन्दी में हस्तलिखित साप्ताहिक निकालने का विचार हुआ। उग्रजी इसके सम्पादक 
बने ।. . .लेखों की इतनी कमी थी कि मुझ जेसे लोगों से भी उसमें लिखने को 
कहा गया ओर मुझे स्मरण हे कि कम-से-कस एक लेख सेंने लिखा । १ इस प्रकार 
जेल-जीवन में ही उन्हें लेखन की प्रेरणा और दीक्षा मिली । 

मन्‍्मथनाथ १९४८ में भारत सरकार के प्रकाशन-विभाग में बाल भारती 
के संपादक के रूप में नियुक्त हुए थे । आजकल योजना "का सम्पादन कर रहे 
हैं । पुस्तकों के अतिरिक्त सामयिक विषयों पर इनके लेख कई पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होते रहते हैँ । राजधानी के हिन्दी-क्षेत्र में इनका अच्छा स्थान है। संभवतः 
कोई भी और अहिन्दी-भाषी लेखक ऐसा नहीं, जिसने हिन्दी में इतना और इतने 
विविध विषयों पर लिखा हो । 

उपरयुकक्‍त विवरण से जाना जा सकता है कि हिन्दी के प्रचार और हिन्दी- 
साहित्य के निर्माण की नींव अहिन्दी-भाषी नेताओं ने रबखी है । हिन्दी की 
व्यापकता और इसके प्रसार में दिये गए अहिन्दी-भाषियों के योग को श्री शिवपृजन 
सहाय ने बड़े सुन्दर ढंग से व्यवत किया--- 

“देशभर की राष्ट्र-भाषा हिन्दी की व्यापकता देखकर हिन्दीतर भाषाओं 
के विद्वान और महात्मा भी उसके माध्यम से अपने सिद्धान्त और सन्देश का अधिका- 
धिक प्रचार करना चाहते थे। . . - भारतीय भाषाओं में विशेषतः हिन्दी को 
ही यह सौभाग्य प्राप्त हे कि उसके साहित्य को अन्य भाषा-भाषियों की देन सदेव 
समृद्ध करती आई हूँ । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अन्य भाषा-भाषी साहित्य- 
कारों को सेवाएं आज भी सादर स्मरणीय हें।* * 

अहिन्दी-भाषी नेताओं और विद्वानों के प्रभाव से हिन्दी-साहित्य के गद्य 
और पद्च दोनों का विकास हुआ हैं। हिन्दी अहिन्दी-भाषी नेताओं के इस स्नेह से 


गोौरवान्वित है और उसका साहित्य उनकी सेवा और योगदान से चिर कृतज्ञ । 


१ क्रान्तिकारी को आत्मकथा'--पृष्ठ १०६ 
२ “हिन्दी को मराठी संतों की देनः--पृष्ठ ४ 





| 
रि 
॥॒ 
का 
कि 
॥ 

; 

। 

रे 

( मा 
| 

है] 

रा 
! 
है! 
४ 
। 
हम 





226७४ « ६४452 कि कर पा 
किससे तन अस करन नैसकन ८ न नस -+कन न्‍+-+-त बन पतन नन-+ पन्ने". के पनइन पक 4० “०... 


















प्रचार करने सें कांग्रेस के महान्‌ नेताओं ने एक बड़ी सशक्त क्रांति की । 


अध्याय ; २० 
हिन्दी-सेवी संस्थाएं 


जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इस शोध-प्रबंध से संबंधित १८५७ से 
१९५७ तक का सौ वर्ष का कार भारतीय पुनर्जागरण का कारू था। यद्यपि 
१८५७ की जनक्रांति असफल हो गई थी, तथापि राष्ट्र की आहत आत्मा पुनरुत्थान 
के मार्ग पर अग्रसर होने को आकुल हो उठी थी । और यही आकुलता ब्रह्मसमाज, 
आयंसमाज, देवसमाज, सनातनधर्म सभा, आदि आंदोलनों के रूप में फूट निकली । 
परन्तु राष्ट्र के आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया की इतिश्री यहींपर होकर नहीं रह 
गई । इन आन्दोलनों ने तो उस बृहत्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए एक व्यापक 
पृष्ठभूमि उपस्थित कर दी, जिसकी परिणति काछांतर में स्वाधीनता-प्राप्ति के 
रूप में हुई । इस बृहत्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन की अपनी एक विशेषता थी, और वह 


यह कि इसमें राष्ट्रीयता के सभी तत्वों का नवोन्मेष हुआ । राष्ट्रभाषा भी इस 


प्रक्रिय से अछती न रही । सबसे पहले स्वामी दयानंद ने जातीय पुनरुत्थान के 
हेतु राष्ट्रभाषा के अनिवार्य महत्व को समझा और इसे आयंसमाज के मूलभूत 
सिद्धांतों में सम्मिलित भी कर लिया। तो भी अभी देश-व्यापी स्तर पर राष्ट्रभाषा 
के प्रचार की आवश्यकता थी । राष्ट्रीय जागरण के गांधी-युग में तो राष्ट्रभाषा- 
प्रचार का कार्यक्रम समग्र राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग 
बन गया । डा० राजबली पाण्डेय के शब्दों में---“तो भी अभी राष्ट्रीय आन्दोलन में 
किसी बात की कमी थी । उसमें गति थी, किन्तु खटक अधिक थी, प्रांतीयता थी, 
शंकाएं थीं। जनता अब भी आन्दोलन से दूर थी। महात्मा गांधी ने कमजोरी की नब्ज 
पकड़ी, इस बात पर भी ध्यान दिया कि महान राष्ट्रीय आंदोलन और आस जनता 
के बीच दरार क्‍यों पड़ी हे। उन्होंने समझा कि जनता की एकता की एक 


आवाज होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब उनकी कोई अपनी राष्ट्रीय 
. भाषा हो । ** भारत की राष्ट्रीय भाषा के लिए उन्होंने भी हिन्दी का ही 


चयन किया !*** 
/» * इस राष्ट्रीय उत्थान में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने और 


१79 


१ 'राजपि अमिनन्दन भन्थ! में डा० राजबली पाण्डेय के लेख भाषात्मक प्रतिक्रांति 
से-एष्ठ छुंकण 




















हिन्दी-सेवी संस्थाएं... ४२३ 


इसी सशक्त क्रांति” के फलस्वरूप हिन्दी-सेवी संस्थाओं का प्रादुर्भाव 
हुआ । प्रायः इन सभीके जन्म के मूल में हमारे राष्ट्रीय नेताओं की प्रेरणा काम 
कर रही थी । इतना ही नहीं, हमारे अनेक नेताओं ने अन्य राष्ट्रीय कार्यत्रमों 
के साथ-ही-साथ इन हिन्दी-सेवी संस्थाओं को सुदृढ़ करने में भी भरपूर योग 
दिया । अतः इन संस्थाओं का परिचय देना तथा इन्होंने हिन्दी के प्रचार तथा उसके 
भंडार को भरने में जो बहुमूल्य योग दिया, उसका मूल्यांकन प्रस्तुत करना समीचीन 
होगा, क्योंकि उसके अभाव में राष्ट्र-नेताओं द्वारा की गई हिन्दी-सेवा का मूल्यांकन 


ही अपूर्ण रह जायगा । वैसे तो इस बृहत्‌ आन्दोलन म न जाने कितनी छोटी-बड़ी 


जानी-अनजानी संस्थाओं ने योगदान दिया, परन्तु यहांपर उन्हीं प्रमुख संस्थाओं 
का विवरण प्रस्तुत किया जायगा, जिनका किसी-न-किसी रूप में हमारे 
राष्ट्रीय नेताओं से संबंध रहा है । 


नागरी प्रचारिणी सभा, फाशी« * 


स्थापना और उद्देश्य 

१६ जुलाई, सन्‌ १८९३ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वाराणसी 
में हुई । इसकी संस्थापना में स्व. रामनारायण मिश्र, स्व. श्यामसुन्दरदास तथा 
श्री शिवकुमारसिह प्रभृति प्रमुख व्यक्तियों का हाथ था । इस संस्था का मूल उद्देश्य 
राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा देवनागरी लिपि का देशव्यापी प्रचार करना था । यही 
सबसे प्रथम संस्था थी, जिसने राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के प्रचारार्थ ठोस और 
साथक कार्यक्रम अपनाया । इस संस्था की प्रारंभ से ही यह नीति रही कि इसने 
नारेबाजी तथा प्रचार-आंदोलनों की तड़क-मड़क को न अपनाकर क्रियात्मक 
कार्यक्रम को अंगीकार किया । इस संस्था के प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक अनुप- 


लब्ध तथा लुप्तप्रायः ग्रंथ प्रकाश में आये । सभा ने बीस वर्ष की सतत साधना के 


उपरांत हिन्दी शब्द सागर' नामक कोश प्रकाशित किया । इसमें एक छाख से 


भी अधिक छाब्दों का समावेश हुआ है । आज भी इस दिदशा में सभा का कार्य संबसें 
आगे है । सभा ने अबतक की गई खोजों एवं अनुसंधानों द्वारा उपलब्ध सामग्री 


के आधार पर हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास सोलह खण्डों में प्रकाशित करने 


की योजना बनाई है । इस ग्रंथ के प्रकाशन में देश के गण्यमान्य साहित्यिकों के 


अतिरिक्त भारत गणराज्य के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद का आशीर्वाद भी 


प्राप्त हुआ हैं 


अबतक इसके दो खण्ड प्रकाशित हो चुके हूँ । प्रथम खण्ड के सम्पादक डा० 
राजबली पाण्डेय हैं । इस खण्ड में हिन्दी-साहित्य की पीठिका उपस्थित की गई। 

















(4 ह१०टरए का [2 2220:१९:काइट इस: उलक 4 < हदु.3::ल्‍७४म देख ५, कर. तप- कब. क्‍क५०नन५-क >--०->पतान फओजतत- “++०«27--०० >> +-+०० ०-०... > 5 


इस्नसथद पल्ट2 














..._ $ “हिन्दीसेवी संसार,” द्वितीय संस्करंण--एष्ठ ३६० 


४२४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


प्रथम खण्ड के पश्चात षष्ठ खण्ड प्रकाशित हुआ है । इसके संपादक डा. नगेंद्र हैं 
और यह भाग श्रंगारकाल (रीतिबद्ध) की सामग्री उपलब्ध कराता हैं। हिन्दी 
के लोक-साहित्य से संबंधित षोडश भाग प्रकाशन की तैयारी में है । इस भाग के 
सम्पादक श्री राहुल सांकृत्यायन तथा डा. कृष्णदेव उपाध्याय हैं । साहित्य- 
प्रकाशन के अतिरिक्त सभा द्वारा हिन्दी के विद्वानों तथा लेखकों का सम्मान 
होता रहता है। नागरी प्रचारिणी सभा को सक्षम और सुदढ़ बनाने में तथा 
इसके द्वारा हिन्दी के विकास और प्रचार के लिए महामना मदनमोहन मालवीय 
ने प्रचुर प्रयत्त किया । काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अंतर्गत १९१० में 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की स्थापना हुई | सम्मेलन से संबंधित विवरण 
आगे के पृष्ठों में प्रस्तुत किया जायगा । सभा हिन्दी-प्रचार का उद्देश्य रखने- 
वाली अनेक संस्थाओं से संबंध रखती है। समूचे भारत में ऐसी ५२ संस्थाएं हैं ।१ 


विशाग तथा उनके कार्य 

सभा का कार्य इन दस विभागों में विभाजित है --१. पुस्तकालय विभाग, 
२. हस्तलिखित-ग्रंथःखोज विभाग, ३. अनुशीलन-विभाग ४. कोश-विभाग, 
५. प्रकाशन और विक्रय-विभाग, ६. प्रसाद साहित्य-गोष्ठी तथा सुबोध व्याख्यान- 
माला विभाग, ७. पुरस्कार एवं पदक विभाग, ८. सत्यज्ञान निकेतन विभाग, 
९. संकेत लिपि विभाग, १०. आय-व्यय विभाग। अब क्रमश: इन विभागों द्वारा 
किये जानेवाले कार्य का विवरण प्रस्तुत किया जायगा । 

१. पुस्तकालूय-विभाग--सभा के अंतर्गत आर्य भाषा पुस्तकालय” चल 
रहा हैं । इस पुस्तकालय का निज का एक विशाल भवन है । इसमें हिन्दी के 
प्राचीन अप्राप्य ग्रंथों (हस्तलिखित और मुद्रित) के अतिरिक्त लगभग चालीस 
हजार पुस्तकें हैं और इस संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है । अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं की भी रूगभग पांच हजार महत्वपूर्ण पुस्तकें यहां संग्रहीत हैं । इसमें 
दो सौ के लगभग पत्र-पत्रिकाएं आती हैं। इस प्रकार यह पुस्तकालय शोध करने- 


वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त हितकारी तथा उपयोगी है । 


२. हस्तलिखित ग्रंथ खोज-विभाग--इस विभाग के अंतर्गत प्राचीन 
अनुपलब्ध साहित्य का अन्वेषण एवं अनुसंधान होता रहता है। अबतक इस 


विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का पुनरुद्धार हुआ हैँ । इसके अंतर्गत नियुक्त 


बीस से ऊपर अनुसंघानकर्ता विद्वान देश के विभिन्न भागों में जाकर अनुपलब्ध 


... क्रृतियों का पता छगाते हैं। 





















हिन्दी-सेवी संस्थाएं... द ४२५ 


३. अनुशीलन-विभाग--जिस प्रकार अनुसंधान-कर्ता का कार्य होता है 
कि वह अनुपलब्ध साहित्य को प्रकाश में राये, उसी प्रकार अनुशीलनकर्ता का 
काम होता है उपलब्ध साहित्य-भण्डार में से नित-नूतन तथ्यों एवं मान्यताओं 
का उद्घाटन करना । इसी प्रकार का अनुशीलन-कार्य इस विभाग के अंतर्गत 
होता है । योग्य विद्वानों को आ्थिक सहायता देकर साहित्य की अभिनव धाराओं 
को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता हैं । 

४. कोश-विभाग--इस विभाग के अंतर्गत हिन्दी शब्द सागर' और 
संक्षिप्त शब्द सागर' जैसे प्रमुख और अधिकृत कोशों का निर्माण किया गया 
तथा सभा ने इन्हें प्रकाशित किया हैं । कई अन्य कोझशों के निर्माण का कार्य भी 
हो रहा है । एक राजकीय कोश' को तैयार करने की योजना इस विभाग ने हाथ 
में ले रक्खी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना में सहयोग एवं सहायता दे रही है । 
राजकीय कार्य में व्यवहार के लिए यह कोश एक पारिभाषिक दब्दावली उपलब्ध 
करायेगा । क्‍ * कर 

५. प्रकाशन और विक्रय-विभाग--इस विभाग की देख-रेख में हिन्दी की 
उत्तमोत्तम मौलिक रचनाओं के प्रकाशन तथा उनके विक्रय की व्यवस्था की 
जाती है । यही विभाग नागरी प्रचारिणी पत्रिका प्रकाशित करता है। यह 
पत्रिका गत ६६ वर्षों से बराबर निकल रही हूँ तथा इसने हिन्दी साहित्य की लुप्त- 
प्रायः रचनाओं को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह एक प्रकार से 


शोध-पत्रिका” हैं । इस पत्रिका ने अनुसंधानकर्ता विद्वानों तथा विद्याथियों को 


यथेष्ट रूप से प्रोत्साहित किया है । इसी विभाग के अंतर्गत निम्नांकित ग्रंथ- 
मालाओं का प्रकाशन होता है-- 

नागरी प्रचारिणी ग्रंथमाला, मनोरंजक पुस्तक माछा, सूर्यकुमारी पुस्तक- 
माछा, देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक-माला, प्रकीणंक पुस्तकमाला, बालावक्ष 
राजपूत चारण पुस्तकमाला, देव पुरस्कार पुस्तकमाला, श्री महेंद्रलाल गर्ग 
विज्ञान-ग्रंथावली, श्रीमती रक्मिणी तिवारी पुस्तकमाला, श्री रामविलास पोहार 
स्मारक ग्रंथमाला, नवभारतीय ग्रंथमाला, अर्धशनी याज्ञिक ग्रंथाववी और 


राजस्थान साहित्य रक्षा-निधि । 


१पत्रिका के उद्देश्य 
(१) नागरी लिपि ओर हिन्दी भाषा का संरक्षण तथा प्रचार, 
(२) हिन्दी साहित्य के विविध अ्रगों का विवेचन, 
(३) भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का अनुसंधान, 
(४) प्राचीन, अवाचीन शास्त्र, विशान ओर कला का पर्यालोचन 
“- नागरी प्रचारिणी पत्रिका--संवत २०१६, अंक ३-४ 





द के ४२६ भारतीय नेताओं की (हिंदी-सेवा 
हा ... ६. प्रसाद साहित्य गोष्ठी तथा सुबोध व्याख्यान-माझा-“ है विभाग 
हक सन्‌ १९३० से स्थापित है। स्व० श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा दी गई निधि के ब्याज 
। अं से इस विभाग का संचालन होता है। इसके संचालकत्व में सुप्नसिद् साहित्य-सेवियों 
हे । रे की जयंतियों, स्वागत-समारोहों तथा अधिकारी विद्वानों के व्याख्यानों आदि का 

जो । आयोजन होता रहता है। 

0, ७. पुरस्कार और पदक-विभाग--इंस विभाग द्वारा हिन्दी-साहित्य की 
का ।॥ उत्तम और मौलिक कृतियों पर पुरस्कार और पदक दिये जाते हैं। जो पुरस्कार एवं 
द । हा गा पदक दिये जाते हैं, वे इस प्रकार है--9 रस्कार-- (१) बलदेवदास बिड़ला पुरस्कार 


(दो सौ रुपये ), (२) बदुकश्नसाद पुरस्कार (दो सौ रुपये ), (३) रत्नाकर पुर- 
स्‍्कार (दो सौ रुपये), (४) डा. छन्ूलाल पुरस्कार (दो सौ रुपये ), (५) जोधर्सिह 
पी पुरस्कार (दो सो रुपये), (६) माधवीदेवी महिला पुरस्कार (दो सौ रुपये), 
| रा कि (७) वसुमति पुरस्कार, (८) डा. श्यामसुन्दरदास पुरस्कार (एक हजार तथा 
रे दो हजार रुपये) | पदक--(१) डा. हौराछाल स्वर्ण पदक, (२) हिवेदी 








क्‍ हा स्वरण-पदक, (३) सुधाकर पदक (४) ग्रीब्ज पदक (५) राधाइृष्णदास-पदक, 
। (६) बलदेवदास पदक, (७) गुलेरी पदक, (८) रेडि पे आदत 

| ' द ८. सत्यज्ञान-निकेततल--ज्वालापुर, हरिद्वार में स्थित यह संस्था नागरी 
हा . प्रचारिणी सभा के अंतर्गत पश्चिमी भारत में हिन्दी-प्रचार का प्रमुख केद्र हे । 


लि . सत्यज्ञान-निकेतन के अंतर्गत बालक-बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक हिन्दी 
विद्या मंदिर चलता है । निकेतन का अपना एक पुस्तकाऊए हे । 

९, संकेत-लिपि विद्यालय--हिंन्दी संकेत-लिपि (शार्टहैंड) तथा हिन्दी 
टाइप का ज्ञान इस विद्यालय हारा दिया जाता है । इस दिशा में यह विद्यालय 


- सुधारात्मक कार्य भी करता रहता हे। क्‍ 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने अपने 


. ६८ वर्ष के जीवन में हिन्दी के विकास तथा निर्माण की दिशा में जो बहुमूल्य रचनात्मक 
योगदान दिया है, वह अद्वितीय हैं तथा निरंतर उसी गति एवं उत्साह से यह संस्था 
अपने मार्ग पर अग्रसर है । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


न्‍ड-्स्सचन्मसललिभश चटपटी ए:ए :्सिट्ेए उस वश 


न्ख्न्््वच्च् 



















स्थापना द द ' 
सन्‌ १९१० में नागरी प्रचारिणी सभा की प्रबंध-समिति की एक बैठक म 
3 पुरस्कार एवं पदकों का विवरण 'राजर्पि अभिनन्दन संथ “एठ रेस" ४ से लिया 
गयाहै। जी द 














हिन्दी-सेवी संस्थाएं ४२७ 


स्व. डो. श्यामसुन्दरदास ने इस आशय का एक प्रस्ताव रक्खा कि देशभर के 
साहित्यिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाय, जिसमें नागरी छिपि के 
: व्यापक प्रचार, प्रसार एवं व्यवहार के संबंध में क्रियात्मक विचार-विनिवय किया 
जाय । प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया और प्रस्तावित सम्मेलन के अधिवेशन 
के लिए धन-राशि भी एकत्र कर ली गई तथा उसके लिए एक पृथक उप-समिति 
का निर्माण भी कर दिया गया । पूर्व-निर्णय के अनुसार उसी वर्ष (सन्‌ १९१०) 
के मई मास में स्व. महामना पं. मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन काशी में सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन में दूसरे प्रदेशों के 
प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । इसमें बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन ने 
सरकारी कचहरियों में नागरी लिपि के प्रचार तथा हिन्दी साहित्य के व्यापक 
विकास के लिए कोष-संग्रह की अपील की । कोष-संग्रह के लिए हिन्दी पैसा फण्ड 
समिति” की स्थापना हुई और उसी समय उस फण्ड में दो छाख पच्चीस हजार पंच 
सौ छियालीस पैसे एकत्र हो गये। 
सम्मेलन” के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं 

सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन प्रयाग में हुआ । इस सम्मेलन के अध्यक्ष 
थे पं. गोविदनारायण मिश्र और श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन प्रधान मंत्री चने गए 
इसी अधिवेशन में टण्डनजी ने एक संक्षिप्त नियमावली भी उपस्थित कर दी । 
पहले अस्थायी रूप से सम्मेलन का कार्यालय एक वर्ष के लिए प्रयाग में रहा, फिर 
धीरे-धीरे स्थायी बन गया । इस प्रकार देश के विभिन्न नगरों में प्रमुख विद्वानों एवं 
साहित्य-सेवियों के सभापतित्व में सम्मेलन के अधिवेशन हुए और उन अधिवेशन 
में पारित प्रस्तावों के प्रकाश में सम्मेलन का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया । सन 
१९१८ में इंदौर-अधिवेशन का सभापतित्व महात्मा गांधी ने किया | इस प्रकार 
गांधीजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व का यह राभ सम्मेलन को मिला कि कांग्रेस 
के अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं तथा नेताओं का सक्रिय संबंध सम्मेलन से हो गया । 
इसी अधिवेशन (१९१८) में अहिदी प्रांतों में हिन्दी और देवनागरी लिपि के 
प्रचार-संबंधी एक प्रस्ताव पास हुआ। इस निश्चय के अनुसार मद्वास प्रांत में 
हिन्दी-प्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ । इस कार्य की सिद्धि-हेतु श्री हरिहर शर्मा, 
स्व. देवंदास गांधी, पं. देवदत्त विद्यार्थी, पं. रामानंद शर्मा, पं. अवधनंदन तथा 
स्व. प॑. रघुवरदयालर मिश्र आदि हिन्दी का संदेश लेकर दक्षिण भारत पहुंचे । 
इन सभी हिंदी-प्रचारकों के सहयोग से मद्रास में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार-सभा' 
की स्थापना हुई, जिसने अबतक छाखों दक्षिणवासियों को हिंदी सिखाई है । 























४२८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्य-क्षेत्र के अतिरिक्त भी बहुत-सा हिदीतर 
क्षेत्र अभी शेष था, जिसमें हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की भारी आवश्यकता थी । 
१९३६ में सम्मेलन के नागपुर-अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष डा. राजेन्द्रप्रसाद 
थे, एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार समस्त अहिदी-भाषी प्रदेशों में 
राष्ट्रभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए एक व्यवस्थित केन्द्र 
स्थापित किया जाना निश्चित हुआ । परिणामस्वरूप राष्ट्रभाषा' प्रचार समिति' 


की स्थापना हुई और इसका केंद्रीय कार्यालय वर्धा में बना । 


परीक्षाएं 

हदी के व्यापक प्रचार एवं प्रोत्साहन के लिए यह आवश्यक था कि अधि- 
काधिक विद्यार्थी हिंदी सीखें और उससे लाभ लें। दूसरे, इस बात की भी आव- 
इ्यक्ता थी कि अन्य विषयों को हिंदी के माध्यम से पढ़ाये जाने की दिद्ञा में सक्रिय 
कदम उठाये जाय॑ । इसी विचार को दृष्टि में रखकर सम्मेलन ने अपने चौथे 
अधिवेशन (सन्‌ १९१३) में, जिसके अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद थे, परीक्षाएं 
चलाने का निर्णय किया । उसके लिए नियमावछली और एक उप-समिति का बन 
गई । प्रयोगार्थ, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा इन तीन परीक्षाओं को चलाने का 
निर्णय हुआ । धीरे-धीरे ये परीक्षाएं लोकप्रिय होती गई और अब हजारों 
छात्र प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं में बठते हें। इन परीक्षाओं द्वारा जहां हिन्दी 
पढ़े-लिखे छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई वहां हिंदी-साहित्य के प्रति जनसाधारण 
में रुचि भी जाग्रत हुई। वर्तेमान में सम्मेलन द्वारा निम्नांकित परीक्षाएं ली 
जाती हैं-- 

प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, आयुर्वेद-विशारद, आयुर्वेद रत्न, कृृषि-विशारद, 


 व्यापार-विशारद, शिक्षा-विशारद, सम्पादनकला-विशारद, ज्ीघ्र लिपि-विशारद, 


मुनीमी, अर्जीनवीसी तथा उपवैद्य । 
सम्मेलन की परीक्षाओं को सरकारी मान्यता भी प्राप्त है । 


.. सम्मेलन के विभाग 


कार्ये-संचालन में सुविधा की दृष्टि से सम्मेलन के ये प्रमुख विभाग हैं--- 
प्रबंध-विभाग, परीक्षा-विभाग, संग्रह-विभाग, प्रचार-विभाग, साहित्य-विभाग 


और अर्थ-विभाग । इन सभी विभागों के अंतर्गत सम्मेलन का काम सुचारु रीति से 
चलता हैं । 


हिदी साहित्य सम्मेलन का हिंदी संग्रहालय अपने ढंग की एक महत्वपूर्ण 


थे .. वस्तु हैं। इसमें लगभग पेतीस हजार पुस्तकों का संग्रह हे । बहुत-सी पुस्तकें तो 

















हिन्दी-सेनी संस्थाएं ४२९ 


इस संग्रहालय में ऐसी हैं, जो अन्यत्र अनुपलब्ध ही हैं ।१ इस संग्रहालय का अपना 


. एक विशाल एवं भव्य भवन है । 


सम्मेलन पत्रिका 

हिंदी साहित्य सम्मेलन एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है, जिसका नाम 
है सम्मेलन पत्रिका । इस पत्रिका में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति से संबंधित 
गवेषणात्मक रचनाओं का प्रकाशन होता है । साथ-ही-साथ यह पत्रिका साहित्यिक 
गति-विधियों का व्यौरा भी प्रस्तुत करती रहती है । सम्मेलन का स्वयं का मुद्रणारुय 
है, जो मुद्रण-कछा की आधुनिकतम उपलब्धियों तथा सुविधाओं से युक्त है | 

इस प्रकार उच्च हिंदी-साहित्य के प्रकाशन तथा खोज-संबंधी कार्य के निद्शन 
का सम्मेलन की गति-विधियों में प्रमुख स्थान हैँ । सम्मेलन के प्रचारात्मक पक्ष 
से तो हिंदी के पाठक भली प्रकार परिचित हैं ही । टंडनजी के नेतृत्व में हिंदी को 
राष्ट्रभाषा बनाने के शिव संकल्प को पूरा करने म सम्मेलन डे प्रमुख भाग लिय* है । 
आज भी सम्मेलन हिंदी-हित की दृष्टि से सतत-जागरूक है और अपने उद्देश्यों * 


की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है । 


१ सम्मेलन ने इतिहास के सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान स्व० मेजर वामनदास बसु के 
निजी पुस्तकालय को खरीद लिया है । इसमें बड़ी ही खोजपूर एवं अप्राप्य सामग्री है। 


शी --राजपि अभिनन्दन अन्थः--प्ृष्ठ ६८६ 
शसम्मेलन के उद्देश्य 


(क) हिन्दी साहित्य के सब अ्रगों की पुष्टि और उन्नति का प्रयत्न करना । 

(ख) देशव्यापी व्यवहारों ओर कार्यों को सुलभ करने के लिए राध्ट्रलिपि 
देवनागरी ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ाने का प्रयास करना । 

(ग) नागरी लिपि को मुद्रण-सुलभ ओर लेखनन्सुलभ बनाने की दृष्टि से उसे 

अधिक विकसित करने का प्रयत्न करना । 

(ध) हिन्दी भाषा को अधिक सुगम, मनोरम, व्यापक ओर समद्ध बनाने के लिए 
समय-समय पर उसके अभावों को पूरा करना और उध्षको शैली ओर त्र॒टियों 

के संशोधन का प्रयत्न करना । 

(ड) हिंदी-माषी राज्यों में सरकारी विभागों, पाठशालाओं , कालेजों, विश्वविद्यालयों, 
म्युनिसिपैलिटियों ओर अन्य संस्थाओं, समाजों, जनस मूहों , तथा व्यापार और 
अदालत के कार्यों में देवनागरी लिपि ओर हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते 
रहना । 

(च) हिन्दी के भ्ंथकारों, लेखकों, कवियों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों को 
समय-समय पर उत्साहित कस्ने के लिए पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, 
उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

'(छ) सारे देश के युवर्कों में हिन्दी-अनुराग उत्पन्न करने ओर बढ़ाने के लिए प्रयत्न 


















































४३० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा क्‍ 

यह सर्वमान्य तथ्य है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण पद पर आसीन 

कराने का बहुत-कुछ श्रेय अहिन्दी-भाषी जन-नेताओं को हूँ । राजा राममोहनराय, 
स्वामी दयानंद, केशवचन्द्र सेन, नवीनचन्द्र राय प्रभृति नेताओं ने हिंदी के अखिल 
भारतीय स्वरूप के मर्म को समझा था और तदनुसार प्रयत्न भी किये थे । परल्तु 
हिंदीतर प्रदेशों में, विशेषतया दक्षिण भारत में, सर्वसाधारण जनता ने न तो 
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप को समझा था और 
न उन्हें इसके लिए रुचि जाग्रत हुई थी । गांधीजी गुजराती थे। हिंदी उनकी मातृ- 
भाषा नहीं थी, पर उन्होंने यह समझ लिया था कि यदि कोई भी एक भाषा सम्पूर्ण 


. भारत को एकता के सुदृढ़ सूत्र में पिरो सकती है, तो वह हिंदी ही है, और हिंदी, 


बहुसंख्यक जन-समुदाय की मातृभाषा होने पर भी, तबतक विचारों के आदान- 
प्रदान' का अखिल भारतीय माध्यम नहीं बन सकती जबतक हिंदीतर प्रदेशों में 
लोक-रुचि इसके प्रति जाग्रत न हो । उनका विचार था कि उत्तर भारत की भाषाएं 
एक ही परिवार की हैं, परंतु दक्षिण की भाषाएं एकदम भिन्न परिवार की हैं । 
उनका उद्भव तथा विकास-क्रम उत्तर भारत की भाषाओं से सर्वथा भिन्न रहा 
है । इसलिए दक्षिण में यदि सफलतापूर्वक हिंदी का प्रचार हो जाय तो उत्तर भारत 
के हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी-प्रचार का कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जायगा । 

जब १९१८ में महात्मा गांधी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधि- 





करना । 

(ज) हिन्दी भाषा द्वारा परमोच्च शिक्षा देने के लिए विद्यापीठ स्थापित करना । 

(भ) हिन्दी भाषा द्वारा उच्च परीक्षाए' लेने का प्रबन्ध करने के लिए एक हिन्दी 
विश्वविद्यालय स्थापित करना । 

(अ) जहां आवश्यकता समझी जाय, वहां पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय 
स्थापित कर ने ओर कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्तमान संस्थाओं 

को सहायता करना । 

(2) हिन्दी-साहित्य की वृद्धि के लिए उपयोगी पुस्तकें लिखवाना ओर प्रकाशित करना । 

(5) हिन्दी की हस्तलिखित ओर प्राचीन सामग्री तथा हिन्दी भाषा भ्रोर साहित्य 
के निर्माताओं के स्मति-चिन्हों की खोज करना शोर इनके तथा सभी प्रकाशित _ 
पुस्तकों के संग्रह ओभोर रक्षा के निम्मित्त सम्मेलन की भोर से एक बहत्‌ 

... संग्रहालय की व्यवस्था करना । 

(ड) हिन्दी भाषा ओर साहित्य-सम्बन्धी अनुसन्धान का प्रबन्ध करना । 

(ढ) उपयु क्‍त उद्देश्यों की सिद्धि मोर सफलता के लिए जो अन्य उपाय आव-. 
श्यक ओर उपयुक्त समभें जाय॑, उन्हें काम में लाना । 

_ -- हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सेंतालीसवें वार्षिक विवरण से (शक १८८१-२२) 











हिन्दी-सेवी संस्थाएं ४३१ 


वेशन के अध्यक्ष बने तो उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी-प्रचार की एक योजना प्रस्तुत 
की । उन्होंने इस योजना के लिए यह आवश्यक समझा कि उत्तर भारत के कुछ 
युवक दक्षिण में जाकर वहां की भाषाओं से परिचित हों और साथ ही वहां के लोगों 
में हिंदी के प्रति रुचि जगाकर उन्हें हिन्दी से परिचित करायें। इसके उपरांत 


'महात्माजी ने दक्षिण भारत के पत्रों में सूचना निकाली कि यदि वहां हिंदी-वर्गों 


का प्रबन्ध किया जा सके तो हिंदी सिखाने के लिए अध्यापक भेजे जाय॑ । इस सब 
प्रचार-कार्य के लिए बापू की अपील पर अधिवेशन के अवसर पर ही दस-दस हजार 


. की राशि सेठ हुकुमचंद तथा इंदौर-नरेश श्री यशवंतराय होल्कर से प्राप्त हो चुकी 


थी। दक्षिण भारत के समाचार-पत्रों में छपी बापू की अपील का उत्तर मद्रास शहर 
की इंडियन सविस लीग” नामक समाज-सेवा करनेवाली एक संस्था के छोगों ने 
भेजा और बापू ने तुरंत अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को प्रथम हिंदी- 
प्रचारक के रूप में दक्षिण भारत भेज दिया । इस प्रकार उक्त सेवा-समाज के 
अध्यक्ष श्री सी. पी. रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में श्रीमती एनी बेसेंड के 


हाथों प्रथम हिंदीवर्ग का उद्घाटन मद्गास में हुआ । इसके बाद तो पं० हरिहर शर्मा, 


स्वामी सत्यदेव, शिवराम शर्मा, पं० हृषीकेश शर्मा, पं. अवधनंदन आदि अनेक 


प्रचारक हिंदी-प्रचार के कार्य में जुट गये । 
(हिंदी साहित्य सम्मेलन-प्रचा र-कार्यालय' 


अभी तक समस्त प्रचार-कार्य हिंदी साहित्य सम्मेलन के संचालन में चलता 


था, अतः मद्रास में जो कार्यालय खोला गया, उसका नाम रवखा गया 'हिंदी साहित्य 
सम्मेलन प्रचार-कार्यालय, मद्रास । इस प्रचार-कार्याकय की ओर से हिंदी 


स्वबोधिनी अंग्रेजी और तमिल में प्रकाशित की गई, जो बाद में तेलगू, मलयारूम 
तथा कन्नड़ में भी प्रकाशित हुई | इसके बाद तीन रीडरें भी तैयार की गईं। पुस्तकों 


का मुंद्रण अन्य प्रेसों में होने के कारण अनेक कठिनाइयां आती थीं, जिसको देखते 


हुए स्व० श्री जमनालछाल बजाज की कृपा तथा सहायता से एक प्रेस स्थापित किया 
गया, जो आज भी (हिंदी प्रचार प्रेस” के नाम से मद्रास के प्रमुख मुद्रणालयों में 
स्थान रखता है । 


हिन्दी-विद्यालयों का श्रीगणेश 


हिंदी में रुचि रखनेवाले दक्षिण भारतवासियों को प्रयाग जाकर ही हिंदी 


का अध्ययन करना पड़ता था । इसमें अनावश्यक व्यय तथा भोजनादि की अत्यन्त 


कठिनाइयां रहती थीं । इसे दृष्टि में रखकर दो हिंदी विद्यालय क्रमशः धवलेश्वर 
तथा इरोड में खोले गए। वर्षभर बाद इन दोनों ही विद्यालयों को बंद करके 


एक हिंदी महाविद्यालय मद्रास में स्थापित कर दिया गया । 











कम मपिसश सकल ना: 


"257 बे फ्पल यम 








४३२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


'दक्षिग भारत हिंदी प्रचार सभा की विधिवत्‌ स्थापना 
हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रमुख व्यक्ति दक्षिण भारत आकर 


हिंदी-प्रचार का निर्देशन करते थे। पर इसमें अनेक कठिनाइयां उपस्थित रहती 


थीं। और बापू की प्रारंभ से ही राय थी कि दक्षिण में हिंदी-प्रचार का कार्य 
दक्षिणवासियों के हाथ में ही रहना चाहिए । कुछ विचार-विनिमय के उपरांत 
पहदी साहित्य सम्मेलन प्रचार-कार्यालय, मद्रास” का नाम बदलकर दक्षिण भाषा 
हिन्दी प्रचार सभा' रख दिया गया और तबसे यह संस्था अपने स्वतंत्र अस्तित्व 
में हिंदी-प्रचार का कार्य दक्षिण भारत में कर रही है । पूज्य बापू दक्षिण भारत 
हिंदी प्रचार सभा” के आजीवन अध्यक्ष रहे । उनके उपरांत राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसाद 
इस सभा के अध्यक्ष हैं । द 
संचालन-व्यवस्था 

.. इस सभा की संपत्ति की व्यवस्था करनेवाछा एक निधिपालक-मण्डल है। 
सभा के नित्य-प्रति के कार्यों के संचालन हेतु एक कार्यकारिणी-समिति हें, 
जिसमें सभा के स्थायी पदाधिकारियों के साथ-ही-साथ कुछ चुने हुए सदस्य भी 
होते हैं। स्थायी पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी-समिति का चुनाव व्यवस्थापिका 


समिति द्वारा ही तीन वर्ष बाद होता है । यही व्यवस्थापिका समिति आय-व्यय पर 


नियंत्रण रखती है तथा इसकी अनुमति देती हूँ । सभा के कुछ विशेष सदस्य तथा 
सामान्य सदस्यों द्वारा चुने हुए कुछ लोग और शिक्षा-परिषद्‌ के सभी सदस्य इसका 
चुनाव करते हैं।सभा के सभी प्रचारकों को शिक्षा-परिषद्‌ के सदस्य चुनने 
का अधिकार होता है । सभा की चार शाखाएं दक्षिण भारत में हँ---तमिलनाड 
की शाखा त्रिचिनापल्‍ली में, केरल की एरनाकुलूम में, कर्नाटक की धारवाड़ में 
और आंध्र की हँदराबाद में । प्रत्येक शाखा के अपने-अपने मंत्री हैं और प्रत्येक 


शाखा प्रचार-कार्य करने में स्थानीय दृष्टि से स्वतंत्र हूं । 


परीक्षा-विभाग 

इस विभाग के अंतर्गत सभा प्रारंभिक तथा उच्च परीक्षाओं का संचालन 
करती हूँ । प्रारंभिक परीक्षाएं हं--प्राथमिक', मध्यमा' और राष्ट्रभाषा' और 
उच्च परीक्षाएं हँ---प्रवेशिका', विशारद' और प्रवीण" । प्रारंभिक परीक्षाएं 


: चलाने का काम प्रांतीय शाखाओं को दे दिया गया है । अध्यापन-कला में उत्तीर्ण. 
. होनवाले को प्रचारक की सनद दे दी जाती है । द 


.. शिक्षा-विभाग 


हिंदी-शिक्षा-संबंधी संपूर्ण व्यवस्था इस विभाग की देखरेख में होती हैं । 











'हिन्दी-सेवी संस्थाएं ... ४३३ 


हर प्रचारक इस विभाग द्वारा निर्धारित की गई पद्धति पर ही वर्ग चलाता है । 
सभा के निजी केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य शिक्षा-संस्थाओं द्वारा भी सभा की परीक्षाओं 
: के केन्द्र चलाये जाते है, जिन्हें सभा की ओर से पर्याप्त सहयोग एवं सहायता 
. मिलती 

साहित्य-विभाग 

सभा का यह विभाग पुस्तक-प्रकाशन तथा उनकी रचना एवं निर्माण का 
कार्य संभालता हैं । सभा ने अनके छोटी-बड़ी पुस्तकें अबतक प्रकाशित की हैं, 


.. जिससे दक्षिण भारत में हिंदी सीखने और सिखाने का काम सरल हो गया तथा 
.. हिंदी-साहित्य के अध्ययन के लिए लोगों में रस पैदा हुआ । 


 प्रचारक-विद्यालयों के लिए सरकार की ओर से पूरे वर्ष के व्यय का चौथा 


भाग ही सहायता के रूप में मिलता है । बाकी सभा अपना सम्पूर्ण कार्य निजी 


साधनों से करती है । सभा की आय परीक्षाओं, पुस्तक-बिक्री, प्रेस, तथा सभब के . 


. सदस्यों द्वारा होती है । 
नेता और कार्यकर्ता 
. बापू की प्रेरणा से तो सभा के कार्य का आरंभ ही हुआ और आजीवन वह सभा 
_ के कार्यकलाप में गहरी रुचि लेते रहे । काकासाहब कालेलकर, स्व० जमनालाल 
... बजाज, राजाजी, श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर, डा० पट॒टाभि सीतारामय्या, 
. बैद्यनाथ अय्यर प्रभृति नेताओं का मार्गे-दर्शन तथा सहयोग सभा को मिलता रहा 
. हैँ । सभा को सहयोग देनेवाली महिलाओं में प्रमुख नाम आते हैं--सर्वश्री 
. अम्बुजम्माल, दुर्गाबाई देशमुख, इंदिरा रामदुरे आदि । इस प्रकार हिंदी प्रचार 
सभा ने राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रभाषा-प्रचार के कार्य को महत्वपूर्ण योग दिया है 
तथा आज भी जब दक्षिण में यदा-कदा राष्ट्रभाषा के विरोध में तूफान-सा आता 
दिखाई देता है तो इस सम्भा के रूप में प्रखर आशा को किरण दोष्त हो उठती है। 
.... दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के संचालक मो. सत्यनारायण का उल्लेख हम 
. पृथक रूप से पहले ही कर चुके हैं, जिनकी हिंदो-सेवाओं का मूल्य आंकना बहुत 
. ही कठिन हूँ, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन ही हिंदी-प्रचार को समपित है । 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 
जिस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन के १९१८ के इंदौर-अधिवेशन में 
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की नींव बापू की प्रेरणा से पड़ी, उसी प्रकार 
सम्मेलन का १९३६ का नागपुर-अधिवेशन भी राष्ट्रभाषा-प्रचार की दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के व्यापक प्रचार की 








५ 26548. 2223५: मा." 3-3५4७३५ ७५००-५० कम र-<बन+% "48-५८ फन०-» ५ ०००० 














वन की आज आओ के 
से 2 0: के की अली अर 


“महा -सलनिकन पेन ते“ ++- वन» सपने २ व +८-८ नव“ 3 - “०2 «>-न>-+--+-म्थ 


'अन्‍न्‍ल्वंस्कापपपपपाा. 























. कायक्षत्र 


४३४ भारतीय नेताओं की 6हिदी-सेवा 


दिशा में एक और सक्तिय कदम उठाया गया। इस अधिवेशन के सभापति 
डा० राजेंद्रप्रसाद थे । राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन द्वारा प्रस्तावित तथा 
स्व० श्री जमनालाल बजाज द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका 
उद्देश्य था कि दक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्य हिंदीतर प्रदेशों में राष्ट्रभाषा 
के प्रचार के लिए एक हिंदी प्रचार समिति का गठन किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ और हिंदी प्रचार समिति' के नाम से एक समिति का गठन हुआ प्रारंभ 
के तीन वर्षों के लिए जो पंद्रह सदस्य चुने गए, उनके नाम ये थे--सर्वश्री 
डा० राजेन्द्रप्रसाद, महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टण्डन 
सेठ जमनालारू बजाज, काकासाहब कालेलकर, माखनलाल चतुवंदी, आचार्य 
नरेंद्रदेव, बाबा राघवदास, वियोगी हरि, ब्रिजलाल वियाणी, शंकरराव देव, 
पं० हरिहर शर्मा, सरदार नमंदारसिह और ठा० श्रीनाथसिंह । इसके पश्चात 
अगली बैठक में श्रीमती लोकसुन्दरी रमन, श्रीमती पेरीन बेन, श्रीमती रामदेवी 
चौधुरानी, श्री गुरु्मुरीय गोस्वामी, श्री मो. सत्यनारायण और श्रीमन्नारायण 
अग्रवाल ये पांच सदस्य और शामिल कर लिये गए । 

इस प्रकार समिति की कुल इक्कीस सदस्य-संख्या हो गई। उपर्युक्त सदस्यों 
के नामों से ज्ञात होता है कि समिति को प्रारंभ से राष्ट्रीय नेताओं का 
सक्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा हैं। स्थापना के समय संस्था का नाम 
“हिन्दी प्रचार समिति था, परन्तु बाद में साहित्य सम्मेलन के २७वें अखिल 
भारतीय अधिवेशन में, काकासाहब कालेलकर के सुझाव पर, इसका नाम 
'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति! कर दिया गया। समिति का केंद्रीय कार्यालय 
प्रारंभ से ही वर्धा (हिंदी नगर) में है । 
उद्देश्य 

जैसा कि प्रारंभ में उल्लेख किया जा चुका है, समिति की स्थापना की बुनियाद 
में एक ही विचार था, और वह विचार था राष्ट्रभाषा का प्रचार हिंदीतर प्रदेशों 
में करके उसे अखिल भारतीय रूप प्रदान करना और उसके द्वारा भारत की 
भावनात्मक एकता को परिपुष्ट करना । इसीलिए समिति के स्थापना-काल से ही 
इसका ध्येय. रहा हँ-- एक हृदय हो भारत जननी” और इसी भावना से 


ओतम-प्रोत होकर समिति उत्तरोत्तर अपन ध्येय-पथ की ओर अग्रसर होती जा 


रही हैं । 


समिति हिंदी-प्रचार का कार्य देश के साथ-साथ विदेशों में भी कर रही है । 






हिन्दी-सेवी संस्थाएं ४३५ 


देश में इसके कार्य-क्षेत्र में दिल्ली, उत्कक, असम, बंगाल, मणिपुर, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, आलन्थ्र, कर्नाटक, बेलगांव, मराठवाड़ा तथा अंडमान-निकोबार के : 
प्रदेश सम्मिलित हैं। विदेशों में इसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, 
फीजी, जापान, अफ्रीका, रूंदन, अदन, सूडान और पाकिस्तान आदि जगहों में है। 
समिति के विस्तृत कार्यक्षेत्र से हिंदी-प्रचार के कार्य में इसके योगदान का मूल्यांकन 
किया जा सकता है । हि 
परीक्षाएं 5 

समिति के कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा परीक्षाओं की 
आयोजना है । समिति की इन परीक्षाओं द्वारा लाखों लोगों ने अबतक हिन्दी सीखी _ 
है तथा हिंदी-साहित्य में उनकी रुचि बढ़ी है। परीक्षाओं के नाम हैं--१. प्राथमिक, _ 
२. प्रारंभिक, ३. प्रवेश, ४. परिचय, ५. कोविद, ६. राष्ट्रभाषा-रत्न ७. राष्ट्रभाषा- 
आचार्य, ८. अध्ययन-कोविद, ९. अध्ययन-विशारद, १० प्रांतीयभाषा-पज्ीक्षा, 
११. महाजनी-प्रवेश तथा १२. बातचीत--इन परीक्षाओं में से राष्ट्रभाषा कोविद॑', 
रराष्ट्रभाषा-र॒त्न' तथा राष्ट्रभाषा-आचार्य” उपाधि परीक्षाएं हैं। भारत सरकार 
के शिक्षा-मंत्रालय ने राष्ट्रभाषा-परिचय, राष्ट्रभाषा-कोविद तथा राष्ट्रभाषा-रत्न 
को क्रमश: मैट्रिक, इंटर तथा बी. ए. की हिंदी-योग्यता के समकक्ष मान्यता प्रदान 
की हैं। इसी प्रकार केंद्रीय सरकार के स्वराष्ट्र मंत्रालय , रेलवे-मंत्राऊय, सूचना 
तथा प्रसार मंत्राऊय और प्रतिरक्षा-मंत्राछूय ने भी राष्ट्र-भाषा-कोविद' परीक्षा को 
मंत्रालय की नौकरियों में न्यूनतम अनिवार्य हिंदी-योग्यता के रूप में मान्यता दे. 
रक्‍्खी है । असम, बंगाल, उत्कल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, काश्मीर, मैसूर 
तथा उत्तर प्रदेश की राज्य-सरकारों ने भी समिति की परीक्षाओं को किसी-न-किसी 
रूप में मान्यता प्रदान की है। समिति की परीक्षाओं में लगभग तेईस लाख व्यक्ति 
सम्मिलित हो चुके हैं | ६२०० राष्ट्रभाषा प्रचारक समिति की सेवा में संलग्न हैं । 
२४०० परीक्षा-केन्द्र विभिन्न प्रदेशों में चल रहे हैं। इस प्रकार समिति की परीक्षाओं 
का गठन और आयोजन पूरी तरह सुव्यवस्थित तथा सुचारु रूप से चल रहा हैं । 
पत्रिकाएं तथा प्रकाशन 

परीक्षाओं के आयोजन के अतिरिक्त साहित्य-निर्माण, पाठ्यपुस्तक-प्रकाशन, 
विद्यालय-संचालन आदि समिति की अन्य प्रवृतियां हैं। समिति राष्ट्रभाषा' 
(समिति का मुखपत्र) तथा रराष्ट्रभारती' (अंतःप्रांतीय भारतीय साहित्य की 
प्रतिनिधि पत्रिका ) का प्रकाशन भी करती है। ये पत्रिकाएं मासिक हैं। अब 
तक ५२ पुस्तकें पाठ्यपुस्तकों के रूप में समिति प्रकाशित्‌ कर चुकी हैँ । समिति ने 


















४३६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


अपनी साहित्य-निर्माण-योजना के अंतर्गत राष्ट्रभाषा-कोश, फ्रेंच स्वयं-शिक्षक, 
भारतीय वाडमय के तीन भाग, मराठी का वर्णनात्मक व्याकरण, सोरठ तेरा 
बहता पानी (गुजराती उपन्यास), धरती की ओर (कन्नड़-उपन्यास) लोकमान्य 
तिलक (जीवनी-ग्रंथ) भारत भारती (तमिल, तेलगू, कन्नड़, मराठी, गुजराती ) 
प्रकाशित किये हैं। समिति का अपना एक बड़ा प्रेस है । 


अन्य प्रवृतियां 
१. राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन--समिति की ओर से प्रतिवर्ष विविध 


प्रदेशों में अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेठलन का आयोजन होता हैं, 


ताकि प्रत्येक राज्य के कार्यकर्ता एकत्र होकर राष्ट्रभाषा-संबंधी विचारों का 
पारस्परिक आदान-प्रदान कर सकें । अबतक वर्धा, अहमदाबाद, पूना, बंबई, 
नागपुर, पुरी, जयपुर, भोपाल तथा दिल्‍ली में ये सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं । 

* २. महात्मा गांधी पुरस्कार--१५०१) का यह पुरस्कार हिंदीतर भाषा- 
भाषी विद्वानों की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति की गई सेवाओं के सम्मानरूप किसी 
ऐसे विद्वान को अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन के अवसर पर समिति 
देती है, जिसने अपनी लेखनी द्वारा राष्ट्रभाषा की सेवा की हो । अबतक यह पुरस्कार 
आचाये क्षितिमोहन सेन, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्व. बाबूराव विष्णु पराड़कर, 
आचार्य विनोवा भावे, प्रज्ञाचक्षु पंडित सुखलाल संघवी, श्री संतराम बी. ए. तथा 
आचाये काकासाहब कालेलकर को समपित किया जा चुका है । 

३. हिन्दी-दिवस--पांचवें अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन में, 
जिसका अधिवेशन सन्‌ १९५३ में नागपुर में सम्पन्न हुआ था, एक प्रस्ताव द्वारा यह 
निर्णय किया गया कि १४ सितम्बर को, जिस दिन भारतीय संविधान 
परिषद्‌ ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को तथा राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी को 
स्वीकृत किया था, स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष १४ सितम्बर क़ो हिंदी दिवस” मनाया 
जाय । तभीसे समस्त भारत में समिति के निवेदन पर प्रतिवर्ष १४ सितबंर को 
हिन्दी-दिवस' बड़े उत्साह से मनाया जाता हैं । 

इस प्रकार राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा, अपने कार्यक्षेत्र में अबतक 
आ गये प्रदेशों में स्थानीय समितियों के माध्यम से व्यापक तथा सक्रिय हिंदी- 
प्रचार में जुटी है । द 


अन्य संस्थाएं 


...... प्रमुख हिंदी-सेवी संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत अब हम 
..... शेष हिंदी-प्रचारक संस्थाओं का परिचय दे रहे हैँ, क्योंकि इसके अभाव में यह प्रकरण 











हिन्दी-सेवी संस्थाएं. ह ४३७ 


अपूर्ण ही बना रहेगा। ये संस्थाएं या तो स्थानीय हैं, अथवा किसी-न-किसी रूप में 
उपर्युक्त अखिल भारतीय संस्थाओं से संबद्ध हैं । इनमें से कुछ ऐसी हैं, जिनकी 
. कार्यावधि अभी बहुत ही अल्प हुई हैँ । परन्तु हिंदी-प्रचार के सामूहिक प्रयास 
की अप्रतिहत खझंखला की ये भी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। 


महाराष्ट राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के विवरण में उल्लेख किया जा चुका 
हैं कि समिति से संबंधित अनेक स्थानीय समितियां अपने केंद्रीय कार्यालय के 
. संचालन में हिंदी-प्रचार के कार्य में संलग्न है, अतः इनका पृथक-पृथक विवरण 
प्रस्तुत करना मात्र कलेवर का विस्तार करना ही होगा, परन्तु उपर्युक्त महाराष्ट्र 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूता का इन स्थानीय समितियों में महत्वपूर्ण स्थान है । 
एक तो यह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से सम्बन्धित सबसे पहली समिति हूं, 
दूसरे इसका क्षेत्र और कार्य भी व्यापक और बहुल है । * 
द सन १९३७ से स्थापित यह संस्था महाराष्ट्र के बारह जिलों तथा गोमंतक 
क्षेत्र में आज तक भारतीय प्रकृति तथा परंपरा के अनुरूप सतत प्रचार करती 
आ रही है । इसके अंतर्गत बारह जिला-समितियां तथा चार शहर-समितियां 
कार्य कर रही हैं । इसके उद्देश्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के ही उद्देश्य हैं । 
समिति की परीक्षाओं का आयोजन यह अपने कार्य-क्षेत्र में करती है तथा अन्य 
प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है । इसके प्रयत्नों से महाराष्ट्र भर में अबतक चार-पांच 


लाख परीक्षार्थी समिति की परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके हैं। समिति के तीन 


सौ केंद्र हैं। महाराष्ट्र भर में लगभग पन्द्रह-सोलहसौ राष्ट्रभाषा-प्रचारक, परीक्षक 
तथा मुख्याध्यापक इसके संचालकत्व में हिंदी-प्रचार कार्य में संलूग्न हैं । 

जय भारती समिति की मुख-पत्रिका है । समिति के संचालक श्री पं. मु. 
डांगरे इसके संपादक हैं । इस पत्रिका द्वारा समिति की प्रवृत्तियों तथा कार्यों का 
परिचय तो मिलता ही है, साथ ही साहित्यिक निबंधों द्वारा परीक्षाथियों को लाभ 
होता है । 

आनंद वाचनालय में पचास-साठ हिंदी-मराठी-संस्क्ृत-अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएं 
नियमित रहती हैं । पुरुषोत्तम ग्रंथालय में पांच हजार पुस्तकें हैँ | तुलसी विद्या- 
निकेतन में समिति की परीक्षाओं के नियमित वर्ग रूगते हैं। तुलसी महाविद्यालय 
में राष्ट्रभाषा-रत्न', साहित्य विशारद', साहित्यरत्न' जैसी उच्च परीक्षाओं 
के लिए वर्ग लगते हैं। शिक्षक सनद विद्यालय, पुना में बम्बई राज्य की जूनियर, 
सीनियर, तथा हिन्दी शिक्षक सनद' परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार-मान्य वर्गे 











स्ना८कारत१0 4१८ महइ कद २4 द८ज 7८: पद परारन_द>प हट पद ०5८६-८०: सिलयंआक कक ५०४: 








जया पतह2यच पाव5 5० पपकआपु ८ प >प ८५५० ८भ रच व नरप ३94 पकम 5 पशपयाथ 
5 अक522:5385 कल मकर 22 सलनल ३ नाम 2 कक 


































४३८ भारतीय नेताओं की हिदी-सेवा 


लगता है। भारतीय वाग्वधिनी सभा द्वारा साप्ताहिक चर्चाएं अथवा व्याख्यान _ 
आयोजित किये जाते हैं। इस संस्था द्वारा शिविर-योजना भी की जाती है, जिससे 
राष्ट्रभाषा-कार्यकर्ताओं तथा प्रेमियों की विविध जानकारी में वृद्धि हो । 

इस प्रकार महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा समिति, पूना अपने कार्य-क्षेत्र में हिंदी- 
प्रचार के कार्य में सतत प्रयत्नशील है । 
महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पूता 

इस संस्था की स्थापना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के कुछ कार्यकर्ताओं 


द्वारा १९३७ में हुई | इन कार्यकर्ताओं का समिति से मतभेद हो जाने के कारण 


इन्होंने पृथक संस्था की स्थापना कर ली। श्री गो. प. नेने ने, जो समिति की पूना 
शाखा के मंत्री थे, समिति से अछूग होकर सभा के मंत्री-पद को संभाल लिया। 
तबसे यह संस्था उन्‍्हींके मार्ग-निर्देशन में हिंदी-प्रचार के कार्य में लगी हुई है 

इसकी स्थापना में आचाये काकासाहब कालेलकर, श्री शंकरराव देव 
तथा महामहोपाध्याय' प्रा. दत्ता वामन पोतदार प्रभति नेता-साहित्यकारों का 
विशेष हाथ था। सभा की प्रारंभ से यह मान्यता रही है कि भारत में अंतर- 
प्रांतीय व्यवहार के लिए जिस भाषा का उपयोग सदियों से आमतौर पर चलता 
आ रहा है, वह हमारी राष्ट्रभाषा है । इसके लिए हिंदी, उर्दू और हिन्दुस्तानी ये 
तीनों नाम रूढ़ हें //१ इस सभा की विशेष मान्यता यह है कि “राष्ट्रभाषा हिंदी 
सर्व॑संग्राही होनी चाहिए । इसके प्रति जनता में अपनापा पैदा हो और यह॒सच्चे 
अर्थों में सार्वदेशिक भाषा बने, इस दृष्टि से भारत की समस्त भाषाओं तथा उनके 
साहित्यों की सहायता से इसका विकास होना चाहिए। यह आसान, आमफहम 
और उपयोगी बनानी चाहिए ।* 

सभा का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप में मराठी-भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित है । 
सभा के अंतर्गत अनेक परीक्षाओं का आयोजन होता है, जिनमें हर साल छाखों 
विद्यार्थी भाग लेते हैं । सभा की ओर से कई विद्यालय चलते है। शिक्षकों की योग्यता 
बढ़ाने के लिए सभा शिविरों का आयोजन भी करती है । विद्यार्थियों के मार्गदर्शन 
के लिए व्याख्यान-मालाएं आयोजित की जाती हैं । स्नह-सम्मेलन, वार्षिक प्रचार 
सम्मेलन, अध्ययन-मंडल, वाक्‌-स्पर्धाएं, लेखन-स्पर्धाएं, नाटक तथा परीक्षार्थियों 


को पुरस्कार-ये सभा की ऐसी विविध प्रवृत्तियां हें, जिनसे हिंदी-प्रचार-कार्य में 
उत्तरोत्तर उत्साह बना रहता है । 


9 महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा' के संक्षिप्त परिचय के प्रस्ताविक' से उद्धत--- 
. पृष्ठ १ 

२ महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा? के संक्षिप्त परिचय के प्रस्ताविका से उद्धत-- 
पृष्ठ १ 


का: 











हिन्दी-सेवी संस्थाएं ४३९ 


सभा का अपना प्रकाशन-विभाग तथा मुद्रणाऊय है । पाठय-पुस्तकों के 
अतिरिक्त सभा ने मराठी हिंदी-शब्दकोश', उर्द साहित्य का इतिहास” हिन्दी 
नागरी प्राइमर (अंग्रेजी), राष्ट्रभाषा का अध्यापन', मराठी-स्वयं-शिक्षक' और 
हिंदी शब्द-प्रयोग-कोश” आदि पुस्तकें प्रकाशित की हें । उपन्यास, नाटक, कहानी, 
प्रवास, प्रौढ़ नव-साक्षरों तथा बच्चों के लिए साहित्य आदि से संबंधित लोकप्रिय 
मराठी पुस्तकों के हिंदी-अनुवाद सभा ने प्रकाशित किये हैं । 

राष्ट्रवाणी' सभा की मासिक पत्रिका हैँ, जो गत पद्वह वर्षों से नियमित 
रूप से निकल रही है । सभी भारतीय भाषाओं के लेखकों के लिए इसका मंच 
राष्ट्रभाषा के माध्यम से खुला है । 

दस हजार से अधिक पुस्तकों से सम्पन्न राष्ट्रभाषा-ग्रंथालय अपने ढंग का 
एक विद्येष ग्रंथालय हैँ । ग्रंथालय-योजना के अंतर्गत सारे मराठी-भाषी प्रदेश्ों में 
हिंदी-ग्रंथालय चलाने की योजना के अंतर्गत सौ से भी अधिक ग्रंथालय चलाये जा 
रहे हैं, जिनमें संग्रहीत पुस्तकों की संख्या लगभग बीस छजार है। 

अनेक राष्ट्रीय नेताओं का सहयोग इसे प्राप्त है तथा समय-समय पर उनका 
मार्गदर्शन संस्था को मिलता रहता है । 


गुजरात विद्यापीठ 


गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने १९२० के असहयोग- 
आंदोलन के फलस्वरूप शाला-महाविद्यालयों का त्याग करनेवाले विद्याथियों की 
शिक्षा के लिए हुई। गांधीजी स्वयं इसके कुलपति बने और आचार्य 
डिडवानी, आचाये कृपालानी, आचायें काकासाहब कालेलकर जैसे विद्वान तथा 
शिक्षा-शास्त्रियों ने इसके विकास में पूरा योग दिया । प्रारंभ से ही विद्यापीठ ने 
हिंदी-शिक्षा को स्थान दिया तथा माध्यमिक शिक्षा और महाविद्यालय में सदा 
हिंदी अनिवार्य विषय रही । १९३५ से इसे नवजीवन ट्रस्ट का सहयोग भी प्राप्त हो 
गया तथा दोनों की ओर से श्री मोहनलाल भट्‌ट को यह कार्य सौंपा गया । १९३६ 
में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से इसका सहयोग हुआ । परन्तु १९४२ में 
हिंदी-हिन्दुस्तानी के प्रश्त को लेकर जब हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” की स्थापना 


हुई तो विद्यापीठ ने उससे सहयोग करना प्रारंभ कर दिया । विद्यापीठ हिंदी की 


अनेक परीक्षाओं की आयोजतना द्वारा हिंदी-प्रचार का कार्य करती है । 
अखिल भारतीय हिदी-परिषद्‌ 


सन्‌ १९४९ में इस संस्था की स्थापना हुई । इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार राष्ट्रभाषा हिदी के निर्माण, विकास और 





पर - २०७०८ -१२ 222 :-प८- तकपव ८4८८२ > न 4+म८- सकन-+बनसक तन नी +कनभप रप० न पनन मनन सन सनन न ननलीन नल न नल पाक ननता एएएएएए एप शणए चक्‍ गए उ्एण एाजए ८ ४ इक ७४०७ 


22032 227» जन 


कम अली 
3-32 47%-:7- 22:22. 032 


52३2० 2०5०० 


बलम्कच्कए पम्प 
>> 






न 
#-- न 











धहकथटकनटकसप्कल जन लबव पूट्टप “5०5 


5208 ०57 


सन पन्ना -त-िममशननली लिनज। जज जप पा :..: 7 :. ... .- 0 407 २ २9% 












.._ नामकरण उन्होंने 'हिंदुस्तानी' कर लिया । विशेष बात यह थी कि ऐसे वर्ग की 


४४० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


प्रचार में सहयोग देना है । इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने का कार्य इस 
परिषद्‌ ने किया है । हिंदी-भाषियों को अन्य भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहन देना 
परिषद्‌ के कार्यक्रम का एक विशेष अंग है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के छिए आवश्यक 


संस्थाओं की स्थापना करने तथा पहले से विद्यमान संस्थाओं को संबद्ध करना भी 


परिषद्‌ का मुख्य कार्य रहा हे । 
डा. राजेन्द्रप्रसाद इसके अध्यक्ष बने तथा सर्वश्री स्व. ग. वा. मावलंकर, 


के. एम. मुंशी, स्व. डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, राजकुमारी अमृतकौर, के. संतानम, 


आर. आर. दिवाकर, घनश्यामर्सिह गुप्त, स्व. इन्द्र विद्यावाचस्पति, 
स्व. गोविन्दवल्लभ पंत, बालासाहब खेर, विष्णुराम मेधी, स्वामी विचित्रानंददास, 
एस. के. पाटिल तथा कमलऊनयन बजाज प्रभृति राष्ट्रीय नेता इसकी कार्यसमिति 
में लिये गए। श्री शंकरराव देव तथा श्री मो. सत्यनारायण परिषद्‌ के संयोजक 
चुने गए। 

. इस परिषद्‌ से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास, पूर्व भारत राष्ट्र- 
भाषा प्रचार सभा, कलकत्ता, उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक', 
आंध्र राष्ट्र हिंदी प्रचार सभा, विजयवाड़ा, तमिलनाड हिंदी प्रचार सभा, 
तिशचिरापलली', “कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़', केरल प्रांतीय 
हिंदी प्रचार सभा, एरनाकुलम', महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पूना', असम 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गोहाटी', भारतीय हिंदी परिषद, दिल्‍ली” भारतीय 
हिंदी परिषद्‌, काश्मीर', हंदराबाद हिंदी प्रचार संघ, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद्‌, 
भोपाल”, आदि संस्थाएं सम्बद्ध हो गईं । 

अहिदी प्रदेशों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के हेतु परिषद्‌ की ओर 
से आगरा में एक महाविद्यालय चलाया गया, जो अब केन्द्रीय सरकार के शिक्षा- 
मंत्रालय के नियंत्रण में बनी कमेटी के अंतर्गत कार्य कर रहा है । 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 
इस प्रबंध में अनेक स्थलों पर प्रसंगवश उल्लेख किया जा चुका हैँ कि हमारे 


राष्ट्रीय नेताओं में एक प्रभावशाली वर्ग उन लोगों का था, जो राष्ट्रभाषा के 


अखिल भारतीय महत्व को तो स्वीकार करते थे, परन्तु जिनकी कल्पना उस भाषा 
के स्वरूप के संबंध में भिन्न थी। हिंदू-मुस्लिम-एकता के रूप में हमारे राष्ट्रीय नेता 
जिस मिली-जुली भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करते थे, वही दृष्टि उनकी 
राष्ट्रभाषा-संबंधी नीति में भी थी। हिंदी और उर्दू के इस समन्वित रूप का 














हिन्दी-सेवी संस्थाएं ४४१ 


अगुआई महात्मा गांधी कर रहे थे। इसीलिए इस प्रत्यक्ष मतभेद के कारण पहले 
से स्थापित अनेक संस्थाओं में से इस प्रकार के लोगों ने संबंध-विच्छेद करके हिंदु- 
स्तानी प्रचार आंदोलन का श्रीगणेश कर दिया । 

इसी प्रयास की एक मंजिल के रूप में हिंदुस्तानी प्रचार सभा' की स्थापना 
वर्धा में सन्‌ १९४२ में हुई। १९४२ के आंदोलन में प्रमुख नेताओं की जेल-यात्रा के 
कारण हिदुस्तानी प्रचार सभा का कार्य गुजरात विद्यापीठ से संबद्ध होकर चलता 
रहा। इसके बाद १९४५ में वर्धा में एक बेठक गांधीजी की अध्यक्षता में हुई और 
एक उपसमिति के अंतर्गत हिदुस्तावी साहित्य तैयार करानेवाला बोर्ड कायम हुआ, 
जिसकी देखभाल डा. ताराचंद के सुपुर्दे कर दी गई। प्रांतीय संगठनों की स्थापना 
का फैसला हुआ । यह भी तय हुआ कि पहले से कार्य करनेवाले प्रांतीय संगठनों को 
इससे संबद्ध कर लिया जाय । सिंध, महाराष्ट्र, विदर्भ, बंगारू उड़ीसा आदि प्रांतों 
में प्रचार का कार्य काकासाहब कालेलकर को सौंपा गया । गुजरात में हिडुस्तानी- 
प्रचार का कार्य गुजरात विद्यापीठ को सौंपा गया। वर्तमान में हिंदुस्तानी प्रचार 
सभा का कार्याक्य राजधाट, नई दिल्‍ली में हैँ । 
हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयाग... 

हिंदी और उर्दू के साहित्य की वृद्धि और प्रोत्साहन के लिए १९२७ में इस 
संस्था की स्थापना हुई | यद्यपि इस संस्था की प्रेरणा और स्थापना में तत्कालीन 
संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) की सरकार का हाथ था और इसका उद्घाटन भी 
तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मौरिस द्वारा हुआ था, तथापि इसमें गैर-सरकारी 
साहित्यकारों का भी भरपूर योग रहा है। प्रमुख मौलिक रचनाओं को पुर- 
स्क्ृत करना और साहित्य-सेवा को प्रोत्साहन देना, उत्तम लेखकों को संस्था की 
ओर से सम्मानित करना इसके प्रधान उद्देश्य रहे हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में इस संस्था 


का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अबतक साहित्य की अनेक विधाओं से संबंधित 


लगभग डेढ्सौ ग्रंथ यह संस्था प्रकाशित कर चुकी है। इन प्रकाशनों में अनेक शोध- 
प्रबंध हैं। प्रतिवर्ष विद्वानों के व्याख्यानों के आयोजन इस संस्था की ओर से किये 
जाते हैं । हिंदुस्तानी! अकादमी की त्ैमासिक मुख-पत्रिका है। खोज-कार्य को 
प्रेरणा देने, प्राचीन ग्रंथों को प्रकाश में लाने तथा भाषा और साहित्य के स्तर को 
उन्नत करने में इस पत्रिका का बहुमूल्य योग है । 


बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 


. बिहार राज्य विधान सभा के संकल्प से १९४७ म इस परिषद्‌ की स्थापना 
पटना में हुई | कला, विज्ञान, एवं अन्यान्य विषयों के मौलिक तथा उपयोगी ग्रंथों 


अप बम ब७२०-८- २८२ ७००कर ५ ४५ बज ५०-+-_-+ लाश लनन रत _ नव न+ किक टन ल कट नभआ कर ढ+3+ ++ ४ ऐप दहन 


६२८२२:-2८--० ८८ पतन न+८ -पममस सनक मकर दटरपप+-रीक वरना पकपा तप 


|! 
का 
१ 
ह। 





मलाइजाबनमाडद कलर सनथ 4-न सकल 

























४४२ .. भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


का हिंदी में प्रकाशन इसका मुख्य उद्देश्य रहा है । हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय 
भाषाओं-संबंधी साहित्य का प्रकाशन भी इस परिषद्‌ द्वारा होता है। बिहार 
की अनेक जनपदीय बोलियों के अनुशीलन के कार्य को भी इस संस्था ने अपनी 
प्रवत्तियों में स्थान दिया है । 

यद्यपि परिषद्‌ की स्थापना १९४७ में ही हो गईं थी, परन्तु किन्‍्हीं व्यवधानों 
के कारण इसका कार्य १९५० में प्रारम्भ हो सका । तत्कालीन शिक्षा-मंत्री 
श्री बद्रीनाथ वर्मा परिषद्‌ के अध्यक्ष और श्री शिवपूजन सहाय मंत्री नियुक्त हुए । 
अपने उद्देश्य की सफलता से के लिए उत्तम ग्रंथों पर पुरस्कार देने तथा उपयोगी 
साहित्य का संपादन करनेवालों को आर्थिक सहायता देने की योजना बनी । 
विशिष्ट विद्वानों के भाषणों का प्रबंध हुआ तथा हस्तलिखित एवं दुर्लभ साहित्य की 
खोज का काम हाथ में लिया गया । भोजपुरी, मैथिछी आदि जनपदीय बोलियों 
के शूब्दकोश तैयार करने की दिशा में भी प्रयास हुए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद्‌ 
के पास हस्तलिखित एवं दुर्लभ ग्रंथों का विशाल संग्रह हो गया है । परिषद का 
वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष भव्य समारोह के साथ सम्पन्न होता है । 


साहित्य अकादमी, नई दिल्ली 


साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा १२ मार्च, १९५४ 
को की गई । साहित्य अकादमी यद्यपि सरकारी संस्था है, तथापि अपने कार्य-कलाप 
में इसे प्राय: स्वायत्तता प्राप्त है। अकादमी का उद्देश्य भारत की सभी भाषाओं के 
साहित्य का विकास करना है तथा उनकी साहित्यिक गतिविधियों में सहकारिता 
स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक एकता को साधना है। इसका कार्यक्षेत्र मात्र 
हिंदी तक ही सीमित नहीं है; पर फिर भी इस शोध-प्रबंध में इसका विवरण इसलिए 
प्रस्तुत किया जा रहा कि इसके प्रयत्नों से विभिन्न भाषाओं का जो साहित्य-पराग 
हिंदी को प्राप्त होता है, उससे हिंदी समुद्ध और सम्पन्न होती'है। भारत के प्रधान मंत्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू अकादमी के सभापति हें और इसके उपसभापति हें भारत 
गणराज्य के उपराष्ट्रपति श्री सर्वेपल्ली राधाकृष्णन्‌ । अकादमी में सभी राज्यों, 
भाषाओं तथा विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व है । हर भाषा की एक सलाहकार- 

परिषद्‌ है । डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रतिनिधित्व अकादमी में करते हैं । 
अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए अकादमी ने द्विविध साधनों को अपनाया है। 
पहले के अंतर्गत यह नेशनल बिबलोग्राफी आँव इंडियन लिटरेचर; हु ज हू ऑँव 


बम इंडियन राइटर्स' तथा 'इंडियन लिटरेचर' नामक पत्रिका प्रकाशित करती है, 
....._ जिससे समस्त भारतीय भाषाओं की गतिविधियों की जानकारी होती रहती है । 






। 














हिन्दी-सेवी संस्थाएं .. डेंडेंडे 


इनके अलावा समय-समय पर साहित्य-प्रद्शनियों का आयोजन भी किया जाता है। 
दूसरे साधन के अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्तम साहित्य का अनुवाद 
एक-दूसरी भाषा में प्रकाशित किया जाता है, जिससे कि भाषा, लिपि आदि की 
विभेदक दीवारों को लांघकर साहित्यिक एकात्मता स्थापित हो सके । इतना ही 
नहीं अकादमी विदेशी भाषाओं के उत्तम साहित्य का भी अनुवाद भारतीय भाषाओं 
में प्रकाशित करवाती है । व्यक्तिगत रूप से भी यह लेखकों को उनकी उत्तम रचनाओं 
के प्रकाशन में सहायता करती है । 
प्रत्येक भाषा की उत्तम साहित्यिक रचना पेर अकादमी की ओर से ५००० 
रुपये का वाषिक पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी का अपना एक पुस्त- 
कालय तथा वाचनालय है। पुस्तकालय में रगभग १८-१९ हजार उत्तम साहित्यिक 
पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के संग्रहीत हैँ । इसमें 
२५ साहित्यिक पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं की आती हूं । इंडियन लिटरेचर 
अकादमी की अड्धवा्िक पत्रिका है, जिसका उल्लेख पहले किया जा च॒का हैं । 
इसके अतिरिक्त संस्कृत प्रतिभा अद्धंवाषिक पत्रिका संस्कृत में प्रकाशित होती हैं । 
शब्दकोशों तथा संदर्भ-ग्रंथों आदि के प्रकाशन का कार्य भी यह अकादमी करती है। 
अकादमी द्वारा हिंदी में विभिन्न भाषाओं के अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हें । 
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, भारतीय हिंदी परिषद्‌, प्रयाग, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा, वाराणसी, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, इंदौर तथा साहित्यकार 
सदन, इलाहाबाद आदि हिदी की प्रमुख संस्थाएं साहित्य अकादमी से संबंधित हें । 
'हिमतरंगिनी ( माखनलाल चतुर्वेदी ), पद्मावत--व्याख्या (डा: 
वासुदेवशरण अग्रवाल ), बौद्ध धर्म दर्शन' (स्व. आचार्य नरेंद्रदेव ), मध्य एशिया 
का इतिहास' (राहुल सांकृत्यायन ), संस्कृति के चार अध्याय ('रामधारीसिंह 
दिनकर )--इन हिंदी पुस्तकों को अकादमी पुरस्कार मिल चुका हैं। 
उपर्युक्त हिंदी-सेवी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक छोटी-बड़ी तथा 
जानी-अनजानी संस्थाएं हैं या हो सकती हैँ, जिनका विवरण यदि प्रस्तुत किया 


जाय तो वह पूरे एक ग्रंथ की सामग्री होगी । परन्तु उनका हिंदी के विकास में कम 


योगदान नहीं हैं । 





अमर आलम मम पक मी 2० 8 मम 35 2352-74 % ""ए॑ए॑ए।, 
जकरं ७ क्करी > के कप 


'। 
ही 


। 
| 














अध्याय ६२१ 
उपसंहार 


भारत की युग-युगान्तव्यापी बहुमुखी साधना में जिस प्रकार एकता का 
एक शाइवत भाव पिरोया है, उसके महान्‌ साधकों और नेताओं की विविध स्व॒र- 
युक्त वाणी और क्ृतियों में भी उसी प्रकार एक विशिष्ट धारा-प्रवाह है। विचारों 
की इसी चिन्तन-धारा में अवगाहन कर जो अनुभव-ज्ञान मैं पा सकी तथा जिन 
तथ्यों और भावानुभूतियों को में संग्रहित कर सकी, संक्षेप, में उनका निरूपण ही 
निष्कर्ष है। सन्‌ १८५७ के बाद भारत ने एक नवयुग के दर्शेत किये । नये युग में 
विश्व के चिन्तन की जो हिलोरें उठती हैं, प्रगतिशील प्रदेशों के प्रयासों से जो 
ध्वूनियां गुंजरित होती हैं, वे ही देश-विदेश के जननायकों के हृदयों की प्रतिध्वनियां 
बन जाती हैं। देश के जननायक इन आदर्शों की वाह्त्मयी आराधना करते हैं और 
तब वहां देशभक्ति की गूंज पैदा होती है, जो जन-जन में व्याप्त हो जाती है। नवयुग 
में नवभावों का संचार होता है, नवीन आदर्ों स्पष्ट होते हैं और नये साहित्य का 
निर्माण होता है । हमारे देश के नेताओं ने ऐसे साहित्य के निर्माण के लिए हिन्दी 
को अपनाया । उनकी इस प्रेरणा और प्रवृत्ति के मूल में भी एकता का वही शाश्वत 
भाव निहित था। स्वाधीनता के निमित्त राष्ट्रीयता उस प्रवृत्ति की क्रिया थी, जो 
जनजागरण और आन्दोलनों के रूप में प्रकट हुआ करती है । इस प्रकार देश का 
संपूर्ण जीवन कर्ममय प्रवृत्ति-मार्ग पर चलते-चलते भावमय चेतना-पथ तक पहुंचा, 
जिसकी निष्पत्ति स्वतंत्रता-प्राप्ति में हुईं । इस पथ-युति का कार्य भी हमारे नेताओं 
ने ही सफलतापूर्वक किया और इसके संचालन के लिए उन्होंने प्रधानत: हिन्दी को 
ही अपनाया । भारतीय नेताओं की प्रगतिशील प्रवृत्तियों के साथ हिन्दी भाषा 
और साहित्य का निरन्तर विकास कैसे होता गया, उनकें व्यक्तित्व से बह कितना 
प्रभावित हुआ और उनकी प्रतिभा से उसकी कहांतक अभिवुद्धि हुई, इसका 
मूल्यांकन ही इस प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय है। हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास, 
विशेषकर सन्‌ १८५७ से १९५७ तक की साहित्यिक गतिविधि पर, इस प्रबन्ध 
में जो कुछ अभी तक लिखा गया, उससे स्पष्ट ही कुछ निष्कर्ष निकलते हूँ, जो इस 
प्रकार हैं-- 
१. हिन्दी के विकास में जन-आन्दोलनों का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ 


८. रहा हे कि उसे सहज ही कार्यकारण का सम्बन्ध कहा जा सकता है । 
..... २. हिन्दी के क्षधिकांश साहित्य-सेवी सावंजनिक आन्दोलनों की आंच 









ःड्ँ 








कई. 


रू न्क 





उपसंहार डंड५ 


में ही पके-तपे हैं । अत: विचाराधीन काल का हिन्दी-साहित्य हमारे विभिन्न जन- 
आन्दोलनों, विशेषकर राजनीतिक जागृति, का भी इतिहास है । 

३. जन-आन्दोलनों के कारण और इन्होंकी पुष्टि के लिए हिन्दी का 
समग्र रूप अखिल भारतीय होता गया है, जो उन्नीसवीं शती के धामिक तथा 
सांस्कृतिक आन्दोलन में अधिक स्पष्ट रूप से सामने आया और हमारे स्वातंत्य- 
संग्राम के समय गांधीजी के नेतृत्व में व्यवहार रूप में परिणत हुआ। फलत: हिन्दी 
के प्रचार और विस्तार में जो महत्व अहिन्दी-भाषी नेताओं के योगदान का है, 


वह हिन्दी की सर्वप्रथम विशेषता है । 


४. इस विशेषता के कारण ही हमारे बहुभाषी देश के प्रतिनिधियों ने 
स्वाधीनता के पद्चात्‌ सर्वसम्मति से हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया, और 
बहुत-सी कठिनाइयों के होते हुए भी उस पद पर आसीन होने के लिए हिन्दी 
बराबर आगे बढ़ रही है । भारत के ही नहीं वरन्‌ विश्व के इतिहास में यह बात 
ऐसी अनोखी और असाधारण है कि विगत आन्दोलनों के इतिहास और उनसे 
संबद्ध नेताओं के प्रयास द्वारा ही इसे समझना संभव है । 

इन प्रमुख परिणामों को स्थापित करने के लिए इस शोध-प्रबन्ध के पू्व- 
गामी अध्यायों में जो कुछ लिखा गया है, संक्षेप में, उसका उल्लेख यहां आवश्यक 
है । तभी अन्तिम मूल्यांकन, जो निष्कर्ष का ध्येय है, पूर्ण रूप से हृदयंगम हो सकेगा । 
साहित्य मानव-जाति के अथवा समाज के सामूहिक प्रयत्नों का फल है । ये सामू- 
हिक प्रयास प्रायः आन्दोलतों द्वारा आविभूत होते हैं और तब उनका विस्तार भी 
संभव होता है । इस प्रकार आन्दोलन साहित्य को जन्म देते हैं और उस युग की 
विचारधारा की अभिव्यक्ति के लिए नई चेतना और प्रेरणा प्रदान करते हैं। साहित्य 
उस यूग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है और तज्जन्य परिस्थितियों 
को स्थिर तथा व्यापक बनाता है। यह एक सार्वभौम सत्य है। हिन्दी भाषा 
की उत्पत्ति और साहित्य की उन्नति इस सत्य का अपवाद नहीं हैं । 
जन-आन्दोलन ओर हिन्दी 

हिन्दी और आधुनिक जन-आन्दोलनों में इतना निकट सम्बन्ध रहा है कि 
दूसरे के बिना एक की कल्पना कठिन है। इन आन्दोलनों की भित्ति पर साहित्य 
का दुर्ग खड़ा हुआ या साहित्य की विकासोन्‍न्मुख प्रवृत्तियों के उदाहरण स्वरूप ये 
आन्दोलन घटित हुए, यह एक विकट प्रइन हैं । कौन कह सकता हैँ कि सामाजिक 
बुराइयों, राष्ट्रीय दुबंछताओं, हिन्दू जाति के अधःपतन और अंग्रेजों द्वारा शोषण 
के नितान्त अभाव में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रतिभा बसी ही मुखरित होती, जैसी 


वह वास्तव में हुईं। यह भी विचारणीय है कि वैदिक धर्म के प्रचार की लगन और 














नमन सका कर. 2 काव्य फस्कपकल- तट अमर क 0 कार क्र: ्ारतदपपर-- आइना जन- न ५ वनजल्‍न+ श् 


ही अप जनक न कपल की अनल अ आग अल जा लक जप 0 पा कक 





7 
।' 
हि 
. 
ः 





बइपसकसिडफ्लिया पका निपचय पति फट किए धक्का शप स्व सनम शक ध न न 


-<सल्न््कजल्सप् रत 
















कमीज मम मा 


४४६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


स्वामी दयानन्द के खंडन-मंडन के उत्साह के बिना क्या सहसा देशभर में हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाओं का उदय होना संभव था । इसके विपरीत यह भी प्रश्न उठ सकता 
है कि क्‍या हिन्दी के समर्थ माध्यम के बिना ये आन्दोलन जन-मानस में वे लहरें 
पैदा कर सकते थे और इतने लोकप्रिय बन सकते थे, जितने वे वास्तव में बन सके । 
क्या यह सच नहीं है कि ब्रह्मसमाज जैसा आन्दोलन, जिसके प्रवर्तेक और अन्य 
नेता योग्यता और दूरदर्शिता में तथा समाज-सेवा के उत्साह में किसीसे कम नहीं 
थे, केवल इसलिए जनव्यापी नहीं बन सका, क्योंकि हिन्दी उसके प्रचार का सर्व- 
प्रथम माध्यम नहीं थी और उसका बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा था कि जनसाधारण 
के मानस को वह अधिक प्रभावित और प्रेरित नहीं कर सका । राजा राममोहन 
राय और केशवचन्द्र सेन ने हिन्दी के महत्व को पहचाना अवश्य और यदाकदा 
उसके उपयोग पर बल भी दिया, किन्तु व्यवहार में अपने धामिक विचारों और 
सिद्धान्तों के प्रचार का वाहन वे हिन्दी को उस प्रकार नहीं बना सके जैसे स्वामी 
दयानन्द और उनके' साथियों ने बनाया अथवा जिस प्रकार गांधीजी और अन्य 
राष्ट्रीय नेताओं ने उसका अवलूम्बन किया । इन सभी तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए 
यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी आन्दोरून की व्यापकता का उसके 
संचालन के माध्यम से घनिष्टतम सम्बन्ध हैं। इसी तथ्य के आधार पर कुछ 
जन-आतन्दोलनों का देशव्यापी होता और उतने ही दृढ़ तथा सारगमित आन्दो- 
लनों का सामाजिक स्तर विशेष से नीचे न उतरना अथवा पूर्ण व्यापकता प्राप्त 
न कर सकना, समझ में आ सकता है। किसी भी दृष्टि से देखें, हिन्दी के विकास 
और भारत के जनसाधारण की अभिलाषाएं एवं महत्वाकांक्षाएं अन्योन्याश्रित _ 
रही हैं । 
भाषा तथा साहित्य की उत्पत्ति सामाजिक आन्दोलनों के इतिहास का ही. 
एक अंग हैं। जनजागरण के परिणाम व्यापक होते हैं और उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, 
सामाजिक, राजनैतिक, आदि पक्ष हो सकते हैं। इन सर्भी पक्षों का सम्बन्ध मानव 
की भावनाओं से है और इसी तथ्य से भाषा और साहित्य की उत्पत्ति होती है, 
अर्थात्‌ साहित्य इन आन्दोलनों के इतिहास का भावात्मक पक्ष है। जैसे इतिहास में 
जन-आन्दोलनों से सम्बन्धित घटनाएं अंकित होती हैं, वैसे ही साहिय में उस युग 
का घनीभूत इतिहास समाहित होता है। आधुनिक युग में भाषा-विज्ञान को अधिक 


महत्व दिये जाने का एक कारण यह भी है, क्योंकि राष्ट्रों तथा जातियों का इतिहास 
. उनके द्वारा बोली जानेवाछी भाषाओं में सब्निहित रहता हैं। हमारे देश में भी 
....... इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ने में भाषा-विज्ञान के विद्वानों की सहायता अपेक्षित 
..... समझी जाती है डा, सुनीतिकुमार चैठर्जी ने कहा है कि भारतवर्ष में अनेक 











उपसंहार ४४७ 


जातियों के छोग समय-समय पर आकर बसते रहे हैं और उन्होंने अपने ढंग से 
जीवन व्यतीत करने की प्रणालियां एवं विचार विकसित किये हैं, किन्तु इस 
सम्बन्ध में समस्त सामग्री उपलब्ध नहीं है । जहां-कहीं भी सुसभ्य जाति के 
मानवों से सुदूर स्थानों में वह बची रह गई है, उनकी भाषाओं द्वारा ही उसका 
अध्ययन संभव है । वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं--/भारतीय जन-समुदाय 
की ऐतिहासिक, धासिक और विचारगत विशेषताओं को लेकर बनी हुई 
संस्कृति के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ आयों की भाषा का रहा। आस्ट्रिक 
ओर द्रबिड़ों द्वारा भारतीय संस्कृति का शिलान्यास हुआ था और आर्यों 
ने उस आधारशिला पर जिस मिश्चित संस्कृति का निर्माण किया, उस संस्कृति 
का साध्यस, उसकी प्रकाहशभूसि एवं उसका प्रतीक यही आयेभाषा बती, आरंभ में 
संस्कृत, पाली, पश्चिमोत्तरीय प्राकृत (गांधारी) अर्धसागधी अपभाद आदि 
रूपों में तथा बाद में हिन्दी, गुजराती, सराठी, उड़िया, बंगला और नेपाली आदि 
विभिन्न अर्वाचीन भारतीय भाषाओं के रूप में । भिन्न-भिन्न समयों एवं प्रदेशों में 
भारतीय संस्कृति के साथ इस भाषा का अविद्छछेद्य सम्बन्ध बंधता गया ४ 
विकास की यही शंखला आधुनिक युग में भी चलती रही है । अर्वाचीन 
आयेभाषाओं की उत्पत्ति के पश्चात हिन्दी किन कारणों से और किस प्रकार इस 
भाषा-परिवार की प्रमुख भाषा बनी, यह विचाराधीन आन्दोलनों द्वारा परिलक्षित 
हो जाता है । हिन्दी द्वारा इस प्रमुख स्थान को प्राप्त करने के कई कारण हो सकते 
हैं, किन्तु सबसे बड़ा कारण हिन्दी भाषा की अपनी प्रकृति और उसका परंपरागत 
स्वरूप है । हिन्दी ने विरासत में उन प्राकृत भाषाओं तथा उपभाषाओं की व्याप- 
कता व लोकप्रियता को पाया है, जिनके बल पर पौराणिक कार से ही सभी प्रकार 
के जन-आन्दोलन पनपते आये हैं। किसी प्रदेश विशेष की भाषा न होकर रमते 
जोगियों और तीथ्थ-यात्रियों द्वारा अपनाई जाने के कारण इस बोली का विस्तार 
कभी सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता । संसार की अधिकांश भाषाएं ऐसी हो 
सकती हैं, जो साहित्यिक रूप से समृद्ध होने के बाद लोकप्रिय हुई हैं, किन्तु हिन्दी 
जैसी जन-भाषाएं इस नियम का अपवाद हैं । साहित्यिक समृद्धि हिन्दी को सैकड़ों 


. वर्षों की लोकप्रियता के बाद मिली । 


प्राकृत और पाली के संदर्भ से इस बात को समझने में आसानी होगी । गौतम 
और महावीर के पांचसौ वर्ष बाद ये दोनों भाषाएं अपने प्रचलन और लोकोपयोगिता 
के सहारे उत्तर से दक्षिण तक बौद्ध और जैन धामिक-विचारधाराओं का वहन 


करते हुए सभी जगह पहुंच गईं | आज के विद्यार्थी को इस बात से आइचर्य हो 


4 आरतीय आर्यभाषा और हिन्दीः--पृष्ठ १४--१४ 


/ 
है 
3 
पा! 
१ 
(6) 
5० ४] 
] 

| | 
5 "8 
आओ] 
# 

| 
५ 
१62 
अब 
| 

| 

4५ 

| 

है 





४४८ भारतीय नेताओं की (हिंदी-सेवा 


सकता है कि कई हताब्दियों तक प्राकृत के जिस रूप का काश्मीर में चलन था 
कांचीपुरम्‌ में भी उसीका प्रयोग होता था। वह सार्वभौम मर्यादा हिन्दी को मिली, 
हा और इसीलिए सभी मतमतान्तरों के प्रचार ओर जन-आन्दोलनों के विस्तार के 
का ] लिए हिन्दी को अनिवार्य मानता पड़ा । इस काल में हिन्दी के उन्नयन का यही 
बा सबसे बड़ा आधार था । सैद्धान्तिक रूप से अखिल भारतीय भाषा के विचार का 
व, सूत्रपात हो चुका था । राजा राममोहनराय, केशवचन्द्र सेन आदि नेताओं तथा 
उदीयमान धामिक संस्थाओं ने हिन्दी को इसके उपयुक्त मान लिया था। किन्तु 
आयेभाषा अथवा राष्ट्रभाषा की संकल्पना सबसे पहले स्वामी दयानन्द ने की । 
इस मान्यता को उन्होंने निस्संकोच व्यवहार का रूप दिया । हिन्दी के पठनपाठन 
को आर्यसमाज के दस नियमों में स्थान देकर और स्वयं अपने भाषित तथा लिखित 
2 प्रचार का माध्यम हिन्दी को बनाकर स्वामी दयानन्द ने हिन्दी की स्थिति में ध्यापक 
रा । 5 परिवर्तन किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने तीन प्रणालियां अपनाई---१. स्वयं हिन्दी 
का में बोलना और लिखना, २. आर्यसमाज के प्रचार का समस्त कार्य हिन्दी पत्र- 
पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों द्वारा करना और ३. शिक्षा में हिन्दी को उचित स्थान 
देना । इन सबसे बढ़कर स्वामी दयानन्द ने निजी उदाहरण से अपने अनुयायियों 
को अनुप्राणित किया, जिसके फलस्वरूप उनके देहावसान के पश्चात शिक्षा-संस्थाओं 
के संस्थापन के रूप में विभिन्न स्थानों में उनके स्मारक बनाये गए । यह महत्वपूर्ण . 
कार्य छाला लाजपतराय, महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानन्द प्रभृति नेताओं ने 
दयानन्द एंग्लो वैदिक शिक्षण-संस्थाओं तथा गुरुकुलों की स्थापना द्वारा किया और 
स्वामी दयानन्द के हिन्दी-प्रचार के ध्येय को पूर्ण करने का प्रयत्न किया । इसी 
अवधि में धर्म-प्रचार तथा शिक्षा-प्रसार के हेतु विपुल साहित्य का सुजन हुआ । 
राष्ट्रीय चेतना तथा हिन्दी 
इस शोध-प्रबन्ध की दृष्टि से हमारे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण हिन्दी और 
राष्ट्रीय आन्दोलन के पारस्परिक सम्बन्ध को आंकना रहां है, जिससे हिन्दी-भाषा 
और साहित्य समृद्ध बना है। इस काल की सबसे बड़ी घटना वह जन-जागरण है, जो 
गांधीजी के नेतृत्व में एक विशाल राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप घारण कर भारत 
की स्वाधीनता का कारण बन सका और इस चेतना से भाषा और साहित्य को भी _ 
नवप्रेरणा दे सका । सन्‌ १८५७ के आन्दोलन के ठीक बाद राष्ट्रीय विचार स्फुट 
रूप से प्रस्फुटित होने लगे थे। जैसा हमने देखा, बंगाल में सामाजिक जागरण की 
... लहर पहले ही आ चुकी थी और उसका प्रभाव निकटवर्ती हिन्दी-क्षेत्रों पर पड़ 
. चुका था। उसी जागरण का फल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के उदय के रूप में हुआ । 
 “भारतेन्दु-युग में नई चेतना का अत्यन्त सरलू रूप दिखाई देता हूं। एक 








































. उपसंहार ४४९ 


लम्बी निद्रे! के परचात्‌ आंखें खोलकर देश अपनी वास्तविकता का साक्षात्कार 

करता है । विवर्तन के एक ही आकुल क्षण में एक युग का अवसान होकर एक नये 
युग का आविर्भाव होता है । राष्ट्रीयता और जातीयता के पुनरुन्मेष के साथ राष्ट्र 

अपनी समष्टि के पुनर्मुल्यांकन में संलूग्न होता है ।”* भारतेन्दु-युग के साहित्य में 
इस राष्ट्रीयता की प्रतिध्वनि और तात्कालिक सामाजिक चेतना की प्रतिक्रिया 
_ थी। भारतेन्दुकाल में भाषा के रूप में परिवर्तन के लक्षण दिखाई देने लगे थे । 
अपनी रचनाओं द्वारा उन्होंने गद्य और पद्य का रूप निर्धारित करने की दिशा में 
प्रशंसनीय कार्य किया और साथ ही साहित्य के विभिन्न अंगों को पुष्ट किया । 
यद्यपि प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं को व्यक्त 
करने में भारतेन्दु ने संकोच नहीं किया, तथापि उनकी प्रेरणा का मूलाधार सामा- 
जिक परिस्थितियां थीं। इसी दिशा में सुधार के लिए उन्होंने तथा उनके साथियों 
ने बहुत-कुछ लिखा, जिससे गद्य का परिमार्जन हुआ। साहित्य-निर्माण में भारद्वेन्दु- 
कालीन साहित्यकारों का विशद विवेचन हिन्दी-साहित्य के इतिहास का विषय 
है । अतः उसकी विस्तृत चर्चा इस शोध-प्रबन्ध में नहीं की गई, केवल ऐतिहा- 
सिक महत्त्व को ध्यान में रखकर संक्षेप में सबकी सामाजिक तथा साहित्यिक 


सेवा का निरूपण किया गया है, क्योंकि इस युग का सामाजिक दृष्टिकोण, 


समाज-सुधार का कार्य और तत्कालीन समाज को ऊंचा उठाने की प्रवृत्तियां ही 
भावी साहित्य-निर्माण की आधार बनीं और इसी समय भारतेन्दु के सहयोगियों 
तथा अनुयायियों ने प्रत्यक्ष रूप से देश-भक्ति की भावना को, जो अभी तक मूक थी, 
वाणी प्रदान की । कविताओं में, निबन्धों में और प्रारंभिक कथा-साहित्य में किसी- 
न-किसी रूप में स्वदेशाभिमान और पराधीनता से मुक्त होने की चाह को अभि- 
व्यक्ति मिली । यद्यपि सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वाधीनता-संग्राम के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष 
रूप से हिन्दी-लेखकों ने बहुत कम चर्चा की है, किन्तु इस क्रांति और तज्जन्य 
परिस्थितियों का प्रभाव उनकी विचारधारा पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस 
प्रकार बीसवीं शती के आरंभ से हिन्दी के राष्ट्रीय साहित्य में नवचेतना का 
प्रादर्भाव होता है । 
इस राष्ट्रीय विचारधारा और तत्कालीन परिस्थितियों के कारण देश में 
. नवीन राजनैतिक चेतना का उदय हुआ। पूर्वी भारत में घटी घटनाओं ने इस चेतना 
को राष्ट्र-व्यापी आन्दोलन का रूप दिया। बंगमंग-आन्दोलन (सन्‌ १९०५) 
का प्रभाव बंगारू तक ही सीमित नहीं रहा, दूरस्थ पंजाब में लाजपतराय जैसे और 


१ हिन्दी-अनुशीलन' में नन्ददुलारे वाजपैयी के लेख 'राष्ट्रीय साहित्य” से । 
“-पृष्ठ प्र धर ४ शक 

































४५० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


पद्िचम भारत में गोपालक्ृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं को इस 
ऋतिकारी आन्दोलन से स्फूति मिली, जिससे स्वराज्य के लिए उनके भावी कार्यक्रम 
का निर्माण हुआ। उन्म्‌क्ति की एक आकांक्षा, देशाभिमान, भारत के समस्त जन- 
समाज को एकान्वित करनेवाली मानवता इस कार्यक्रम की भूमिका बन गई। इस 
राष्ट्रीय विचारधारा का सबसे पहला लक्षण देश की एकता का नारा अथवा 
जयघोष था । वह देश जो सदियों से कई भागों में बंटा रहा, अंग्रेजी सत्ता के आधीन 
होते ही काइमीर से कन्याकुमारी तक और करांची से कलकत्ता तक एक भूखण्ड 
बनकर साहित्यकारों की कल्पना को प्रेरित करने लगा । यह परतन्त्रता के अभि- 
शाप का वरदान था । प्राचीन साहित्य में भारत-माता' की जो संकल्पना थी, 
वह अब पहली बार साकार होती दिखाई देने लगी। हमारे राष्ट्रनेता जवाहरलारू 
नेहरू ने इस जयघोष को भारतमाता की जय' के साथ अपनी छेखनी से निनादित 
किया । जन-मानस में भारतमाता की जय का यह घोष उन्हींके शब्दों में-..मेंने 
उन्हें बताया कि भारत क्या हैं। किस तरह वह उत्तर में काइमीर और हिमालय से 
लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगारू, बम्बई, मद्रास सब 
दासिल हैं । इस महाद्वीप में उनके जेसे करोड़ों किसान हें, जिनकी उन जंसी ही 
समस्याएं हूं, उन्हींकी-सी मुश्किलें और बोझ, बसी ही कुचलनेवाली गरीबी और 
आफकें । वही महादेश हिन्दुस्तान उन सबके लिए भारतमाता' हूँ, जो उसमें रहते 


है और जो उसके बच्चे हें ० 3 अथंभय बसकार गूज उठा। कुछ समय तक यह्‌ 


एकता भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विचारों से ही परिपुष्ट होती रही, 
किन्तु आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा के संपर्क ने इसमें राजनैतिक 
चेतना भर दी। इसीका यह परिणाम था कि सन्‌ १८८५ में स्थापित अखिल भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और उद्देश्यों में परिवरतंन होते 
दिखाई देने छगे । अब मानो राष्ट्रीयता के पट खुछ गये । दादाभाई नौरोजी, गोपाल- 
कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, अरविन्द घोष, लाला लाजपतराय 
प्रभति नेताओं की वाणी और लेखनी से राष्ट्रीय भावना पूर्णरूप से विकसित और 


.. प्रदर्शित हुई । इसी समय गांधी-युग का आरंभ हुआ, जिसकी दो बड़ी विशेषताएं 
.. हैं। एक तो यह कि अब राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्र गांधीजी के हाथ में आ गया 


और दूसरे यह कि हिन्दी भाषा और साहित्य में वह भाववा अब पूरी तरह रच-पच 
गई। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया, त्यों-त्यों जनजागरण और 
हिन्दी एक दूसरे के निकट आते गए और एक दूसरे को अधिकाधिक बल देते 


..__ गए । मदनमोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, पुरुषोत्तमदास टंडन, राजेन्द्रप्रसाद, 





. ३ “हिन्दुस्तान की समस्याए?--पृष्ठ ११ 








उपसंहार ड्प्रः 


जवाहरलाल नेहरू, गणेशशंकर विद्यार्थी, आचार्य नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानन्द आदि 
नेताओं की रचनाओं ने जहां एक ओर इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया, वहां दूसरी ._ 
ओर हिन्दी भाषा को साहित्य के शिखर पर चढ़ाया । इन नेताओं के अतिरिक्त अन्य _ 
अनेक भारतीय नेताओं ने भी अपनी विविध सेवाओं द्वारा अनायास ही इसके उत्कर्षे 
व उन्नयन में योग दिया। सारांश यह कि गांधीयुग में राजनैतिक, सामाजिक 
व रचनात्मक गतिविधि और साहित्यिक रचना एक दूसरे की प्रेरणा का 
आधार बन गई । कांग्रेस-आन्दोलन का इतिहास सहज ही गांधी-युग में हिन्दी- 
साहित्य के विकास का इतिहास बन गया । जब-जब आन्दोलन विरोधी शक्तियों 
का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा, तब-तब हिन्दी-साहित्य का नवोन्मेष हुआ । 
सन्‌ १९२०-२१ में गांधीजी के राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलन और अंग्रेजी स्कूछ व 
कालेज के बहिष्कार के कारण कई प्रान्तों में राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना 
हुई । काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीझ, लाहौर नेशनल कालेज, आदि संस्थाएं 
शिक्षा का कार्य अधिकतर हिन्दी के माध्यम से ही करने लगीं | गुरुकुलों की स्थापिना 
के बाद भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब राजनीति, अरथंशात्र, इतिहास 
आदि विषयों की उच्च शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम से दी जाने रंगी। इन विद्यापीठों 
का हमारे राष्ट्रीय जीवन में कितना महत्त्व है, यह इस बात से प्रमाणित होता है 
कि इन संस्थाओं के भूतपूर्व अध्यापक और विद्यार्थी आज राजनीति और प्रशासन 
के क्षेत्रों में उच्च-से-उच्च पदों पर आसीन हैं। स्वयं राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद बिहार 
विद्यापी5ठ के उपकुलपति रहे हैं । आचार्य नरेन्‍्द्रदेव, बालकृष्ण विश्वताथ 
केसकर, लालबहादुर शास्त्री आदि नेताओं की शिक्षा-दीक्षा काशी विद्यापीठ में 
ही हुई और शिवप्रसाद गुप्त जैसे हिन्दी-प्रेमी इसके संस्थापक थे । लाला 
लाजपतराय द्वारा स्थापित लाहौर नेशनल कालेज से शिक्षा प्राप्त कई एक 
व्यक्ति आज भी पंजाब के राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 
कांग्रेस और हिन्दी « 

गांधीजी की भाषा-सम्बन्धी नीति और उनके राजनीतिक तथा रचनात्मक 
कार्यक्रम के कारण हिन्दी को जो प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रभाषा के रूप में इसके 
विस्तार की जो योजनाएं बनीं, हमारे देश के और हिन्दी भाषा के इतिहास में 
वह अपूर्व घटना थी । एक बार यह निर्णय करके कि हिन्दी ही अंग्रेजी के स्थान पर 
देशभर की भाषा हो सकती है, गांधीजी ने अहिन्दी-भाषी दक्षिण में प्रचार के लिए 
ठोस कदम उठाये । दक्षिण भारत प्रचार-सभा की स्थापना और कुछ वर्षों बाद सभी 
अहिन्दी-भाषी प्रांतों में हिन्दी-प्रचार के लिए राष्ट्र-भाषा-समिति का संगठन 
गांधीजी की दुढ़ता का द्योतक है । अनेक समस्याओं और कठिनाइयों के होते 











४५२ भारतीय नेताओं की (हिदी-सेवा 


हुए भी उन्होंने स्वयं सावेजनिक सभाओं में अपनी टूटी-फूटी हिन्दी में बोलना आरंभ 
किया और अपनी पत्रिकाओं के हिन्दी-संस्करण प्रकाशित करने आरंभ किये । 
हिन्दी के प्रति गांधीजी की इस निष्ठा का प्रभाव सबसे पहले उस संस्था पर पड़ा, 
जिसके वह कर्णधार और सर्वेसर्वा बन चुके थे। हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा है और 
यथासमय अंग्रेजी के स्थान पर सावंदेशिक मामलों में इसीका उपयोग होगा, 
इस मंतव्य का एक प्रस्ताव कानपुर में सन्‌ १९२५ में कांग्रेस द्वारा पास किया गया। 
इसके साथ ही कांग्रेस का प्रधान कार्यालय अपने पत्र-व्यवहार और देनिक काम- 
काज में हिन्दी को अधिकाधिक स्थान देने लगा। हमने देखा कि कांग्रेस के विभिन्न 
विभागों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का भी उपयोग होने लगा था। राज- 
नैतिक, आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार की सामग्री 
इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित और प्रचारित होती रही है । इस विस्तृत कार्य का 
माध्यम हिन्दी के बन जाने से भाषा तथा विषयवस्तु दोनों की समृद्धि हुई। इस 
मह॒न्‌ प्रयास का जो प्रभाव हिन्दी की स्थिति पर पड़ा उसका प्रथम दर्शन सन्‌ 
१९३७ में उस समय हुआ जब छः प्रात्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ 
१ और राजसत्ता कांग्रेस के हाथ में आई | उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में 
| मंत्रिमंडलों ने शासन के कार्य में हिन्दी को स्थान देने की योजना बनाई। उधर 
4 8 मद्रास और दूसरे अहिन्दी प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने हिन्दी को शिक्षा का 
। अनिवार्य विषय घोषित किया। इन निर्णयों से हिन्दी की स्थिति कितनी उन्नत हुई, 
मा इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है । इस सरकारी संरक्षण से हिन्दी पत्र- 
8 पत्रिकाओं को भी कम लाभ नहीं पहुंचा । हिन्दी में सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी 
पत्रिकाएं प्रकाशित होने लूगीं। कई विभागों के वाधिक विवरण अंग्रेजी के साथ- 
साथ पहली बार हिन्दी में भी प्रकाशित होने लगे । इसका श्रेय सबसे अधिक हमारे 
दिवंगत स्वराष्ट्रमंत्री और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविन्दवल्लूभ 
पंत तथा स्व० रविशंकर शुक्ल, द्वारकाप्रसाद मिश्र आदि नेताओं को है। हिन्दी 
की उन्नति का प्रत्यक्ष कारण हमारे राजनैतिक नेताओं की तत्परता ही थी । 
द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने से पहले जिन प्रांतों में दो वर्ष तक कांग्रेस-मंत्रि- 
. मंडल रहे थे, उनमें हिन्दी की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। इस सुधार का ही यह्‌ 
फल था कि युद्ध छिड़ते ही भारत में अंग्रेजी सरकार ने हिन्दी के महत्त्व को समझा। 
. केन्द्रीय सरकार ने पहली बार अपने प्रचार और प्रकाशन-कार्यक्रम में हिन्दी को 
: स्थान दिया। उ्द्‌ को प्रकाशन-विभाग में सन्‌ १९२० से ही मान्यता मिली हुई थी, 
... जबकि हिन्दी को सन्‌ १९३९ में मिली | इस निर्णय का प्रभाव धीरे धीरे केन्द्रीय 
..... सरकार के जनसंपकं-सम्बन्धी दूसरे विभागों पर भी पड़ने छगा । भारत सरकार 


अमल दर अमन; ०5 उंतज- पका ले अचल तक कलनप- ८२४० >प+ 435० ीन- फनपनक ५२5५० ००-५7 2०७५... 








बदिपपसपकस्निपयंड पक फकनप 























उपसंहार_ ४५९ 


उस समय चाहती थी कि मित्र-राष्ट्रों की युद्ध-सम्बन्धी नीति का व्यापक-से- 
व्यापक प्रचार हो। इसलिए उसे हिन्दी-पत्रों के महत्त्व को मानना पड़ा और प्रकाशन- 
सामग्री हिन्दी में तैयार करने की केन्द्रीय व्यवस्था करनी पड़ी । 

. सन्‌ १९४६ मं प्रांतों में कांग्रेसी-मंत्रिमंडल फिर से सत्तारूढ़ हो गये । 
हिन्दी को प्रोत्साहन देने की नीति पहले की तरह उन्होंने फिर अपनाई। मध्य- 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिन्दी में पारिभाषिक शब्द-कोश बनाने की 
योजनाएं हाथ में छी गईं। प्रशासन-कार्य में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग होने 
लगा । जैसे केन्द्र में भारतीय समाचार! नाम की सरकारी पत्रिका छपती थी, 
उसी प्रकार हिन्दी-भाषी प्रांतों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी सरकारी पत्रि- 
काएं निकलने रूगीं और मद्रास-सरीखे अहिन्दी प्रान्त में यह पत्रिका कई भाषाओं 
में छपनी आरंभ हुई, जिनमें हिन्दी भी एक थी । 
नेताओं के योगदान पर एक दृष्टि 

हमने संक्षेप में उन महान्‌ नेताओं के योगदान के सम्बन्ध में भी कुछ कह है, 
जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा अथवा अपने नेतृत्व के प्रभाव से अथवा हिन्दी को 
उन्नत करने के दृढ़ संकल्प से अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित किया । इनमें बालगंगाधर 
तिलक, मदनमोहन मालवीय, गांधीजी तथा उनके सहयोगियों--पुरुषोत्तमदास 
टंडन, राजेन्द्रप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानन्द और विनोबा भावे 
सरीखे नेताओं की हिन्दी-सेवाओं का व्यक्तिगत रूप से वर्णन किया हूँ । तिलक ने 
गांधीजी के हिन्दी-स्नेह को अपनाया और सार्वजनिक रूप से काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा के मंच से हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया । इससे पूर्व भी वह 'केसरी” 
का हिन्दी संस्करण प्रकाशित करके अपने हिन्दी-प्रेम का परिचय दे चुके थे। मदन- 
मोहन मालवीय और पुरुषोत्तमदास टंडन ने हिन्दी के पक्ष को अपनाया ही नहीं, 
वरन्‌ अपने सार्वजनिक जीवन में उसे सर्वप्रथम स्थान दिया। मालवीयजी के प्रयत्नों 
के फलस्वरूप उत्तर प्रद्रेश में हिन्दी सरकारी दफ्तरों और कचहरियों की भाषा 
बनी । उन्होंने ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की स्थापना की । टंडनजी ने इन संस्थाओं का अपने अथक परिश्रम से पालन- 
पोषण किया और आज भी वह सम्मेलन के प्राण और हिन्दी-संस्थाओं के प्रहरी 
माने जाते हैं । संविधान-सभा तथा संसद्‌ में टंडनजी हिन्दी के प्रामाणिक प्रवक्‍ता 
हैं और उन्होंने सदा ही हिन्दी के हित की रक्षा की है। राजेन्द्रबाबू की हिन्दी- 
सेवा सदा उनके व्यक्तित्व और क्ृतित्व के साथ-साथ रही है। अंग्रेजी शिक्षा के 
साथ-साथ हिन्दी-प्रेम के संस्कार उन्हें मिले और लेखक की मौलिक प्रतिभा ने 


उनकी लेखनी को सहज ही सररू शैली का अधिकारी बना दिया । राजेन्द्रवाब्‌ 








बी लड़. की कील न अल जी आल 


व्कररमयट न चुका “2 


जप्नन्‍्कसअनभनानितक लए टन मल चल्‍पकडननन कया किकटन रा ॥ कट व प्यल सर जशकलकअवट*प 





















४५४ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


अपने कार्य-क्षेत्र में हिन्दी-प्रचार के लिए सदा प्रयत्नशील रहे हैं तथा साहित्य- 
क्षेत्र में आत्मकथा-साहित्य व गांधी-साहित्य-सम्बन्धी रचनाएं हिन्दी भाषा को 
उनकी अमूल्य देन हैं । जवाहरलाल नेहरू का जीवन स्वयं प्रतिभा की एक परिभाषा 

है और हिन्दी को उनसे जो भावक, सौंदर्यपूर्ण साहित्य मिला है, उसके प्रत्येक शब्द 
में उस प्रतिभा की झलक है । उनके विविध विचारों, कल्पना की उड़ानों तथा 
मानव की कोमरूतम भावनाओं से हिन्दी-साहित्य परिचित हुआ और समृद्ध बना 
है । उनके मौलिक व अनूदित साहित्य में सत्यं शिवं सुन्दर” की पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुई है । राजेन्द्रबाबू जैसे नेताओं के प्रति जनता की श्रद्धा स्वयं उमड़ पड़ती है, हिन्दी 
भी उसी तरह उनसे लिपट गई हूँ और दोनों को इसलिए अनायास ही अभि- 
व्यक्ति का प्रसाद मिल गया है । अतः: योगदान और प्रभाव दोनों ही दृष्टि से इन 
दोनों नेताओं का हिन्दी-साहित्य में विशेष महत्व है । आचार्य नरेन्द्रदेव और 
संपूर्णानन्द से हिन्दी को बहुत ही मूल्यवान तथा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं । 
इसका श्रेय इन नेताओं के गहन अध्ययन को है। विशद्ध हिन्दी भाषा तथा गंभीर 
विषयों के विवेचन की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य को इनका योगदान अद्वितीय है । 
विनोबा इस देश की सनातन सन्‍्त-परम्परा की एक लड़ी हैं। भारतीय संस्कृति 
भारतीय विचारधारा, भारतीय तत्वज्ञान और भारतीय साहित्य के वह अनन्य 
चिन्तक हैं । उनकी यह चिन्तन-धारा दैनिक प्रवचनों के रूप में सदा प्रवाहित हुई 
हैं तथा उनकी पदयात्रा से उसे विस्तार मिला है । वह अपनी यात्रा में निरन्तर हिन्दी 


. का उपयोग करते हैं, रमते जोगी की तरह जन-जन की वाणी में हिन्दी का साक्षा- 


त्कार करते हैं और हिन्दी द्वारा ही अपने विचारों को संचरित करते हैँ । आधुनिक 
यूग में विनोबा का हिन्दी भाषा के विकास और हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि में 
वही स्थान है जो मध्ययुग के साहित्य में सन्‍्तों का हूँ । 

इन राष्ट्रीय नेताओं के अतिरिक्त हमने जमनाछारू बजाज, गोविन्दवल्लभ 
पंत, रविशंकर शुल्क, द्वारकाप्रसाद मिश्र, हरिभाऊ उपाध्याय, सेठ गोविन्ददास, 
सुभद्राकुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और पंजाब के स्वामी सत्यदेव 
परिव्राजक, स्वामी केदशवानन्द इत्यादि कतिपय सार्वजनिक नेताओं की हिन्दी-सेवा 
का उल्लेख भी किया है । इन सबने अपनी रचनाओं, सार्वजनिक कार्य तथा 
प्रभाव द्वारा हिन्दी भाषा तथा साहित्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योग दिया है। 
गत सौ वर्ष से हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं साहित्योन्नति की मूल्यवान साधन 
रही हैं। जिन धामिक, सामाजिक या राजनेतिक आन्दोलनों के साथ हिन्दी के. 


...॑. उत्थान का विशेष सम्बन्ध रहा है, उनके प्रवर्तकों के योगदान का इस प्रबन्ध में 
.... यथास्थान वर्णन किया गया है। बाबूराव' विष्णु पराड़कर, लक्ष्मणनारायण गदे 








उपसंहार द -डपुपु 


माधवराव सप्रे, गणेशशंकर विद्यार्थी, तथा उनके साथी बालक्ृष्ण शर्मा 'नवीन' 
और बनारसीदास चतुर्वेदी इत्यादि का पत्रकार-महारथियों के रूप में विशेष- 


उल्लेख करके हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में उनके योगदान का मूल्यांकन 


किया गया है। हमने अहिन्दी-भाषी नेताओं की साहित्य-सेवा तथा हिन्दी 
प्रचार का इतिवृत्त किया है । असम, उड़ीसा, बंगाल, गूजरात, महाराष्ट्र और 
दक्षिण में हिन्दी का जो प्रचार हुआ है, उसका सर्वाधिक श्रेय इन अहिन्दी-भाषी 
नेताओं को ही है । इनके प्रभाव से ही हिन्दी को इतनी व्यापकता मिली तथा 
अहिन्दी-भाषी जनता हिन्दी-साहित्य से परिचित हो सकी । गोपीनाथ बारदोलाई, 
हरेक्ृष्ण मेहताब, सुभाषचन्द्र बोस और शारदाचरण मित्र, काका कालेलकर, 
कन्हैयालारल माणिकलाल मुंशी, सावरकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और 
मोटरू सत्यनारायण के अतिरिक्त ऐनी बेसेन्ट की हिन्दी-सेवा बहुमूल्य है। 
गांधीजी के राष्ट्रभाषा-प्रचार के सिद्धान्त और भावना को अपनाकर इन झब 
नेताओं ने हिन्दी के प्रचार के लिए अथक परिश्रम किया है तथा अपनी रचनाओं 
द्वारा भी साहित्य को समृद्ध बनाया है । आज राजनैतिक मतभेद के कारण राजाजी 
जैसे व्यक्ति भले ही हिन्दी के विरोधी बन गये हों, किन्तु हिन्दी के लिए उनकी 
पूर्व-सेवा का विस्मरण नहीं किया जा सकता। आज देश में संतुलन लाने की दृष्टि 
से भी कतिपय नेता हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को बनाये रखना चाहते हैं, किन्तु 
इस प्रबन्ध में वणित नेताओं के कार्यकलापों और ठोस तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष 
रूप में यह मानना ही होगा कि स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद हिन्दी अपने इस गौरव- 
पद से हट नहीं सकती तथा जवाहरलालजी के शब्दों में “बह उछलती-कूदती 
स्वाधीन भारत के प्रांगण में” निरन्तर आगे बढ़ती ही जायगी । इतने नेताओं के 
प्रभाव की छाया में वह पली है और इतने संकल्पों का संबल उसे प्राप्त हुआ है। 
हिन्दी-प्रगति की इस संकल्पना में सभी भारतीय नेताओं ने गांधीजी के सिद्धान्त 
का अनुसरण किया है और यथाशक्ति उसके विकास में योग दिया हैँ। स्वाधीनता 
के पूर्व अनेक बाधाओं के बीच हमारे नेताओं ने हिन्दी भाषा को आगे बढ़ाया । 
अब स्वाधीन भारत में यह कार्य उनके लिए सहज हो गया । अंत में हमने उन 
हिंदी-सेवी संस्थाओं के कार्य का विवरण प्रस्तुत किया है, जो हिन्दी के प्रचार- 
प्रसार के सामूहिक प्रयत्नों की प्रतीक हैं तथा जिनकी गतिविधियां समग्र राष्ट्रीय 
आंदोलन का एक अविभाज्य बन गईं थीं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, वर्बा ऐसी प्रमुख हिंदी-सेवी संस्थाएं हैँ, जिसके निर्माण तथा 
विकास में हमारे राष्ट्रीय नेताओं का विशेष योगदान रह! है । 
























































हा हा : प्रसार करना और भव दायित्व वहन करने योग्य इसे बनाना हमारी सरकार 


४५६ . भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


स्वतंत्रतोत्तर काल में हिंदी 
स्वाधीनता के बाद हिन्दी की स्थिति बदल गईं । हिन्दी को उन्नत करने 


के लिए और इसके पक्ष के समर्थन में पहले जो कुछ तक की सहायता से करना 
पड़ता था, अब केवल आदेश द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि हिन्दी का महत्त्व अब 


विचार अथवा तक॑ का विषय न रहकर एक स्वतःसिद्ध अनिवायेता मान ली गई। 


राज्यों में देवनागरी लिपि के सुधारः और शब्दकोश तैयार करने की जो योजनाएं 
चाल थीं, अब केन्ध द्वारा उनका समन्वय होने लगा । 
स्वाधीनता के बाद ही हमारी संविधान-सभा देश का संविधान तैयार 
करने में जुट गईं। लोगों को इस बात का भय था कि राष्ट्रभाषा का विषय 
बहत जटिल और विवादास्पद है, इसलिए सभा ने इस प्रइन पर निर्णय करने 
का काम अन्त में हाथ में लिया। संविधान-सभा में सभी भाषाओं के प्रतिनिधियों 
की#एक समिति बनी, जिसने संविधान के पारिभाषिक शब्दों के लिए हिन्दी-पर्याय- 
वाची शब्द एकत्रित किये और इन्हीं शब्दों को सभी भाषाओं के प्रतिनिधियों ने 
अपनी-अपनी भाषा के लिए स्वीकृत किया और संविधान के हिन्दी-रूपान्तर में 
यही पारिभाषिक दब्द प्रयुक्त हैं। समाचार-पत्रों ने भी इन्हें पर्याप्त मान्यता दे दी । 
सन्‌ १९४९ में प्रायः पांच-छ: महीनों तक संविधान-सभा में राष्ट्रभाषा की 
समस्या की गंज रही । इस प्रइन के मौलिक महत्त्व को देखते हुए कांग्रेस के संसदीय 
दल ने सब सदस्यों को मत देने की छूट दे दी और किसीको किसी भाषा विशेष 
के पक्ष अथवा विपक्ष में मत देने के लिए बाध्य नहीं किया । हमारे राष्ट्रीय विकास 
के इतिहास में यह सबसे बड़ा सुखद आइचये था कि यह छूट होते हुए भी और 
संविधान-सभा के करीब ६० प्रतिशत सदस्य अहिन्दी-भाषी होते हुए भी हिन्दी 
को राष्टरभाषा बनाने के पक्ष में जो निर्णय हुआ, वह स्वेसम्भत था। इस आइचय- 
जनक घटना के पीछे कांग्रेस के परम्परागत सिद्धांत तथा आदर थे। देश की एकता 
और राजनैतिक उन्नति को सर्वोपरि मान अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों 
ने हँसी-खुशी हिन्दी को समस्त राष्ट्र की भाषा स्वीकार किया, ऐसी भाषा जो 
कालांतर में (पंद्रह वर्षों में) अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करेगी। इस कालावधि के 


 औचित्य तथा समीचीनता के विषय में मतभेद हैँ, जिनका न्यायान्याय इतिहास 


निर्णय करेगा, किन्तु यह अभी से स्पष्ट है कि यह छूट देने से ही हिन्दी के तात्का- 


. लिक शासकीय उपयोग में और उसके तदनुकूछ बनने की सम्पूर्ण क्षमता के विकास 


'में देर हो रही है । 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा-यद पर आसीन कर, संविधान के अनुसार इसका _ 


उपसंहार रा ४५७ 
का कर्त्तव्य हो गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिए, विशेषकर अहिन्दी 
प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार के लिए, वाधिक अनुदानों की व्यवस्था की गई । दक्षिण 
भारत हिन्दी-प्रचार-सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और दूसरी गैर-सरकारी 
संस्थाओं को आ्थिक सहायता मिलने छूगी । इस क्षेत्र में हमारे जननायक निरन्तर 
पहले की तरह ही उत्साहपूर्वक काम करते आ रहे हैं और उनका सहयोग बराबर 
उपलब्ध है। यद्यपि कहीं-कहीं हिन्दी का विरोध भी हुआ है, पर वस्तुस्थिति यह है. 
कि अहिन्दी-क्षेत्रों में हिन्दी की साक्षरता अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही है । 
इसका श्रेय अधिकतर अहिन्दी-भाषी हिन्दी-प्रेमी नेताओं को ही है। 

संविधान के अनुसार हिन्दी-सम्बन्धी स्थिति के सिहावलोकन के लिए हिन्दी- 
आयोग की नियुक्ति सन्‌ १९५६ में हुईं। आयोग ने समस्याओं के सभी पहलुओं 
पर विचार करके विवरण प्रस्तुत किया, जिससे हिन्दी को और भी संबल मिला। 

हिन्दी-सम्बन्धी विशेष घटनाओं का और राजनैतिक तथा अन्य आन्दोह्चनों 
के नेताओं के योगदान का विवरण हमने संक्षेप में दिया है। इस अवधि में 
हिन्दी-भाषा और साहित्य के कछेवर और उसके विभिन्न अंगों पर दृष्टिपात करने 
से हँमने जो कुछ कहा है, वह और भी अच्छी तरह समझ में आ सकेगा । 

बीसवीं शती के आरंभ से, विशेषकर कांग्रेस का सूत्र-संचालन गांधीजी 
के हाथ में आने के समय से, हिन्दी भाषा और स्वातंत्य-आन्दोलन एक दूसरे को 
प्रभावित तथा प्रेरित करते हुए आगे बढ़े हूँ। गांधी-विचारधारा और आजादी के 
युद्ध की हिन्दी-साहित्य पर विविध रूपों में पूरी छाप पड़ी है । प्रेमचन्द, चतुरसेन, 
जैनेन्र, वृंदावनलाल वर्मा, यशपाल आदि के उपन्यासों में, कौशिक, सुदर्शन की 
कहानियों में, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, 
दिनकर, बच्चन, नरेन्द्र आदि की कविताओं में, रामकुमार वर्मा, उदयशंकर 
भटट, उपेन्द्रनाथ अश्क, हरिक्ृष्ण प्रेमी, जगदीशचन्द्र माथर, आदि के नाटकों 
में और प्रायः सभी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के निबन्धों और भाषणों 
में जहां पराधीन भारत की करुणा झलकती हूं, वहां परतंत्रता के विरुद्ध संघर्षे 
और स्वाधीन देश की गौरव-गाथा की पूरी झांकी भी मिलती हैं। साधारण 
रूप से साहित्यिकों की लेखनदैीली और विचारधारा तो इन बदलती हुई परि- हा 
स्थितियों से प्रभावित हुई ही है, इन चालीस वर्षों में प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, .._ । 
उपन्यास, महाकाव्य, कथा-साहित्य आदि अधिकांश ऐसे हैं, जो राष्ट्र की राज- है 
नीतिक महत्वाकांक्षाओं पर आश्रित हैं। जो प्रेरणा प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य 
को राम, क्रृष्ण, बुद्ध और महावीर से मिली, वही प्रेरणा आधुनिक शताब्दी के 
छेखकों को तिरकक, छाजपतराय, मालवीय, गांधी, जवहर और राजेन्धबाबू जैसे 





















| 

। ( 
| 
। 


7:अट फल डि पलट तक +कनरचिलनयाफल4नननब५+बरकननन न 2क पलक पपमक्‍क+ से प०० +-+० कक “+>जज ०.०२ ८-०... 7... न वन लिन उपससम-पनन प शा 5 ल्‍सनन- 


४५८ भारतीय नेताओं को हिंदी-सेवा 


जननायकों से मिली | साथ ही यह भी सत्य है कि इन हिन्दी-साहित्यकारों की सबल 
और सप्राण लेखनी ने राष्ट्रीय चेतना को मूत्तं कर प्रसारित करने में नेतृत्व तथा 
जनता दोनों पर भरपूर प्रभाव डाला । राष्ट्रीय समर में हिन्दी-साहित्य की जीवंत 
क्रियाशीलता स्वयं ही एक देशव्यापी आन्दोलन बन गई। यह परम्परा कांग्रेस के 
जन्म से पहले भारतेन्दु-युग से चली आई थी । 

. राष्ट्रीयता का संबल आदर्श और लोक-महत्वाकांक्षा होती है । आलोच्य 
अवधि में इन दोनों पर ही हमारे भारतीय नेताओं की अनुरक्ति थी । हमारे 
जननायकों का जीवन किसी-न-किसी रूप से, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक 
हो अथवा धार्मिक, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहा है, और राष्ट्रीय 


 जीवन-दरशेन का प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि साहित्य का सीधा 


प्रयोजन सर्वजनहिताय है, अर्थात्‌ निपट मानवीयता हैं । साहित्य की मानवीय 
वस्तु और भावविनियोग की क्षमता राष्ट्रीय सीमाओं का सदा अतिक्रमण कर 
विश्वजनीय बनती हैं। साहित्य के इस विराट अंतरंग में ही उसके सच्चे स्वरूप 
के दर्शन होते हैं। किन्तु जो दृष्टि विशिष्ट राष्ट्रीय तत्वों का उल्लंघन करके चलती 
है, वह साहित्य के मर्म तक नहीं पहुंचती । महान साहित्य का सम्बन्ध युग-विशेष 
की सामाजिक वस्तु-स्थिति से अविच्छिन्न होता है। विश्व-साहित्य के विकास में 
ऐसे युग आये हैं, जो परिवर्तित सामाजिक स्थिति के परिणाम हैं, किन्तु जिनके 
कारण सामाजिक स्थितियों ने पुनः नया रूप धारण किया हैं । इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण महात्मा गांधी की विचारधारा का व्यापक प्रभाव है, जिसने वास्तव में 
ही विश्व-साहित्य पर प्रभाव डाला है | इस प्रभाव के फलस्वरूप आज विश्व- 
साहित्य में सत्य-अहिसा के श्ान्तिप्रेरक आदर्श स्थापित हो रहे हैं, जो फिर अपने 
जन-जीवन की परिस्थितियों को तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी परिवर्तित करने 
लगे हैं। यह दन्द्रात्मक सिद्धान्त, गांधीवादी आदर्श और भारतीय समाज तथा 
साहित्य के परस्पर प्रभाव भी उतनी ही सचाई से फलीभूत हुआ है । 
हमारे देश में धर्म और छौकिक जीवन का दो टूक विभाजन कभी नहीं 
हुआ | सिद्धान्त और कला सदा भारत के जीवन में साथ रहे हैं । नीति और रीति 
का सदा मेल रहा है। आधुनिक भारतीय साहित्य में भी इसका सामंजस्य है ही । 
भारतीय साहित्य और सैद्धान्तिक प्रक्रिया में भी हम छगभग इस प्रकार का 
बाहुल्‍य पाते हैँ । यह ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक भारत का विकास बहुत 
कुछ पश्चिम के प्रभाव तथा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की इन्द्वात्मकता के अन्तर्गत 
हुआ है। आधुनिक साहित्य में ऐसे तत्व मिल जाते हैं, जो पदिचम से अपने मूलरूप 


गा ... में ले लिये गए हैं। इससें हमारे उन जननायकों का बहुत हाथ रहा है, जिन्होंने 






( ऊुदड 
ट 





उपसंहार ४५९ 


अंग्रेजी सभ्यता में पलकर ही शिक्षा-दीक्षा पाई। साथ ही पादचात्य शिक्षा प्राप्त 
अथवा पादचात्य साहित्य-संस्कृति के साहित्यकारों ने भी इस प्रक्रिया में विशेष 
योग दिया है। परन्तु विद्युद्ध राष्ट्रीय चिन्तन की धारा ने उन्हें पूर्णतया स्वीकार 
नहीं किया। वह भारतीय परम्परा के विकास पर ही ज़ोर देती आई है । 
जवाहरलाल नेहरू का जीवन, उनकी विचारधारा और चिन्तनधारा से यह बात 
बहुत स्पष्ट हो जाती है। राष्ट्रीय जीवन को अपनाकर उन्हें भारतीय जीवन-वाणी 
का ही सहारा लेना पड़ा और इसलिए हमारे ऐसे नेताओं के विचारों में पुरातन 
और नृतन, परद्िचिम और पूर्व के समन्वय का प्रयास है, जो उनकी कृति, वाणी 
और लेखनी से व्यक्त हुआ । वैसे भी वर्तमान नेताओं तथा साहित्यकारों ने नई 
जीवन-दृष्टि तथा नई-तई शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी साहित्य-चिन्तन 
के क्षेत्र में राष्ट्रीयता के तत्व को सुरक्षित रक्‍्खा है । 

हिन्दी-साहित्य के आधुनीकरण और चहुंमुखी अभिवृद्धि का महत्तम लक्षण 
उसकी व्यापकता है । इस व्यापकता का प्रभाव लेखक और लेखन दोनों ही पर 
एक जसा पड़ा है। पहले हिन्दी लेखक, नेता, कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबन्ध- 
कार, पत्रकार सभी कुछ होता था। साहित्यिक विभाजन और विषय-विशेषज्ञता 
तब हिन्दी में नहीं आई थी। किन्तु अब साहित्य के अंगों का विश्लेषण इतना अधिक 
हो चुका है कि एक ही व्यक्ति एक या दो से अधिक साहित्यिक विधाओं में दखल 
देने का दावा नहीं करता । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में--. 

“पहले हिन्दी-वाला सबकुछ' होता था। जो पत्रकार था, वह कवि भी था, 
आलोचक भी था, अनुवादक भो था, कहानी-लेखक भी था और भी बहुत-कुछ 
था। धीरे-धीरे हिन्दी का क्षेत्र व्यापक होता गया ॥ आपने तीन महारथियों के 
निधन की बात लिखी हे, द्विवेदीजी, गणेशशंकरजी और पद्मसिह शर्माजी । 
पर कई को भूल गये हें, सदा भूलते रहे हैं, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, 
दयामसुन्दरदास, गोरोशेंकर हीराचंद ओझा, काझीप्रसाद जायसवाल, जो अपने-अपने 
क्षेत्रों में दिग्गज थे। ये वे लोग हैं, जिन्होंने हिन्दी-लेखक के चित्त से हीनता- 
ग्रन्थि पर हथौड़े मारे हूँ । पहले के लेखकों के क्षेत्र सीमित थे । बाद में व्यापक होते 
गए । विश्वविद्यालयों में, सरकार में, कांग्रेस में, हिन्दी के प्रयोग का प्रदत अधिक 
ज्वलंत होकर प्रकट हुआ। ग्रंथ-सम्पादन, अध्यापन, शोध आदि की नई दिशाएं 
4 पड़ीं। घीरे-धीरे सारी समुद्ध भाषाओं की भांति विशेषज्ञता की मांग बढ़ती 
गई । अभी और बढ़ेगी । अब सभी विषयों में, विज्ञान और यंत्र-कोशल में भी, 
कूटनीति और सेन्य-संचालन में, बेकिंग और करेंसी में भी, कानून और प्रशासन 
में भी, हिन्दी हाथ-पेर पसार रही हे और बड़ी दृढ़ता और आत्म-विद्वास के साथ । 








४६० .. भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


देश की अन्य भाषाओं से और संसार की समृद्ध भाषाओं से वह खूब ले रही हे, 

उसकी लेने की इच्छा भो बड़ी तीज्न है । में इससे आनंदित होता हूं । पिछले दस 
वर्षों में जो हुआ है, केवल हिन्दी की भूख का प्रमाण हें ।”* 

आज पश्चिम की तरह हिन्दी में भी वाद-बहुलता का युग आया जान पड़ता 

है । यथायंवाद, आदर्शवाद के साथ-साथ प्रगतिवाद, साम्यवाद, समाजवाद, 

पूंजीवाद, आदि के नाम यहां भी प्रचलित हुए है । जहांतक इनके प्रयोग द्वारा 

साहित्य-सर्जना का प्रश्न है, वहां पश्चिम और हमारे कतुत्व में पर्याप्त अंतर 

दिखाई देता है । इनकी उत्पत्ति में पश्चिम की ऐतिहासिक परिस्थिति की गहरी 

प्रेरणा है। आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत में उनका आगमन 

कोई अनहोनी बात नहीं है, किन्तु अपनी वास्तविक जीवन-स्थिति और चेतना 

के साथ उनका उपयुक्त सामंजस्य स्थापित करना भी आवश्यक है । ऐसा न होने 

पर हमारे नेताओं का अधिकांश चिंतन नितान्त अव्यावहारिक और कोरा 

सैद्धीन्तिक बनता जाग्रगा तथा हमारी वास्तविक जीवन-स्थिति से, और नवर्साजित 

सम साहित्य से उसका कोई सम्बन्ध न रह जायगा । अतः आज भारतीय जनता अपने 

० नेताओं से यथार्थ और आदर्श, जीवन और सिद्धान्त, प्रगति और सृजन के ताम 

पा पर उनसे भारतीय चितन और समाजवादी कर्मयोग की मांग करती है । हिन्दी 

का साहित्यकार-समूह तो आज भी प्रायः उतना ही साधन और सुविधाहीन है, 

जितना स्वतंत्रता से पूर्व था, किन्तु फिर भी वह पहले जैसी त्याग और आदहों 

की उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर अपनी रचनाओं द्वारा देश के साहित्य-कला- 

भण्डार को भर रहा है । 

महाकवि वड़ सवर्थ ने एक जगह बहुत सुन्दर कहा है, “अपने आदर्श, 

कल्पना, चिन्तन के स्वर्ग और पैरों के नीचे पड़ी घर की धरती, दोनों के प्रति समान 

रूप से सच्चा रह सकना ही साहित्यकार की चरम सफलता है ।” कहना चाहिए 

कि नेता की सफलता भी इसीमें है और जब नेता और साहित्यकार दोनों एक में 

मिले हों, तो वह सोने में सुगन्ध के समान है, जीवन के सुमन में वह आदर के पराग 

की मधुर सुरभि है। हमारे देश का यह सौभाग्य रहा है कि बीसवीं शती के जन- 

... नामकों में साहित्यकार की आत्मा ने निवास किया, जिसने भारत और भारती 

.... (हिन्दी) दोनों की वन्दना, अचेना और नीराजना की । 
































१ डा० हजारीप्रधाद द्विवेदी का बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम पत्र-- सरस्वती, 
.. दिसम्बर, १६४५८, पृष्ठ---३८६ 


परिशिष्ट 
पहायक ग्रन्थों की रची 
ढिंवी-॥न्थ 
अयोध्यासिह उपाध्याय हरिओऔध' 


हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास द्वि. सं, सन्‌ १९९७, पुस्तक-भंडार, 
लहेरिया सराय 





इन्द्र विद्यावाचस्पति 
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा, प्र. सं., सन्‌ १९५९, उप्तक-भंडार, गुरुकुल कांगड़ी 
अपराधी कौन ? प्र, सं., राजपाल एण्ड संस, दिल्ली 
आधुनिक भारत में बक्तृत्व-कला की भगति, प्र. सं., सन्‌ १ ३१६, वाचस्पति पुस्तक 
भंड्रार, दिल्ली 
४“भआर्यसमाज का इतिहास (प्रथम भाग), उन १९५७, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सुभा, दिल्ली 


 “ आर्यसमाज का इतिहास (द्वितीय भाग), पर १९५७, सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा, दिल्‍ली 


ईशोपनिषद्भाष्य, भन्‌ १९५६, प्रकाशन-मन्दिर, हरिद्वार 

किराताजूनीय, राजपाल एण्ड संस, दिल्‍ली 

जीवन-ज्योति, प्र. सं., प्‌ १९५६, राजपाल एण्ड संस, दिल्‍ली 
“भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय ओर अस्त, वाचस्पति पुस्तक भंडार, दिल्‍ली 
“भरतीय संस्कृति का मयाहे, भर. स, सन्‌ १९५९, भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली 
बा सहधि दयानन्द, वाचस्पति पुस्तक-भण्डार, दिल्ली 

मेरे पिता, प्र. सं., पैन १९५८७, वाचस्पति पुस्तक भण्डर, दिल्ली 

दगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, वाचस्पति पुस्तक भण्डार, दिल्ली 

में इनका ऋणी हूं, प्र. सं., पन १९५७, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 

शाहआलम की आंखें, वाचस्पति पुस्तक भण्डार, दिल्‍ली 

प्न्ज् की भाभी, वाचस्पति पुस्तक भण्डार, दिल्ली 

स्वराज्य और चरित्र-निर्माण, वाचस्पति पुस्तक भण्डार, दिल्‍ली 


उदयभानु सिंह (डॉक्टर) 
5“ द्विवेदी ओर उनका युग, प्र. सं., संवत्‌ २००८, लखनऊ-विश्वविद्यालय 





































४६२ भारतीय नताओं की हिंदी-सेवा 


उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या आदि 
हिन्दी प्रचार का इतिहास, प्र. सं,, सन्‌ १९५७, आंध्य राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, 
विजयवाड़ा 
फपिलदेव सिंह (डॉक्टर) 
ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोलो, प्र. सं, सन्‌ १९५६, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
कमलापति त्रिपाठी 
बापू और मानवता, हि. सं., सन्‌ १९४८, सरस्वती मन्दिर, वाराणसी 


पत्र और पत्नकार, प्र. सं., ज्ञान-मण्डल लि., वाराणसी 


बापू और भारत, हि. सं., सन्‌ १९४८, सरस्वती मन्दिर, वाराणसी 


बापु के चरणों में, प्र. सं., सरस्वती मन्दिर, वाराणसी 


कृपाशकर 
राष्ट्निर्माता तिलक, सन्‌ १९५९, किताब महल, दिल्‍ली 
«»« कृष्णचन्द्र विरमानी 

दयानन्द-सिद्धांत-भास्कर, प्र. सं., सन्‌ १९३३, कृष्णचन्द्र विरमावी, रावरूपिडी 

कृष्णवल्लभ द्विवेदी 
भारत-निर्माता, प्र. सं, सन्‌ १९४९, हिन्दी विश्वभारती कार्यालय, लखनऊ 

केशरीनारायण शुक्ल 
भारतेन्दरु के निबन्ध, प्र. सं., संवत्‌ २००८, सरस्वती मन्दिर, वाराणसी 

क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
साहित्य-विवेचन, प्र. सं, सन्‌ १९५२, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली 
। गणेंदाबिहारी सिश्र 

मिश्रबन्धु-विनोद, तृ. सं., संवत्‌ १९८६, गंगा पुस्तक माला कार्यालय, छखनऊ 

गोविन्ददास (सेठ) 
स्मतिकण, सन्‌ १९५९, भारतीय विश्व प्रकाशन, दिल्ली 

गौरीशंकर हीराचन्द ओभा 
_ भध्यकालीन भारतीय संस्कृति, प्र. सं,, सन्‌ १९५ १, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद 

घनदयामदास बिड़ला 
गांधीजी की छत्रछाया में, प्र. सं,, सन्‌ १९५५, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
बिखरे विचार, प्र. सं, सन्‌ १९४१, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
रुपये की कहानी, प्र. सं, सन्‌ १९४४, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 


...._ डायरी के प्मे, प्र. सं., सन्‌ १९५८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
.... ब्वापु, छठा सं. सन्‌ १ ९५६, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली -: 


परिद्धिष्ट ४६३ 


रूप ओर स्वरूप, ढ्वि. सं, सन्‌ १९६०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 

भुवोपाख्यान, द्वि. सं,, सन्‌ १९६०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 

कर्जदार से साहकार, हि. सं,, १९४५, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
चंद्रबली पांडे 

कचहरी की भाषा और लिपि, प्र. सं., संवत्‌ २०००, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 

भाषा का प्रइन, प्र. सं., संवत्‌ २०००, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 

राष्ट्रभाषा पर विचार, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 


शासन में नागरी, प्र. सं., संवत्‌ २००५, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
हिन्दी गद्य का निर्माण, प्र. सं., संवत्‌ २००५, चन्द्रबली पांडे, बनारस 


जगनज्नाथप्रसाद मिश्र 

हिन्दी को गद्य शेली का विकास, परिवर्द्धित, संवत्‌ २०१२, नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी हे 
हिन्दी गद्य के युग-निर्माता, वि. सं,, सन्‌ १९५८, सरस्वती मन्दिर, काशी 

ह जमनालाल बजाज 
पत्रव्यवहार : भाग १, प्र. सं., सन्‌ १९५८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
पत्रव्यवहार : भाग २, प्र. सं., सन्‌ १९५८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
पत्रव्यवहार : भाग ३, प्र. सं., सन्‌ १९५८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 


जयप्रकाश नारायण 
छात्रों के बीच, प्र. सं,, सन्‌ १९५६, सर्व सेवा संघ, वर्धा 
जीवन-दान, प्र. सं., सन्‌ १९५५, सर्वे सेवा संघ, वर्धा 
मेरी विदेश-यात्रा, प्र. सं., सन्‌ १९६०, सर्वे सेवा संत्र, वर्धा 
समता की खोज में, प्र. सं,, सन्‌ १९५८, सर्व सेवा संघ, वर्धा 
मजदूरों से, सर्व सेवा संघ, वर्धा 

जवाहरलाल नेहरू 
आजादी के आठ साल, प्र. सं,, सन्‌ १९५५, सस्ता साहित्य मंडरू, नई दिल्‍ली 
बड़ी चीजों के बड़े दाम, प्र. सं,, सन्‌ १९५७, पब्लिकेशन डिविजन, नई दिल्ली 
अठारहसो सत्तावन का स्वाधीनता-संग्राम, सन्‌ १९५७, पब्लिकेशन डिविजन, 
नई दिल्‍ली 
मेरी कहानी (संपूर्ण ), तृ. सं,, सन्‌ १९३८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
नया भारत, प्र. सं , सन्‌ १९५५, सस्ता साहित्य मंडरू, नई दिल्‍ली 
राजनीति से दूर, प्र. सं,, सन्‌ १९५०, सस्ता साहित्य मंडले, नई दिल्‍ली 








7 


४६६ भारतोय नेताओं की हिंदी-सेवा 6 


प्रकाशचन्द्र गप्त . 
हिन्दी-साहित्य की परम्परा, प्र. सं., सत्‌ १ किताब महल, इलाहाबाद 
प्रणवचन्द्र राय चौधरी 
बिहार में १८५७, प्र. सं., सन्‌ १९५९, विवरिणका पुनरीक्षण कार्यालय, पटना 
प्रेमनारायण माथुर 
गांधो-प्रंथ (संकलित ), सन्‌ १९४९, रामनारायण लाछ, इलाहाबाद 
बनारसीदास चतुबंदी 
पद्मसिह शर्मा के पंत्र, प्र. सं, सन्‌ १९५६, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली 
रामप्रसाद बिस्मिल, सन्‌ १९५९, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली 
गणेशशंकर विद्यार्थी, प्र. सें.,, आत्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली 
राष्ट्रभाषा, प्र. सं., संवत्‌ १९७६, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
रेखाचित्र, प्र. सं,, सन्‌ १९५२, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
साहित्य और जीवन, प्र. सं., सन्‌ १९५४, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
बंकटलाल ओझा 
हिन्दी समाचारपत्र निर्देशिका, प्र. सं,, सन्‌ १९५५, हिन्दी समाचारपत्र संग्रहालय, 
हैदराबाद 
बाब्राम सिश्र 
स्वतंत्र भारत की एक झलक, प्र. सं, सन्‌ १९५९, सूचना-विभाग, उत्तरप्रदेश 
बाबरास सवसना 
दक्खिनी हिन्दी, प्र. सं,, सन्‌ १९५२, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद 
बालकृष्ण भट्ठ क्‍ 
भद॒ट-निबन्धावली, तु. सं,, सन्‌ १९४२, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
बालकृष्ण दार्मा नवीन! 
उमिला, प्र. सं., अत्तरचंद कपूर एन्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 
” विनोबा-स्तवन, प्र. सं. संवत्‌ २०१०, साहित्य सदन, चिरगांव, झांसी 
क्‍ बालमकुन्द गुप्त क्‍ 
बालमुकुन्द गुप्त निबन्धावली, प्र. सं,, संवत्‌ २००७, गुप्त स्मारक ग्रंथ प्रकाशन 
समिति, कलकत्ता... 
ब्रजरत्नदास 


खड़ी बोली हिन्दी-साहित्य क् इतिहास, हि. सं., संवत्‌ २००९, हिन्दी साहित्य 
कुटीर, वाराणसी :;”.. ४ 





परिक्षिष्ण.... ४६७ 


.. ब्जलाल बियाणी 
कल्पना-कानन, प्र. सं., सन्‌ १९४६, हिन्द-प्रकाशन, अकोछा 
ब्रह्मानन्दजी गे 
श्रीरामकृष्ण उपदेश (संकलित), प्र: सं, सन्‌ १९४९, श्री रामक्ृष्ण-आश्रम, 
नॉगपुर . 
भगवानदास (डॉवटर) 
समन्वय, तृ..सं.,. सन्‌ १९४७, पुस्तक भवन, वाराणसी 
भगवानदास कला 
भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन, प्र. सं, सन्‌ १९४९, भारतीय ग्रन्थमाला, इलाहाबाद 
भवानीशंकर त्रिवंदी 
हमारा हिन्दी-साहित्य और भाषा-परिवार, प्र. सं., संवत्त २००७, मेहरचन्द 
लक्ष्मणदास, दिल्‍ली थे 
भारतंन्दु हरिश्चन्द्र ... 
भारतेन्दु-नादकावली, प्र. सं., इण्डियन प्रेस, प्रयाग द 
ह | भोलानाथ (डॉक्टर ) 
हिन्दी-साहित्य, प्र. सं,, सन्‌ १९५९, प्रयाग “विश्वविद्यालय, प्रयाग 
मगनभाइ प्रभुदास दंसाई 
राजा राममोहनराय से गांधीजी, प्र. सं, सन्‌ १९५९, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 
मनन्‍्सथनाथ गप्त ही 
भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास, हि. सं., सन्‌ १९६०, आत्माराम एंड 
संस, दिल्‍ली 
माखनलाल चतुर्वेदी 
साहित्य देवता, प्र. सूं, सन्‌ १९४३, भारतीय साहित्य प्रकाशन, खंडवा _ 
मोहनदास करमचंद गांधी 
अनासक्तियोग, छठी बार, सन्‌ १९४९, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
अमृतवाणी, (संकलन ), प्र. सं, सन्‌ १९५६, साधना सदन, इलाहाबाद -'* 
अहिसक समाजवाद की ओर, प्र. सं., सन्‌ १९५५, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 
आज का विचार--भाग १-२, प्र. सं.,, सन्‌ १९५५, सस्ता साहित्य मंडल, 
नई दिल 
आत्मकथा, नवमी बार, सन्‌ १९४८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
आरोग्य की कुंजी, प्र. सें., सन्‌ १९५४, नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद 


रह 





४६८ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


खादी क्यों और कंसे ? प्र. सं, सन्‌ १९५७, नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद 
खुराक को कमी और खेती (संकलित ), प्र. से. सन्‌ १९९६, नवजीवन कार्यालय, 
अहमदाबाद 
| ब्रार्थना-प्रवचतन (भाग १) प्र. सं., सन्‌ १९४८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
> ५० प्रार्थना-प्रबचन (भाग २), द्वि. सं.,, सन्‌ १९५९, सरता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
ही गीता-माता प्र. सं, सन्‌ १९५०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
पंद्रह अगस्त के बाद, प्र. स., सन्‌ १९५०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
_ धर्म-नीति, प्र. सं, सन्‌ १९५०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह तु. सं,, सन्‌ १९५०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
मेरे समकालीन प्र. सं,, सन्‌ १९५१, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
आत्म-संयम, प्र. सं, सन्‌ १९५४, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
गीता बोध, आठवीं बार, सन्‌ १९४९, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
ग्राम-सेवा छठी बार सून्‌ १९५०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
दिल्‍ली-डायरी, प्र. सं,, सन्‌ १९४८, नवजीवन टुस्ट, अहमदाबाद 
नई तालीम को ओर, प्र. सं, सन्‌ १९५६, नवजीवन द्ुस्ट, अहमदाबाद 
पांचवें पुत्र को बापू फे आशीर्वाद, सन्‌ १९५३, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
बुनियादी शिक्षा, द्वि. सं,, सन्‌ १९५३, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 
ब्रह्मचये, चौथी बार, सन्‌ १९५४, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
भाइयों और बहनो-अंक १ से ५, पब्लिकेशन डिवीजन, नई दिल्‍ली 
रचनात्मक कार्यक्रम, तृ. सं,, सन्‌ १९५१, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 
रामनाम, प्र. सं.,, सन्‌ १९४९, नवजीवन द्ृस्ट, अहमदाबाद 


























.....__ राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, चौथी बार, सन्‌ १९५६, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 
७. ...  वर्ण-व्यवस्था, पुनर्मृंद्रण, सन्‌ १९५६, नवजीवन ट्स्ट, अहमदाबाद 
विद्यार्थियों से, प्र. सं, सन्‌ १९५९, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 
के शिक्षा को समस्या, प्र. सं., सन्‌ १९५४, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 
. .._ सच्ची शिक्षा, दि. सं,, सन्‌ १९५६, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद द 
| हे 28 #त्याग्रह-आश्रम का इतिहास, प्र. सं, सन्‌ १९४८, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 
'“ संपूर्ण गांधी वाइसय, प्र. सं,, सन्‌ १९५८, पब्लिकेशन डिवीजन, नई दिल्‍ली 
स्वोदिय, प्र. सं,, सन्‌ १९५५, नवजीबन ट्रस्ट, अहमदाबाद _भ 
हमारे गांवों का पुन्निर्माण, पुनर्मुद्रण, सन्‌ १९५५, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद हे 
हरिजन-सेवकों के लिए, प्र. सं,, सन १९५५, नवजीवन टुस्ट, अहमदाबाद 
हिन्द स्वरांज्य, प्र. सं,, सन्‌ १९४८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली ॥ 








परिशिष्ट ४६९ 


हृदय-मंथन के पांच दिन, प्र. सं, सन्‌ १९४८, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
द यज्ञदत्त दर्मा 
हिन्दी गद्य का विकास, प्र. सं., राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिल्ली 
रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
उपनिष हों की कहानियां, प्र. सं. राजहंस प्रकाशन, दिल्ली, 
कर्सयोग, राजपाल एन्ड सन्‍्स, दिल्‍ली... 
सत्याग्रह और विश्वशांति, प्र. सं., प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली 
सत्याग्रह-मीमांसा, प्र. सं, सन्‌ १९४९, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
रविशंकर शुक्ल 
राष्ट्र-निर्माण की घड़ी में, प्र. सं, सन्‌ १९५६, मध्यप्रदेश, सूचना-विभाग, 
छछ४ 0 राजेन्द्रप्रसाद (डॉक्टर) 
आत्मकथा, प्र. सं, सन्‌ १९४७, साहित्य संसार, पटना ५ 
खंडित भारत, दूसरी बार, १९४७, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, काशी 
गांधीजी की देन, प्र. सं,, सन्‌ १९५३, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
चंपारन में महात्मा गांधी, प्र. सं,, सन्‌ १९५५, आत्माराम एन्‍्ड सन्‍्स, दिल्ली 
बापू के कदसों में, प्र. सं,, सन्‌ १९५०, अजतन्ता प्रेस, पटता 
भारतीय शिक्षा, प्र. सं, सन्‌ १९५३, आत्माराम एन्ड सन्‍्स, दिल्ली 
मेरे यूरोप के अनुभव, प्र. सं,, सन्‌ १९३८, ग्रंथमाला-कार्याल्य, पटना 
राष्ट्रपति राजेन्द्रभ्साद के भाषण, प्र. सं, सन्‌ १९५७, पब्लिकेशन डिवीजन, 
नई दिल्‍ली ॥ 
संस्कृत का अध्ययन, द्वि. सं., संवत्‌ १९९८, आरती मन्दिर, पटना ._ 
साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, प्र. सं, सन्‌ १९५२, आत्माराम एन्ड सन्‍्स, दिल्ली 
. राजइ्वरप्रसाद नारायणसिह 
भारत के पक्षी, प्र. सं, सन्‌ १९४८, पब्लिकेशन डिवीजन, नई दिल्‍ली 


रासचन्द्र शक्ल 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, छ. सं., संवत्‌ २००७, काशी नागरी प्रचारिणी _ 
सभा, काशी 
ला क्‍ रामधारीसिह “दिनकर 


संस्कृति के चार अध्याय, प्र. सं, सन १९५६, राजपाल एन्ड सनन्‍्स, दिल्ली 
रामनरंश त्रिपाठी... 
_कविता-कौमुदी, छ. सं., संवत्‌ १९९०, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग 


हु 





४७० भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


ग्राम-साहित्य (संपादित ), प्र. सं,, सनू १९५१, हिदी मस्दिर, सुलतानपुर 
रामनाथ 'समन' 
गांधीबयाद की रूपरेखा, प्र, स॑.,, सन १९३९, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
हमारे राष्ट्र-निर्माता, प्र. सें., सन १९३३, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
द् गाँधी-वाणी, चौथी बार., सन्‌ १९४२, साधना सदन, इलाहाबाद 
हमारे नेता ओर निर्माता दशम सं. सन्‌ १९७५८, साधना सदन, लफररज, इलाहाबाद 
रामबिलास दार्मा (डॉक्टर ) 

भारतेयु-युग, तू. सं०, सन्‌ १९५६, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 

. “संस्कृति और साहित्य, प्र. से, सन्‌ १९४९, किताब महल, इलाहाबाद 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
राष्ट्रभाषा प्रचार स्वसंग्रह, प्र. सं, सन्‌ १९४९, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 
राहुल सांकृत्यायन 
बुद्धचर्या दि. सं,, सन्‌-१९५२, महाबोधि सभा, सारनाथ 
हिन्दी काठ्यधारा, प्र. सं,, सन्‌ १९४५, किताब महल, इलाहाबाद 
लक्ष्मीसागर वाप्णंय (डॉक्टर ) 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य, प्र. सं, सन्‌ १९५४, हिन्दी परिषद्‌, इलाहाबाद 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य की भूमिका, प्र. सं, सन्‌ १९५२, हिन्दी परिषद्‌, 
इलाहाबाद 
फोर्ट विलियम कालेज, प्र. सं., संवत्‌ २००४, हिन्दी परिषद, इलाहाबाद 
वलल्‍लभभाह पटल 

सरदार बल्‍्लभभाई पटल के भाषण, (१९१८ से १९४७) प्र. सं. सन्‌ १९५० 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद 


विजयेन्द्र स्नातक (डॉक्टर ) 












हु ...... हिन्दी साहित्य और उसको प्रगति, प्र. सं., सन्‌ १९५२, आत्माराम एन्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 
का .... विनयमोहन दार्मा क्‍ 
.._ «.. : हिन्दी को मराठी संतों को देन, प्र. सं, सन्‌ १९५७, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 
कप हज पक विनोबा भाव 


 आत्मज्ञान ओर विज्ञान, प्र. से., सन्‌ १९०९, सर्वे सेवा संघ, काशी 
.._उपनिषदों का अध्ययन, प्र. सं., सन्‌ १९५६, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
._ कार्याकर्त्ता वर्ग, प्र. सं, सन्‌ १९५५, सर्व सेवा संघ, काशी 
.. गांधीजी को श्रद्धांजलि, प्र. सं,, सन्‌ १९४९, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
भूदान गंगा-भाग १-३, प्र. सं, सन्‌ १९५६, सर्व सेवा संघ, काशी 


आल 


. परिशिष्ठ .. ४७१ 


 भूसिदान-यज्ञ, प्र. सं., सन्‌ १९५१, सस्ता संहित्य. मंडल, नई दिल्ली 
विनोबा के विचार, छठी बार, सन्‌ १९५२, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
'शांतिसेना, तृ. सं.,.सन्‌ १९५९, सर्व सेवा संघ, काशी 
शिक्षण-विचार, प्र. सं, सन्‌ १९५५, सर्व सेवा संत्र, काशी 
सवरदिय-विचार, प्र. सं., सन्‌ १९५०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
साहित्यिकों से, प्र. सं,, सन्‌ १९५५, सर्व सेवा संघ, काशी 
जीवन और शिक्षण, द्वि. सं, सन्‌ १९५५, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
गीता-प्रवचन, चौ. सं., सन्‌ १९५४, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
शांति-यात्रा, द्वि. सं,, सन १९५५, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
स्थितप्रज्ञ-दर्शन, च. सं., सन्‌ १९५३, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
विवेकानन्द 

स्वाधीन भारत जय ही, प्र. सं,, सन्‌ १९४९, श्रीरामकृष्ण-आश्रम, नागपुर & 
स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालूमप, प्र. सं., सन्‌ १९५०, श्रीराभक्ृष्ण-आश्रम, नागपुर 
परिव्नाजक, प्र. सें,, सन्‌ १९५०, श्रीरामक्ृष्ण-आश्रम, नागपुर 
प्राच्य ओर पाइचात्य, तृ. सं., सन्‌ १९४७, श्रीरामकृष्ण-आश्रम, नागपुर 
भक्तियोग, तृ. सं., सन्‌ १९५०, श्रीरामक्ृष्ण-आश्रम, नागपुर 
महापुरुषों की जीवन-गाथाएं, प्र. सं.,, सन्‌ १९४९, श्रीरामक्ृष्ण-आश्रम, नागपुर 
वतेसान भारत, तू. सं., सन्‌ १९४९, श्रीरामकृष्ण-आश्र॑ंम, नागपुर 
. शिक्षा, प्र. सं,, सन्‌ १९४८, श्रीरामकृष्ण-आश्रम, नागपुर 
हिदुधर्म, द्वि. सं, सन्‌ १९५०, श्रीरामक्रंष्ण-आश्रम, नागपुर 

दशमशेरसिह नरूला 
हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास, प्र. सं., सन्‌ १९५७, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्‍ली द 

शितिकंठ मिश्र 
“खड़ी बोली का आन्दोलन, प्र. सें,, संवत्‌ २०१३, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 

शिवपुजन सहाय. क्‍ > 
शिवपूजन रचनावली, नवीन सं., सन्‌ १९५६, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 

द दयामसुन्दरदास (डॉक्टर) 

भाषा-विज्ञान, सप्तम सं., संवत्‌ २००९, इंडियन प्रेस, प्रयाग 
साहित्यालोचन, नया सं., संवत्‌ २००६, इंडियन प्रेस, प्रयाग... 
०५५ लक को श्रद्धानन्द ढक हा 
कल्याण मार्ग का पंथिक, अं. सें., संवत्‌- १९८ १, ज्ञानमंडछू, काशी 


ब्क 


९. ४७२ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 
|! भगवद्गीता, प्र. सं, सन्‌ १९५८, कार्तिकचरण लाहा, कलकत्ता क्‍ क्‍ 
| श्रीकृष्णलाल | 
।' आधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास, तू. सं, सन्‌ १९५२, हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग ' 

' श्रीप्रकाश 


गृहस्थ गीता 
नागरिक शास्त्र, द्वि. सं, सन्‌ १९५२, साहित्य सदन, झांसी 


भारत के ससाज और इतिहास पर स्फुट विचार, प्र. सं.,, सन्‌ १९४१ 
ज्ञानमंडक, काशी 


हमारी आंतरिक गाथा, प्र. सं., संवत्‌ २०१५, साहित्य सदन, झांसी 
सत्येनद्रनाथ मजूमदार हा 
विवेक्कानन्द-चरित, प्र. सं,, सन्‌ १९४८, श्रीरामकृष्ण-आश्रम, नागपुर 
“ सत्यदेव परिव्राजक 
आत्मकथा, प्र. सं,, सन्‌ १९५०१, ज्ञानधारा-कार्यालय, ज्वालापुर 
जमेनी में मेरे आध्यात्मिक प्रवचन, प्र. सं,, सन्‌ १९६०, सत्यज्ञान निकेतन, ज्वालोपुर 
सन्तराम बी. ए. 
हमारा समाज, प्र. सं., सन्‌ १९४९, नालन्दा प्रकाशन, बम्बई 
संपूर्णानन्द (डॉक्टर ) 
अन्तरिक्ष यात्रा, प्रकाशन-शाखा, सूचना-विभाग, उत्तरप्रदेश, छखनऊ 
अंतर्राष्ट्रीय विधान, तू. सं., संवत्‌ २०११, ज्ञानमंडल लि., वाराणसी 
अलूखनन्दा संदाकिनी के दो तीर्थ, प्रकाशन-शाखा, सूचना-विभाग, उत्तरप्रदेश 


जे. 


रा आर्यों का आदि देश, तृ. सं., संवत्‌ २०१३, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 

चिह्विलास, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 

] ज्योतिविनोद, सन्‌ १९१६, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी रे 

| : दर्शन और जीवन, इंडियन प्रेस, प्रयाग 

,...... पृथ्वी से सप्त्षि मंडल, प्रसाद परिषद्‌, वाराणसी 

... ब्राह्मण सावधान, द्वि. सं., संवत्‌ २००१, ज्ञानमंडल लि. काशी 

.. भारतीय बुद्धिजीवी, प्र. सं, शक संवत्‌ १८७९, पब्लिकेशन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश 
. लखनऊ 


ीड ज .._ भाषा की शक्ति और अन्य निबस्ध, प्र. सं., सन्‌ १९५०, कला मन्दिर, इलाहाबाद 
......._ भौतिक विज्ञान, सन्‌ १३१६, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 


हमे 




















परिशिष्ठ. . ४७३ 


. महाराज छतन्नंसाछ, सन्‌ १९१६, ग्रंथ प्रकाशन समिति, काशी : 
_ समाजवाद, चतुर्थ सं., संवत्‌ २००२, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 
समाजवाद (पुस्तिका), प्रकाशन-शाखा, सूचना-विभाग, उत्तर प्रदेश 


हिन्दु-विवाह में कन्यादान का स्थान, प्र. सं,, सन्‌ १९५४, भारतीय ज्ञानपीठ 
वाराणसी 
सावरकर वि. दा. 
भारतीय स्वातंत््य समर, प्र. सं,, संवत्‌ २००३, निर्मल साहित्य प्रकाशन, पूना 
हमारी समस्याएं प्र. सं., राजपाल एंड सन्‍्स, दिल्ली 
हिन्दुत्व, प्र. सं., राजपाल एन्ड सन्स, दिल्ली 
सुंतीक्षण मुनि उदासीन 
हिन्दु धर्मं-व्यवस्था, प्र. सं., संवत्‌ १९९७, सुतीक्षण मुनि उदासीन, सक्‍्कर 
सुनीतिकुमार चाट्ट्ज्या ३ 
भारतीय आयेभाषा और हिन्दी, द्वि. सं,, सन्‌ १९५७, राजकंमरू-प्रकाशन, दिल्ली 
भारत की भाषाएं ओर भाषा-सस्बन्धी समस्याएं, प्र. सं,, सत्‌ १९५ १, हिन्दी भवन, 
जालंधर 
| सुंदरलाल 
गीता और कुरान, प्र. सं,, सन्‌ १९४९, विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
विश्वसंघ की ओर, हि. सं., सन्‌ १९५०, भारती ग्रन्थमाला, प्रयाग 
हज़रत ईसा और ईसाई धर्म, प्र. सं., सन्‌ १९४५, विश्ववाणी कार्यालय, 
इलाहाबाद 
हजरत मुहम्मद ओर इस्लाम, प्र. सं., सन्‌ १९४ १,विश्वंभरनाथ, इलाहाबाद 
सरनच्द्रनाथ सन 
अठारहसो सत्तावन, झ्र. सं.,, सन्‌ १९५७, पब्लिकेशन डिवीजन, नई दिल्‍ली 
सूयकान्त द्यास्‍्त्री 
जवाहरलाल, प्र. सं, सन्‌ १९४९, मुंशी गुलाबर्सिहु एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, प्र. सं,, सन्‌ १९३१, मेहरचन्द : 
लक्षमणदास, लाहौर ह 
हजारीप्रसाद हिवेदी 
नाथ-संप्रदाय, प्र. सं, सन १९५०, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद द 
सध्यकालीन घर्म-साधना, प्र. स.,, सन्‌ १९५२, साहित्य-मवन लि., इलाहाबाद 
हिन्दी साहित्य, प्र. सं, सन्‌ १९५२, अत्तरचन्द कपूर एंड सत्स, दिल्ली 


8. 





! ४७४ भारतोय नेताओं की हिददी-सेवा 

। हिन्दी-साहित्य का आदिकाल, प्र. सं,, सन्‌ १९५२, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
ये पटना 

! हिन्दी-साहित्य की भूमिका,चतुर्थ सं,, सन्‌ १९५०, हिन्दी ग्रन्थ रत्ताकर, बम्बई 
;' हनुमच्छास्त्री | 


लतेलग और उसका साहित्य, प्र. सं,, राजकमलू-प्रकाशन, दिल्ली 
हंसराज अग्रवाल 

हिन्दी-साहित्य की परंपरा, प्र. सं., सन्‌ १९५०, साहित्य प्रकाशन मन्दिर, लश्कर 
' हरिदत्त बेदालंफार 

भारत का सांस्कृतिक इतिहास, प्र. सं.,, सन्‌ १९५०२, आत्माराम एंड सन्‍्स, दिल्ली 

हरिभाऊ उपाध्याय 
श्रेया्थों जमनालालजी, प्र. सं,, सन्‌ १९५१, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍झी 
यगधम, प्र. सं,, सन १९५८, सस्ता साहित्य, मंडरू, नई दिल्‍ली 
सवोदय की बुनियाद : शान्ति स्थापना, प्र. सं.,, सन्‌ १९५७, सस्ता साहित्य, मंडल, 
नई दिल्‍ली 
साधना के पथ पर, सन्‌ १९४५, नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर 
हरेकृष्ण मेहताब तथा अन्य 
राष्ट्रभाषा रजत-जयन्ती ग्रंथ, उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाया प्रचार सभा, कटक 
अभिनन्दन ग्रन्थ द 

केशवानन्द स्वामी, प्र. सं, सन्‌ १९५८, कुम्भाराम आये, संगरिया 
गंगाप्रसाद जज, प्र. सं,, सन्‌ १९५९, प्रेमचंद शर्मा, उत्तर प्रदेश 
गांधी, पंचम सं., सन्‌ १९५५, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 
गोविन्ददास (सेठ), गोविन्ददास जयंती समारोह समिति, नई दिल्‍ली 
धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक, सन्‌ १९६०, हिन्दी अनुशीलन पत्रिका, प्रयाग 
नारायण, सन्‌ १९४५, सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, “देत 

नेहरू, सन्‌ १९४९, आर्यावत्ते प्रकाशनगृह, करूकत्ता 
पुरुषोत्तमदास टंडन, सन्‌ १९६०, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, दिल्‍ली 
पंत अभिनंदन पुस्तिका, सन्‌ १९५६, उत्तरप्रदेश छात्र संब, कलकत्ता, 
बरदल स्मृति ग्रन्थ, सन्‌ १९५२, अकेला प्रकाशन मन्दिर, तिनसुखिया 
बालमुकुन्द गुप्त स्मारक ग्रंथ, संवत्‌ २००७, गुप्त स्मारक ग्रन्थ-समिति 
महासता सदनसोहन सालवीय 
सुंशों अभिनन्‍दन ओर वंदन, सन्‌ १९५७, विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा 
सुंशी, सन्‌ १९५०, राजकमल-प्रकाशन, दिल्‍ली... 













32: लक असल जप कमन लि "तन >उनजडजए एप 7 तय | ण-- 7 क+ 3. ६ 20 ५४:+२० है 











राजेख्प्रसाद, सन्‌ १९५०, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द 
सत्यनारायण, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा., मद्रास 

' संपुर्णाननद, सन्‌ १९५१, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 

संपूर्णानन्द, हिन्दी भवन, कालपी 


पत्र-पत्रिकाएं 


अरविन्द अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा-केन्र, पत्रिका, अप्रैल १९५९ 

आजकल, सितम्बर १९५१, जून १९५२, सितम्बर १९५२ 

आलोचना, अक्तूबर १९५२, जनवरी १९५३ अवतूबर १९५४, जनवरी १९५५, . 

जनवरी, अप्रैल, अक्तूबर १९५७, अप्रैल १९५९ 

आयंमित्र, १६ दिसम्बर १९३५, २१ फरवरी, १९६० 

कविवचन-सुधा,दिसम्बर १८७३ है 

गांधीजी (श्रद्धांजलियां ), खंड १ से १२, सन्‌ १९४८ से १९५० 

गुरुकुल-पत्रिका--स्वर्ण जग्रस्ति विशेषांक, आश्विन २०१६, कारतिक २००६ 

जनवाणी, मई १९४७ द 

जतरिपयगा, दिसम्बर १९५५, जनवरी, मां, जून, अक्तूबर, १९५६, जनवरी 

१९५७, अक्तूबर, नवम्बर १९५८, जनवरी, फरवरी, मां, १९६० 

नवनीति, फरवरी १९१५ 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका--संवत्‌ २००४ अंक ३, संवत्‌ २००६ अंक २,३,. 
४, संवत्‌ २००७ अंक १,२, ३, संवत्‌ २००८ अंक १, 
संवत्‌ २००९ अंक १, संवत्‌ २०१० अंक ४, संवत्‌ 
२०११ अंक १, संवत्‌ २०१२ अंक ३,४, संवत्‌ २०१३ 

« अंक १, संवत्‌ २०१५ अंक २, संवत्‌ २०१६ अंक १. 

प्रताप, १ दिसम्बर १९२९ 

भारतीय साहित्य, अक्तूबर १९५९ द , 

भारतोदय, सितम्बर १९१० द कक हर 

राजभाषा, अगस्त १९५८, २२ मई १९५९ 

राष्ट्रभाषा पत्र, जुलाई १९५९, जनवरी १९६० 

राष्ट्रभारती, दिसम्बर १९५८ । हा 

राष्ट्रभाषा-दर्शन (मध्यप्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति), १४ सितम्बर १९५९ 

विशाल भारत, जनवरी १९२९, जनवरी-दिसम्बर १९३२, २५ जुलाई 

१९३७, मार्च १९५० मई १९५९ + 
















४७६ भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा 


विश्वज्योति, अप्रैल १९६० 

वीणा, अगस्त १९३७, अगस्त १९६० 

संघर्ष, ३ दिसम्बर १९४०९, २८ अक्तूबर, १९४० 

संस्कृति, सितम्बर, अक्तूबर १९५९, मार्च, अप्रैल १९६० 

समालोचक, मई १९५८ 

सम्मेलन पत्रिका, शक १८८० करा अंक, शक १८८० अंक १, ४, शक १८८१, 
अंक ३-४; संबत्‌ २०१२, अंक ३; संवत्‌ २०१३ भाग ४२, 
अंक २; संबत्‌ २०१३ भाग ४२, अंक ३-४; संवत्‌ 
२०१३, भाग ४३, अंक २ संबत्‌ २०१४, भाग ४३, 
अंक ४ 

सरस्वती, मई १९०३, दिसम्बर १९५८ 

सर्वोध्यि, सन्‌ १९३८, १९३९ जिल्द, अप्रैह-मई १९५५ 

साहित्य, जनकरी १९५७, जनवरी १९५८ 

हरिजन-सेवक, १० सितम्बर १९३९, २० जुलाई १९४० 

हिन्दी-अनुशीलन, जनवरी-दिसम्बर १९५६, अंक १-४ 

हिन्दी नवजीवन, १९ फरवरी १९२४ 

हिन्दी प्रचारक, फरवरी १९२९ से जनवरी १९३६ तक की संपूर्ण जिलल्‍्दें 

हिन्दी प्रचार समाचार, जनवरी १९४९ से फरवरी १९५१ तक की संपूर्ण जिल्दें 

हिन्दी सन्देश, दिसम्बर १९५६ 

हिन्दुस्तानी, जनवरी से मार्च १९५८ 

हिमालय, मार्च, अप्रैल १९४८ 


(८77० ेट्एं2ण 7८०. 94, 
छडंवप (25879) 86०0. 4, 929, (४००, [4, 946, 


प्रतिवेदन * 


ः.. < अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन उदयपुर में श्री के. एम. मुन्शी का 


_ अध्यक्षीय भाषण, १९४६ द 
.. गांधी सेवा संघ के अधिवेशनों का विवरण, दूसरा--फरवरी १९३६, 
... पांचवां--मई १९३९, छठा--फरवरी १९४० 
.. गांधी सेवा संघ का कार्य-विवरण, दिसम्बर १९३५ 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक-सम्मेलन का विवरण, जनवरी १९३३ से 
.... नवम्बर १९३३ तुक 








. परिशिष्ट कप का हि] 


हा 


दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रास रजत-जयन्ती-रिपोर्ट, जनवरी 

फरवरी, मांचे, १९४६ 

पंजाब प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन रजत जयंती स्मृति-अंक, अप्रैल १९५८ 
श्री गुरु श्रीचंद्र उदासीन उपदेशक सभा की १९६० की रिपोर्ट 


सनातन धर्म प्रतिनिधि-सभा, नई दिल्‍ली (संक्षिप्त विवरण) 

- कैशापनों ९०0०७ 07 076 २०४गाट785078 75907 0 959 
(0०707685$ रिट07: 06 886 
पिटु०077 0 ४76 (0768) 7,808प98०९ (/0777799807 956 
लिफ्दा 7१९ए०7९७, पाए 960., 


मराठी पुस्तकें 
नररसह चितामण केलकर 
लोकमान्य ठिलक यांच्या आठवणी व आख्यायिका भाग, १, २, ३, हि. धं 
सन्‌ १९२४, सदाशिव विनायक बापट, पूना ! 
लोकमान्य टिलक यांचे चरित्र, सन्‌ १९२३, न. चि. केलकर, पूना 
सावरकर वि. दा 

समाज चित्रें, प्र. सं, सन्‌ १९५८, रा. के. नगरकर, बम्बई 
साहित्य नवनीत, प्र. सं.,, सन्‌ १९५८, शंकरवामन कुलकर्णी, बम्बई 

...बालगंगाधर तिलक 
लोकमान्य, दिलकांचे केसरीतींल लेख--भाग १, २, है, प्र. सं, सन्‌ १९२२, 
केसरी मराठा संस्था, पूना 








अंग्रेजी-ग्रंथ 


5 एयाणा ऊिजातिात8,--वयायद सिल्दायं | 
[76 ४006 06772 शि्वाती। (वात जिद्ातल ४उतएतदी। ७, छपी 2. 
डिठशण्ब[जाटयों #घहाटी, 

“--+-भाजथत शिावए, टिपशीडगिाएु <: ५. ।दताएं (७, .0 
छत ोन3एशाकाते ,--रैपात3धते0, 


चौ776 36887 है: 6 (ााएएओए ठपत 
 (0परशराओोंरा। शाते 8 (पाल 9ए ॥रत8णुजाए। 
6 #ातेकालांतों 69 ०  4॥९०४0०॥ए 
4 7.776 7रिटा2007 ०6 7]॥60$80][009 
 >.6 590०6१०९९ 6 रिवाडणा ० 5शबादा रिंब्ांतार गत्ायात, 
“>> (9805907 085. 
९ 70276588 ॥7 िएठप्र00,-+0. (तह ५, 
'7807797798. 4[9४ 
58 एथप्डाए गाते गांठ हक्ा68,-5गिशाशुत 9५ ५९७ 
[शताणा जिगध07 फेफोतविशइ,--),0४, फैिडाला]९९ 
लामतणंश) 0०७९) पी रैए८8,-०.७. शीक्षापररत 
[.0ए08799 4009४.---०>. ५. 4७ त्ााप्धा- | 
७४ च०वढटाएओ शिटाहं0085 (०एटएहआएड गा वशतीव,>न्वातृपीक्ता' 
िटलालाटट क श8॥80.-- छाए ही, (७७7, 
९ जाह9079 ० ॥6 रिध्याद्राव80703 ७४) 6: 880॥. 
>> जिदाओओशातायाएों 09४77, 
2[008097#9ए ०6 िकफ्रदाबा)त,--(उ्88 सिववते एफ्ातीए3 98, 


(>टक्ा785 गए. (॥07ए0८80707. #ैतेता/288९४8.---(उप्ापरीष्पो.. डिल्ाष्टा।ं 
[777ए6:४६५ 


(78एॉ5४ा० 9पएलए 6 कावा8, ०, शा & 7* शा 4, 

४ (३, 4 (जापंटा$07, 
(20 ४76 7८७ ४९००,-- 7.०, 8]8ए०/४४५ 
एफ्ढ लग्पत 860६ 6 पा एफ्न्‍क्‍ढ०३४०फपरट्यों 5006७ 47 वैंगतींध, 


“+ ता) 3000 8॥00. 
रिद्ाए ०787 ०५०.--१०४ 878, । 


47० 7800ए९७ए 6 ॥त9.--]]०७ व 3.6 लाए, 
॥7 ६6 4.9076 707.--]]३ए७ 77८88 पि/छां0 
3 (एण्ाएथब7ए८ (्यायब7 ् ०त९ा #एक7 एप 2८४, 
[07 छिटव75, 
.... ज्राठएलकष्वां६ ० ॥/चतथापा6,--]00९०॥ 7. हाफ 
5 +लाडा0ए एण एव ]0०प्शागांडए,--], ४७५७४ ४७7. 
ा 766 (5768 99865,-- १ ०छक्क १(०एथपएं 
+76 4०५० $200थ] ---,0/98 रि&व, 


066८॥68 0 [04 ](७८६प४५० 
2?7086 & ?०९0७ए 


“+ 0 वदक्षपॉ9५, 


परिशिष्ट हे क्‍ . ४७९ 5 


४ [09---/४78६ ८७) ६2207 पघ$ ?---७5॥72 पर &7 

. उड़द ए-6ए€छांलत (गा ढ 305 जैण छा ,-.00509 ०6 ,8५७५० 
पुल निशता 2#28८०797७ ४०0एटआ6ए--्य 2, ऐेटडडां, 

वंशवीबए0 768(प/2,--२२०४ ०7८१७ ' 


'एाएटापग27093, . 
- किवद8709,.--८79 020. (5५877) 


जिल्थं 7 (टफाथाए--पि,5, 0०7909पॉ०५:. 
एट्आापं एब्यवेंक 860.-ए.€, इलका, 
390878]079 6 4 एट७ ऊफछ।) ५४०, 4 & 4,-.2/039760 *# पर) ७67 
* 46 एिजव्ागा575 5507,--87089787497987002 (99कए्यं) 
उफठ (९77९ 0 शवीदब्ा (परॉप्रए2 
. >यफिल रिजाए07॥ ० 80 &७78..--२००००/७ १४०) /9807८, 
6 4॥6 0० रिव्वाणारत8009,--रि07%770 0।890 . 
.. सब्ाबागनी8759 50 िबायाट85972,--रि रे, [)092:9/ 
(४07/6000727प वैशवीका (छ-प्रा/2,---95907099 <६20 077५ 
जिएथा78 47070. 8 ( 70एटाप0फ3 2ैए0एं। ४०, ॥.--5६7एप्आद09000 
[झर्मंत6 (0घ87655.--9 00 शबए09 ($छक्कओं),.... 
खयएं€ छ368280.--97 ६०४87 | 
शत0-57ए80 & लाए्रती,---8.70. (+9/067]6९८ 
[,0ट770ए9 30 0278904/7 479/.--9.4.. 69797! ६०]7 
प्रांडा0ए ० ऊकाइशआ एशाद्वापाव,--98्पा]&7/ 8670 
> ५9ं्घ0098 & ा3 ४४07,---5फ07८87 7र०७॥79 97. 
पुृफाल [,९88०ए ए .0477097099,--77९०००7९ 7,, 598५. 
4 9677798/ 0०7 529/708.--7..0 ..?, १०१०0 ७७77. 
- ठचब्ाब7ए७ 77४7.--५,७. 889६. ' 
छाप्रतंप्ाबं 48708५38०.-- ४४. 7300067 
जठ्यत ?78०8776790 0 फेटाए700$ (4077776770740079 ४०।ए४०८ 
द हि ---(४09872879व (89४9777) . 
गें)३ए9३97प0 (४077776797078007 ५४०9775--४9%४०॥४98 5६70० 
. जपाआ--लंड ४ & ए०फ४.--ु-स., 704४८ 
[०४०8० 50 (०४एंफएथशुॉ.--४.७, $प्रगा्क्षात्षए7. 


च्ड 





० अष्क ४ आम 
हर न 





हमारे अन्य प्रकाशन 


१. विनोबा को ज्ञान-गंगा में .. रु० २.५० 
डायरी के रूप में विभिन्न विषयों पर विनोवा के विचार तथा उनके देनिक _ 
कार्यक्रम को प्रस्तुत करनेवाली अनमोल क्ृति । उपनिषदों-सी रोचक तथा अनेक 
,  : चित्रों से युक्त । 
ह १ 
२. भारत की झांकियां रु० ५.०० 
5 भारत के प्रत्येक प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध स्थहों का रोचक तथा बोधप्रद 
वर्णन ; रूगभग २५४ चित्रों, रेखाचित्रों तथा १५ नक्शों से सुसज्जित, विद्यार्थियों 
पट के लिए अत्यंत उपयोगी । 


३. सज्जनता की विजय क्‍ . ₹० २.०० 
कल सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ऑलिवर गोल्डस्मिथ के शिक्षाप्रद नाटक दी गुड- 
नेचर्ड मेन का हिंदी-रूपान्तर | 


४. दुलहिन को जीत रू० २.०० 


सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ऑलिवर गोल्डस्मिथ के हास्य-व्यंगपूर्ण नाटक 
शी स्टप्स ट कांकर' का हिंदी-रूपान्तर । 


.._ ५. आत्मसिफ साहचर्ये |... ८». र₹ु० १.५० 
0 ला ५ प्र तत्वचितक ह ग्ेटी 
|... देश के मूर्धन्य मनीषी तथा तत् डा० राधाक्ृष्णन्‌ की छोटी किस्तु« 
 - . अत्यंत गंभीर पुस्तिका फेलोशिप ऑफ दी स्पिरिट' का हिन्दी-अनुवाद । 


..._ रंजन-प्रकाशन : नई दिल्ली 
8 ७, टॉल्स्टॉय-माग 


